fe 


संस्कृत-व्याकरणम्‌ 
[एस० ए० संस्कृत परीक्षा पाठ्यक्रम में निर्धारित] 


श्री भट्टोजिदीक्षित प्रणीत सिद्धान्त कौमुदी के कारक प्रकरण . 
तथा 
श्री वरदराजाचार्यकृत लघु कोमुदी के कृदन्त तद्धित, 
समास, सम्पुर्ण तिङन्त एवं तिङन्त प्रक्रिया 
| स्त्री प्रत्ययादि प्रकरणों सहित 


ज्डा0 नाव्यूचास्न त्त्रिप्ताळी 
शास्त्री, एम० ए० (हिन्दी-संस्कृत) पी-एच० डी ० 
अध्यक्ष, संस्कृत विभाग | 
सेण्ट जॉन्स कॉलेज, आगरा 


0“ “ क. ( र: 


{णाअ शू 


PS क 


उडु) 


प्नास्त्ळ्शच्त 


| व्याकरण की यह पुस्तक एम० ए० संस्कृत के छात्रों के लाभ की दृष्टि से 
| लिखी गई है । इसमें 'वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी' एवं 'लघु-सिद्धान्त कौमुदी का वह 
अंश संकलित किया गया है जो आगरा विश्वविद्यालय के 'एम० ए० संस्कृत? के पाख्य- 
क्रम में निर्धारित है । प्रस्तुत पुस्तक में इन संकलित अंशों की सरल हिन्दी भाषा में 
सोदाहरण व्याख्या की गई हे । प्रारम्भ में व्याकरण-शास्त्र का संक्षिप्त परिचय, इसका 
वैशिष्ट्य, एवं इसमें प्रयुक्त विविध प्रणालियों, पारिभाषिक शब्दों, विशिष्ट नियमों 


|, आदि का विवरण दिया गया है । 


विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में “सिद्धान्त कौमुदी' का 'कारक प्रकरण; लघु 
॥ सिद्धान्त कौमुदी' के कृदन्त’, 'तद्धित', (समास; स्त्री प्रत्यय' एवं 'तिङन्त तथा तिङन्त 
` प्रकिया’ भाग निर्धारित हैं । 'तिङन्त प्रक्रिया’ शब्द कुछ दिनों तक अस्पष्ट बना रहा, 
फलतः परीक्षा में सम्पूर्णं तिङन्त एवं प्यन्तादि प्रक्रिया भाग से भी प्रश्‍न पूछे जाते 
“रहे । सम्भवतः विद्वानों की यह धारणा रही है कि बिना तिडन्त प्रकरण के ज्ञान के 
प्रक्रिया भाग समझ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रायः वे सभी सूत्र, जो कि सामान्यतः 
प्रक्रिया भाग में काम करते हैं, तिङन्त प्रकरण के ही हैं, अतः प्रक्रिया भाग के अध्ययन 
छ ॥के पूर्व तिङन्त का अध्ययन परमावश्यक है । विद्वानों की यह धारणा सवँथा ठीक ही 
` हे, वस्तुतः प्रक्रिया भाग तिङन्त का परिशिष्ट भाग ही है, बिना तिङन्त का अध्ययन 
) किये प्यन्तादि प्रक्रिया समझ में नहीं आ सकती, बिना समफे-वूझे रट लेने की बात 
दूसरी है। इसी बात को और छात्रों की इस महती आवश्यकता को ध्यान में रखकर 
इस तृतीय संस्करण में मैंने भ्वादि से लेकर चुरादि तक लघुकौमुदी के समस्त प्रकरणों 

। की विस्तृत व्याख्या उसी प्रकार कर दी है जैसे कि अन्य प्रकरणों की है । इसमें 

। वादि आदि गणों की सभी धातुओं के सभी रूपों की सिद्धि-प्रकार को सूत्र निर्देश पूर्वक 


` समझाया गया है, प्रयोगों के पूर्ण सिद्धि-प्रकार के साथ-साथ सभी सूत्रों का अर्थ और 
। ऐनका उदाहरणों में यथोचित समन्वय भी दिखलाया गया है । जहाँ कहीं आवश्यक 
मझा गया है वहाँ निर्धारित उदाहरणों के अतिरिक्त अन्य उदाहरण भी दिये गये हैं । 


2) 


इसका कारण यह है कि कभी-कभी प्रश्नपत्रों में ऐसे भी उदाहरण, सिद्धि के लिए पूछे 
जाते हैं जो कि निर्धारित पुस्तक में नहीं होते हैं और यह परीक्षार्थियों के ज्ञान सम्बद्धेन 
की दृष्टि से अत्यावश्यक भी है। प्राय: सभी प्रकरणों में यह ध्यान रखा गया है और 
इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी दिये गये हैं। 'तिङन्त प्रकरण” के अतिरिक्त कारक 
आदि अन्य सभी प्रकरणों में प्राय: प्रत्येक उदाहरण को सिद्धि का प्रकार, सूत्र, सूत्रार्थ 
ओर उसका समन्वय भी दिखलाया गया है । आवश्यकतानुसार अन्य उदाहरणों द्वारा 
उनकी पुष्टि भी की गई है । 
सूत्रों के अर्थ निर्देश में तथा उसके उदाहरण के साथ समन्वय में भाषा की 
स्पष्टता एवं सरलता का ध्यान रखा गया है। मूल पाठ के मूलानुवर्ती अनुवाद की 
अपेक्षा विषय की विशद व्याख्या-की ओर ही विशेष ध्यान रखा गया है जिससे कि 
विषय सरलता से हृदयंगम हो सके । जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है वहाँ पाद 
टिप्पणी द्वारा विषय को या पारिभाषिक शब्दों को मतान्तर सहित स्पष्ट किया गया | 
है। इस प्रकार की विस्तृत व्याख्यात्मक पद्धति को अपनाते हुए भी, अनावश्यक विस्तार | 
के संकोचन की दृष्टि से पूर्व प्रयोगों में अपनायी गई प्रक्रिया को प्रायः अग्रिम उदाहरणों || 
में नहीं दुहराया गया है अपितु ऐसे स्थलों पर संक्रेतों से ही काम लिया गया है। / 
संक्षेपतः यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत पुस्तक में पाणिनीय व्याकरण की पद्धति 
को सुरक्षित रखते हुए भी उसे नवीन एवं सरल ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया 
गया है । 
प्रस्तुत पुस्तक में जो सूत्रों के अर्थ तथा उदाहरणों की सिद्धि का प्रकार आदि 
हिन्दी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, वही केवल अपना है, शेष सब कुछ _ 
उन ग्रन्थों का ही है जिनसे इन प्रकरणों को अविकलरूप में उद्धत किया गया है, | 
इनमें भी जो दोष या अशुद्धियाँ रह गई हैं वे लेखक के ही बुद्धि-अम या बुद्धि-दोष के | 
कारण हैं । f 
प्रस्तुत पुस्तक के लिखने में जिन ग्रन्थों या जिन महानुभावों से कुछ सहायता | 
ली गई है उनका यत्र-तत्र संकेत करते हुए भी उनके प्रति आभार प्रकट करना मैं | 
अपना पनीत कत्तव्य समझता हूँ । श्री शिवराम आप्टे, श्रीरामचन्द्र काले, श्री 
श्रीधरानन्द शास्त्री: एवं श्री बाबूराम सक्सेना आदि विद्वान्‌ इस सम्बन्ध में 
उल्लेखनीय हैं । 
इस पुस्तक को, इस रूप में, इतने थोड़े समय में तैयार करने का श्रेय वस्तुतः 
कुमारी मीरा अग्रवाल एम० ए० को ही हैं जिन्होंने मेरे निर्देशानुसार, “अपने शोध 
कार्य में व्यस्त रहते हुए भी, बड़ी लगन, रुचि एवं परिश्रम से इस कार्य को सम्पन्न 
किया है । क्योंकि व्याकरण विषय में उनकी अपने अध्ययन कालसे ही विशेष अभिरुचि . 
रही है, अतएव इस कार्य में मुझे उनका पूर्ण सहयोग मिल सका है और उन्हें भी अपने 
अधीन विषय को इस रूप में देखकर प्रसन्नता का ही अनुभव हुआ है। आशा है कि 
उनकी इस प्रकार की रुचि इस क्षेत्र को और अधिक प्रशस्त कर सकेगी । 


दरै । ९ 
y 
1000, ॥ 
{ 
| 


CP क नि सहर? 


| 
| 
| 


Nes 


इस पस्तक के प्रकाशन आदि का भार, श्री भोलानाथ जी अग्रवाल, 
संचालक विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा ने ग्रहण किया है, अतः वे भी साधुवाद 
के भाजन हैं । 


मुद्रण कार्य में अशुद्धियाँ न रह जायें' इसका पर्याप्त ध्यान रखा गया है, फिर 
भी त्रटियाँ रह सकती हैं, अतः पुस्तक में संशोधन आदि के जो सुझाव विद्वज्जन भेजेंगे 
उनका कृतज्ञता के साथ स्वागत किया जायेगा । 


गुरु पुणिमा pi 
सं० २०३४ वि० } बाबुराम त्रिपाठी 


| 
t 
| 
| 
| 
| 
} 
| 
| 
| 
९५०१३ ` 
~ 
|, 
(1 ३६ 


८ 


स्तंस्वूत्त्त व्य्याव्कर णस्थ्य त्रिप्नचय-स्ूच्त्री 


विषय 
विषय-प्रवेश 


`. कारक प्रकरणम्‌ 


प्रथमा विभक्तिः 
द्वितीया विभक्तिः 
तृतीया विभक्तिः 
चतुर्थी विभक्तिः 
पञ्चमी विभक्तिः 
षष्ठी विभक्तिः 
सप्तमी विभक्तिः 


समास प्रकरणम्‌ 


केवल समासः 
अव्ययीभावः 
तत्पुरुष समासः 
बहुब्रीहि समासः 
द्वन्द्व समासः 
समासान्ताः 


कृदन्त प्रकरणम्‌ 
कृत्य प्रक्रिया 
पूर्वकृदन्तम्‌ 
उणादयः 
उत्तर कृदन्तम्‌ 


तद्धित प्रकरणम्‌ 


साधारण प्रत्ययाः 
अपत्याधिकारः 


पुष्ठाङ् 
१-१० 


विषय 


रक्ताद्यर्थकाः 
चातुरथिका 
शेषिकाः 
विकारार्थकाः 
ठगधिकारः 
यदधिकारः 
छयतोरधिकारः 
ठनधिकारः 


५_त्वतलोरधिकार:” SA ल 


भवनाद्यर्थकाः 
मत्वर्थीयाः 
प्राग्दिशीयाः 
प्रागिवीयाः 
स्वाथिकाः 


भ्वादिगणः 
अदादिगणः 
जुहोत्यादिगणः 
दिवादिगणः 
स्वादिगणः 
तुदादिगणः 
रुधादयः 
तनादयः 
क्रयादयः 
चुरादयः 


ण्यन्त प्रक्रिया 
सन्नन्त प्रक्रिया 
यङन्त प्रक्रिया 
यङ्‌ लुक्‌ प्रक्रिया 
नामधातवः 


तिङन्त प्रकरणम्‌ 


तिङन्त प्रक्रिया 


पृष्ठाङ्ध 
२०१ 
२०६ 
२१२ 
२२६ 
२२९६ 
२२२ 
२२६ 
२३५ 
२४१ 
२४६ 
२५२३ 
२५६ 
२६५ 
२७२ 


२७८ 
३६२ 
४२५ 
४४४ 
४५२ 
४५८ 
४७९ 
४९० 
४९७ 
५०८ 


५१२ 
५१५ 
५१६ 
५२१ 
५२३ 


| 
| 


विषय 


कण्ड्वादय: 
आत्मनेपद प्रक्रिया 
परस्मैपद प्रक्रिया 
भावकर्म प्रक्रिया 
कर्मकतृ प्रक्रिया 
लकारार्थ प्रक्रिया 
स्त्री प्रत्यय 


मस्ध्स्म्स्भ्च्स्पःल्थ्ट्कपस्पमपसमपत 


st ON 
Sy 
boy. 107) 4 
1५1. | 
Di 
) i, ५ 1 
१107, 1५४४ और 
१ ४५ oN 
४४४१४७ 
हश 4 I ५) 
BT 
मेड १५! ८१! fs, 
INN ४ 
Ey 0१). 
Se 
Te 
११ - [: 


व्गिष्मिय-प्मखेच्धा 


संस्कृत व्याकरण का संक्षिप्त-परिचय 


यह सर्वविदित है कि संस्कृत भाषा के सम्यक्‌ अध्ययन के लिए संस्कृत 
व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य है । अनिवार्य इसलिए कि बिना व्याकरण-ज्ञान के संस्कृत 
भाषा का सुचारु रूप से एवं सफलतापूर्वक अध्ययन हो ही नहीं सकता । व्याकरण 
ही, संस्कृत के कठिन एवं दुरूह शब्द-स्तोम सें प्रवेश करने का एकमात्र साधन है और 
यही कारण है कि अन्य भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत भाषा में व्याकरण का इतना महत्त्व 
है और इसीलिए प्रायः समस्त संस्कृत परीक्षाओं में संस्कृत साहित्य के साथ-साथ 
व्याकरण को पृथक्‌ रूप से एवं अनिवार्य रूप में स्थान दिया गया है। इसकी इसी 
अनिवार्यता एवं उपयोगिता को दृष्टिगत रखकर ही अनेक व्याकरण ग्रन्थों को रचना 
विविध पद्धतियों में होती रही है और हो रही है । 


व्याकरण-शास्त्र का इतिहास अति प्राचीन है “तैत्तिरीय संहिता में ऐन्द्र- 
व्याकरण को सर्वप्रथम व्याकरण बताया गया है । इसके अतिरिक्त आचार्य पाणिनि 
के पूर्वे अन्य भी कई प्रसिद्ध वैयाकरण हुए हैं, जैसे--आपि शलि, काशकृत्स्न, शाकल्य 
भागुरि, शाकटायन आदि । स्वयं आचार्ये पाणिनि ने इनका उल्लेख किया है । आचार्य 
पाणिनि के पूर्व इनके द्वारा रचित व्याकरण-ग्रन्थ अवश्य प्रचलित रहे होंगे । पर 
आचार्य पाणिनि के द्वारा रचित 'अष्टाध्यायी' नामक ग्रन्थ के उदित होने पर इन उक्त 
वैयाकरणों के ग्रन्थ नाममात्र को ही शेष रह सके, अर्थात्‌ पाणिनि व्याकरण के सर्वोत्तम 
एवं सर्वातिशायी वैशिष्ट्य के आगे ये ग्रन्थ टिक न सके और इनका अध्ययनाध्यापन 
प्रायः अवरुद्ध हो गया । यद्यपि पाणिनि व्याकरण की जटिलता की प्रतिक्रिया स्वरूप 
कुछ नवीन एवं सरल पद्धति को लेकर लिखे गये, 'कातन्त्र व्याकरण” “चान्द्र व्याकरण' 
आदि व्याकरण ग्रन्थ भी प्रकाश में आये, तथापि वे भी पाणिनि व्याकरण के समक्ष 
अध्ययनाध्यापन में विशेष आदर न पा सके । मध्य युग में अपनी सरल संक्षिप्त; एवं 
नवीन पद्धति के कारण, यद्यपि “मुग्ध बोध व्याकरण” तथा “सारस्वत व्याकरण” भी 
प्रचलित हुए, तथापि उन्हें सर्वत्र व्यापक रूप न मिल सका, कुछ ही प्रदेशों में इन्हें 
स्थान मिला और वे कुछ समय तक चलते रहे, आजकल भी यत्र-तत्र “सारस्वत 
व्याकरण” को पढ़ने वाले एक दो विद्वानु मिल जाते हूँ । 


1२२] 


इस प्रकार समय-समय पर प्रचलित हुई भी व्याकरण की अनेक पद्धतियों में 
पाणिनि व्याकरण का ही स्थान सर्वोपरि माना गया है । इसमें सन्देह नहीं, जैसा ऊपर 
लिखा जा चुका है, पाणिनि-रचित अष्टाध्यायी एक जटिल एवं अतिदुरूह ग्रन्थ हैं' 
अतएव इसके प्रकाश में आते ही इस पर टीका ग्रन्थ तथा आलोचनात्मक ग्रन्थ लिखे 
जाने लगे । इस प्रकार पाणिनि-व्याकरण उत्तरोत्तर विकसित होता गया और आज 
वह सर्वश्रेष्ठ व्याकरण ग्रन्थ माना जाता है । 
वस्तुतः आचार्यं पाणिनि--(लगभग ५०० ई० पू०) रचित अष्टाध्यायी- 
व्याकरण-ग्रन्थ संस्कृत भाषा का एक अनुपम रत्न है । विश्व की किसी भी भाषा का 
कोई भी व्याकरण ग्रन्थ इसकी समता नहीं कर सकता, अतएव विदेशी विद्वानों ने भी 
इस व्याकरण ग्रन्थ की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । अष्टाध्यायी में जैसा कि इसके 
नाम से ही विदित है । आठ अध्याय हैं, जो कि चार-चार पदों में विभक्त हैं, इस 
प्रकार इस ग्रन्थ में लगभग ४००० सूत्र हैं । पाणिनि की शैली, संक्षिप्त, सांकेतित एवं 
संयत होते हुए भी वैज्ञानिक है । इसमें क्रमशः संज्ञा, समास, विभक्ति, कृदन्त, स्त्री 
प्रत्यय, तद्धित, तिङन्त आदि शब्दों पर विवेचनात्मक यथा क्रम सूत्र हें । अष्टाध्यायी 
के अतिरिक्त पाणिनि शिक्षा, धातु-पाठ, गण-पाठ भी पाणिनि-कृतियाँ हैं । वस्तुतः 
“सभी शब्द धातुज होते हैं” इस सिद्धान्त का प्रतिपादन, पाणिनि से भी पूर्व 
यास्काचार्य कर चुके थे, आचार्य पाणिनि ने इसी का अनुमोदन करते हुए सर्वप्रथम 
लगभग २००० धातुओं (मूल शब्दांशों) की उद्भावना की थी। इन्हीं धातुओं को 
आज व्याकरण ग्रन्थों में दश गणों में विभक्त किया गया है । संक्षिप्तता की दृष्टि से 
आचार्य पाणिनि ने गण-पाठ की भी रचना की थी । जहाँ उन्होंने अनेक शब्दों के 
विषय में, उनकी सिद्धि के लिए, कोई एक ही प्रकार (प्रत्यय-विधान आदि) बताना 
चाहा है, वहाँ उन सभी शब्दों का परिगणन न कर उन सभी शब्दों को एक समूह या 
गण में रखकर किसी एक शब्द को आदि में रखकर एक 'गण' बना दिया है, जैसे 
प्रज्ञा दि, शकन्ध्वादि, गण । इस प्रकार संक्षिप्तता की दृष्टि से पाणिनि का गण-पाठ 
बड़ा ही उपयोगी है । 
पाणिनि के बाद लगभग ३०० ई० पू० में कात्यायन मुनि हुए, जो कि 
पाणिनि सूत्रों पर 'वातिक' लिखने के कारण 'वातिककार' नाम से प्रसिद्ध हैं । 
वार्तिककार वस्तुतः पाणिनि सूत्रों के समालोचक थे, अपनी दृष्टि से जहाँ कहीं भी 
उन्होंने सूत्रों में कमी देखी वहाँ ही अपना एक नया वातिक बना दिया है। यद्यपि 
इनके उत्तरवर्ती भगवान्‌ पतंजलि ने इनके कितने ही वातिकों का खण्डन कर सूत्रों को 
ही मंडित किया है, फिर भी वातिककार की पाणिनि व्याकरण को यह अत्युपयोगी 
देन है । 
भगवान्‌ पतञ्जलि (लगभग २०० ई० पु०) ने पाणिनि व्याकरण पर महा- 
भाष्य लिखा है, जिसमें उन्होंने मुख्य-भुख्य सूत्रों एवं वातिकों की व्याख्या एवं 
विवेचना करते हुए अत्यन्त प्रवाहमयी, सरल, सुबोध एवं अतिरोचक शैली में पाणिनि- 


EES EN SS दिक. 


2,341] 


व्याकरण के सूक्ष्म एवं दुर्बोध तत्वों का विश्लेषण किया है । व्याकरण शास्त्र का यह 
सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है । पतञ्जलि के इस महाभाष्य के साथ ही पाणिनि- 
व्याकरण का प्रथम युग समाप्त होता है। स्पष्ट है कि इन तीनो ही के द्वारा व्याकरण- 
शास्त्र का यह उदात्त, प्रशस्त एवं समृद्ध कलेवर प्रस्तुत हुआ है, अतएव व्याकरण- 
शास्त्र में ये तीनों 'मुनित्रय' के नाम से विख्यात हैं और विवाद-स्थलों मै यथोत्तर 
मुनि का वचन ही प्रमाण माना जाता है। 


व्याकरण-शास्त्र के द्वितीय युग को, जो कि लगभग सप्तम शतक से आरम्भ 
होता है, टीका युग कहा जा सकता है। इस युग में पाणिनि व्याकरण पर अनेक 
टीका ग्रन्थ लिखे गये हैं । इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रथम टीका वामन और जयादित्य की 
(६६० ई०) अष्टाध्यायी पर 'काशिकावृत्ति' नामक टीका है। भतृ हरि (६५० ई०) 
ने अपने वाक्यपदीय नामक ग्रन्थ में पाणिनि व्याकरण का दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत 
किया है । काशिकावृत्ति पर भी जिनेन्द्र बुद्धि ने “न्यास' नामक और हरदत्त ने 
'पृदमञ्जरी' नामक व्याख्यापरक ग्रन्थ लिखे हें । महाभाष्य पर भी कैयट ने 'प्रदीप' 
नामक अति उत्तम टीका लिखकर इस ग्रन्थ को और अधिक सरल बना दिया है । 


इसके बाद भी टीका युग यद्यपि चलता ही रहा है, पर इस काल में 
व्याकरण के अध्ययन की पद्धति में कुछ परिवतंन आ गया है । अब तक तो पाणिनि 
के सूत्रों के क्रम के अनुसार ही उनकी टीकायें लिखी जाती थीं पर अब विषय विभाग 
के अनुसार अष्टाध्यायी के सूत्रों को रखकर उनकी वृत्ति, व्याख्या एवं उदाहरण- 
योजना की जाने लगी थी । कारण, कि इस समय सूत्रों की विवेचना या व्याख्या 
अथवा समालोचना पर विशेष बल न देकर शब्द सिद्धि की प्रक्रिया पर ही अधिक 
ध्यान दिया जाने लगा था, अतः विषय विभागानुसार सूत्रों की व्यवस्था करना उप- 
योगी ही था । इस नई पद्धति को लेकर विमल सरस्वती (१३५० ई०) ने 'रूपमाला' 
नामक ग्रन्थ की तथा रामचन्द्र (लगभग १९वीं शती) ने प्रक्रिया कौमुदी नामक 
ग्रन्थों की रचना की थी | पर इस प्रक्रिया युग में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
'भट्टोजि दीक्षित' ने लिखा था जो कि आज वैयाकरण-सिद्वान्त-कौमुदी' के नाम से 
प्रसिद्ध है । यह ग्रन्थ अपने अपूवे वैशिष्ट्य के कारण इतना प्रचलित एवं विद्वज्जन- 
मान्य हुआ कि व्याकरण-शास्त्र के अध्ययन की प्राचीन पद्धति ही लुप्तप्राय हो गई 
और इसी के साथ ही साथ 'मुग्धबोध' आदि की व्याकरण पद्धति भी । इस सर्वोत्तम 
ग्रन्थ पर भी अनेक टीकायें लिखी गई हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध टीका प्रौढ़ 
मनोरमा' है । व्याकरण के दार्शनिक विवेचन सम्बन्धी ग्रन्थों में 'वैथाकरण भूषण' 
उल्लेखनीय है । अष्टाध्यायी पर “शब्दकौस्तुभ' भी एक उच्चकोटि की रचना है । इस 
युग को शास्त्रार्थं की ओर ले जाने का सबसे बड़ा श्रेय नागेश भट्ट को है। वास्तव में 
नागेश एक अद्भुत प्रतिभाशाली विद्वान्‌ थे जिनका अनेक विषयों पर पूणे अधिकार 


' था । इन्होंने अनेक मौलिक एवं व्याख्यात्मक ग्रन्थों की रचना की है जिनका 


Ct 


अपना निजी महत्त्व है जैसे--वेयाक रण सिद्धान्त मञ्जूषा, लघुमञ्जूषा, शब्द रत्त, 
शब्देन्दुशेखर, परिभापेन्दुशेखर आदि । “सिद्धान्त कौमुदी, की सबसे अधिक प्रचलित 
एवं सुबोध टीका परिब्राजकाचार्य ज्ञानेतद्र सरस्वती की 'तत्त्ववोधिनी' नाम की 
टीका है । 

'वेयाकरण सिद्धान्त कौमुदी” एक विशाल ग्रन्थ है और वर्षो में अध्येतव्य है । 
अतः बालकों को व्याकरण-शास्त्र में प्रवेश कराने की दृष्टि से भट्टोजि दीक्षित के शिष्य 
वरदराजाचार्य ने कुछ अधिक उपयोगी और सरल सूत्रों को लेकर 'लघु सिद्धान्त 
कौमुदी' और 'मध्य कौमुदी' नामक ग्रन्थों की रचना की है। ये दोनों ग्रन्थ यद्यपि 
सिद्धान्त कोमुदी के ही संक्षिप्त रूप हैं, फिर भी थोड़े समय में व्याकरण का ज्ञान 
प्राप्त करने में पूर्ण सहायक हैं । 


पाणिनीय व्याकरण का वेशिष्ट्य 

पाणिनि व्याक्ररण की अन्य विशेषताओं के साथ-साथ '“संक्षिप्तता' इसकी 
सबसे बड़ी विशेषता है । आचार्यं पाणिनि का ध्यान सदा संक्षेप की ओर ही रहा है । 
वे व्याकरण के प्रत्येक नियम को सुत्र रूप में ही अति संक्षिप्त करके प्रस्तुत करना 
चाहते थे । संस्कृत भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था, अतः उनके के लिए यह कार्य 
कठिन भी न था । भाषा की ऐसी समाहार शक्ति स्यात्‌ ही कहीं देखने को मिल सके। 


इसमें सन्देह नहीं कि इन सभी नियमों को अति संक्षिप्त करने में पाणिनि 
को अनेक विधियों का आश्रय लेना पड़ा है, जितमें से कुछ क! निर्देश नीचे किया जा 
रहा है। 
` (१) प्रत्याहार विधि 

प्रत्याहार का प्रथम अक्षर न तो हल होता है और न इत्संज्ञक, पर दूसरा 
अक्षर अवश्य ही हलू होता है। इन सभी प्रकार के प्रत्याहारों का निर्माण निम्न- 
लिखित १४ माहेश्वर सूत्रों से होता है । 

१. अइउण्‌, २. ऋलृक्‌, ३. एओङ्‌, ४, ऐऔच्‌, ५. हयवरट्‌, ६. लण्‌, 
७, जमङणनम्‌, ८. झभन्‌, 8. घढघवू, १०. जबगडदश्‌, ११. खफछठथचटतव्‌, 
१२. कपय्‌, १३. शषसर, १४, हल्‌ । 


प्रत्याहार के लिए इन सूत्रों में से किसी सूत्र के प्रथम अक्षर से अन्तिम हल 
वणे तक के बीच के सभी अक्षर तथा वह प्रथम अक्षर भी प्रत्याहार के अन्तर्गत आते 
हैं, जैसे-अच्‌ प्रत्याहार के अन्तर्गत 'अइउण्‌' सूत्र के प्रथम अक्षर अ' से लेकर 'ऐ 
औच्‌' सूत्र के 'च” वर्ण तक के सभी वर्ण परिगणित किये जायेंगे अर्थात्‌, 'अच्‌' प्रत्या- 
हार में “अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ” इतने वर्ण आयेंगे। इसी प्रकार अन्य अक्‌, अण, 
झल, आदि प्रत्याहार बनेंगे । इन माहेश्वर सूत्रों के आधार पर बनने वाले प्रत्याहारों 
की कुल संख्या ४२ है, जिसको आगे लिखी तालिका में देखा जा सकता हैस: 


ह आहत र गाउ 


१ अक्‌ ८ अश्‌ १५ ऐच्‌ २२ जश्‌ २९ भष्‌ ३६ रल्‌ 
२ अच्‌ ६ इक्‌ १६ खय्‌ २३ झय्‌ ३० मय्‌ ३७ बल्‌ 
३ अट्‌ १० इच्‌ १७ खर्‌ २४ झर्‌ ३१ यञ्‌ ३८ वश्‌ 
४ अणू ११ इण्‌ १८ ङम्‌ २५ झल्‌ ३२ यण्‌ ३६ शर्‌ 
५ अण्‌ १२ उक्‌ १६ चय्‌ २६ झश्‌ ३३ यम्‌ ४० शल्‌ 
६ अम्‌ {३ एङः २० चर्‌ २७ झष्‌ ३४ यय्‌ ४१ हल्‌ 
७ अल्‌ १४ एच्‌ २१ छव्‌ २८ बश्‌ ३५ यर्‌ ४२ हश्‌ 


(२) गणपाठ 

जहाँ आचार्य पाणिनि को ऐसे अनेक शब्दों का उल्लेख करने को आवश्यकता 
हुई, जिनमें केवल एक ही नियम-प्रत्यय विधान आदि काम करता हो, वहाँ उन्होंने 
उन सभी शब्दों का उल्लेख न कर उन सबका एक 'गण' बनाकर 'गण' के आदि में 
आने वाले एक ही शब्द को लेकर सूत्र बना दिया है और इस गण पाठ को अन्त में दे 
दिया है, जैसे--'गर्गादिभ्यो यज सर्वादीनि सर्वनामानि” आदि । इन सूत्रों में केवल 
गर्ग और सवै शब्द पठित हैं, पर वे अपने गण के क्रमशः १०८ और ३५ शब्दों के 
बोधक हें.। 
(३) अनुबन्ध 

अष्टाध्यायी में नीचे लिखे वर्णो की इत्संज्ञा की गई है 


१. अन्तिम हल्‌ वणे 

२. उपदेश में अनुनासिक अच्‌ । 

(धातु, आगम, प्रत्यय, आदेश के मूल रूप में स्थित अनुनासिक स्वर) 

३. धातुके आदिकेजिट्ुडु 

४, प्रत्यय से पूवं आने वाले चवर्ग, टवर्ग, षकार 

तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आरम्भ में आने वाले ल्‌ श्‌ 
तथा कवर्ग । 


CE 


१. हलन्त्यम्‌ १।३।३। 

२. उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ १।३।२। 

३. आदि निट्ुडवः १।३।५। 

४, चुटू १।२।७। तथा षः प्रत्ययस्य १।३।६। 

५. लशक्वतद्धिते १।३।८। 
धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिङ्गानुशासनम्‌ । 
आगमप्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीतिताः ॥ 


[bgt] 
यद्यपि इन इत्संज्ञक वर्णो का लोप अवश्य हो जाता है, पर इनके कारण 
कभी-कभी गुण, वृद्धि, आगम, आदेश आदि भी होते हैं । 


(४) अनुवृत्ति 
पूर्व सूत्रों से उत्तरवर्ती सूत्रों में किसी पद के अनुवर्तन को अनुवृत्ति कहा गया 
है । सूत्रों के विस्तार को संक्षिप्त करने की दृष्टि से जहाँ कहीं आवश्यक हुआ है, पूर्व 
सूत्र पठित शब्द का उत्तरवर्ती सूत्र में अनुवर्तन कर उसका उस सूत्र के पदों के साथ 
अन्वय करके सूत्र का अर्थ पूर्ण कर लिया गया है । इस प्रकार पूर्व सूत्र पठित शब्दों को 
उत्तरवर्ती सूत्रों में दुहराना नहीं पड़ा है । प्रायः यह अनुवृत्ति निकटवर्ती सूत्रों में ही 
की गई है पर कभी-कभी मण्डूकप्लुति न्याय से दूरवर्ती सूत्रों में भी की गई है । 
(५) संज्ञाएँ और परिभाषाएँ 
विस्तार कम करने में संज्ञाएँ तथा परिभाषाएँ बड़ी ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं, 
इनमें से कुछ तो पाणिनि के पूर्व ही बन चुकी थीं और कुछ स्वयं पाणिनि द्वारा ही 
निर्मित हुई हैँ, उदाहरणार्थ इनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया जा रहा है-- 
(१) गुण--अ, ए, ओ की गृण संज्ञा होती है । (अदेङ गुणः १।१।२।) 
(२) वृद्धि--आ, ए, औ की वृद्धि संज्ञा होती है । (वृद्धिरादैच्‌ (1१1१1) 
(३) संयोग--दो या दो से अधिक व्यञ्जनो के मेल की संयोग संज्ञा की 
गई है । (हलोऽनन्तराः संयोगः १।१।७।) 
(४) सम्प्रसारण--य्‌ व्‌ र्‌ ल्‌ के स्थान पर आने वाले क्रमशः इ, उ, ऋ, लू, 
वर्णो की सम्प्रसारण संज्ञा होती है । (इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ १।१।४५। ) 
(५) लोप- प्रत्यय आदि का अपने स्थान पर न रहना ही प्रकारान्तर से 
लोप कहा गया है । (अदशेनं लोपः १।१।६०।) 
इसी लोप को स्थान भेद से लुक्‌, श्लु, लुप्‌ नाम भी दिया गया है । कहीं-कहीं 
तो प्रत्यय आदि का सम्पूर्णं लोप नहीं होता अपितु उसके किसी एक अनावश्यक अंश 
का ही लोप होता हे । 
(६) उपधा 
५ अन्तिम वर्ण से ठीक पहिले वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है । (अलोऽन्त्यात्‌ 
पूव उपधा १।१।६५।) 
(७) षद 
सुप्‌ या तिङ, प्रत्ययों से युक्त शब्द की पद संज्ञा होती है, (सुप्तिङन्तं पदम्‌ 
१।४।१४।) प्रातिपादिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुप्‌ तथा धातु में लगने वाले 
्रत्ययों को तिङ कहते हैं । इसके अतिरिक्त सर्वनाम स्थान को छोड़कर 'सु” से लेकर 


[ass] 
'कप्‌' तक के प्रत्ययों में अन्य प्रत्ययों के जुड़ने पर पूर्व शब्द की भी पद संज्ञा होती 
है । (स्वादिष्व सर्वनामस्थाने १।४।१७।) 
(८) प्रातिपदिक 


धातु प्रत्यय और प्रत्ययान्त के अतिरिक्त कोई भी अर्थवान्‌ शब्द प्रातिपदिक 
कहलाता है । (अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १।२।४५।) इनके अतिरिक्त कृदन्त, 
तद्धितान्त तथा समासान्त पदों की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है । (कृत्तद्धित समा- 
साएच १।२।४६।) 


(8) सर्वनाम स्थान 


पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग प्रातिपदिक शब्दों के आगे आने बाले सु, ओ, जसू, 
अम्‌, औट, ये (विभक्ति) प्रत्यय सर्वनाम स्थान कहे जाते हैं। 


(१०) विभाषा 


जहाँ पर विकल्प से किसी विधि के हो 
है, वहाँ विभाषा संज्ञा होती है । (न वेति विभ 


न्रे और न होने की सम्भावना रहती 
षा १ । १ / ) 


(११) निष्ठा 


क्त और क्तवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है । (क्तक्तवतू निष्ठा। १।१।२६।) 


(१२) संहिता 
वर्णो की अति समीपता की संहिता संज्ञा होती है । 
१।४।१०६।) 


(१३) प्रगृह्य 

ईकारान्त, ऊकारान्त, एकारान्त द्विवचन 
प्रगृह्य संज्ञा होती है । (ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ १। 
(१४) सावधातुक 

तिङ तथा शित्‌ (जिनमें श्‌ की इत्‌ संज्ञा हो जाती है) प्रत्ययों की सार्वधातुक 
संज्ञा होती है (तिङ, शित्‌ सावेधातुकम्‌ २४।१ १३।) इनके अतिरिक्त शेष प्रत्यय 
आर्धधातुक कहे जते हैं । (आर्धेधातुकं शेषः २।४ ११४।) 
(१५) भ संज्ञा 

यकारादि और स्वरादि प्रत्ययो के जुड़ने पर पूर्वं शब्द की पद संज्ञा न होकर 
“भ' संज्ञा होती है (यचिभम्‌ १।४।१८।) 


(परः सन्निकर्षः संहिता 


(सुबन्त अथवा तिङन्त) पदों की 
१।११॥) 


(१६) घु संज्ञा 
दाप्‌ और दैप धातुओं को छोड़कर दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की घु 
संज्ञा होती है । (दाधाध्वदाप्‌ १।१।२०।) 
(१७) घ संज्ञा 
तरप्‌ और तमपू प्रत्ययों की 'घ' संज्ञा होती है (तरप्तमपौ घः १।१।२३।) 
(१८) टि संज्ञा 
किसी शब्द के अन्तिम स्वर और यदि उसके बाद कोई व्यञ्जन भी हो तो 
उस समुदाय की टि संज्ञा होती है । (अचोऽन्त्यादिटि १।१।६४।) 
(१९) सवणं संज्ञा 
जिन वर्णो के तालु आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यन्तर प्रयत्न समान या 
एक हों वे सवर्ण संज्ञक होते हैं (तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्‌ १।१।६।) 
(२०) सत्‌ संज्ञा 
शतृ और शानच्‌ प्रत्ययों की सत्‌ संज्ञा है । (तौ सतू ३।२।१२७।) 
(२१) कुछ पारिभाषिक शब्द 
संक्षिप्ता की दृष्टि से कुछ पारिभाषिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है- 


प्रकृति भाव १--जहाँ वर्णो में कोई प्राप्त विकार नहीं होता और वे अपनी 
पूर्वस्थिति में ही बने रहते हैं, प्रकृति भाव कहा जाता है, यथा--गो+-अयम्‌ == गो 
अयमु, हरी एतौ । 


एकादेश २--जहाँ दो वर्ण मिलकर एक रूप हो जाते हैं, वहाँ एकादेश कहा 
जाता है । यथा--गुण वृद्धि आदि रूप एकादेश --रमा +ईशः == रमेशः, एक +- एव == 
एकैव, कार्यालयः । 


पुर्वरूप रै जहाँ पूर्वे और पर वर्ण के मिलने पर केवल पूवेवणे ही रह. जाता 
है, पर वर्ण नष्ट हो जाता है, यथा- हरे -- अयम्‌ =हरेऽयम्‌ । 
पररूप ४--जहाँ पर और पूर्व वर्णो के मिलने पर केवल पर वर्ण ही रह 
जाता है, पूर्व वर्ण नहीं रहता; यथा--प्र + एजते = प्रेजते । 
डि आगम ५--जहाँ पुरवत: वर्तमान वर्ण तो बना ही रहता है और अन्य वर्ण का 
आगमन हो जाता है, वहाँ आगम' कहा जाता है, यह मित्रवत्‌ होता है । 


आदेश ६ Ms एक वर्ण के स्थान पर दुसरा वर्णं आकर पूर्व वर्ण का नाश 
कर देता है, वहाँ 'आदेश' कहा जाता है । यह शत्रुवत्‌ होता है । 


“न्न — 


[SE 


संक्षिप्तता की इन कुछ विधियों के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियाँ भी हैं, जिनका 
निर्देश पुस्तक में ग्रथास्थान किया गया है । जैसे- योग विभाग, नियम सूत्र, अपवाद 
सूत्रादि, पर इस स्थल पर यह भी विचारणीय हो जाता है कि आचाय पाणिनि ने 
ऐसी संक्षिप्त विधि क्यों अपनायी और फलतः उनकी अष्टाध्यायी इतनी दुरूह बन 
गई, इसके सम्भवतः निम्नलिखित कारण हो सकते हैं-- 


१) स्मरण रखने की सुविधा- विस्तृत व्याख्यात्मक ढंग से कही हुई बात 
का याद रखना जितना कठिन होता है, सूत्र रूप में कही हुई बात उतनी ही सरल 
होती है। यदि इन विधियों का उपयोग न किया गया होता तो पाठकों को अधिक 
शब्द और नियम स्मरण करने पड़ते, फलतः उनके शीघ्र विस्मृत हो जाने की भी 
सम्भावना रहती । संक्षिप्त नियमों को याद रखने में समय की भी बचत होती है 
तथा इनकी आवृत्ति करने में भी कम समय लगता है और परिश्रम भी कम होता है। 


लेखन सामग्री आदि का अभाव--पाणिनिकाल में लेखन सामग्री तथा मुद्रण 
यन्त्रादि की भी यही सुविधा नथी जो आज है, अतः अध्ययनाध्यापन प्रायः मौखिक 
ही चलता था, यह कार्ये संक्षेप में ही अधिक सुविधाजनक हो सकता था । दूसरी बात 
यह भी थी कि इसमें समय, धन, शक्ति आदि की भी बचत थी, इन्हीं सब बातों को 
ध्यान में रखकर यह विधि अपनाई गई होगी । 


यद्यपि इस संक्षिप्तता से लाभ तो अवश्य हुआ जैसा कि अभी बताया गया 
है, पर “अति सर्वत्र वजेयेतू' इस कथन के अनुसार पाणिनि-अष्टाध्यायी में संक्षिप्त 
नियमों में संक्षेप की अति हो गई जो कि न होनी चाहिए थी, फलतः यह ग्रन्थ इतना 
दुरूह हो गया कि बिना व्युत्पन्न गुरू की कृपा और सहायता के, यह साधारण पाठकों 
की पहुँच से बाहर हो गया। पाणिनि व्याकरण के सम्यक्‌ अध्ययन के लिए जहाँ 
उच्चकोटि के वैयाकरण गुरू की आवश्यकता है। वहाँ पाठक के लिए घोर परिश्रम 
एवं समय की भी अपेक्षा है, बिना इसके व्याकरण-शास्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता । 
अतः व्याकरण-शास्त्र के अध्ययन की विधि के विषय में नीचे लिखी कुछ बातों पर 
अवश्य ध्यान रखना चाहिए-- 


पाणिनीय व्याकरण में प्रयुक्त संज्ञाओं, परिभाषाओं, पारिभाषिक शब्दों तथा 
नियमों का एवं संक्षेप करने वाली प्रणालियों का सवंप्रथम ज्ञान प्राप्त कर लेना 
चाहिए, तदनन्तर ही इसके अध्ययन में प्रवृत्त होना चाहिए । 

इन संक्षिप्तीकरण की विधियों को समझने लिये व्युत्पन्न गुरु की कृपा और 
सहायता प्राप्त करनी चाहिए । 


इस स्थल पर संक्षिप्तीकरण की कुछ ही विधियों की चर्चा मात्र की गई है, 
पाणिनीय व्याकरण सागर के अन्दर प्रवेश करने पर अनेक ऐसी विधियाँ दृष्टिगत 
होंगी जो कि बड़ी ही जटिल दुरूह, परिश्रम-साध्य एवं समय-साध्य हैं। यथा स्थान 
इनका ज्ञान भी परमावश्यक है, जैसे--योग विभाग आदि । 


११६१ 


कभी-कभी कुछ ऐसे भी प्रयोग मिलते हैं जिनकी सिद्धि यथोपलब्ध सूत्र नियमों 
से नहीं हो सकती, कुछ प्रत्यय विधान आदि के विषय में भी यही बात देखी जाती 
है । ऐसे प्रयोगों के साधन के लिए भगवान्‌ पतञ्जलि ने कई सूत्रों में योग विभाग 
की विधि का निर्देश किया है अर्थात एक सूत्र के दो भाग करके शब्द सिद्धि का 
निर्देश किया है । 


कभी-कभी कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनकी सिद्धि यथोपलब्ध नियमों 
के अनुसार नहीं हो पाती, ऐसे प्रयोगों की सिद्धि प्रायः ज्ञापकों द्वारा की गई है अर्थात्‌ 
पाणिनि आदि आचार्यो के द्वारा किये गये उस प्रयोग रूप ज्ञापक के आधार पर उस 
प्रयोग को सिद्ध मान लिया गया है । ऐसे अनेक ज्ञापकों का निर्देश व्याकरण-शास्त्र में 
मिलता है । इसी प्रकार कुत्रचितु इष्टियों से भी काम लिया गया है । जहाँ कहीं कोई 
बात पाणिनि सूत्रों के नियमों से प्रकट नहीं हो पाती और वह भाष्यकार को अभीष्ट 
होती है वहाँ यह बात इसीलिए प्रामाणिक मान ली गई है, क्योंकि वह भाष्यकार 
को अभीष्ट है । कई स्थलों पर इस प्रकार की भाष्येष्टियाँ भी देखी जाती हैं। 

व्याकरण-शास्त्र के अध्येता को इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है । 
इन तथा इसी प्रकार की व्याकरण-शास्त्र में प्रयुक्त अन्य विधियों एवं पारिभाषिक 
शब्दों का ध्यान रखकर अध्ययन करने पर इस शास्त्र का अल्प समय में ही ज्ञान 
प्राप्त किया जा सकता है । पाठक इससे लाभान्वित होंगे, ऐसी आशा है । 


दाया मम सहायक» सा न? साम का 
RRR ० 


>> “ओहळ 


अथ कारक प्रकरणस्‌ 


हिन्दी में जिन शब्दों के आगे, कर्ता, कमे, करण, सम्प्रदान आदि सम्बन्ध 
दिखाने के लिये, ने, को, से, के लिये, आदि कारक चिन्ह जोड़े जाते हैं, उन्हें प्राति- 
पदिक कहते हैं । ये प्रातिपदिक दो प्रकार के होते हैं-- 

१--अव्युत्पन्न प्रातिपदिक । 

२--व्युत्पन्न प्रातिपदिक । 


वे सार्थक शब्द जिनका किसी धातु, प्रत्यय और प्रत्ययान्त से सम्बन्ध नहीं 
रहता, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक कहे जाते हैं और कृत्प्रत्ययान्त, तद्धित प्रत्ययान्त एवं 
समास प्रत्ययान्त आदि शब्द व्युत्पन्न प्रातिपदिक कहे जाते हैं। इन सभी प्रकार के 
प्रातिपदिक शब्दों के आगे विविध कारक सम्बन्धों को प्रकट करने के लिये हिन्दी में 
ने, को, आदि और संस्कृत में सु, ओ, जस्‌, आदि प्रत्यय जोड़े जाते हैं। इस प्रकार 
एक ही शब्द के विभिन्न कारकों व वचनों की दृष्टि से कई रूप हो जाते हैं। कर्ता 
कर्म आदि कारकों के ही अथे में संस्कृत में प्रथमा द्वितीया आदि विभक्तियों का 
प्रयोग होता है । विभक्ति शब्द का अर्थ है विभाग अर्थात्‌ कारक सम्बन्धों का 
विभाग । प्रथमा द्वितीया आदि सात विभक्तियाँ हैं । इनका प्रयोग किन-किन अर्थो में 
होता है, यही इस प्रकरण में बतलाया जायेगा । ) 

कारक) उस वस्तु को कहा जाता है जिसका अन्वय (सम्बन्ध) साक्षात्‌ अथवा 
असाक्षातु रूप से, वाक्य की क्रिया से हो, अर्थात्‌ क्रिया के सम्पादन में जिसका उप- 
योग हो । जैसे, “वन से आकर राम ने सीता के लिए, लंका में रावण को वाण से 


१. “क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्‌” क्रिया से जिसका सम्बन्ध हो, उसे कारक कहते हैं । 
क्रिया का सम्पादन करने वाला कर्त्ता कहलाता है । ऊपर लिखे वाक्य में क्रिया 
सम्पादक होने से राम, कर्त्ता है । क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह 'कमं” 
कहा जाता है । 'मारना' क्रिया का प्रभाव 'रावण' पर पड़ता है, अतः वह 
'कर्म' है। क्रिया के साधन में अत्यधिक सहायक 'करण' कहलाता है, यहाँ “वाण? 
करण है । सीता के लिये 'रावण' मारा गया था । अतः “सीता, सम्प्रदान, “वन' 
'अपादान' लंका में क्रिया पूर्ण हुई थी, अतः लंका अधिकरण कारक है । 


२ संस्कृत-व्याकरण 


मारा था ।” इस वाक्य में वन, राम, सीता, लंका, रावण, वाण, इन सभी शब्दों 
का मारना-क्रिया के सम्पादन में साक्षात्‌ या असाक्षात्‌ रूप से उपयोग है, अतः ये 
सभी कारक कहे जायेंगे । इस प्रकार क्रिया के सम्पादन में ये छः सम्बन्ध होते हैं । 
इन्हीं सम्बन्धों को प्रकट करने के लिये कारकों का प्रयोग होता है। और इन्हीं अर्थो 
में प्रथमा आदि विभक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं । 
क्रिया से जिसका सम्बन्ध नहीं होता उसे कारक नहीं कहा जाता है, जसे, 
“राम के भाई ने गोपाल को एक पुस्तक दी ।” इस वाक्य में भाई, गोपाल तथा पुस्तक 
इन शब्दों का तो देना क्रिया के साथ सम्बन्ध है, परन्तु राम” का क्रिया के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है.। अतः “राम? को कारक नहीं कहा जा सकता, उसका सम्बन्ध 
केवल “भाई से है, क्रिया से नहीं । इसलिये सम्बन्ध को कारक नहीं कहा जाता । 
संस्कृत में भी सम्बन्ध मात्र में की जाने वाली षष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति नहीं कही 
जाती, उसका सम्बन्ध किसी अन्य पद से रहता हे । अतएव उसे उपपद विभक्ति कहा 
जाता है, शेष विभक्तियाँ कारक कहलाती हैं । जैसा कि कहा गया है--- 
कर्ता कर्मं च करणं, सम्प्रदानं तर्थव च। 
अपादानाधिकरणे, इत्याहुः कारकाणि षट्‌ ॥ 
इसी प्रकार 'सम्बोधन' भी कारक नहीं होता, क्योंकि उसका भी सम्बन्ध 
किसी क्रिया के साथ नहीं रहता । 


>. म ~ डी 


कण ५_._- अ. 


असरा 


“म का) 


प्रथमा विभक्तिः 


प्रातिपदिकार्थीलगपरिमाणवचनसात्रे प्रथमा २।३।४६॥ 

नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योगः। ` 
प्रातिपदिकार्थमात्रे लिगसात्राधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्‌ । 
उच्चैः, नीचेः, क्ष्णः, श्री, ज्ञानम्‌ । 


प्रातिपदिक्रार्थेति- सूत्र में पठित मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध है। 
अतः केवल प्रातिपदिक अवस्था में किसी शब्द का नियत अर्थ बताने के लिए, अथवा 
केवल लिग मात्र का बोध कराने के लिए, अथवा परिमाण मात्र बताने के लिए, अथवा 
वचन मात्र बताने के लिये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 

नियतेति --'यस्मिन्‌ प्रातिपदिके उच्चारिते यस्यार्थस्य नियमेनोपस्थितिः 
सोऽत्र प्रातिपदिकार्थो विवक्षित इत्यर्थः ।' अर्थात्‌ जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने 
पर जिस अर्थ की नियमतः उपस्थिति होती है, उसे ही प्रातिपदिकार्थं कहते हैं, इसी 
केवल प्रातिपदिकार्थ के बोधनार्थ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है । 

वस्तुतः प्रातिपदिक का अर्थ है-सार्थक शब्द, जिसे 8886 या शब्द की Crude 
{07m कह सकते हैं । प्रत्येक सार्थक शब्द स्वभावतः अपना कुछ निश्चित अर्थ अवश्य 
रखता है जो कि प्रातिपदिकार्थं कहलाता है । पर इस नियत अर्थं को भी प्रकट करने 
के लिये उस सार्थक शब्द (प्रातिपदिक) के आगे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना 
पड़ता है । क्योंकि संस्कृत वैयाकरणों की मान्यता के अनुसार कोई भी सार्थक 
शब्द (प्रातिपदिक) तब तक प्रयोगाह नहीं बन सकता, जब तक कि उसके आगे कोई 
न कोई विभक्ति, प्रत्यय न लगा दिया जाय; अर्थाव्‌ कोई सार्थक भी शब्द तब तक 
अपना अर्थ बोध नहीं करा सकता जब तक कि उसके आगे सूप्‌ या तिङ प्रत्यय जोड़- 
कर उसे पद न बना लिया जाय । केवल शब्द मात्र का प्रयोग संस्कृत वेयाकरणों की 
दृष्टि में निरर्थक है, उसका प्रयोग न करना चाहिए, “अपदं न प्रयुज्जीत ” । 

उदाहरणार्थ यदि केवल 'कृष्ण? कहें तो वैयाकरणों की दृष्टि में यह निरर्थक 
होगा। 'कृष्ण: यही सार्थक प्रयोगाहे और अर्थ बोधक्षम कहा जायेगा । इसीलिये केवल 
शब्द का नियत अर्थ बोध कराने के लिये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 

३ 


¥ संस्कृत-व्याकरण 


अलिगा नियतलिगाश्च प्रातिपदिकार्थमात्र इत्यस्योदाहरणस्‌ । 
अनियर्तालगास्तु लिगमात्राधिक्यस्य । तटः, तटी, तटम्‌ । परिमाणमात्रे, 
द्रोणो ब्रीहिः। द्रोणरूपं यत्परिमाणं तत्परिच्छ्तो ब्रीहिरित्यर्थः । प्रत्यार्थे परि- 


यही कारण है कि संस्कृत वेयाकरणों ने अव्यय शब्दों में भी विभक्ति कल्पना कर 
उसका लोप किया है। उच्चे: नीचे: आदि अव्ययों में भी इसी कारण विभक्ति 
कल्पना कर फिर 'अव्ययादाप्सुपः' सूत्र से उसका लोप किया है । अन्यथा अव्यय भी 
निरर्थक ही होते । 
अलिगा इति--केवल प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति के वे ही उदाहरण 
हो सकते हैं जो कि अलिंग हों अर्थात्‌ जिनसे किसी विशेष लिङ्ग का बोध न होता 
हो, जैसे-अव्यय--उच्चेः नीचः आदि। तथा वे शब्द भी प्रातिपदिकार्थं मात्र 
में प्रथमा विभक्ति के उदाहरण होते हैं जो नियत (निश्चित) लिङ्ग हों अर्थात्‌ जिनके 
अर्थ के साथ ही किसी न किसी लिङ्ग का नियत रूप से बोध होता है, जैसे 'कृष्णः' 
यह शब्द केवल पुल्लिङ्ग है (यद्यपि नीलद्रव्य अर्थं में यह शब्द भी अनियत लिङ्ग है 
तथापि वासुदेव भगवान्‌ अर्थ में नित्य पुल्लिग होने से नियतलिग है) “श्री: नित्य 
स्त्रीलिग तथा “ज्ञानमू' नित्य नपुसक लिग बाची है। इसी प्रकार रामः लक्ष्मीः 
फलम्‌ आदि शब्द नियत लिंग होने से प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हें । “उच्चैः 
नीचैः” ये दोनों अलिग अव्यय हैं। इनकी प्रकृति है 'उच्चेस्‌ नीचैस्‌' (प्रातिपदिक) 
पर इनके अर्थ ज्ञान के लिए इनके आगे प्रथमा विभक्ति के सु! प्रत्यय लगाने पड़ेंगे 
और फिर उच्चैस्‌ +-सु, नीर्च॑स्‌ +सु ऐसी स्थिति होने पर “सु प्रत्यय का लोप कर 
इन को पद बनाया जायेगा । पद बनाने का फल यह होता है कि इनके आगे स्‌ 
के स्थान में रत्व विसर्ग हो जाते हैं और तब इनका 'उच्चैः नीचे: इस रूप में वाक्य 
में प्रयोग होता है। 'कृष्णः श्री: ज्ञानम्‌' नियत लिग के उदाहरण हैं, क्योंकि इनसे 
अपने लिग का बोध नियत रूप से होता है, अतः इनके अर्थ बोधनार्थं इनके आगे 
प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। 
अनियर्तालगास्तु इति--प्रातिपदिकार्थं के अतिरिक्त लिगमात्र का बोध कराने 
के लिये भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है । इसके उदाहरण वे शब्द हैँ जो कि 
अनियत लिग हैं । अर्थात्‌ जिन शब्दों का कोई विशेष लिंग निश्चित नहीं है, जैसे 
तटः, तटी, तटम्‌ अर्थात्‌ तट शब्द का प्रयोग अनियमित रूप से तीनों लिंगों में हो 
सकता है । 'लिंगमात्राधिक्यस्य' का तात्पर्य है कि ऐसे अनियतलिंग शब्दों से प्रातिः 
पदिक के अर्थ के बिना केवल लिंगमात्र की प्रतीति तो हो नहीं सकती । अतः लिंग 
मात्र का अर्थ लिंग मात्र का अधिक बोध कराना” समझना चाहिए । अतः 'तटः, 
तटी, तटम्‌' ये शब्द अपना नियत अर्थ 'किनारा' का बोध कराने के साथ-साथ 
पुल्लिङ्ग आदि अधिक अर्थ का भी बोध कराते हैं। यदि सूत्र में लिङ्ग मात्र के अर्थ 
के अधिक बोध कराने के लिए 'लिङ्ग' शब्द का प्रयोग न किया गया होता, तब तो 
ऐसे शब्दों से केवल प्रातिपदिक (तट) का ही 'किनारा' यह अर्थ बोधित होता क्योंकि 


FS प न 


TTT RE २२ 


प्रथमा विभक्ति शर 


माणे प्रक्ृत्यर्थो$भेदेल संसर्गेण विशेषणम्‌.। प्रत्ययाथंस्तु परिच्छेद्यपरिच्छेदकभावेन 


ब्रीहो विशेषणसिति विवेक: । 
वचनं संख्या । एकः हो वहवः । इहोक्तार्थत्वाद्विभक्त रप्नाप्रो वचनम्‌ । 


ये शब्द तो अनियत लिंग हैं। इनका नियत लिग एक तो हो नहीं सकता । अतः 


केवल अधिक लिंग का बोध कराने के लिए इनसे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया 
जाता है । 

परिसाणसात्र इति--इसी प्रकार उक्त रीति से परिमाण मात्र अधिक अर्थ 
बोधन के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है जैसे "द्रोणो ब्रीहि:”।. यहाँ 
द्रोण का अर्थ है, द्रोण परिमाण । द्रोण एक-विशेष तोल का नाम हे जो कि एक सेर 
के बराबर होता है, अतः 'द्रोणो ब्रीहि' का अर्थ है--एक सेर बराबर तोल से तुला 
हुआ चावल । यहाँ द्रोण शब्द के आगे प्रयुक्त प्रथमा विभक्ति सामान्य परिमाण 
(तौल) अर्थ बोधन के लिए हे । द्रोण शब्द का प्रातिपदिकार्थं तो परिमाण विशेष 
(एक सेर) है । अतएव यहाँ द्रोण (प्रकृति) का अर्थ (परिमाण विशेष), प्रथमा 
विभक्ति के 'सु' प्रत्यय का अर्थ (सामान्य परिमाण) के साथ अभेद सम्बन्ध से अन्वित 
होकर फिर ब्रोहि के साथ परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव सम्बन्ध से अन्वय प्राप्त करता है 
और तब 'द्रोणो ब्रीहिः का अर्थ होता है-- द्रोण रूप परिमाण विशेष से तुला हुआ 
चावल । तात्पर्य यह कि यहाँ पहिले द्रोण विशेष (प्रकृत्यर्थ) और परिमाण सामान्य 
(प्रत्ययार्थ) का अभेदान्वय होता है, तदनन्तर द्रोण रूप परिमाण का ब्रीहि के साथ 
परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव से अन्वय होता हे । इस प्रकार यहाँ सामान्य परिमाण रूप 
अधिक परिमाण बोधनार्थं प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है । 

बचन मिति--इसी प्रकार वचन (संख्या) मात्र अर्थ को बोध कराने के लिए 
प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है । जैसे, एकः ढौ बहवः । यहाँ संख्या मात्र बोधनाथं 
प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि सूत्र में (वचन) शब्द का ग्रहण न करते 
तो इन शब्दों के आगे प्रथमा विभक्ति नहीं आ सकती थी । क्योंकि क्रमशः एकत्व 
हित्व बहुत्व जो इन शब्दों का नियत अर्थ है जिसके बोधनार्थ प्रथमा विभक्ति का 
प्रयोग किया जाता है वह तो इन शब्दों का ही अथ है, और जब इन शब्दों से ही 
संख्या अर्थ, प्रकट हो जाता है तो फिर “उक्तार्थानाम प्रयोग: (उक्त अर्थो का पुनः 
प्रयोग नहीं होता) इस न्याय से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। 
इसलिए सूत्र में 'वचन' शब्द का ग्रहण लिया गया है, जिससे कि संख्यावाचक शब्दों 


के आगे भी प्रथमा विभक्ति आ सके । ) 


१, यद्यपि वैयाकरणों के “पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः” इस वचन के अनुसार जाति, 


व्यक्ति, लिंग, वचन और कारक ये पाँच अर्थ प्रातिपदिक के होते हैं। तथापि 
यहाँ प्रातिपदिकार्थ से जाति व व्यक्ति का ही ग्रहण है, क्योंकि सूत्र में लिंग व 
संख्या अर्थ में प्रथमा विभक्ति का पृथक्‌ विधान किया गया है। अतः यहाँ 
प्रातिपदिकार्थं से केवल जाति ब व्यक्ति का ही ग्रहण किया जायगा । वास्तव > 


द | संस्कृत व्याकरण 


सम्बोधने च । २।३।४७॥ 
इह प्रथमा स्यात्‌ । हे राम । इति प्रथमा । 


सम्बोधने चेति-- सम्बोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जँसे हे 
राम, यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय सु आता है । सम्बोधन में सु का लोप होने पर 
“हे राम” यह प्रयोग होता है । सम्बोधन का अर्थ है, अच्छी तरह समझाना, जब वक्ता 
अपनी बात सुनने के लिए श्रोता को बुलाकर अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, उसी 
समय श्रोता वक्ता की ओर सावधान होकर सुनता है। इस प्रकार प्रथमा विभक्ति 
विधान, के ये दो ही सुत्र पाणिनि व्याकरण में उपलब्ध होते हैं । 

(यहाँ यह शंका, कि प्रथमा विभक्ति के तो उपर्युक्त केवल दो ही सूत्र हैं, पर 
इनसे भिन्न स्थलों में जैसे कतृ वाच्य वाक्यों में कर्त्ता में तथा कर्मवाच्य वाक्यों में कर्म 
में जो प्रथमा विभक्ति होती है उसका विधान किस सूत्र से होगा, न होना चाहिए 
क्योंकि संस्कृत भाषा में वाक्य में प्रधानता क्रिया पद की होती है, इस क्रिया से 
सम्बन्ध रखने वाला ही कारक कहलाता है; अतः इस क्रिया के साथ जिस शब्द का 
जैसा अन्वय होगा वह शब्द वैसा कारक अपने आप समझ लिया जायगा । वाक्य में 
प्रयुक्त क्रिया, काम का करने वाला या जिससे वह काम होगा अपने आप कर्ता समझ 
लिया जायगा और क्रिया के अनुसार ही उससे प्रथमा विभक्ति या कर्मवाच्य वाक्यों 
में कर्म मे प्रथमा विभक्ति समझ ली जायगी। अतः इसका अलग विधान नहीं किया 
गया है।) । 

वस्तुतः केवल लिंग की प्रतीति नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी शब्दों में लिंग 
के पहले जाति और व्यक्ति की प्रतीति अवश्य ही रहती है । अतः एक लिंग मात्र में 
प्रथमा विभक्ति विधान से यह तात्पर्य है कि जहाँ जाति और व्यक्ति के अर्थ से अधिक 
यदि किसी की प्रतीति हो तो वह लिंगमात्र की हो, इसी लिंग मात्राधिक्य में प्रथमा 
विभक्ति का विधान किया गया है । 


इति प्रथमा 


में प्रातिपदिक के उच्चारण से इन्हीं दो (जाति व व्यक्ति) की उपस्थिति नियत 
रूप से होती है, लिंग आदि की प्रतीति तो अनिश्चित रहती है--कहीं पुल्लिंग 
की प्रतीति, कहीं स्त्री लिग, और कही नपुसक लिंग की प्रतीति होती है। इसी 
प्रकार संख्या व कारकों की भी प्रतीति निश्चित नहीं रहती, एक ही शब्द से 
कहीं एकत्व की, कहीं द्वित्वादि की प्रतीति होती है; इसी प्रकार कहीं कर्ता की; 
कहीं कर्मादि की प्रतीति होती है । इसीलिए प्रातिपदिकार्थ से केवल जाति व 
व्यक्ति का ही ग्रहण किया गया है । 


$ Co 


द्वितीया विभक्ति 


कारके १।४।२३॥ इत्यधिकृत्य । 
' क्तु रीप्सिततमं कस १।४।४&।॥। 

कलु : क्रियया आप्तुमिष्टतम कारकं कर्म संज्ञ स्यात्‌ । 

कलु : किम्‌ -माषेष्वश्वं वध्नाति । कर्मणः ईप्सिता माषा न तु करतुः । 


कारके इति--इस सूत्र द्वारा 'कारक' का अधिकार कर (आगे के सूत्रों द्वारा 
कारकों की कर्म आदि संज्ञायें की गई हैं। 


कलु रिति--वाक्य में प्रयुक्त क्रिया द्वारा कर्ता जिस पदाथे को सबसे अधिक 
चाहता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है, अर्थात्‌ वाक्य में प्रयुक्त पदार्थो में से कर्ता 
अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थं की सबसे अधिक इच्छा करता है उसे हो कर्म कहते 
हैं । तात्पर्यं यह कि कर्ता जिस क्रियान्वित पदार्थ को अपने व्यापार द्वारा प्राप्त करने 
के लिए सबसे अधिक चाहता है, उसे कर्म कहते हैं। यथा: -- “कृष्णः गोपालस्य ग्रामात्‌ 
अश्वम्‌ आनयति” वाक्य में कर्ता व क्रिया के अतिरिक्त गोपाल ग्राम और अश्व ये 
तीन पदार्थ हैं, परन्तु कर्ता (कृष्णः) को आनयन क्रिया द्वारा अश्व ही अभीष्टतम है, 
अन्य नहीं, अतः अश्व की ही कमें संज्ञा होगी । 

कतुः किमिति- यदि वाक्यगत कोई पदार्थं कर्त्ता को इष्टतम न होकर किसी 


१. कर्म का सामान्य लक्षण होता है कि “जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल 
समाप्त हो, उसे कमं कहते हैं”, किन्तु वह घर जाता है, इस वाकय में यद्यपि 
जाना क्रिया का फलं 'घर' पर समाप्त होता है, तथापि बह साधारणतः कर्मे 
नहीं माना जाता और न “जाना” क्रिया सकर्मक ही है, अतः ऐसे 'घर' आदि 
शब्दों को, जो साधारण नियमानुसार कर्म नहीं बन सकते, कर्म बनाने के लिए 
विशेष नियमों का विधान किया गया है। अर्थात्‌ गम्‌ विशू आदि क्रियाओं के 
योग में कर्म विधान के लिए विशेष नियमों का निर्देश किया गया है। 


$ 


संस्कृत-व्याकरण 


तमब्‌ ग्रहणं डिस्‌--पयसा ओदनं भड क्ते । कमंत्यनुवृत्तो पुनः कमंग्रहण 
साधारनिवृत्यर्थम्‌, अन्यथा गेहं घ्रविशतीत्यत्रं व स्यात्‌ । 

अनभिहिते २।३।१॥ इत्यधिकृत्य । 

द्वितीया २।३।७॥ 

अनुक्त कर्मणि द्वितीया स्यात्‌ । हरि भजति । अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदि- 
कार्थमात्र इति प्रथमंव । अभिधानं तु प्रायेण तिङ कृत्तद्धितसमासः। तिड_-- हरिः 
सेव्यते । कृत्‌--लक्ष्म्या सेवितः। तद्धितः--शतेन क्रीतः शत्यः। समासः--प्राप्त 
आनन्दो यं स प्राप्तानन्दः । 


अन्य कर्म आदि को इष्टतम होगा तो उसकी कर्म संज्ञा न होगी, जैसे, “माषेष्वशवं- 
वध्नाति” उदड़ों में (उरद के खेतों में) अश्व को बांधता है। इस वाक्य में माष 
भोर अश्‍व दो पदार्थ हूँ पर कर्ता को इष्टतम पदार्थ बन्धन क्रिया के द्वारा अश्व ही 
है जिसे वह बाँधना चाहता है न कि माष | माष अश्व को भले ही इष्ट हों पर कर्म 
संज्ञा तो कर्त्ता द्वारा इष्टतम पदार्थ की ही होगी, न कि कर्म आदि के इष्टतम पदार्थ 
की । अतः यहाँ अश्व को ही कमं संज्ञा होगी, माप की नहीं । कर्म निर्धारण में कर्ता 
की इच्छा का ही प्राधान्य देखा जाता है, कर्म आदि की इच्छा का नहीं । 

तमबिति- सूत्र में ईप्सित शब्द के आगे तमपू प्रत्यय के प्रयोग करने का प्रयो" 
जन यह है कि जो वस्तु कर्ता को अधिक प्रिय होगी उसी की कमं संज्ञा होगी, अन्य 
की नहीं, जैसे, “पयसा ओदनं भुङक्त ” (दूध के साथ चावल खाता है) इस वाक्य में 
कर्ता को इष्टतम पदार्थ ओदन ही है, इसीलिये ओदन की ही कमे संज्ञा होगी पयस्‌ 
की नहीं, क्योंकि यद्यपि पयस्‌ भी कर्ता को इष्ट है पर इष्टतम नहीं । दूध पेय पदार्था 
है, भोज्य नहीं, वह तो भोजन क्रिया का साधन मात्र है । 

कर्मेत्यनु वृत्ताविति--जब कि "'अधिशीङस्थासां कर्म” इस सूत्र से 'कमं' इस 
शब्द की अनुवृत्ति (आवश्यकत!नुसार दूसरे पूर्ववर्ती सूत्रों से अन्य पदों को ले आना) 
हो ही सकती थी, तो फिर उक्त सूत्र में कर्म ग्रहण का प्रयोजन है कि उक्त सूत्र से कर्म 
के साथ-साथ आधार की भी, जिसकी कि वहाँ कर्म संज्ञा होती है, आवृत्ति न चली 
आवे । यदि ऐसा होगा, तब तो आधार की ही कर्म संज्ञा होने से गेहं प्रविशति 
इत्यादि वाक्यों में 'गेहम्‌' इत्यादि आधारभूत शब्दों की ही कमं संज्ञा हो सकेगी, पर 
‘हरिम्‌ भजति’ इत्यादि वाक्यों में 'हरिम्‌? आदि में कर्म संज्ञा न हो सकेगी । क्योंकि 
'हरिम्‌' तो आधार नहीं, अतएव सूत्र में 'कर्म' ग्रहण किया 'गया है, जिससे कि 
“हरिम्‌ भजति” जंसे वाक्यों में भी कमं संज्ञा हो सके । 

अनभिहिते इति--अनभिहित (अनुक्त-अकथित) अर्थ में, इसका अधिकार कर 
अर्थात्‌ आगे के सूत्रों में इसका अधिकार मानकर-- 

कर्मणीति--अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है । अर्थात तिङ्‌ आदि 
प्रत्ययो के द्वारा भकथित कमं में द्वितीया होती है । कतृ वाच्य वाक्यों में कमं सवदा 


ST, LY eh पाम भिन र फि 


क 


द्वितीय विभक्ति & 


क्बचिन्तिपातेनाभिधानस्‌, यथा विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसा- 
स्प्रतम्‌ । साम्प्रतमित्यस्य हि युज्यत इत्यर्थः । 

तथाथुक्त चानीप्सितम्‌ ।१।४।५७॥ 

ईप्सिततसवर्क्रियया युक्तस नोप्सितमपि कारकं कर्म संज्ञ स्यात्‌ । ग्रासं गच्छन्‌ 
ठृणं स्पृशति । ओदनं भुज्जानो विषं भुङ क्त । 


अनुक्त रहता है अतः उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। “हरि भजति” इस वाक्य में 


भजन क्रिया द्वारा कर्ता (भक्त) को इष्टतम कारक है 'हरि' अतः उसकी कर्म संज्ञा 
होकर प्रस्तुत सूत्र से उसमें द्वितीया विभक्ति हुई है और उक्त कर्ता में प्रातिपदिकार्थ 
इत्यादि नियम से प्रथमा ही होगी । 

अभिधानमिति-- प्रायः तिङ, कृत्‌, तद्धित और समास से कर्मं आदि कारक 
उक्त होते हैं। 'हरिः सेव्यते' यहाँ कर्म वाच्य में तिङ (ते) से कर्म के उक्त हो 
जाने से (हरिः) में प्रथमा विभक्ति है । 'लक्ष्म्या सेवितः' यहाँ कर्मवाच्य में 'सेव्‌ धातु 


से क्त प्रत्यय के द्वारा कर्म के उक्त होने से “हरि: में प्रथमा विभक्ति है। 


शतेन क्रीतः शत्यः (सौ से खरीदा हुआ) 'शत्यः' इसमें क्रीतार्थक तद्धित यत्‌ 
प्रत्यय द्वारा कर्म के उक्त हो जाने से प्रथमा विभक्ति हे | प्राप्तः आनन्दः यं स॒ 
प्राप्तानन्दः । इस उदाहरण में प्राप्त और आनन्द पदों में द्वितीयार्थ में बहुब्रीहि 
समास है अतः यहाँ अन्यं पदार्थ (जन मनुष्य आदि) कर्मे के समास द्वारा उक्त हो 
जाने से (प्राप्तानन्दः) इस समासान्त पद में प्रथमा विभक्ति हुई है। 

क्वचिदिति- कहीं-कहीं निपात (च वा आदि की निपात संज्ञा है ) के द्वारा 
भी कमें के उक्त हो जाने से उसके योग में प्रथमा विभक्ति होती है । यहाँ “साम्प्रतम्‌” 
यह एक निपात है । जिसका अर्थ है उचित । असाम्प्रतमु-अनुचित। यद्यपि, विष- 
वृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌-“'विषवृक्ष को भी बढ़ाकर स्वयं काटना 
उचित नहीं” इस वाक्य में सम्बध्ये क्रिया का कर्म विष वृक्ष है, तथापि यह्‌ 'असाम्प्रतम्‌' 
इस निपात द्वारा उक्त हो गया है, अतः यहाँ विष वृक्ष के आगे प्रथमा विभक्ति हुई है। 

तथायुक्तमिति--उन पदार्थो की भौ जो कर्ता द्वारा अनीप्सित (न चाहे 
हुए) भी होकर कर्ता के इष्टतम पदार्थ की तरह ही क्रिया से जुड़े रहते हैं, कम 
संज्ञा होती है । “ग्रामं गच्छत्‌ तृणं स्पृशति” गाँव को जाता हुआ तिनके को स्पश 
करता है । इस वाक्य में तृण उपेक्ष्य (जिसके प्रति कर्ता उदासीन हो) अनीप्सित है, 
तथापि वह स्पृश्‌ क्रिया से उसी भाँति जुड़ा हुआ है जिस भाँति कर्ता का इष्टतम 
पदार्थ ग्राम, अतएव उसकी भी ग्राम के समान ही कमंसंज्ञा उक्त सूत्र से होती है 
और 'कर्मणि द्वितीया! सूत्र से दोनों में द्वितीया विभक्ति भी होती है। इसी प्रकार 
“ओदनं भूज्जानो विषं भुङक्ते” (चावल खाता हुना विष खाता है) इस वाक्य में 
भोजन क्रिया द्वारा कर्ता का इष्टतम पदार्थ ओदन है पर ओदन के समान ही विष भी 
(कर्त्ता द्वारा भनीप्सित होता हुआ भी) भोजन क्रिया के साथ सम्बद्ध है भतः भोदन के 


१० संस्कृत-व्याकरण 


अकथितं च । १।४।५१ ॥ 
अपादानादिविशेषेरविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञ स्यात्‌ । 
दुह्याच्‌ पच्‌ दण्ड रुधि प्रच्छिचित्र्‌ शासुजिमथमुषाम्‌ । 
कमेयुक्‌ स्यादकथितं च तथा स्यान्नीहुकृष्वहाम्‌ ॥ 


दुहादीनां द्वादशानां तथा नोप्रभृतीनाँ चतुर्ण्णा कर्मणा यद्युज्यते तदेवाकथितं 
कर्मेति परिगणनं कतंव्यमित्यर्थः । गां दोग्धि पयः । 


समान ही विष शब्द की भी कर्म संज्ञा है। अतः दोनों में कर्मणि द्वितीया' सूत्र से 


द्वितीया विभक्ति हुई है । 


(अनीप्सित पदार्थ दो प्रकार का हो सकता है, उपेक्ष्य एवं द्वेष्य । उक्त उदा- 
हरणों में 'तृण' उपेक्ष्य रूप अनीप्सित है और “विष! द्वेष्य रूप अनीप्सित हे । अतः 
अनीप्सित पदार्थ चाहे उपेक्ष्य, चाहे द्वेष्य हो, क्रिया से सम्बद्ध होने पर उनमें द्वितीया 
विभक्ति होती है ।) 


अकथितं चेति--अपादान आदि के द्वारा अविवक्षित (जो कहने के लिए 
इष्ट न हो) कारक अकथित! कहलाता है और उसकी भी कमं संज्ञा होती है। पर 
यह नियम निम्नलिखित कारिका में परिगणित धातुओं के लिए ही है :-- 
“दुह्याच्‌ पच्‌ दण्ड्‌ रुधि प्रच्छ चित्र शासुजिमथृमुषाम्‌ । 
कमेयुक स्यादकथितं च तथा स्यात्नीहृक्कष्वहाम्‌ ॥” 


दुहादीन।मिति - अर्थात दुह (दुहना) याच्‌ (मांगना) पच्‌ (पकाना) दण्ड (दण्ड 
देना) रुध्‌ (रोकना) प्रच्छ्‌ (पूछना) चिञ, (चुनना) ब्रू (कहना) शास्‌ (शासन करना) 
जि (जीतना) मथ्‌ (मथना) मुष्‌ (ठगना) नी (ले जाना) हृ (चुराना) कृष्‌ (खींचना) 
वहू (ले जाना या ढोना) इस प्रकार दुह आदि १२ और नी आदि चार इन १६ धातुओं 
के कर्म से जिस पदार्थ का सम्बन्ध होता है, वह अकथित (अविवक्षित) कहा जाता है 


१. जहाँ किसी पदार्थ (शब्द) से अपादान आदि कारकों का अर्थ प्रकट होता भी 
हो, पर वक्ता उसका प्रयोग नहीं करना चाहता हो, तो वह कारक अविवक्षित 
कहलाता है और इस अविवक्षित कारक की भौ कमें संज्ञा होती है। 'कतु री- 
प्सिततमं कमं’ सूत्र से जिस शब्द में कर्म संज्ञा का विधान किया जाता है वह 
प्रधान कर्मं कहलाता है, पर अविवक्षित कारक में जहाँ 'अकथितं च' सूत्र से 
कर्म संज्ञा का विधान किया जाता है वह गौण (अप्रधान) कर्म कहलाता है । 
वस्तुतः कई एक ऐसी क्रियायें हैं जिनके मुख्य कर्मो के साथ कुछ अन्य पदार्थ 
भी सम्बद्ध होते हें जो कर्म के अतिरिक्त अन्य कारकों का अर्थे योतित करते 
हुँ । ऐसे ही पदार्थ गोण कर्म मान लिये गये हैं और उनमें प्रधान कर्म की भाँति 
द्वितीया विभक्ति का विधान किया गया है । 


द्वितीया विभक्ति ११ 


वलि याचते वसुधाम्‌ । तण्डुलानोदनं पचति । गर्गान्‌ शतं दण्डयति । ब्रजमव- 
रुणद्धि गाम्‌ । माणवकं पन्थानं पृच्छति। वृक्षसव चिनोति फलानि । माणवकं धर्मं 
ब्रूते शास्ति वा । शतं जयति देवदत्तम्‌ । सुधां क्षीरनिधि मथ्नाति। देवदत्तं शतं 
मुष्णाति । 


और यह अकथित पदार्थ ही इन धातुओं के मुख्य कर्म से सम्बद्ध होने के कारण 
गौण कर्म कहा जाता है, फलतः प्रधान कर्म की 'कतु रीसिततमं कर्म” से कर्म संज्ञा 
तथा गौण कर्म की 'अकथितं च' सूत्र से कर्म संज्ञा होती है और दोनों ही में कर्मणि 
द्वितीया” सुत्र से 'द्वितीया विभक्ति' होती है। जैसे - "गां दोग्धि पयः” गाय से दूध दुहता 
है। इस वाक्य में यद्यपि गाय, सामान्य नियम के अनुसार अपादान कारक है, 
तथापि वह वक्ता द्वारा अविवक्षित है तथा गाय यहाँ अवधिभूत अपादान में 
नहीं, अपितु निमित्त रूप में विवक्षित है। अतः 'अकथितं च' इस सूत्र के नियम के 
अनुसार 'गाय' की कमं संज्ञा होकर उसमें द्वितीया विभक्ति होगी । पर यदि अपादान 
की विवक्षा होगी तो पंचमी विभक्ति होकर 'गोः दोरिधि पयः ऐसा प्रयोग होगा । 

इसी प्रकार निम्नलिखित अन्य उदाहरणों में गौण कर्म में द्वितीया विभक्ति 
का प्रयोग है :-- 

बालि याचते वसुधाम्‌ --'बलि- से पृथिवी मांगता है यहाँ बलि शब्द में अपादान 
की अविवक्षा कर गौण कर्म में द्वितीया विभक्ति की गई है। अपादान विवक्षित होने 
पर “वले: याचते वसुधाम्‌!--प्रयोग होगा । इसी प्रकार 'अविनीतं विनयं याचते’ यहाँ 
चतुर्थी की अविवक्षा की गई है। वस्तुतः यहाँ याच्‌ धातु का मुख्य कम 'अविनीत' 
है, और 'विनय' शब्द में चतुर्थी की अविवक्षा कर द्वितीया की गई है। सम्प्रदान की 
विशेष विवक्षा होने पर 'अविनीतं विनयाय याचते' यह प्रयोग भी होगा । 

तण्डलानोदनं पचति--चावलों से (अथवा चावलों का) भात पकाता है, यहाँ 
तण्डुल शब्द के करण कारक की अविवक्षा कर उसे गौण कर्म मानकर 'ताण्डुलान्‌' में 
द्वितीया हुई है । | 

गर्गान्‌ शतं दण्डयति--गर्गो से सौ रुपया दण्ड लेता है । यहां गर्ग शब्द में 
अपादान की अविवक्षा कर द्वितीया विभक्ति है । 

ब्रजमव रुणद्धि गामू-न्नज (वाड़ा) में गाय को रोकता है। यहाँ अधिकरण 
की अविवक्षा कर 'ब्रजम्‌' में द्वितीया विभक्ति की गई है । 

माणवकं पन्थानं पृच्छति- बालक से मागं पूछता है। यहाँ अपादान की 
अविवक्षा कर 'माणवकम्‌? में द्वितीया है । 

वृक्ष मव चिनोति फलानि- वृक्ष से फलों को चुनता है। यहाँ अपादान की 
भविवक्षा कर 'बृक्षमु' में द्वितीया विभक्ति है । 


१२ सस्कृत-व्याकरण 


ग्राम मजाँ नयति हरति कर्षति वहति वा। अर्थनिबन्धनेयं संज्ञा । वलि 
भिक्षते वसुधाम्‌ । माणवकं धर्म भाषते, अभिधत्ते, वक्तीत्यादि। कारकं किम्‌- 
माणवकस्य पितरं पन्थानं प्रच्छति । 


साणवक धर्म ब्रूते शास्ति वा- बालक के लिये धर्म को कहता अथवा उपदेश 
करता है । यहाँ 'माणवकमू' में द्वितीया है । 


शतं जयति देवदत्तम्‌ देवदत्त से सौ रुपये जीतता है। यहाँ अपादान की 
अविवक्षा कर 'देवदत्तम्‌' में द्वितीया हुई है । 


सुधां क्षीरर्निध मथ्नाति -अमृत के लिये क्षीर सागर मथता है। यहाँ 
सम्प्रदान की अविवक्षा कर '“सुधाम्‌' में द्वितीया हुई है । 


देवदत्तं शतं मुष्णाति - देवदत्त से सौ रुपये ठगता है । यहाँ अपादान की 
अविवक्षा कर 'देवदत्तमु' में द्वितीया विभक्ति है । 


ग्राम मजां नयति हरति कर्षति बहति वा--गाँव में बकरी को ले जाता है, 
यहाँ अधिकरण की अविवक्षा कर 'ग्रामम्‌' में द्वितीया है । 

अर्थेति -'अकथितं च' इस सूत्र से जो 'दुह' आदि द्विकर्मक धातुओं में अप्रधान 
कर्म की कर्म संज्ञा का विधान किया जाता है, वह संज्ञा अर्थ के आश्रित है अर्थात्‌ 
दुह्‌, आदि धातुओं के समान अर्थ वाली अन्य भी द्विकर्मक धातुओं में अपादानादि 
की अविवक्षा होने पर गौण कर्म की कमं संज्ञा होती है, फलतः “बाल भिक्षते 
बसुधाम्‌' इस उदाहरण में याच्‌ धातु के समानार्थक भिक्ष्‌ धातु के योग में भी, तथा 
'माणबकं घर्म भाषते, अभिधत्ते, वक्ति इत्यादि’ इस उदाहरण में ब्रू” धातु के 
समानार्थक भास्‌ अभिधा, आदि के योग में भी 'बलिम्‌' तथा 'माणवकम्‌' में 
अपादान की अविवक्षा कर द्वितीया विभक्ति की गई है। 


कारकं किमिति--'अकथितं च' सूत्र द्वारा कारक--क्रियान्वित पदार्थं की ही 
कम संज्ञा को जाती है, अतएव "माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति? इस उदाहरण 
में माणवक शब्द क्रिया से अन्वित न होने के कारण, कारक नहीं है और उसकी कर्म 
संज्ञा नहीं होती है, अतएव उसमें षष्ठी विभक्ति है ।* 


१. पूर्वोक्त दुह्‌ आदि १६ धातुओं के योग में कतृवाच्य प्रयोग में तो इनके प्रधान 


व अप्रधान दोनों ही कर्मो में द्वितीया तथा कर्त्ता में प्रथमा विभक्ति होती | 


है, पर यदि इन द्विकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य वाक्य बनाना हो तो दुह आदि 
१२ धातुओं के प्रधान कर्म में द्वितीया, गौण कर्म में प्रथमा तथा कर्ता में तृतीया 
“विभक्ति होती है । पर 'नी' आदि शेष ४ धातुओं के योग में प्रधान कर्म में 
प्रथमा, गौण कमं में द्वितीया और कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, जैसा कि 
निम्नलिखित कारिका द्वारा स्पष्ट किया गया है :-- 


SSS OO क न पात का कक 


द्वितीया विभक्ति १३ 


(वा) अकर्मकधालुभि योगे देशः कालो भावो गन्तव्योऽध्वा च कर्म 
संज्ञक इति वाच्यस्‌ । कुरून्‌ स्वपिति । मासमास्ते । गो दोह मास्ते । कोश सास्ते । 


गतिबुद्धि प्रत्यवसानाथं शब्द कर्मा कर्मकाणामणि कर्ता स णो १।४।५२॥ 


अकर्मकेति-_ अर्थात्‌ अकर्मक धातुओं के योग में देश, काल, भाव, तथा 
गन्तव्य पथ की भी कर्म संज्ञा होती है । 


कुरुन्‌ स्वपिति--कुरु देश में सोता हे । इस वाक्य में 'स्वपिति' इस अकर्मक 
क्रिया के योग में भी देश वाचक कुरु शब्द की कमें संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति 
हुई है। 

मासमास्ते--महीने भर रहता है, यहाँ 'आस्ते' इस अकर्मक क्रिया के योग में 
काल वाचक “मास! की कमं संज्ञा हुई है । 

गोदोह सास्ते--गोदोहत बेला तक अर्थात्‌ जब तक गायें दुहीं जाये तब तक 
ठहरता है । यहाँ भाव व्यञ्जक गोदोह की अकमेक क्रिया के योग में कर्म संज्ञा होकर 
द्वितीया हुई है । 

क्रोश मास्ते--कोस भर में रहता है, यहाँ मार्ग वाचक क्रोश की कर्म संज्ञा 
हुई है। इसी प्रकार 'क्रोशं प्रतिष्ठते, कतिपय दिवसान्‌ स तत्रावसतू' इत्यादि में भी 
कर्म संज्ञा होती है । 

गतीति--गत्यर्थक (गम्‌, या, इण्‌ आदि) बुद्धयथेक (ज्ञा, विद्‌, बुध्‌ आदि) 
प्रत्यवसानाथेक (भक्षणार्थक--भक्ष, भुज्‌ आदि) शब्द कर्मेक, और अकर्मक धातु 
(स्था, आस्‌, शीङ्‌ आदि) धातुओं का अण्यन्तावस्था मै (जब कि इन धातुओं 


गौणे कर्मणि इुह्यादे : प्रधाने नीहकृष्वहाम्‌ । 
विभक्तिः प्रथमा ज्ञेया द्वितीया च तदन्यतः। 
कतृ' वाच्य फर्म वाच्य । 


कृष्ण: गां पय: दोग्धि 

स माणवकं पन्थानं पृच्छति 

कृष्णः अजां ग्रामं नयति 

१. सकर्मकत्व और अकर्मकत्व प्रायः वक्त विवक्षा तथा प्रयोग पर निर्भर हैं, तथापि 

अग्रलिखित अर्थो वाली धातुयें प्रायः अकर्मक होती हैं-- 

“लज्जा सत्ता स्थिति जागरणं, वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम्‌ । शयन क्रीडा 
रुचि दीप्तूयर्थं धातु गणन्तमकर्मक माहुः ।” 

गत्यर्थेक धातुओं के योग में स्थान वाची शब्दों की कमे संज्ञा तो होती ही है, 
पर इनके अतिरिक्त जहाँ आलंकारिक कमं होता है उसमें भी कर्म संज्ञा देखी जाती 
है, यथा--“निद्रां ययौ, मनसा हरिमेति, आनन्दस्य परां कोटि मध्यगच्छत्‌ । ' 


कृष्णेन गौः पयः दुह्यते । 
तेन माणवकः पन्थानं पृच्छ्यते । 
कृष्णेन अजा ग्रामं नीयते । 


१४ ` संस्कृत-व्याकरण 


गत्याद्यर्थानां शब्दकर्मणाम कर्मकराणां चाणो यः कर्ता स णौ कर्म स्यात्‌ । 
शत्रूनगमयत्स्वगेम्‌, वेदार्थं स्वानवेदयत्‌ । आशयच्चामृतं देवान्‌ । वेदमध्यापयद्विधिस्‌ । 
आसयत्सलिले पृथ्‌वीम्‌, यः स मे श्रीहरि गतिः । गतीत्यादि किम्‌ - पाचयत्योदनं देव- 
दत्तेन । अण्यन्तानां किम्‌-गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तं तमपरः घ्रयुङ क्ते गमयति देवदत्तेन 


यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः । 

से प्रेरणार्थक णिच्‌ प्रत्यय न किया गया हो) जो कर्ता हो, वह ण्यन्तावस्था में (जबकि 
इन धातुओं से णिच्‌ प्रत्यय करके इन्हें प्रेरणार्थक बना लिया हो) कर्म संज्ञक 
हो जाता है और फिर उससे द्वितीया विभक्ति आती है। निम्नलिखित तालिका में 
दोनों ही अवस्थाओं के प्रयोग हैँ-- 


साधारण या अण्यन्तावस्था प्रेरणार्थक या ण्यन्तावस्था 
शत्रवः स्वर्गमगच्छन्‌ (शत्रू स्वर्ग गये) हरिः शब्रून्‌ स्वर्गम्‌ अगमयत्‌ 
स्वे वेदार्थमविदु: हरिः स्वान्‌ वेदार्थमवेदयत्‌ 
देवा अमृतमाश्नन्‌ हरिः देवान्‌ अमृतमाशयत्‌ 
विधि वंदमध्यैत हरिः वेदं विधि मध्यापयव्‌ 
पृथ्वी सलिले आस्त हरिः पृथ्वीं सलिले आसयत्‌ 


यहाँ उक्त वाक्यों में काले अक्षरों वाले पद सभी साधारण अवस्था में कर्ता 
थे, पर प्यन्तावस्था में वे सभी कर्म हो गये हैं । अत: उनके आगे द्वितीया विभक्ति का 
प्रयोग किया गया है । 

गतीत्यादि किमिति--सूत्र में परिगणित धातुओं के अतिरिक्त यदि अन्य 


कोई धातु होगी तो उसका साधारणावस्था का कर्ता ण्यन्तावस्था में कर्म न होगा 
प्रत्युत उसमें साधारण नियम के अनुसार तृतीया विभक्ति ही होगी, यथा देवदत्तः 


१. धातु को साधारण अवस्था में कर्ता स्वतंत्रतापुर्वक स्वयं काम करता है जैसे 
“स गच्छति” वाक्य में पर जब उस कर्त्ता से जब कोई अन्य व्यक्ति काम कराता 
है, उसे काम करने के लिये प्रेरित करता है तब उस अर्थ को प्रेरणार्थक क्रिया 
द्वारा प्रकट किया जाता है, धातु से इस अर्थ को प्रकट करने के लिये णिच्‌ 
प्रत्यय जोड़ना पड़ता है, ऐसा करने से धातु के रूप में पर्याप्त अन्तर हो जाता 
५ | जैसे गच्छति का प्रेरणार्थक रूप 'गमयति' होगा । प्रेरणा देने वाले कर्ता को 
प्रयोजक कर्ता और जिसको प्रेरणा दी जाती है, उसे प्रयोज्य कर्त्ता कहते हैं, 
प्रयोजक कर्त्ता में प्रथमा विभक्ति रहती है पर प्रयोज्य कर्ता में तृतीय विभक्ति 
हो जाती है, कम में कोई परिवर्तन नहीं होता अर्थात्‌ द्वितीया ही रहती है । 
यथा “स भार्या त्यजति' का प्रेरणार्थक प्रयोग होगा “अन्य तेन भार्या त्याजयति! 
इसी प्रकार “राम: ओदनं पचति’ (साधारणावस्था) का प्रेरणावस्था में प्रयोग होगा 
देवदत्तः तं प्रेरयति इति देवदत्तः रामेण ओदनं पाचयति ।' 


hd 
र 


द्वितीया विभक्ति १५ 


(वा) नो बह्यो नें । नाययति वाहयति वा भारं भृत्येन । 

(वा) नियन्तृ कर्तृ कस्य वहेरनिषेधः । वाहयति रथं वाहान्‌ । सूतः । 
(बा) आदिखाद्यो ने । आदयति खादयति वान्न वटुना । 

(वा) भक्षेरहिसार्थस्य न । भक्षयत्यञ्ञ बटुना । आहिसार्थस्य किम्‌-भक्षयति 


बलीवर्दान्‌ सस्यम्‌ । 


ओदनं पचति, तं यज्ञदत्तः (प्रयोजक कर्त्ता) प्रेरयति, इति यज्ञदत्तः देवदत्तेन (प्रयोज्य 
कर्ता) ओदनं पाचयति । 

अण्यन्तानां किसिति--इसी प्रकार गत्याद्यर्थक धातुओं में भी वही कर्ता 
प्यन्तावस्था में कमं संज्ञक हो सकेगा जो अण्यन्तावस्था में उस धातु का कर्ता रह - 
चुका होगा । यथा, 'देवदत्तः यज्ञदत्तं गमयति तं विष्णूमित्रः प्रेरयति, इति विष्णुमित्रः 
देवदत्तेन यज्ञदत्तं गमयति'। यहाँ देवदत्त अण्यन्तावस्था का कर्ता न होकर गमयति 
इस रूप के साथ ण्यन्तावस्था का ही कर्ता है; अतः वह तृतीया में रखा गया है, द्वितीया 
में नहीं । 

(वा) नी वह्योनेति-_अर्थात्‌ नी व वह, धातुओं के प्रेरणारथेक प्रयोग में इनका 
अण्यन्तावस्था का कर्ता ण्यन्तावस्था में कर्म न हो अतएव 'नाययति वाहयति वा 
भारं भृत्येन’ भृत्य से भार ढुलवाता है--यहाँ कर्म संज्ञा का इस वातिक से निषेध होने 
से भृत्यं न होकर भृत्येन ही हुआ । 

(बा) “नियन्तु कतृ कस्य बहेरनिषेधः?-_अर्थात्‌ उक्त वातिक द्वारा कमं 
संज्ञा का निषेध वहाँ नहीं होगा जहाँ “वह” धातु का कर्ता नियन्ता (हांकने वाला) 
होगा अर्थात्‌ उसकी कमं संज्ञा हो जायगी । जैसे 'वाहयति रथ वाहान्‌ सूतः” सूत 
घोड़ों से रथ ढुलवाता है--यहाँ वाहान्‌ की कमं संज्ञा का निषेध न होगा, द्वितीया 
विभक्ति हो जायगी । 

(बा) आदिखाद्योने--अर्थात्‌ अद्‌ और खाद्‌ धातुओं के प्रयोज्य कर्त्ता की 
कर्म संज्ञा न होगी, यथा- आदयति खादयति वान्नं वट्ना--ब्रह्मचारी से अन्न 
खिलवाता है--यहाँ प्रयोज्य कर्ता वटु की कमें संज्ञा नहीं हुई । अतः यहाँ तृतीया 


विभक्ति है। 

(बा) “भक्षेरहिसार्थस्य न”--जब भक्ष्‌ धातु का अर्थ हिसा (पीड़ा या हानि 
पहुँचाना) नहीं होता, तब प्रयोज्य कर्ता की कमं संज्ञा नहीं होती, यथा “भक्षयति 
अन्न वटुना” यहाँ वटु द्वारा अन्न भक्षण में हिसा का भाव नहीं है । अतः उक्त वातिक 
के कमं संज्ञा का निषेध हो जायगा, वटु में द्वितीया न होकर तृतीया ही रहेगी, पर 
जहाँ हिसा भाव होगा वहाँ यह वातिक निषेध न करेगा, अर्थात्‌ 'गति बुद्धि' सुत्र से 
कमं संज्ञा हो जायगी, यथा “भक्षयति वलीवर्दान्‌ सस्यम्‌” (बैलों को धान खिलाता है) 
यहाँ धान भक्षण में हिसा का भाव है । अतः बलीवर्दान्‌ में कमं संज्ञा हो जायगी । 


१६ संस्कृत व्याकरण 


(वा) जल्पति प्रभृतीना मुपसंख्यानम्‌ । जल्पयति भाषयति वा धर्म पुत्र 
देवदत्तः 

(वा) हृशेश्च । दर्शंयति हरि भक्तान्‌ । सूत्रे ज्ञानसामान्यार्थानामेव ग्रहणं न 
तु तद्विशेषार्थानामित्यनेन ज्ञाप्यते । तेन स्मरति जिघ्रतीत्यादौनां न। स्मारयति ध्राप- 
यति वा देवदत्तेन । 

(वा) शब्दायतेर्न । शब्दाययति देवदत्तेन । धात्वर्थसंगृहीतकमंत्वेनाकमं 
कत्वात्‌ प्राप्तिः । येषां देशकालादिभिन्नं कर्मं न सम्भवति तेऽत्राकर्मकाः न त्वविव- 
क्षित कर्माणोऽपि, तेन मासमासयति देवदत्तमित्यादो कर्मत्वं भवत्येव । देवदत्तेन 
पाचयतीत्यादौ तु न। 


(ब) जल्पतीत्यादि-जल्प्‌ भाष्‌ आदि धातुओं के अण्यन्तावस्था के कर्त्ता 
प्यन्तावस्था में कर्म संज्ञक होते हैं। 

पुत्रं धर्म जल्पयति भाषयति वा? (पुत्र से धर्मं कहलवाता है) यहाँ अण्यन्ता- 
वस्था के कर्ता पुत्र की प्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति है । 

(ब) स्शेश्चेति - हश्‌ (देखना) धातु का अण्यन्तावस्था का कर्त्ता प्यन्तावस्था 
के प्रयोग में क्म संज्ञक होता है । 

“दर्शयति हरि भक्तान्‌” (भक्तों को हरि दिखलाता है) यहाँ अण्यन्तावस्था 
के कर्त्ता 'भक्त' की प्यन्ताबस्था में कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति हुई है। 


सुत्र इति--'गतिबुद्धि' सूत्र में बुद्धयर्थक से ज्ञान सामान्यवाची बुध्‌, ज्ञा 
आदि धातुओं का ही ग्रहण हैं, ज्ञान विशेष वाचक स्मृ, घा आदि का नहीं । इसका 
प्रमाण है “हशेश्च” इस वार्तिक में हश्‌ ग्रहण । यदि ज्ञान विशेष वाचक धातुओं का 
भी ग्रहण होता तब तो बुद्धयर्थक धातुओं द्वारा हशू का भी ग्रहण हो ही जाता क्योंकि 
चक्षुरिन्द्रियजन्य ज्ञान ही दर्शन है, 'हशेश्च' वातिक व्यर्थ था। अतः स्मृ, घा, आदि 
धातुओं का ग्रहण न होते के कारण "स्मारयति घापयति वा देवदत्तेन इस प्रयोग में 
देवदत्त की कर्मसंज्ञा न होने से द्वितीया विभक्ति न हुई । ँ 


(वा) शब्दायतेनेंति--शब्दायति धातु के कर्त्ता की ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा 
नहो। 


'शब्दाययति देवदत्तेन' (देवदत्त से शब्द करवाता है) प्रस्तुत प्रयोग में धातु 
के अर्थ में ही शब्दरूपी कर्म के संग्रहीत हो जाने से यह धातु अकर्मक है । अतः अक- 
मंक होने के कारण 'गतिबुद्धि! सूत्र से ण्यन्तावस्था के प्रयोग से साधारण दशा के 
कर्ता 'देवदत्त' को कमंसंज्ञा प्राप्त थी, इस वातिक से उसका निषेध हो जाने से कमे- 
संज्ञाभाव में 'देवदत्तेन' में तृतीया विभक्ति हुई है। 


द्वितीया विभक्ति १७ 


हृक्वोरन्यतरस्यास्‌ ॥ १।४।५३।। 
हुक्रोरणौ यः कर्ता स णो वा कर्म स्यात्‌ । हारयति कारयति व भृत्यं भृत्येन 
वा कटम्‌ । 


येषामिति - सूत्र में अकर्मक धातुओं से तात्पर्यं उन्हीं धातुओं से है जिनका 
देश काल इत्यादि से भिन्न कोई कर्म संभव नहीं हो; उन धातुओं से नहीं, जो सकर्मक 
होते हुए भी कमं की अविवक्षा कर देने से अकर्मक बन गई हैं अतएव “मासमास्ते 
देवदत्तः” इस साधारण वाक्य का प्यन्तावस्था में प्रयोग करने पर “मासमासयति 
देवदत्तम्‌” यह प्रयोग होगा अर्थात्‌ देवदत्त की कमंसंज्ञा हो जायगी, पर देवदत्तः 
पचति का ण्यन्तावस्था का प्रयोग “देवदत्तेन पाचयति” होगा न कि “देवदत्तम्‌” 
क्योंकि यहाँ पच्‌ धातु के सकमक होते हुए भी इसे कर्म की अविवक्षा कर अकमक 
बनाया गया है। 

व्याकरण की दृष्टि से क्रियाएँ चार प्रकार से अकर्मक बन जाती हैं। 

“धातोरर्थान्तरे वृत्ते ्धात्वर्थेनोपसंग्रहात्‌ । 
प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मेणोऽकमिकाः क्रियाः ॥।” 


अर्थात्‌ धातु का अर्थान्तर (अन्य अथं में प्रयोग) होने से १. जैसे 'वह_ (ले 
जाना) या (ढोना) धातु स्वतः सकर्मक है “भारं वहति गर्दभः (गदहा बोझ ढोता है) 
पर यही अर्थान्तर में प्रयुक्त होकर अर्थात्‌ बहने अर्थ में अकर्मक है 'नदी बह॒ति । 


इसी प्रकार जब धातु के अर्थ में उसका कर्म संगृहीत हो जाता है २. जैसे 
स जीवति (वह जीता है) यहाँ जीवति का अर्थ है--प्राण धारण करना पर वह 
इसका प्राण रूप कर्म 'जीव्‌' धातु के अर्थ में ही संग्रहीत कर लिया गया है अतः धातु 
अकमक बन गया है । 


इसी प्रकार कर्म के प्रसिद्ध होने से भी धातु अकर्मक बन जाता है ३. जैसे 
मेघो वषति’ यहाँ 'वर्षति' बरसता है इस क्रिया में 'जलम्‌' यह कर्म सवंप्रसिद्ध है 
अतः 'जलम्‌ वर्षंति’ न कहकर केवल 'वर्षति’ का प्रयोग होता है। और इस प्रकार 
धातु अकर्मक बन जाता है । 


इसी प्रकार कर्म के न प्रयोग करने की इच्छा से भी सकर्मक धातु अकर्मक 
बन जाता है ४. जैसे 'हितान्न यः संश्रणृते' यहाँ 'संश्ृणृते' में श्रु धातु सकर्मक 
है पर इस वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं किया गया. है अतः धातु अकर्मक बन 
गया है । 

“हुक्रोरन्यतरस्याम्‌”--ह (ले जाना) कृ (करना) धातुओं का साधारणा- 
वस्था का कर्ता ण्यन्तावस्था में विकल्प से कमंसंज्ञक होता है यथा “कारयति हारयति 
वा भृत्यं भृत्येन वा कटम्‌”--भृत्य से चटाई बनवाता या मॅगवाता है। इस वाक्य में 

टर 


१८ संस्कृतन्त्याकरण 


(वा) अभिवादिहशोरात्मनेपदे वेति वाच्यस्‌ । अभिवादयते दर्शयते देवं 
भक्तं भक्तन वा। 

अधिशीडः स्थासां कर्म । १।४।४६॥ 

अधिपुर्वाणा मेषामाधारः कमं स्यात्‌ । अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा 
वैकुण्ठ हरिः । 

अभिनिविशश्च । १।४।४७॥ 

अभिनीत्येतत्‌ संघातपुर्वस्य विशतेराधारः कमं स्यात्‌ । 

अभीनिविशते सन्मार्गम्‌ । 'परिक्रयणे सम्प्रदानम्‌' इति सुत्रादिह मण्ड्कप्लु- 
त्याऽन्यतरस्यां प्रहणमनुवर्त्य व्यवस्थितविभाषाश्रयणात्‌ क्वचिन्न । पापेऽभिनिवेशः । 


भृत्य की विकल्प से करम संज्ञा होगी, कर्मसंज्ञाभाव में तृतीया भी होगी अतः भृत्यं 
भृत्येन दोनों रूप बनेंगे । 

“अभिवादिहशोरात्मने पदे वेति वाच्यम्‌ ?--अर्थात अभिपुर्वक वदि धातु 
और हश्‌ं धातु जब प्रेरणार्थक होने पर आत्मने पद में प्रयुक्त होती है। तब उनका 
भी साधारण अवस्था का कर्त्ता प्यन्तावस्था में कर्म संज्ञक हो जाता है विकल्प से । 
जैसे “अभिवादयते दशंयते वा देवं भक्त भक्त न वा”--भक्त से देव को प्रणाम कराता 
या दिखलाता है--इस प्रयोग में अण्यन्तावस्था के कर्ता भक्त की प्यन्तावस्था में 
विकल्प से कर्म संज्ञा होती है अतः उसमें द्वितीया एवं तृतीया दोनों विभक्तियों का 


प्रयोग होगा । 

अधिशीङस्थासां कमं इति--अधि उपसगंपुर्वक शीङः, स्था, आस्‌ इन धातुओं 
का आधार कर्म संज्ञक होता है (आधार--वह स्थल जहाँ इन क्रियाओं का काभ होता 
है) जसे अधिशेते, अध्यास्ते, अधितिष्ठति वा वेकुण्ठं हरिः?-- हरि वैकुण्ठ में शयन 
करते, बैठते अथवा ठहरते हें । यहाँ वैकुण्ठ शब्द की कर्म” संज्ञा होकर द्वितीया 
विभक्ति हुई है । इसी प्रकार सोऽर्धासनमधितिष्ठति, स॒ शिलातलमधिशेते, भवतां 
भवन मध्यास्य सुखमहमन्वभवम्‌ । 

अभिनिविशश्चेति-एक ही साथ अभि और नि उपसर्गपूर्वक विश्‌ धातु का 
आधार कर्म संज्ञक होता है 'अभिनिविशते सन्मार्गस्‌'--सन्मागँ का अनुसरण करता 
है । इस वाक्य में मार्ग शब्द की कर्म संज्ञा होती है । 


१. कमं संज्ञा विधान का फल है द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होना अतः जिन शब्दों 
में भी कमं संज्ञा जिस किसी भी सूत्र से की गई है वहाँ 'कर्मणि द्वितीया” सूत्र 
से द्वितीया विभक्ति होगी । विस्तार भय से प्रत्येक उदाहरण में द्वितीया विभक्ति 
का निर्देश नहीं किया गया है। पर छात्रों को कर्म संज्ञा लिखने के बाद द्वितीया 
विभक्ति अवश्य लिखनी चाहिए । 


द्वितीय विभक्ति १६ 


कपान्वध्याङ वसः । १४५६८1 

उपादि पुर्वस्य वसते राधारः कर्म स्यात्‌ । उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, 
आवसति वा वैकुण्ठं हरिः । 

(वा) अभुत्त्मर्थेस्य न । । वने उपवसति । 


विश धातु के आधार की कर्म संज्ञा अभि, नि इस संत्रातपूर्वंक होने पर ही 
होगी, इनमें से किसी एक के पूर्व रहने पर सप्तमी ही होगी, जेसे “निविशते 
सन्मार्ग ।” 

उक्त सूत्र में आगे कहे जाने वाले “परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌” इस 
सत्र में मण्डूकप्लुति न्याय से (अर्थात्‌ मण्डक की तरह बीच के सूत्रों को छोड़ते हुए 
उछलकर) 'अन्यतरस्याम्‌' (विकल्प) की अनुवृत्ति (अपकर्ष या खींच लिया जाना) 
होती है और उस “अन्यतरस्याम्‌” को व्यवस्थित विभाषा- (कहीं होना कहीं न 
होना) मान लिया गया है। अतः “पापेऽभिनिवेशः”-पाप में प्रवृत्ति-इस उदाहरण 
में अभि, नि इस संघात के पूर्व रहते हुए भी विश्‌ धातु के संयोग में कर्मसंज्ञा उक्त 
सूत्र से नहीं होती है अतः 'पापे' में सप्तमी विभक्ति है । 

उपान्वध्याङ वस इति--उप, अनु, अधि, आ पूर्वक वस्‌ धातु के योग में 
आधार की कर्म संज्ञा होती है। यथा “उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति, 
वा वैकुण्ठ हरिः'--हरि वैकुण्ठ में रहता है इस वाक्य में वैकुण्ठ शब्द की कर्मसंज्ञा 
होती है। यदि इन उपसर्गो में से कोई भी उपसर्ग वस्‌ धातु के पहले न लगा हो 
तो आधार में सप्तमी ही होगी जैसे “हरिः वैकुण्ठे वसति” । 

(वा) अभुक्त्यर्थस्य न इति--जब उपवस्‌ का अर्थ रहना न होकर उपवास 
करना- व्रत करना होता है, तब भी सप्तमी ही होती है “वने उपवसति”--बन में 
व्रत करता है। 

(अकर्मक धातु भी जब उपसर्ग आदि वशात सकर्मक हो जाता है तब उसके 
कर्मे में भी द्वितीया विभक्ति होती है यथा “स्वामिनश्चित्तमेवाहमनुवर्ते” मैं स्वामी 
के चित्त का ही अनुवर्तन करता हँ--इस प्रयोग में यद्यपि 'वृत' धातु अकर्मक है पर 
अनु उपसर्ग पूर्वक होने से वह सकर्मक हो जाता है। अतः उसके कर्म 'चित्तम्‌' में 
द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है । इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी हैं जैसे “स 
सिहासनमारोहति?--वह सिंहासन पर चढता है, यहाँ आ+रह धातु सकर्मक हो 
गया है और उसके कर्म 'आसन' में द्वितीया विभक्ति हुई है। 

“लगा दिवमुत्पतन्ति”--पक्षी आकाश में उडते हैं यहाँ उत्‌ + पत्‌ धातु है। 

''वाचमर्थोऽनुधावलि”?-_अर्थ वाणी का अनुसरण करता है यहाँ अनुधाव्‌ 
धातु है जो कि सकर्मक हो गया है । 

उभसर्वतोरिति-अर्थात्‌ तसिल्‌ प्रत्ययान्त उभ एवं सर्वं शब्द (उभयतः 
सर्वतः) के योग में द्वितीया विभक्ति करनी चाहिये, 'धिकू शब्द के योग में तथा 


२० संस्कृत-व्याकरण 


(वा) उभ संवंतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु । 
द्वितीया सर डितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि इश्यते ॥ 
उभयतः कृष्ण गोपाः । सर्वंतः कृष्णम्‌ । धिक्‌ कृष्णाभक्तम्‌ । 
उपयु परि लोकं हरि: । अध्यधि लोकस्‌ । अधो$धो लोकस्‌ । 


उपरि आदि तीन शब्दों के योग में (उपयु परि, अध्यधि, अधोऽधः) द्वितीया होती है 
तथा इनसे अतिरिक्त स्थलों में भी द्वितीया विभक्ति देखी जाती है, क्रमशः इनके 
उदांहरण-- 

“उभयत: कृष्णं गोपाः?--कृष्ण के दोनों ओर गोपाल (हैं)--यहाँ तसिल्‌ 
प्रत्ययान्त 'उभयतः' के योग में 'कृष्णम्‌' में द्वितीया है । 

“सर्वतः कृष्णझ्‌”?-- कृष्ण के चारों ओर, यहाँ तसिल्‌ प्रत्ययान्त सर्वेतः' 
के योग में क्रृष्णम्‌' में द्वितीया है ! 

“धिक्‌ क्रृष्णाभक्तम्‌”--क्ृष्ण के अभक्त को धिक्कार (है)-यहाँ धिक्‌' के 
योग में 'अभक्तम्‌' में द्वितीया है। धिक्‌ के योग में कभी-कभी प्रथमा भी होती है :-- 

धिगर्था: कष्टसंश्रयाः धिगियं दरिद्रता, 
कभी कभी सम्बोधन में भीः- धिड_ मूर्खं ! यदि त्वं नाधीषे । 

“उपयु परि लोकं हरिः” हरि लोक के समीप (ठीक ऊपर) है-- यहाँ 
आम्रे डित “उपयु परि" के योग में 'लोकम्‌' में द्वितीया है । 

इसी प्रकार “अध्यधि लोकम्‌”--संसार के टीक समीप देश में--और 
“अधोऽधो लोकम्‌” संसार के समीप-ठीक नीचे--यहाँ इनके योग में 'लोकम्‌' में 
द्वितीया है । 

इनसे अतिरिक्त स्थलों में भी द्वितीया विभक्ति होती है जैसे “न त्वामृते तत्र 
गन्तुमहमीहे” तुम्हारे बिना मैं वहाँ जाना नहीं चाहता-यहाँ “ऋते' के योग में 
द्वितीया विभक्ति है इसी प्रकार 'बिना' आदि के योग में भौ द्वितीया विभक्ति 
होती है । 

(वा) “अभितः परितः समया निकषा हा प्रति योगे$पि”--अर्थात्‌ अभितः 
परितः, समया, निकषा, हा, और प्रति के योग में भी द्वितीया होती है, यथा “अभितः 
कृष्णमु”--कृष्ण के दोनों ओर “परितः कृष्णम्‌” कृष्ण के चारों ओर “ग्रामं समया” 


१. आम्रेडित यह पारिभाषिक शब्द है, इसका अर्थ है--द्विरुक्ति किसी शब्द का 
दो बार कथन करना । “उपर्यध्यधसः सामीप्ये” ८-१-७ इस पाणिनि सूत्र के 
अनुसार सामीप्य के अर्थ में उपरि अधि और अधः आग्रे डित द्विरक्त हो जाते 
हैं अर्थात्‌ उपयु परि, अध्यधि, एवं अधोऽधः इस प्रकार प्रयुक्त होने लगते हें और 
इनके योग में समीप अथं में द्वितीया विभक्ति होती है। पर यदि समीप अर्थ से 
भिन्न अर्थ में इनका प्रयोग होगा तो द्वितीया न होकर षष्ठी ही होगी गथा 
उपयु परि “सर्वेषामादित्य इव तेजसा” इस वाक्य में सर्वेषाम्‌ में षष्ठी है। 


द्वितीया विभक्ति > २१ 


(बा) अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेऽपि । 

अभितः कृष्णस्‌ । परितः कृष्णम्‌ । ग्रामं समया । निकषा लंकाम्‌ । हा कृष्णा- 
भक्तम्‌-तस्य शोच्यते इत्यर्थः । बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌ । 

अन्तरान्तरेण युक्त । २३४ 

आश्यां योगे द्वितोया स्यात्‌ । अन्तरा त्वां मां हरि: । अन्त्रेण हरि न सुखम्‌ । 

कर्मप्रवचनीयाः । १।४।८३॥ इत्यधिकृत्य । 

गाँव के पास “निकषा लंकाम्‌”--लंका के पास “हा कृष्णाभक्तम्‌” कृष्ण के अभक्त 
के लिये हाय--शोक । अर्थात्‌ वह शोचनीय है। 

“'विभुक्षितं न प्रतिभाति किड्चित्‌”--भूखे को कुछ नहीं सूझता, इन प्रयोगों 
में “अभितः” आदि के योग में क्रमशः कृष्णम्‌, ग्रामम्‌, लंकाम्‌, कृष्णाभक्तम्‌, विभु- 
क्षितम्‌ इन शब्दों में द्वितीया विभक्ति है। 

अन्तरान्तरेण? युक्त इति-_अर्थात्‌ अन्तरा और अन्तरेण के योग में द्वितीया 
विभक्ति होती है । 

“अन्तरा त्वां मां हरिः”- हरि तुम्हारे और मेरे बीच में है- यहाँ अन्तरा' 
के योग में त्वाम्‌, मामू में द्वितीया हे । 

“अन्तरेण हरिम्‌ न सुखम्‌?--हरि के बिना सुख नहीं-यहाँ अन्तरेण के 
योग में 'हरिम्‌' में द्वितीया विभक्ति है। 

क्मेश्रबचेनीया इति-- अर्थात यहाँ से कमंप्रवचनीय संज्ञा का अधिकार 
करके-- 

पाणिनीय व्याकरण में कुछ ऐसे अव्ययों की कर्मप्रवचनीय संज्ञा की गई है 
जो न तो किसी क्रिया विशेष के द्योतक हों न सम्बन्ध के ही वाचक हों, और न 
किसी अन्य क्रिया पद को लक्षित ही करायें पर वाक्यान्तगंत पदों में भेद दर्शक हों 
अर्थात्‌ विभक्ति विधायक हों। इनके योग में भी प्रायः कमे कारक का ही विधान 
होता है । जैसा कि वाक्यपदीयकार ने कहा है-- 

क्रियाया द्योतको नायं सम्बन्धस्य न वाचकः। 
नापि क्रियापदापेक्षी सम्बन्धस्य तु भेदकः ॥ 

अनुर्लक्षणे इति--किसी विशेष लक्षण (हेतु) को द्योतित करने में 'अनु' की 
कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है । 

कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितोया इति--कर्मप्रवचनीय उपसर्गो के योग में द्वितीया 
विभक्ति होती है, यथा “जपमनु प्रावर्षत” लक्षण या हेतु भूत जप से वर्षा हुई, 


१. हा के योग में सम्बोधन भी होता है “हा हा देवि स्फुटति हृदयम्‌” भगवति 
अरुन्धति । 

२. भवतः साहाय्यमन्तरेण नाहं प्रभवामि शत्रून्‌ जेतुमु । त्वामन्तरेण न कोऽप्यस्ति मे 
सहाय: । त्वां मां चान्तरा विद्यते भगवानु । 


२२ 9 संस्कृत-व्याकरण 


अनुलंक्षणे । १।४।४८।॥। 

लक्षणे द्योत्येञ्नुहक्त संज्ञः स्यात्‌ । गत्युपसर्ग संज्ञापवादः । 

कसंप्रवचनीययुक्त द्वितीया । २।३।८॥ 

एतेन योगे द्वितीया स्यात्‌ । जपमनु प्रावर्षत्‌ । हेनुभूतजपोपलक्षितं वर्षण- 
मित्यर्थः । परापि हेताविति तृतीयाऽनेन वाध्यते। 'लक्षणेत्थंभ्रुत' इत्यादिना सिद्धे 
पुनः संज्ञाविधानसामर्थ्यात्‌ । 

तृतीयाथ ॥ १।४।८५॥ 

अस्मिन्‌ द्योत्येऽनुरुक्त संज्ञः स्यात्‌ । नदीमन्ववसिता सेना 

नद्या सह सम्वद्धेत्यर्थः । षिञ्‌ बन्धने क्तः । 


अर्था जप करते के पश्चातु वर्षा हुई, जब तक जप नहीं किया गया तब तक वर्षा 


नहीं हुई, वर्षा का लक्षण या हेतु जप था--यहाँ अनु अव्यय को 'अनुलंक्षणे' सुत्र से 
कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है और तब उसके योग में इस सूत्र से 'जपमू' में द्वितीया 
विभक्ति होती है। 

यहाँ 'हेतौ' सूत्र से होने वाली तृतीया विभक्ति यद्यपि इस सुत्र से विधीयमान 
द्वितीय से परे है, तथापि उसे बाँधकर 'जपमनु' में फिर भी कर्मप्रवचनीय संज्ञा 
विधान करने के कारण द्वितीया ही होती है। तात्पर्यं यह है कि 'जपमनुप्राव्षत' 
इस प्रयोग में “लक्ष्णेत्थं भूताख्यान” इत्यादि सुत्र से “अनु” की कर्म प्रवचनीय संज्ञा 
हो ही जाती, फिर अनुलंक्षणे' सुत्र से जो लक्षण- हेतु में पुनः कर्मे प्रवचनीय संज्ञा 
का विधान किया गया है इससे प्रमाणित होता है कि लक्षण द्योतित करने में 'पर' 
भी तृतीया विभक्ति को बाँधकर द्वितीया ही होती है । 

तृतीयार्थे इति- तृतीया के अर्थ को प्रकट करने वाला 'अनु' कर्म प्रवचनीय 
संज्ञक होता है । यथा “नदीमन्व वसिता सेना”--सेना नदी के साथ सम्बद्ध है- इस 
प्रयोग में नदी शब्द के आगे तृतीया विभक्ति होनी चाहिए थी, यहाँ अनु. 'तृतीयार्थ' 
में प्रयुक्त हुआ है जिसकी कि इस सूत्र से कमं प्रवचनीय संज्ञा हुई है अतः उसके योग 
में 'नदीम्‌' में द्वितीया विभक्ति होगी तृतीया नहीं । अव पूर्वक षिञ्‌ (बाँधना) धातु 
से क्त प्रत्यय करके अवसित शब्द बनता है अतः उसका अथे “सम्बद्ध” होता है । 

हीने इलि--हीनता को द्योतित करने में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती 
है, यथा “अनु हरिम्‌ सुराः’ देवता हरि से हीन हैं- यहाँ हीनता द्योतक “अनु” की 
कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से 'हरिम्‌' में द्वितीया विभक्ति है । 


१, पाणिनाय व्याकरण में “विप्रतिषेधे पर॑ कार्यमू इस सूत्र के अनुसार यह नियम 
है कि दो तुल्य कार्यो का आपसी विरोध (एक ही स्थान में दोनों की प्राप्ति 
झप विरोध) होने पर जो कार्य पर (अर्थात अष्टाध्यायी की सूत्र संख्याक्रम के 
अनुसार बाद में होने बाला कार्य) होता है, वही ग्रहीत होता है । पुव कार्य ठक 
भाता है । 


वु. 


द्वितीया विभक्ति २३ 


होने । १।४।८६॥ 

हीने ययोत्येऽनुः प्राग्वत्‌ । अनुर्हार सुराः । हरे होना इत्यर्थः। 

उपोऽधिके च ।१।४।८७॥ 

अधिके हीने च द्योत्ये उपेत्यव्ययं प्राक्‌ संज्ञ स्यात्‌ । 

अधिके सप्तमी वक्ष्यते । हीने, उपरहर सुराः । 

लक्षणेत्थं भुताख्यान भागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः । १।४।६०॥ 

एष्वर्थेषु विषयभूतेष्‌ प्रत्यादयः उक्त संज्ञाः स्युः। लक्षणे, वृक्ष वृक्षं प्रतिपर्यंनु वा 
विद्योतते विद्युत्‌ । इत्थं भूताख्याने, भक्तो विष्णु प्रतिपर्यनु वा । भागे, लक्ष्मीहेरि 
प्रतिपर्यनु वा । हरे भाग इत्यर्थः । वीप्सायाम्‌, वृक्षं वृक्षं प्रतिपर्यनु वा सिञ्चति । अत्रोप 
सर्गत्वा भावास षत्वम्‌ । एषु किम्‌-परिषिञ्चति । 


उपोऽधिके चेलि- अधिक या हीन अर्थ के द्योतक 'उप' की कर्म प्रवचनीय संज्ञा 
होती है यथा “उप हरिम्‌ सुरा.' देवता हरि से घटकर हैं - यहाँ हीनतार्थ द्योतक उप की 
कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से उसके योग में 'हरिम्‌' में द्वितीया विभक्ति है जब 'उप' 
अधिक अर्थ का योतक होगा तब सप्तमी विभक्ति होगी, जैसा कि आगे कहा जायगा। 

लक्षणत्यं भुताख्यानभ(गवीप्सासु प्रतिपर्यनवा इति- अर्थात्‌ लक्षण (किसी 
की ओर निर्देश करना) इत्थंभुताख्यान (यह इस प्रकार का है, यह बतलाना) भाग 
(यह उसके हिस्से में पड़ता है, यह बतलाना) और वीप्सा (द्विरुक्ति दिखलाना) 
अर्थो में प्रति, परि, तथा अनु की कमं प्रवचनीय संज्ञा होती है, यथा, “वृक्षं वक्षं प्रति 
परि, अनु वा विद्योतते विद्युत्‌" वृक्ष की ओर बिजली चमकती है इस प्रयोग में 
वृक्ष बिजली चमकने को लक्षित करता है अर्थात्‌ वह ज्ञापक लक्षण है, इस लक्षण 
को प्रकट करने वाले प्रति, परि, अनु की उक्त नियमानुसार कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने 
से 'वृक्षम्‌' में द्वितीया विभक्ति हुई है। 

“भक्तो विष्णु प्रति परि अनु वा”- विष्णु का भक्त है--इस प्रयोग में इत्त्थं- 
भूताख्यान (यह इस प्रकार का है ऐसा कथन) अर्थ में प्रति परि अनु को कर्मे प्रवचनीय 
संज्ञा होने से उनके योग में 'विष्णुम्‌' में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। 

“लक्ष्मी हरिम्‌ प्रति परि अनु वा”- लक्ष्मी हरि का भाग है--यहाँ “भाग! 
अर्थ में प्रयुक्त प्रति, परि, अनु की कर्म प्रवचनीय सज्ञा होने से उनके योग में 'हरिम्‌', 
में द्वितीया विभक्ति हुई है। 

“वृक्ष वृक्षं प्रति परि अनु वा सिञ्चिति’- प्रत्येक वृक्ष को सींचता है-- 
यहाँ वीप्सा (व्याप्तुमिच्छा अर्थात्‌ किसी क्रिया का प्रत्येक वस्तु से सम्बन्ध करने 
की इच्छा) अर्थ में वर्तमान प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से उपसगे 
संज्ञा ही नहीं रहती (क्योंकि एक को एक ही संज्ञा प्राप्त करने का नियम है) अतः उप- 
सर्गाभाव में “प्रति परि अनु+सिञ्चिति” इस स्थिति में “उपसर्गात्‌ सुनोति ८-३-६ ९३: 
सूत्र से स्‌ को ष्‌ आदेश नहीं होता है। 'वृक्षमु वृक्षम' में द्वितीया विभक्ति तो कर्म में 


होती ही है । 


२४ संस्कृत व्याकरण 


अभिरभागे 1१।४।९१॥ 

भागवर्ज लक्षणादावभिरुक्त संज्ञः स्यात्‌ । हरिमभि वर्तते । 

भक्तो हरिमभि। देवं देव मभिसिञ्चति । अभागे किम्‌ यदत्र ममाभिष्यात्तद्‌ 
दीतयाम्‌ । 

अधिपरी अनर्थकौ । १।४।९३॥ 

उक्तसंज्ञौ स्तः । कुतोऽध्यागच्छति । कुतः पर्यागच्छति । गतिसंज्ञाबाधात्‌ “गति- 
गंतो' इति निधातो न। 


प्रति परि तथा अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा उक्त लक्षण आदि भर्थो में ही 
होती है, इनसे भिन्न अर्थो में नहीं जैसे प्रति, परि, अनुक सिञ्चति इस प्रयोग में 
परि की कर्मे प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी । अत: उपसर्ग संज्ञा होने से स को ष्‌ आदेश 
हो जाता है अतः प्रति, परि, अनु षिञ्चति, ऐसा प्रयोग होता है। 

अभिरभागे इति--केवल भाग अर्थ को छोड़कर शेष उपयुक्त तीन अर्थो में 
वर्तमान अभि की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है, यथा “हरिमभिवर्तेते, भक्तो हरिमभि, 
देवं देवमभि सिञ्चति’ इन प्रयोगों में क्रमशः लक्षण इत्त्यं भूताख्यान और वीप्सा 
अर्थ द्योतक अभि की क्म प्रवचनीय संज्ञा होने से हरिम्‌' में द्वितीया विभक्ति हुई है। 

भाग अर्थ में अभि” की कर्म प्रवचनीय संज्ञा न होने से वहाँ उपसे संज्ञा 
बनी रहती है । फलतः “यदत्र ममाभिष्यात्‌ तदृदीयताम्‌- यहाँ जो मेरा भाग हो वह 
दे दो--में अभि के आगे स्यात के सू को ष हो जाता है। “उपसर्ग प्रादुर्भ्यामस्तिर्य 
च परः” यह सूत्र मूर्धन्य ष्‌ आदेश करता है । 

“अधिपरी अनर्थकाविति”--अनर्थंक अधि और परि की उक्त संज्ञा होती है 
यथा 'कुतोऽध्यागच्छति’ कुतः पर्यागच्छति’ इन प्रयोगों में अधि, परि की उक्त संज्ञा 
हो जाने से, गति" संज्ञा नहीं रहती । अतः “गतिर्गतौ” ८-१-७० सूत्र से सर्वानुदात्त* 
नहीं होता है । 

“सुः पुजायामिति”-अर्थाव्‌ पूजार्थं में वर्तमान सु की उक्त संज्ञा होती है 
यथा “सुसिक्तम्‌” अच्छी तरह सींचा गया--यहाँ सु की उक्त संज्ञा होने से उपसर्गाभाव 
में सिक्तम्‌ के स्‌ को प्‌ नहीं होता, इसी प्रकार 'सुस्तुतम्‌' में भी षत्व नहीं होता । 
पर पूजार्थं से भिन्न अर्थ के द्योतक सु की उक्त संज्ञा नहीं होती अतः उपसगे संज्ञा 
रहती है जिसका फल होता है कि “सुषिक्त कि तवात्र” मैंने सुचारु रूप से सींचा 
है तुम्हारा इसमें क्या ? यहाँ निन्दा अथ है अतः सु के आगे सिक्तम्‌ केस्‌ कोष्‌ हो 
गया है । 


१. प्र परा अपू समु आदि सभी उपसर्ग क्रिया योग में गति संज्ञक हो जाते हैं 
“उपसर्गाः क्रिया योगे’ इस सूत्र के विधान से । 
२. किसी शब्द के सभी स्वरों को अनुदात्त हो जाना, सर्वानुदात्त कहलाता है । 


विक... “र 


° rp 


ह 8, रा आनिक 


द्वितीया विभक्ति २५ 


सुः पुजायास्‌ । १।४।६४॥ - 

सुसक्तिम्‌ । सुस्तुतम्‌ । अनुपसगेत्वान्न षः । पुजायां किम्‌-सुषिक्त कि तवात्र, 
क्षेपोऽयम्‌ । 

अतिरतिक्रमणे च । १।४।६५॥ 

अतिक्रमणे पूजायां चातिः कर्म प्रवचनीयसंज्ञः स्यात्‌ । अतिदेवान्‌ कृष्णः । 

अपिः पदार्थ सस्भावनाऽन्ववसगंगर्हासमुच्चयेषु । १।४।६६॥ 

एषु द्योत्येषु अविरुक्त संज्ञः स्यात्‌ । साबषोऽपि स्यात्‌ । अनुपसर्गत्वान्न षः । 
सम्भावनायां लिङ, । तस्या एव विषयभूते भवने कतृ दोलंभ्यप्रयुक्त दोर्लभ्यं 
द्योतयन्नपि शब्दः स्यादित्यनेन संवध्यते । सपिष इति षष्ठी तु अपिशब्दवलेन 
गम्यमानस्य विन्दोरवयबावयविभावसम्बन्धे । इयमेव ह्यपिशब्दस्य पदार्थं द्योतकता 
नाम । द्वितीया तु नेह प्रवर्तते। सपिषो विन्द्रुना योगो न त्वपिनेत्युक्तत्वात्‌ । अपि 
स्तुयाद्विण्णुस्‌ । सम्भावनं शक्त्युत्कषेंमाविष्कतु मत्युक्तिः । अपि स्तुहि। अन्वव सर्गेः 
कामचारानुज्ञा । धिग्देवदत्त मपि स्तुयाद्‌ वृषलम्‌ । गर्हा--अपि सिञ्च । अपि स्तुहि। 
समुच्चये । 

“अतिरतिक्रमणे चेति? अर्थात्‌ अतिक्रमण एवं पूजा अर्थ में अति की उक्त 
संज्ञा होती है यथा “अति देवान्‌ कृष्णः” कृष्ण देवों से बढ़कर या देवों के पुज्य 
हैं-यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञक अति के योग में 'देवान्‌' में द्वितीया विभक्ति है। 

“अपिः पदार्थे सम्भावनाइन्ववसगंगर्हा समुच्चयेष्विति -- अर्थात्‌ पदार्थ, 
सम्भावना, अन्ववसगे-गर्हा, समुच्चय, इन अर्थो को द्योतित करने में 'अपि' की कर्मं 
प्रवचनीय संज्ञा होती हे । 

पदार्थ का अर्थ है 'पद का अर्थ अर्थात्‌ अप्रयुक्त शब्द के अर्थ को द्योतित करना 
ही पदार्थ है। 'सपिषोऽपि स्यातू' इस प्रयोग में 'अपि' अप्रयुक्त बिन्दु का द्योतक है । 
अतः अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा के अभाव के कारण स्यात्‌ 
के स को ष्‌ नहीं हुआ है, क्योंकि वह उपसर्ग के बाद ही हो सकता था । 

सपिषोऽपि स्यात इस .प्रयोग में स्यात्‌ शब्द अस्‌ धातु से सम्भावनार्थक लिङ 
लकार में बना है। यह सम्भावना किस पदार्थं की ? इस जिज्ञासा में अस्‌ धातु का 
अर्थ (सत्ता या भवन) होता” ही इस सम्भावना का विषय है अर्थात्‌ होने की 
सम्भावना । इस स्थिति में कर्त्ता (बिन्दु) के अभाव में, 'अपि' उस अप्रयुक्त कर्ता 
(भवन-होने अर्थ का कर्ता बिन्दु है जो कि प्रयुक्त नहीं है,) को द्योतित करता है और 
इस प्रकार कर्ता की दुर्लभता द्योतित करता हुआ वह 'अपि' क्रिया के साथ सम्बद्ध 
हो जाता है। तात्पर्य यह है कि इस वाक्य में प्रयुक्त अपि स्यात्र्‌ किया के कर्ता, 
बिन्दु के अर्थ को द्योतित करने के लिए आया हे अतएव वह बिन्दु की तरह ही, 
स्यात्‌ क्रिया के अर्थ-होने की सम्भावना को तथा कर्ता बिन्दु को भी द्योतित करता 
है इसीलिए वह बिन्दु की भांति स्यात्‌ क्रिया से सम्बद्ध हो जाता है, यही अपि शब्द 
की पदार्थ द्योतकता है। सपिसू और अपि में अवयवावयविभाव सम्बन्ध होने से यहाँ 


२६ | संस्कृत व्याकरण 


षष्ठी विभक्ति है द्वितीया विभक्ति तो यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि सर्पिस का बिन्दु के 
साथ योग है अपि के साथ नहीं । 

'सपिषोऽपि स्यात्‌ इस प्रयोग में 'स्यातू' यह क्रिया पद अस्‌ धातु से लिङ 
लकार में बनता है, लिङ लकार सम्भावना अर्थ में होता है, इस सम्भावना का विषय, 
अस्‌ धातु का अर्थ-होना (सत्ता या भवन) है । अर्थात्‌ स्यात्‌ का अर्थ है--होने की 
सम्भावना । किसके होने की ? इस जिज्ञासा में कर्ता होने की सम्भावना ही होती 
है । वह कर्त्ता (बिन्दु) यहाँ प्रयुक्त नहीं है। अतः 'अपि' यहाँ उसे द्योतित करता है 
और इस प्रकार 'अपि' जिस तरह कर्ता (बिन्दु) की दुर्लभता द्योतित करता है और 
इस प्रकार बह न केवल बिन्दु को ही द्योतित करता है अपितु बिन्दु कर्ता की दुलंभता 
को प्रकट करता हुआ स्यात्‌ क्रिया जन्य दुलेभता को भी प्रकट करने के कारण वह 
स्यात्‌ से सम्बद्ध भी हो जाता है। यहाँ अपि सें बिन्दु अर्थ गम्य होता है। सपिस्‌ से 
बिन्दु का अवयवावयवि भाव सम्बन्ध है बिन्दु “अवयव” सपिस्‌ (धृत) ‘अवयवी’ इस 
प्रकार अवयवावयविसम्बन्ध होने (सपिषः) में सम्बन्ध में षष्ठी विभक्ति है। यहाँ 
द्वितीया विभक्ति नहीं हो सकती क्योंकि सपिस्‌ का तो बिन्दु से योग है न कि अपि से, 
अतः बिन्दु के योग के अभाव में द्वितीया नहीं हो सकती । अपि शब्द की यही पदार्थ 
द्योतकता है । और इसी अर्थ में अपि की उक्त संज्ञा है जिसका फल षत्वाभाव है । 

“अपि स्तुयाद्‌ विष्णुम्‌ ?-- क्या विष्णु की स्तुति कर सकेगा । यहाँ सम्भावना 
द्योतनार्थं प्रयुक्त अपि की कमंप्रवचनीय संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञाभाव के कारण 
स्तुयात के स्‌ को ष्‌ नहीं हुआ है। सम्भावना का अर्थ शक्ति के उत्कर्ष को प्रकट 
करने के लिए अत्युक्ति करना है । 

“अपि स्तुहि”--अच्छा स्तुति करो अथवा नहीं-- यहाँ अन्ववसगं (इष्ट कार्य 
करने की अनुमति देना) अर्थ में अपि की उक्त संज्ञा और उसका फल षत्वाभाव है । 

“धिक्‌ देवदत्तम्‌ अपि स्तुयाद्‌ वुषलम्‌” देवदत्त को धिक्कार है जो कि वह 
शुद्र की स्तुति करता है-- यहाँ गर्हा (निन्दा) अर्थ में अपि की उक्त संज्ञा और उसका 
फल षत्वाभाव है । 

“अपि सिञ्च अपि स्तुहि”--सींचो भी, स्तुति भी करो- यहाँ समुच्चय अर्थ 
में अपि की उक्त संज्ञा का फल षत्वाभाव है। 

“कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे?--जब कोई वस्तु भाव या क्रिया लगातार कुछ 
समय तक या दूर तक चलती रहती है (व्यवधान नहीं होता) तो उन समयवाचक 
और मार्ग (अध्वन्‌) वाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है जैसे-- 

“मासं कल्याणी”--मास भर कल्याणकारिणी इस प्रयोग में कल्याण रूप 
उण मास भर लगातार बना रहता हे अतः कालवाचक 'मास' शब्द में द्वितीया 
विभक्ति है। 


“मासमधीते”--महीने भर लगातार पढ़ता है-- यहाँ अध्ययन क्रिथा के 
अत्यन्त संयोग में 'मास' शब्द में द्वितीया है । 


RD Se Se 


द्वितीया विभक्ति २७ 


कालाध्वनोरत्यन्त संयोगे । २।३।५॥ 

इह द्वितीया स्यात्‌ । मासं कल्याणी । मासमधीते। मासं गुडधानाः । क्रोशं 
कुटिला नदी । क्रोशमधीते । क्रोशं गिरिः। अत्यन्त संयोगे किम्‌-मासस्य द्विरधीते । 
क्रोशस्येकदेशे पर्वतः । इति द्वितीया । 


“मास गुडधाना'-मास भर गुडधान है-यहाँ गुडधान रूप द्रव्य का मास 
के साथ निरन्तर संयोग होने से द्वितीया है। 

“क्रोशं कुटीला नदी” - कोस भर तक लगातार टेढ़ी नदी--यहाँ नदी के 
कुटिलत्व गुण के कोस भर तक बराबर टेढे रहने पर मार्गवाचक क्रोश शब्द में 
द्वितीया है। 

“क्रोशमधीते'”-- कोस भर पढ़ता है-यहाँ अध्ययन क्रिया का कोस भर तक 
लगातार सम्बन्ध है अतः 'क्रोश' शब्द में द्वितीया है। 

“क्रोशं गिरिः” कोस भर तक (लगातार) पंत है-- यहाँ "क्रोशम्‌ में” गिरि 
का निरन्तर सम्बन्ध रहने से द्वितीया है । 

“अत्यन्तसंयोगे किसिति”--यदि गुण क्रिया या द्रव्य वाचक का कालवाचक 
या मार्गवाचक से लगातार सम्बन्ध (अत्यन्त संयोग) होता है तो कालवाची या 
मार्गवाचक शब्द से द्वितीया होती है अन्यथा नहीं । 

“मासस्य द्विरधीते (महीने में दो बार पढ़ता है) अध्ययन क्रिया का 
मास से लगातार आ नहीं है, अतः मास में द्वितीया विभक्ति नहीं होती अपिलु 
सम्बन्ध विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। इसी प्रकार 'क्रोशस्यैकदेशे पर्वतः? यहाँ 
पर भी मार्गवाचक शब्द कोश से सम्पूर्णतया सम्बन्ध न होने पर द्वितीया न होकर 
षष्ठी हुई है। 


इति द्वितीया 


तृतीया विभक्ति 


स्वतन्त्र: कर्ता । १।४।५४। 

क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितोऽर्थः कर्त्ता स्यात्‌ । 

साधकतमं करणमु । १।४।४२॥ 

क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करणसंज्ञ स्यात्‌ । तमव्‌ ग्रहणं किम्‌--गंगायां 
घोषः । 

कतृ कर णयोस्ततीया । २।३।१८॥ 

अनभिहिते कतरि करणे च तृतीया स्यात्‌ । रामेण वाणेन हतो वाली । 


स्वतन्त्रः कर्ता इति--क्रिया का स्वतन्त्रता से विवक्षित पदार्थं कर्ता 
कहलाता है । 


साधकतमं करणमिति क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक 
होता है उसे करण? कहते हें । अर्थात्‌ जिस पदार्थ के व्यापार के अनन्तर क्रिया 
की सिद्धि हो जाती है वही सबसे अधिक सहायक होता हे ओर उसी को करण संज्ञा 
होती है । 


तमविति--सूत्र में साधक शब्द के आगे तमपू ग्रहण करने का क्या प्रयोजन 
है ? अर्थातु यह कारक प्रकरण है कारक और साधक पर्यायवाचक शब्द हैं अतः पुनः 


१. "विवक्षातः कारकाणि भवन्ति’ नियम के अनुसार प्रत्येक कारक विवक्षाधीन हे 
अतः क्रिया का आश्रय जड़ या चेतन जो भी हो, वह कर्ता कहा जायगा । 

२. रामः जलेन मुखं प्रक्षालयति “इस वाक्य में यद्यपि जल और राम का हाथ 
दोनों सहायक हैं तथापि हाथ वाक्य के अन्तर्गत होने से सहायक नहीं कहा 
जायगा अतः जल ही यहाँ सबसे अधिक सहायक कारक है अतः जल की करण 
संज्ञा होगी । 


२४ 


pee 


तृतीया विभक्ति ~ २९ 


(वा) प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । प्रकृत्था चारुः । प्रायेण याज्ञिकः । गोत्रेण 
गाग्येः । समेनेति । विषमेणेति। द्विद्रोणेन धान्यं क्रोणाति। “सुखेन दुःखेन वा 
यातोत्यादि ।? 


साधक ग्रहण से ही प्रकृष्ट साधक यह अर्थ तो हो ही जाता फिर तमपू ग्रहण का 
क्या प्रयोजन है ” इसका उत्तर है कि इस कारक प्रकरण में अन्वर्थ संज्ञा वल से 
प्राप्त विशेष अर्थ नहीं लिया जाता, साधारण अर्थ ही गृहीत होता है जिसका फल 
यह होता है कि 'आधारोऽधिकरणम्‌' इस सूत्र से आधारमात्र की अधिकरण संज्ञा 
हो जाती है । यदि तमप्‌ ग्रहण वल से यह अथं न लिया गया होता तब 'गंगायां 
धोष:” इस वाक्य में अधिकरण-संज्ञा न होती, केवल 'तिलेषु तैलम्‌' इत्यादि प्रयोगों 
में ही पूर्णतया व्यापक आधार में ही अधिकरण संज्ञा होती | तमप्‌ ग्रहण के कारण 
साधारण आधार की भी अधिकरण संज्ञा हो जाती है। | 


कतृ करणयोस्तृतीया इति--अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति 
होती है । 

“रासेण वाणेन हतो वालो” इस प्रयोग में 'हत:' में कर्म-वाच्य में क्त प्रत्यय 
है । अतः कर्त्ता अनुक्त है ओर वाण करण है । प्रस्तुत सूत्र से दोनों में तृतीया विभक्ति 
होती है । 


(वा) “प्रकृत्यादिम्य उपसंख्यानम्‌” प्रकृति आदि शब्दों से तृतीया विभक्ति 
होती है । 


“प्रकृत्या चारुः”--स्वभाव से सुन्दर--यहाँ प्रकृति शब्द से तृतीया विभक्ति 
होती है। 

इसी प्रकार प्राषेण याज्ञिकः प्रायः याज्ञिक है, गोत्रेण गाग्य:--गोत्र से 
गाग्यं है, समेनेति-समगति से आता है, विषमेणेति-विषम चलता है, आदि में भी 
तृतीया विभक्ति होती है। 

“द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति- दो-दो द्रोण करके धान्य खरीदता है, सुखेन 
दुःखेन वा याति-सुख अथवा दुःख से चलता है, इन प्रयोगों में उक्त वातिक से तृतीया 
विभक्ति होती है । 

इन दोनों ही प्रयोगों में भी उक्त वातिक से तृतीया विभक्ति हुई है। प्रथम 
प्रयोग में तो “दो द्रोण सम्बन्धी धान्य' ऐसा अर्थ करने से सम्बन्ध में षष्ठी विभक्ति 
प्राःत थी और दूसरे प्रयोग में सुख और दु:ख दोनों के क्रिया विशेषण होने से द्वितीया 
प्राप्त थी इस वातिक से षष्ठी एवं द्वितीया को रोककर तृतीया हुई है। 

प्रकृत्यादिगण आकृति गण है अतः गणपाठ में पठित शब्दों से भौ तृतीया 
होती है यथा “नाम्ना श्यामः, चरितेन दान्तः” इत्यादि प्रयोगों में भी तृतीया विभक्ति 
होती है । 


३० संस्कृत-व्याकरण 


दिवः कमं च १।४।४३॥ 

दिवः साधकतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्‌, चात्‌ करण संज्ञम्‌ । अक्षं रक्षान्वा 
दीव्यति । 

अपवर्ग तृतीया ।२।३।६॥ 

अपवर्गः फलप्राप्तिस्तस्यां द्योत्यायां कालाध्वनोरत्यन्तन्तसंयोगे तृतीया स्यात्‌ 
भहू ना कोशेन वाऽनुवाकोऽधीतः । अपवर्गे किम्‌- मासमधीतो नायातः । 

सहयुक्तऽप्रधाने । २।३।१९॥ 

सहार्थेन युक्त अप्रधाने तृतीया स्यात्‌ । पुत्रेण सहागतः पिता । एवं साकं सार्धं 
समं योगेऽपि। विनाऽपि तदृयोगं तृतीया। “वृद्धो युना’ १।२।६५।॥। इत्यादि 
निर्देशात्‌ । हे 


दिवः कर्म चेति-दिव्‌ (खेलना) धातु के साधकतम कारक की कर्म संज्ञा 
होती है, और चकार ग्रहण से तृतीया भी होती है, यथा “अक्षेः अक्षान्‌ वा 
दीव्यति --पासों से खेलता है। यहाँ तृतीया एवं कर्म संज्ञा होकर द्वितीया भी विभक्ति 
होती है । 

अपवर्गे तृतीयेति--अपवर्ग का अर्थ फल प्राप्ति है--फल प्राप्ति या कार्यसिद्धि 
का बोध कराने के लिये कालवाची और मार्गवाची शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है, 
यथा “अह ना क्रोशेन वा$नुवाको$धीतः” दिन भर या कोस भर में (लगातार कार्य 
करके) अनुवाक पढ़ लिया, यहाँ अहन्‌ (कालवाचक) क्रोश (मार्गवाचक) शब्दों से 
तृतीया विभक्ति है। 


अपवर्ग--फल प्राप्ति का प्रयोजन यह है कि यदि निरन्तर कार्य करते हुए भी 
फलप्राप्ति नहीं होती तो कालवाचक या मार्गवाचक शब्दों से तृतीया न होकर 
“कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' सूत्र से द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे “मासमधीतो 
नायातः” मासभर पढ़ा तो भी आया नहीं- यहाँ द्वितीया ही होती हे । 


सहयुक्त 5प्रधाने इति--सह के अर्थ के योग में अप्रधान (अर्थात्‌ प्रधान कर्ता 
का साथ देने वाले शब्द में तृतीया विभक्ति होगी 'पुत्र ण सहागतः पिता'-पुत्र के 
साथ पिता आया- यहाँ प्रधान कर्ता पिता है, क्योंकि क्रिया का मुख्य सम्बन्ध पिता 
के ही साथ है अतः उसमें प्रथमा और अप्रधान कर्ता 'पुत्रेण' है इसलिये पुत्र शब्द 
से तृतीया है। इसी प्रकार सह के पर्यायवाची अन्य शब्दों के योग में भी तृतीया 
विभक्ति होती है “मया साक” सार्धम, समं वा गच्छति। ` 

यदि कहीं सह आदि का प्रयोग नहीं भी है पर इनका अर्थ प्रतीत होता है 
तो भी सह आदि के अभाव में भी तृतीया विभक्ति होगी । इसका प्रमाण है “वृद्धो- 
यूना" इत्यादि पाणिनि सूत्र ही, 'यूना' में सह का योग न रहने पर भी तृतीया 
विभक्ति की गई है । 


तृतीया विभक्ति ३१ 


येनाङ्गविकारः 1२३1२०ा 

येनाङ्ग न विकृतेनाड्िनो विकारो लक्ष्यते ततस्तृतीया स्यात्‌ । अक्ष्णा काण: । 
अक्षिसम्वन्धिकाणत्व विशिष्ट इत्यर्थः । अङ्गविकारः किम्‌ अक्षि काण मस्य । 

इत्थं भूतलक्षणे ।२।३।२१॥ 

कञ्चित्‌ प्रकारं ध्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्‌ । जटाभिस्तापसः। जटा- 
ज्ञाप्यतापसत्व विशिष्ट इयर्थः । 


संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि ।२।३।२२॥ 
सं पूर्वस्य जानातेः कर्मणि तृतीया वा स्यात्‌ । पित्रा पितरं वा संजानीते । 


येनाङ्कविकार इति--जिस विकृत अंग से अंगी में विकार लक्षित होता है 
उस अंग वाचक शब्द से भी तृतीया विभक्ति होती है । 


“अक्ष्णा काण:”--आँख से काना- यहाँ विकृत 'आँख' जो कि शरीर का 
एक अंग है, से व्यक्ति (अंगी) में विकार लक्षित होता है अतः 'अक्षि' शब्द में तृतीया 
है इसका अर्थ है “आँख सम्बन्धी काणत्व से युक्त व्यक्ति” इसी प्रकार “पादेन खञ्जः, 
कर्णेन वधिरः, शिरसा खल्वाटः, पृष्ठेन कुब्जा, उदरेण स्थूलः, कट्या वक्रः, आदि में 
भी तृतीया ही होगी । 


सूत्र में अंगविकार से तात्पर्यं है कि जहाँ अंग के विकार से अंगी (व्यक्ति) 
में विकार लक्षित हो वहाँ अंगवाची शब्द में तृतीया होगी पर “अक्षि काणमस्य'' इस 
प्रयोग में आँख का कानापन ही बतलाया गया हैन कि इससे व्यक्ति में विकार 
- लक्षित कराया गया है अतः यहाँ 'अक्षि' में तृतीया न होगी । 


“इत्थं भूतलक्षणे इति”- इत्थं भूत अर्थात्‌ किसी विशेष दशा को प्राप्त हुआ 
अतः जहाँ किसी विशेष दशा की प्राप्ति को सूचित करने वाले शब्दों का योग होगा 
वहाँ उन शब्दों में तृतीया विभक्ति होगी । 


“जटाभिस्तापसः”-- जटाओं से तपस्वी- यहाँ जटाओ द्वारा व्यक्ति का तपस्वी 
होना लक्षित कराया गया है। जटाओं द्वारा व्यक्ति का तपस्वी होना लक्षित होता 
है अर्थात्‌ जटायें तपस्वीपन की लक्षक या ज्ञापक हैं अतः 'जटाभिः' में प्रस्तुत सूत्र से 
तृतीया विभक्ति है। “जटाभिस्तापसः का अर्थं है, जटाओं से लक्षित तपस्वीपन से 
युक्त व्यक्ति ।” 


“संज्ञ-इति'--सम्‌ उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कमें में तृतीया विभक्ति विकल्प 
से हो। 


३२ ; संस्कृत-व्याकरण 


हेतौ ।२।२।२३॥ 

हेत्वर्थे तृतीया स्यात्‌ । द्रव्यादिसाधारणं निर्व्यावारसाधारणं च हेतुत्वम्‌ । 
करणत्वं तु क्रियामात्र विषयं व्यापार नियतं च । दण्डेन घटः । पुण्येण इष्टो हरिः । 
फलमपीह हेतुः । अध्ययनेन वसति । 

गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका । अलं श्रमेण। श्रमेण 
साध्यं नास्तीत्यर्थः । साधन क्रियां प्रति श्रमः करणम्‌ । शतेन शतेन वत्सान्‌ पाययति 
पयः । शतेन परिञ्छिद्य त्यर्थः । 


“पित्रा पितरं वा संजानीते (पिता को अच्छी प्रकार जानता है) यहाँ 


सम्‌ +ज्ञा=संजानीते के कर्मं 'पितरम्‌' में द्वितीया तथा 'पित्रा' में तृतीया विभक्ति : 


हुई है। 
हेताविति-कारण वाची शब्द से तृतीया विभक्ति होती है । 


द्रव्यादीति--'कतृ करण्योस्तृतीया' सूत्र से करण में तृतीया का विधान किया 
गया है, और इस सूत्र से हेतु में तृतीया होती है अतः स्पष्ट है कि करण और हेतु 
दोनों भिन्न हैं । हेतु तो साधारण रूप से द्रव्य गुण और किया प्रायः तीनों का ही हो 
सकता है वहाँ किसी व्यापार होने की अत्यावश्यकता 'नहीं रहती पर 'करण' क्रिया 
का ही हो सकता है अतएव उसमें निश्चित रूप से क्रिया साधक व्यापार (कर्म) रहता 
है। “रामेण वाणेन वाली. हतः” यहाँ वाण शब्द में करण में तृतीया है इस वाण में 
हनन्‌ क्रिया का साधक व्यापार विद्यमान है। पर निम्नलिखित उदाहरणों में ऐसा 
नहीं है अतः यहाँ हेतु में तृतीया है । 
दण्डेन घटः- यहाँ यद्यपि दण्ड द्रव्य में व्यापार है पर वह घट (द्रव्य) का 
हेतु है, क्रिया का जनक नहीं । अतः यहाँ हेतु में तृतीया है । 
पुण्डेन इष्टो हरिः--यहाँ पुण्य शब्द हरि दर्शन का हेतु है पर इसमें कोई 
व्यापार नहीं है अतः यह निर्व्यापार साधारण हेतु है अतः यहाँ प्रस्तुत सूत्र से हेतु में 
(न कि करण में) तृतीया है । 
फलमपीलि--इस सूत्र में फल या प्रयोजन भी हेतु शब्द से गृहीत होता 
है अतएव:-- 
'अध्ययनेन वसति’ अध्ययन के प्रयोजन से रहता है । यहाँ प्रयोजन के भी हेतु 
द्वारा गृहीत होने के कारण 'अध्ययन' में तृतीया विभक्ति हुई है । 
गस्यसानेति--गम्यमाना अर्थात्‌ वाक्य में साक्षात्‌ अप्रयुक्त भी क्रिया, यदि 
उसका अर्थ निकलता है, तो वह भी कारक विभक्ति विधान में प्रयोजिका होती है । 


अलं श्रमेण--श्रम से बस करो अर्थात्‌ श्रम करना व्यर्थं है इससे कुछ सिद्ध 
न हो सकेगा । यहाँ 'श्रम” साधन क्रिया के प्रति करण है, पर साधन क्रिया वाक्य 


ee अ 


Sh Ee i HF MET ES च्य 


a 


FS HE sce CH 


तृतीया विभक्ति ३३ 


(वा) अशिष्ट्व्यवहारे दाणः संप्रयोगे चतुथ्य॑र्थे तृतीया । दास्या संय 
च्छते कामुकः । धर्म तु भार्याये संयच्छति । इति तृतीया । 


में प्रयुक्त नहीं है, पर उसका अर्थ यहाँ गृहीत होता है अर्थात्‌ 'अलं श्रमेण” का अर्थ 
करते समय उसका अध्याहार कर लिया जाता है अतएव वह यहाँ गम्यमाना क्रिया 
कही जायगी, उपर्युक्त नियमानुसार ऐसी भी क्रिया कारक विभक्ति में निमित्त है 
अतः 'श्रमेण' में तृतीया हे । “शतेन शतेन वत्सान्‌ पाययति पयः? सौ सौ करके बछड़ों 
को पानी पिलाता है, यहाँ भी उपयु क्त नियमानुसार गम्यमान 'परिच्छिद्य' इस क्रिया 
के द्वारा शतेन में तृतीया विभक्ति हुई है। यहाँ परिच्छिद्य क्रिया वाक्य में प्रयुक्त 
नहीं है तयापि इसके प्रति 'शत' यह करण है अतएव इस गम्यमान क्रिया को 
मानकर यहाँ तृतीया है। 


(चा) अशिष्टेति-अशिष्ट व्यवहार में दाण्‌ (देना) धातु के प्रयोग में 
चतुर्थी के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है । 

“दास्या संयच्छते कामुक :'--(कामुक दासी के लिये देता है) यहाँ 'दा' के 
प्रयोग में चतुर्थी प्राप्त थी पर वातिक के अनुसार अशिष्ट व्यवहार में 'दास्या' में 
तृतीया विभक्ति हुई है । 

'झार्यायै संयच्छति’ यहाँ धर्मे व्यवहार है, अशिष्ट व्यवहार नहीं अतः वातिक 
से तृतीया न होकर साधारण अर्थ में (दा के प्रयोग में चतुर्थी होगी । 


इति तृतीया 


चतुर्थी विभक्तिः 


कर्मणा यमभिप्रं ति स सम्प्रदानम्‌ ।१।४।३२॥ 

दानस्य कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदान संज्ञः स्यात्‌ । 

चतुर्थी सम्प्रदाने ।२।३।१३। 

विप्राय गां ददाति । अनभिहित इत्येव । दानीयो विप्रः । 

(व) क्रियया यसभिप्रै ति सोऽपि सम्प्रदानम्‌ । पत्ये शेते । 


कर्मणेति--दान के कमं द्वारा कर्ता जिसे चाहता है जिसको देता हैया 
जिसको उद्देश्य बनाता है उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है । क्योंकि सम्प्रदान का अर्थे 
है जिसे कुछ दिया जाय “सम्प्रदीयते यस्मै तत्सम्प्रदानम्‌' । 

चतुर्थीति--सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है । 

विप्राय गां ददाति--(ब्राह्मण को गाय देता है) यहाँ दान का कमे गाय है 
जिसको वह ब्राह्मण को उद्देश्य कर देता है अतः 'विप्र' की सम्प्रदान संज्ञा और प्रकृत 
सुत्र से उसमें चतुर्थी विभक्ति है। 

अनभिहित इति--द्वितीया, तृतीया विभक्तियों की तरह चतुर्थी विभक्ति भी 
अनुक्त सम्प्रदान में ही होगी, अर्थात्‌ जहाँ सम्प्रदान कारक में प्रत्यय होने पर सम्प्रदान 
उक्त हो जायगा वहाँ चतुर्थी न होगी । 

दानीयो विप्रः--दीयते अस्मै इस विग्रह में सम्प्रदान में यहाँ अनीयर्‌ प्रत्यय 
होकर 'दानीयः' रूप बनता है अतः सम्प्रदान के उक्त हो जाने से विप्र में चतुर्थी 
विभक्ति न होगी । 

(वा) क्रिययेति--जब किसी क्रिया के द्वारा भी कर्ता को कुछ अभिप्रेत 
(इष्ट) होता है तब भी उस पदार्थ की सम्प्रदान संज्ञा होती है । 

पत्ये शेतेः--पति के उद्देश्य से सोती है। यहाँ शयन क्रिया 'शेते' का अभि- 
प्रेत पति है अत: उसकी सम्प्रदान संज्ञा होकर 'पत्ये' में चतुर्थी विभक्ति हुई है । 


३४ 


चतुर्थी विभक्ति ३५ 


(वा) यजेः कर्मणः करणसंज्ञा सम्प्रदानस्य च कमंसंज्ञा । पशुना रुद्र 
यजते, पशु रुद्राय ददातीत्यर्थः । 

रुच्यर्थानां प्रीयस्ाणः ।१।४।३३॥ 

रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे घ्रीयमाणोऽर्थेः सम्प्रदानं स्यात्‌ । 


हरये रोचते भक्तिः। अन्य कतृं कोऽभिलाषो रुचिः । हरिनिष्ठप्रीते भक्तिः 
कत्री । प्रीयमाणः किम्‌--“देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि । 

इलाघल्ल.ङ. स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः (१॥४॥३४॥ 

एषां प्रयोगे वोधयितुसिष्टः सम्प्रदानं स्यात्‌ । गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय श्लाघते 
ह.ते तिष्ठते शपते वा । ज्ञीप्स्यमानः किम्‌-_देवदत्ताय श्लाघते पथि। ` 


(ब) यजेरिति--यज्‌ धातु के कर्मं की करण संज्ञा तथा सम्प्रदान की कमें 
संज्ञा हो । 


पशुना रुद्र यजते' (सुद्र को पशु देता है) यहाँ यज्‌ धातु के कर्म पशु की 
करण संज्ञा तथा रुद्र की, जो कि दा धातु के कर्म द्वारा अभिप्रेत पदार्थ है सम्प्रदान 
संज्ञा है । अतः कर्म (पशु) की करण संज्ञा होकर तथा रुद्र की कर्म संज्ञा होकर दोनों 
में क्रमशः तृतीया एवं द्वितीया विभक्ति हुई है। 

रुच्यर्थानाभिति - रुचि अर्थं वाली धातुओं के योग में प्रीयमाण (प्रसन्न होने 
वाला) पदार्थ सम्प्रदान संज्ञक हो । 

(रुच धातु के यद्यपि 'दीप्ति' तथा अभिप्रीति (प्रसन्नता) ये दो अर्थ हैं तथापि 
यहाँ “प्रीयमाणः' इस पद के साहचर्य से अभिप्रीत्यर्थक रुच्‌ धातु ही ग्रहीत है ।) 

हरये रोचते भक्तिः--हरि को भक्ति अच्छी लगती है। यहाँ रुच्‌ धातु के 
योग में प्रीयमाण पदार्थ 'हरि' है अतः उसकी प्रकृतसूत्र से सम्प्रदान संज्ञा होकर 
उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है । 

अन्य कतृ क इति--अन्य के द्वारा उत्पन्न की गई अभिलाषा को रुचि कहते 
हैं । प्रकृत उदाहरण में हरि में रहने वाली रुचि (प्रीति) को उत्पन्नं करने वाली भक्ति 
है। रुच्‌ धातु का इस प्रकार का यहाँ विशेष अर्थ ग्रहण किया गया है अतएव जहाँ 
इस प्रकार की अन्यकतृ क अभिलाषा रूप रूचि न होगी वहाँ सम्प्रदान संज्ञा न होगी, 
जैसे 'हरिः भक्तिमभिलषति’ यहाँ हरि की सम्प्रदान संज्ञा नहीं होती । 

प्रीयमाणः किमितिः-प्रीयमाण पदार्थ की ही सम्प्रदान संज्ञा होती है अत- 
एव 'देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि' यहाँ प्रीयमाण पदार्थ देवदत्त है न कि पथिन शब्द । 
अतः देवदत्त की ही सम्प्रदान संज्ञा है पथिनू की नहीं, अतएव वहाँ अधिकरण में 
सप्तमी है । 

श्लाघेति--श्लाघ्‌ (प्रशंसा या स्तुति करना) ह्व.ङ, (छिपना या दूर 
करना) स्था, शप्‌ (उलहना देना) धातुओं के प्रयोग में ज्ञीप्स्यमान पदार्थ, अर्थात्‌ 
कर्ता जिस पर अपना भाव प्रकट करना चाहता है, की सम्प्रदान संज्ञा होती है। 


३६ | संस्कृत-व्याकरण 


घारेरुत्तमणंः ।१।४।३५॥ 

धारयतेः प्रयोगे उत्तमर्णः उक्त संज्ञः स्यात्‌ । भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः। 
* उत्तमर्णः किम्‌-देवदत्ताय शतं धारयति ग्रामे । 

स्पृहेरीप्सितः ।१।४।३६॥ 

स्पृहयतेः प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं स्यात्‌ । पुष्पेभ्यः स्पृहयति । 

ईप्सितः किम्‌- पुष्पेभ्यो वने स्पृहयति । ईप्सितमात्रे इयं संज्ञा । 
प्रकर्षविवक्षायां तु परत्वात्‌ कमं संज्ञा । पुष्पाणि स्पृहयति । 


गोपी स्मरातु कृष्णाय श्लाघते ह्व_ते तिष्ठते शपते वा (गोपी कामवश कृष्ण 
के लिये श्लाघा करती अर्थात्‌ आत्म प्रशंसा द्वारा कृष्ण पर अपनी विरह वेदना प्रकट 
करती है । सपत्नी आदि को दूर कर कृष्ण पर अपना भाव प्रकट करती है । देर हो 
रही है अब चलना चाहिए ऐसा कह कर भी ठहर कर अपना भाव कृष्ण के लिये 
बतलाती है । उपालम्भ द्वारा अपना भाव प्रकट करती है। इन सभी भावों में कृष्ण 
ही वोधयितुमिष्ट अर्थात ज्ञीप्स्यमान पदार्थ हैं अतः उसकी सम्प्रदान संज्ञा और चतुर्थी 
विभक्ति है । 

ज्ञीप्स्यमानः किमिति-ज्ञीप्स्यमान पदार्थ की ही सम्प्रदान संज्ञा होती है । 
अतः 'देवदत्ताय श्लाघते परथि’ यहाँ पथिन्‌ शब्द ज्ञीप्स्यमान पदार्थ न होने के कारण 
सम्प्रदान संज्ञक न हुआ है । 

धारेरिति--णिजन्त धारि धातु के योग में उत्तमणं अर्थात्‌ ऋण देने वाला 
सम्प्रदान संज्ञक होता । 

भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः (भगवान भक्त के लिये मोक्ष का ऋणी है) 
यहाँ णिच्‌ प्रत्ययान्त धृ के योग से उत्तमर्ण भक्त की सम्प्रदान संज्ञा और उसमें 
चतुर्थी विभक्ति है, भगवान अधमर्ण ऋणी है, भक्त उत्तमर्ण है, क्योंकि भक्त का 
भगवान पर भक्ति रूपी ऋण है जिसके निष्क्रय के लिये वह मोक्ष को धारण 
करता है। 

उत्तमर्णः किमिति--उत्तमर्ण की ही सम्प्रदान संज्ञा होती है अतः 'देवदत्ताय 
शतं धारयति ग्रामे’ यहाँ उत्तमणं देवदत्त हैन कि पथिन्‌ अतः पथि में सप्तमी 
विभक्ति हुई है और देवदत्त में जो कि उत्तमणं है सम्प्रदान संज्ञा तथा चतुर्थी 
विभक्ति है । 

स्पृहेरिति--स्पृह्‌, (चाहना) धातु के योग में ईप्सित (चाहा हुआ) पदार्थ 
सम्प्रदान संज्ञक हो । 

पुष्पेभ्य : स्पृहयति- (फूलों को चाहता है) यहाँ स्पृह्‌, धातु के योग में ईप्सित 
पदार्थे-पुष्प की सम्प्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति हुई है। 


चतुर्थी विभक्ति ३७ 


ऋष द्र हेष्यासुयार्थानां यं प्रति कोपः १।४।३७॥ 

क्र धाद्यर्थानां प्रयोगे यं प्रति कोपः स उक्त संज्ञः स्यात्‌ । हरये ऋध्यति, ब्र ह्यति) 
ईष्येति, अन्नुयति वा । यं प्रति कोपः किम्‌-- 

भार्यासीष्यति, सेनामन्योऽद्राक्षीदिति । क्रोधोडमर्षः । द्रोहोऽपकारः। ईर्ष्याषक्षमा, 
असुया गुणेषु दोषाविष्करणम्‌ । द्र हादयो$पि कोपप्रभवा एव गृह्यन्ते । अतो विशेषणं 
सामान्येन यं प्रति कोप इति । र 


ईप्सितः किसिति--ईप्सित पदार्थ की ही सम्प्रदान संज्ञा होती है। अतः 
“पुष्पेभ्यो वने स्पृहयति’ यहाँ वन की सम्प्रदात संज्ञा नहीं हुई क्योंकि ईप्सित पदार्थ 
पुष्प है न कि वन। 

ईपष्सितमान्न इति - सूत्र द्वारा साधारणतया ईप्सित चाहे हुए पदार्थ की ही, 
सम्प्रदान संज्ञा होती है न कि ईप्सित अत्यधिक चाहे हुए पदार्थ की भी, अत्यधिक 
चाहे हुए पदार्थ अर्थात्‌ जिसमें प्रकर्प-अत्यधिकता की विवक्षा होगी तो वहाँ 
सम्प्रदान संज्ञा न होकर कर्म संज्ञा ही होगी क्योंकि 'कतु रीप्सिततमं कर्म सूत्र 
सम्प्रदान संज्ञा विधायक सूत्र से पर है, नियमानुसार तुल्य बल विरोध होने पर, पर 
कार्य ही होता है (विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌) । 

पुष्पाणि स्पृहयति--यहाँ प्रकषे विवक्षा में पर होने के कारण कमंसंज्ञा होकर 
पुष्पाणि में द्वितीया हुई है। 

क्र धेति-'क्रुध (क्रोध करना) द्रुह (द्रोह-वैर करना) ईष्ये (ईर्ष्या करना) 
असूय (गुणों में दोष देखना) धातुओं के प्रयोग में जिस पर क्रोध आदि किया जाय 
उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है। 


हरये ऋध्यति, द्रुह्यति, ईष्यंति, असूयति वा-_ (हरि पर क्रोध द्रोह आदि 
करता है) यहाँ इन धातुओं के प्रयोग में हरि के प्रति क्रोध है अतः उसकी सम्प्रदान 
संज्ञा और उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। 

यं प्रति कोप: किमिति--जिसके प्रति कोप हो उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है 
भतः भार्याम्‌ ईष्येति मा एनाम्‌ अन्यः अद्राक्षीत्‌ (पत्नी को कोई दूसरा देखे यह बात 
सहन नहीं करता) यहाँ भार्या के प्रति क्रोध नहीं है किन्तु उसका दूसरे के द्वारा देखा 
जाना सह्य नहीं है अतः कोप का विषय न होने के कारण भार्या की सम्प्रदान संज्ञा 
न होगी अपितु उसमें कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति होगी । 


यद्यपि त्रूध आदि चारों क्रियाओं का अर्थ भिन्न-भिन्न है तथापि (यं प्रति 
कोप:) यह सामान्य रूप से इन सभी का विशेषण है जैसे क्रोध का अर्थ है--अमषे, 
द्रोह-अपकार, ईर्ष्या सहन न करना और असूया-गुणों में दोष देखना । अतः यहा न केवल 
क्रोध अपितु द्रोह आदि भी कोप प्रभव-क्रोध से उत्पन्न होने वाले ही लिये जाते हैं। 
अतएव यं प्रति कोपः यह सामान्यतः सभी का विशेषण हो जाता है । 


३८ संस्कृत-व्याकरण 


क्रुध दुहोरूपसृष्टयोः कमं १।४।३८। 

सोपसर्गयोरनयो यागे यं प्रति कोपस्तत्कारकं कमं संज्ञ स्यात्‌ । 

क्र रमभिक्र ध्यति । अभि द्र हू यति । 

राधीक्ष्यो यस्य विप्रइनः १।४।३९॥। 

एतयोः कारकं सम्प्रदानं स्यात्‌ । यदीयो विविधः प्रश्नः क्रियते । 

कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा । प्रृष्टो गर्गः शुभाशुभं पर्यालोचयतीत्यर्थः । 

प्रत्याङ भ्यां श्रुवः पुर्वस्य कर्त्ता १।४।४०॥ 

आश्यां परस्य श्वुणोते योगे पुर्वस्य प्रवतेनरूप व्यापारस्य कर्त्ता सम्प्रदानं स्यात्‌ । 
विप्राय गां प्रतिशृणोति आश्युणोति वा । विप्रेण मह्य देहीति प्रर्वाततः प्रतिजानीत 
इत्यर्थंः। 

अनुप्रति गुणश्च १।४।४१॥ 


क्र धद्र होरिति--उपसमगं पुर्वक क्रुध्‌ और द्र ह्‌ धातुओं के योग में जिसके प्रति 
कोप हो उसकी कमंसंज्ञा होती है । 

क्र रमभिक्र ध्यति अभिद्र ह्यति-_क्रूर के प्रति क्रोध ओर द्रोह करता है यहाँ 
दोनों धातुओं के सोपसर्गं होने से प्रकृत सूत्र से क्रोध के विषय 'क्रूर' को कर्म संज्ञा 
होकर द्वितीया हुई है। 


राधीक्ष्योरिति-राध्‌ तथा ईक्ष धातुओं के योग में जिसके विषय में शुभाशुभ 
विषयक विविध प्रश्‍न किये जाएँ उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है । 

राध तथा ईक्ष धातु के क्रमशः आराधना एवं देखना अर्थ हैं पर यहाँ इनका 
प्रयोग शुभाशुभ विषयक पर्यालोचना के अर्थ में किया गया है। 


“कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा” गोपी द्वारा पूछे जाने पर गर्गाचार्य कृष्ण के 
विषय में शुभाशुभ की पर्यालोचना करते हैं, यहाँ कृष्ण के विषय में प्रश्‍न किया गया 
था । अतः उसी की सम्प्रदान संज्ञा हुई और चतुर्थी विभक्ति हुई है। 

प्रत्याड भ्यामिति--प्रति और आङ उपसगपूर्वक श्रु धातु के योग में प्रवतित 
कराने वाले, अर्थात्‌ जो पहले प्रेरणा करने वाला है, कर्ता की सम्प्रदान संज्ञा हो । 


विप्राय गां प्रतिश्वणोति आश्युणोति वा (विप्र के लिये गाय का वचन देता है 
तात्पर्यं यह कि पहले ब्राह्मण कहता है कि मुभे गाय दो तब दुसरा उसे गाय देने का 
वचन देता है) इस वाक्य में पहले प्रवत्तेन रूप-प्रेरणा रूप व्यापार का कर्त्ता विप्र है 
अत; उसकी सम्प्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। (प्रति आङ पुर्वक 
श्रु धातु का अर्थ प्रतिज्ञा करना या वचन देना है ।) 

अनुप्रतिगृणशचेति--अनु तथा प्रति उपसर्ग पूर्वक ग्र॒ (शब्द करना) धातु के 
योग में पहुले प्रवत्तंना छप व्यापार के करने वाले की सम्प्रदान संज्ञा होती है। 


aS ee Rs... 


तलामा ८ 


चतुर्थी विभक्ति । ३& 


आश्यां गृणातेः कारकं पुर्व-व्यापारस्य कतृ भुत सुक्त संज्ञ स्यात्‌ । होत्रेऽनु- 
गृणाति प्रतिगृणाति । 

होता प्रथमं शंसति तमध्वयुः घ्रोत्साहयतीत्यर्थः 

परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्यास्‌ १।४।४४॥ 

नियतकालं भृत्या स्वीकरणं परिक्रयणं तस्मिन्‌ साधकतमं कारकं सम्प्रदान 
संज्ञ वा स्यात्‌ । शतेन शताय वा परिक्रीतः । 

(वा) तादर्थ्यं चतुर्थी वाच्या । घुक्तये हारि भजति। 

(वा) क्लूपि सम्पद्यमाने च । भक्तिर्तानाय कल्पते सम्पद्यते जायत 
इत्यादि । 

(वा) उत्पातेन ज्ञापिते च । वाताय कपिला विद्यूत्‌ । 


होत्रेऽनुगृणाति प्रतिगृणाति होता के लिये अनुणणन-प्रोत्साहन देता है अर्थात्‌ 
होता (यज्ञीय चार ऋत्विजों में से एक) पहिले बोलता है तब अध्वयु (अन्य 
ऋत्विज) उसको प्रोत्साहित करता है, यहाँ पूर्वव्यापार का कर्ता होता है अतः उसकी 
सम्प्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। 


परिक्रयणे इति--परिक्रयण का अर्थ है 'नियत काल के लिये किसी को 
वेतन पर रखना'। इस परिक्रयण रूप व्यापार का जो साधकतम कारक उसकी 
सम्प्रदान संज्ञा विकल्प से होती हे । 

शतेन शताय वा परिक्रीत:-- (सौ रुपये वेतन देकर रखा गया) यहाँ परि- 
क्रमण (वेतन देकर नियत काल के लिये स्वीकार करना) का साधकतम कारक अर्थात्‌ 
करण 'शत' है अतः उसकी सम्प्रदान संज्ञा और उसमें चतुर्थी विभक्ति है, पक्ष में करण 
में तृतीया विभक्ति होगी । 


(वा) ताद्य इति--तादर्थ्य अर्थाव्‌ उसके लिये’ इस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति 
होती है तात्पर्यं यह कि जिस प्रयोजन के लिये कोई कार्य होता है उस प्रयोजन वाचक 
शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है। 

मुक्तये हरि भजति - (मुक्ति के लिये हरि को भजता है) यहाँ मुक्ति प्रयोजन 
है अतः उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। 

(बा) क्लूपीति-बलुप्‌--समर्थं होना या उत्पन्न होना अर्थवाली धातुओं के 
प्रयोग में जो होने वाला और परिणाम या फलस्वरूप है उसमें चतुर्थी होती हे । 

भक्तिज्ञानाय कल्पते सम्पद्यते जायते (भक्ति ज्ञान के लिये होती है) यहाँ ज्ञान 
सम्पद्यमान (होने वाला) है अतः उसमें चतुर्थी हुई है। 

(बा) उस्पातेनेति--उत्पात का अर्थ है, आकस्मिक भौतिक विकार जो अशुभ 
सूचक हो, इस उत्पात से सूचित अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है । 


१४० ही 
सस्कृत-व्यांकरण 


(वा) हितयोगे च । ब्राह्मणाय हितम्‌ । 
क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानित: । १ 1३1१४॥ 


क्रियार्था क्रिया उपपदं यस्य तस्य स्थानिनोऽप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि 
चतुर्थी स्यात्‌ । फलेभ्यो याति । फलान्याहतु यातीत्यर्थः । 


नमस्कुर्मो नृसिहाय । नृसिहमनुकूलयितुमित्यर्थः । एवं स्वयस्भवे नसस्कृत्येत्ये- 
त्यादावपि । 


तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ ।२।३।१४॥ 


Mae Vo So २ 
वाताय कपिला विद्युत्‌ (कपिल वर्ण की बिजली आँधी की सूचिका है) यहाँ 


बिजली से आँधी की अशुभ सुचना मिलती है अतः “वाताय में चतुर्थी विभक्ति है । 

(बा) हितयोगे चेति--हित के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है । 

ब्राह्मणाय हितम्‌--यहाँ हितयोग 'ब्राह्मणाय' में चतुर्थी है । 

क्रियार्थोपपदस्येति-- उपपद वह पद होता है जो समीप सुनाई पड़े या रहे । 
क्रियार्था क्रिया 'उपपर्द यस्य' अर्थात्‌ जहाँ किसी एक क्रिया के लिये होने वाली दुसरी 
क्रिया पास में हो। स्थानिनः का अर्थ है अप्रयुज्यमान अर्थात्‌ जिसका स्थान तो हो 
पर उसका प्रयोग न किया गया हो । क्रियार्था क्रिया के योग में तुमुन्‌ प्रत्यय का 
विधान किया गया है। क्रियार्थक क्रिया के योग में ही तुमुन्‌ और प्ुल्‌ प्रत्यय होते 
हैं अत: क्रियार्थक क्रिया से यहाँ तात्पर्य तुमुन्‌ प्रत्ययान्त क्रिया की सिद्धि के लिये 
प्रयुक्त अन्य क्रिया । पर स्थानी अर्थात्‌ उसका प्रयोग वाक्य में न किया गया हो अतः 
क्रियार्थोपपदस्य स्थानिन इत्यादि का अर्थ है जहाँ तुमुन्‌ प्रत्ययान्त धातु का अर्थ तो 
प्रकट हो रहा हो पर उसका प्रयोग न हो तो ऐसी क्रिया के कर्म में चतुर्थी विभक्ति 
होती है। 

फलेभ्यो याति--फलों के लिये जाता है, यहाँ इसका तात्पर्य है कि फलों को 
ले आने के लिये जाता है। यहाँ क्रियार्था क्रिया है 'याति' क्योंकि आनयन रूप क्रिया 
के लिये यहाँ इस दूसरी क्रिया का प्रयोग है, पर उस आनयन क्रिया का प्रयोग नहीं 
किया गया है यद्यपि यहाँ इसका कर्म 'फल' है। अतः इस क्रियार्था क्रिया 'याति के 
उपपद (पास में) रहते, अप्रयुज्यमान जो तुमुन्‌ प्रत्ययान्त 'आहतु म्‌' क्रिया उसके कर्म 
अर्थात्‌ 'फल' में चतुर्थी विभक्ति हुई है । इसी प्रकार . “नमस्कुर्मो नृसिहाय' इस वाक्य 
में नृसिहम्‌ अनुकूलयितुमु नमस्कुर्मः इस अर्थ में अनुकूलयितुम्‌ इस स्थानी अर्थात्‌ 
अप्रयुज्यमान तुमुन्नन्त पद के कमं नृसिह में चतूर्थी विभक्ति है । यहाँभी नमस्कुर्मः 
यह क्रियार्था क्रिया उपपद है । इसी प्रकार 'स्वयम्भुवे नमस्कृत्य' इत्यादि स्थलों में भी 
चतुर्थी विभक्ति हुई है । यहाँ इसका अर्थ है “स्वयम्भुवम्‌ प्रीणयितुम्‌ नमस्क्कत्य” यहाँ 
भी प्रीणयितुमु इस तुमुन्नन्त पद का अप्रयोग है यद्यपि उसका भाव यहाँ ग्रहीत है । 

तुम्र्थाच्बिति--भाववचनाएच' ३।३।११॥ इस सुत्र द्वारा भाव में होने वाले 


चतुर्थी विभक्ति ४१ 


“भाववचनाश्च” इति सुत्रेण यो विहितस्तदन्ताच्चतुर्थी स्यात्‌ । 
यागाय याति, यष्टु' यातीत्यर्थः । 

नसः स्वस्ति स्वाहा स्वधाऽलं वषड्योगाच्च ।२।३।१६॥ 
एभिर्योगे चतुर्थो स्यात्‌ । हरये नसः । 


(ब) उपपद विभक्त: कारक विभक्ति बलीयसी । नमस्करोति देवान्‌ । 

प्रजाभ्यः स्वस्ति । अग्नये स्वाहा । पितृभ्यः स्वधा । 

अलमिति पर्याप्त्थंग्रहणम्‌ । तेन देत्येम्यौ हरिरलं प्रभुः समर्थः शक्त इत्यादि । 
प्रश्‍्वादियोगे षष्ठ्यपि साधुः । तस्मे प्रभवति ।५।१।१०१॥ 


धज आदि प्रत्ययों का तुमुन्‌ के अर्थ में विधान किया गया है अतः उन धज_ आदि 
प्रत्ययान्त शब्दों से चतुर्थी विभक्ति हो । 

यागाय याति--यज्ञ के लिये अर्थात्‌ यज्ञ करने के लिये जाता है । यहाँ यज्‌ 
धातु से भाव में घञ प्रत्यय होकर याग शब्द बनता है, यहाँ धञ्‌ प्रत्यय तुमुन्‌ प्रत्यय 
के अर्थ में हुआ है अतः इस घञन्त शब्द से चतुर्थी विभक्ति है। 

नस इति--नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम्‌ वषड्‌ शब्दों के योग में चतुर्थी 
विभक्ति होती है । 

हरये नमः-यहाँ नमः के योग में 'हरये' में चतुर्थी है । 

उपपदविभक्त रिति--उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। 
अतः इस बलवत्तावश उपपद विभक्ति को बाधकर कारक विभक्ति होती है। 
विभक्ति विधान के प्रायः दो निमित्त होते हैं (१) क्रिया सम्बन्ध, (२) पद सम्बन्ध । 
क्रिया को साक्षात्‌ या असाक्षात्‌ खूप से निमित्त मानकर होने वाली विभक्ति कारक 
विभक्ति कही जाती है जैसे कर्म में होने वाली द्वितीया विभक्ति आदि । पद को मान- 
कर अर्थात्‌ क्रिया पद से भिन्न अन्य किसी पद को निमित्त मानकर होने वाली विभक्ति 
उपपद विभक्ति कही जाती है। 


(उपपद==पास में पढ़ा गया पद) जिस एक ही स्थल में दोनों प्रकार की 
विभक्तियाँ प्राप्त होती हैं वहाँ कारक विभक्ति ही होती है जैसे 'नमस्करोति देवान्‌” 
इस वाक्य में नमः इस पद को निमित्त मानकर उक्त सूत्र से चतुर्थी विभक्ति प्राप्त 
होती है । 'नमस्करोति' इस क्रिया पद को मानकर कमे 'देव' में द्वितीया विभक्ति भी 
प्राप्त होती है । इस दशा में उक्त परिभाषा के नियमानुसार कारक विभक्ति-द्वितीया 
1 । बलवती होने से यहाँ द्वितीया विभक्ति ही होगी, चतुर्थी नहीं, क्योंकि वह 'नमः? 
पद को निमित्त मानकर होने के कारण उपपद विभक्ति है। 


प्रजाभ्यः स्वस्ति- यहाँ स्वस्ति के योग में 'प्रजाभ्यः' में चतुर्थी विभक्ति है । 


अग्नये स्वाहा- यहाँ स्वाहा के योग में 'अग्नये' में तथा पितृभ्यः स्वधा यहाँ 
स्वधा के थोग में 'पितृभ्यः' में चतुर्थी विभक्ति है । 


४२ संस्कृत-व्याकरणं 


' स एषां ग्रामणीः ५।२।७८॥। इति निर्देशात्‌ । तेन प्रभुवु भुषु भु वनत्रयस्येति 
सिद्धम्‌ । वषडिन्द्राय । चकारः पुनविधानार्थ: । 
तेनशीविवक्षायां परामपि “चतुर्थी चाशिषीति’ षष्ठीं वाधित्वा चतुर्थ्येव 
भवति । स्वस्ति गोभ्यो भुयात्‌ । 


अलमिति-सुत्र में अलम्‌' से पर्याप्त अर्थ का ग्रहण है अर्थात्‌ करने में 
समर्थं यह अर्थ है, फलतः निषेधार्थंक अलम्‌ के योग में चतुर्थी न होगी । पर्याप्त 
अर्थात्‌ समर्थ अर्थ वाले सभी शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अतः “दँत्येभ्यो 
हरिः अलम्‌ समर्थः प्रभु-शक्तः” इत्यादि के योग में भी 'देत्येभ्यः' में चतुर्थी विभक्ति 
सिद्ध होती है परन्तु अलं विवादेन (विवाद न करो) यहाँ निषेधार्थक अलं के योग में 
चतुर्थी न होकर तृतीया हुई है । 

प्रभ्वादियोगे इति--प्रभुः समर्थः के योग में उपयु क्त उदाहरणों में चतुर्थी तो 
प्रस्तुत सूत्र द्वारा होती ही है पर इन प्रभु आदि समर्थं वाचक शब्दों के योग में षष्ठी 
विभक्ति भी शुद्ध मानी गई है, यद्यपि किसी सूत्र द्वारा इस षष्ठी का विधान नहीं 
किया गया है तथापि पाणिनि सूत्रों “तस्मे घ्रभवति' स एषां ग्रामणीः” से यह विदित 
होता है कि प्रभ्वादि के योग में चतुर्थी भी होती है क्योंकि स्वयं सूत्रकार ने 'तस्मै 
प्रभवति’ यह प्रयोग किया है (यहाँ प्रभवति का अर्थ समर्थ होना है) और इसी प्रकार 
ग्रामणीः (ग्राम को नयन करने में समर्थ) के योग में 'एषाम्‌' में षष्ठी का प्रयोग किया 
है। इन्हीं सूत्रों के प्रमाण से माघ कवि ने प्रभुवु भूषुभु वनत्रयस्य' इस प्रयोग में 
“भुवनत्रयस्य' शब्द में प्रभुः के योग में षष्ठी विभक्ति की है । अर्थात्‌ माघ कवि का 
उक्त प्रयोग पाणिनि व्याकरण सम्मत ही समझना चाहिए । 

वषडिन्द्राय--इन्द्राय वषट्‌ (इन्द्र के लिए हृविष्यदान) यहाँ वषट्‌ के योग 
में 'इन्द्राय' में उक्त सूत्र से चतुर्थी है । 

चकार इति- सुत्र में चकार ग्रहण पुनः चतुर्थी विधान के लिए है। जिससे 
कि आशीर्वादार्थ की विवक्षा में चतुर्थी चाशिषि' इस सूत्र द्वारा होने वाली, पर भी 
षष्ठी विभक्ति को बाधकर चतुर्थी ही हो । 

स्वस्ति गोभ्यो भुयातू' (गायों का कल्याण हो) यहाँ आशीर्वादार्थ विवक्षा में 
चतुर्थी चाशिषि' सूत्र से षष्ठी विभक्ति और स्वस्ति के योग में प्रकृत सूत्र से चतुर्थी 
दोनों ही प्राप्त होती हैं। इस दशा में तुल्यवल विरोध होने पर, पर कार्य होना 
चाहिए था अर्थात्‌ षष्ठी विधायक सूत्र के पर होने के कारण षष्ठी ही होनी चाहिए 
थी पर सूत्र में जो चकार का ग्रहण किया गया है वह पुनः चतुर्थी विधानार्थ है अतः 
पर भी षष्ठी को बाधकर यहाँ चतुर्थी ही होगी अन्यथा चकार ग्रहण का कोई प्रयो- 
जन ही न रह जायगा | यदि चकार न होता तो परत्वातु षष्ठी ही होती । 


pes 


चतुर्थी विभक्ति ४३ 


सन्यकसंण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु ।२।३।१७।। 

प्राणि वर्जे सन्यतेः कर्मणि चतुर्थी वा स्यात्तिरस्कारे। न त्वां तृणं भन्ये तृणाय 
चा । श्यना निदेशात्‌ तानादिकयोगे न । न त्वां तृणं मन्वेऽहस्‌ । अप्राणिष्वित्यपनोय । 

(वा) नौकाकाञ्चशुकशुगाल कर्ज्येष्विति वाच्यस्‌ । तेन न त्वां नावं 
अञ्न वा मन्ये इत्यत्राप्राणित्वेऽपि चतुर्थी न। न त्वां शुने मन्ये इत्यत्र प्राणित्वेऽपि 
भवत्येव । 


गत्यर्थं कर्मणि हितीया चतुथ्यौ चेष्टायासनध्वनि ।२।३।१२॥ 


सन्यकर्मणीति- अनादर या तिरस्कार प्रकट करने में मन्‌ (मानना या समझना 
दिवादि) धातु के कर्म में यदि वह प्राणी न हो तो विकल्प से चतुर्थी विभक्ति 
होती है। 

(न त्वां तृणं मन्ये तृणाय वा) मैं तुमको तिनके के तुल्य भी नहीं समझता । 
यहाँ मन्‌ (श्यन्‌ विकरण दिवादि) धातु के योग में अनादर प्रकट करने में, अघ्राणि- 
वाचक तृण शब्द से चतुर्थी विभक्ति हुई है, और पक्ष में मन्‌ धातु के कमें में 
द्वितीया भी । 

श्यनेति--'मन्य' इस श्यन्‌ विकरण द्वारा निर्देश करने के कारण तनादि मन्‌ 
धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति न होगी । अपितु मन्‌ के कर्म में द्वितीया ही होगी । 

न त्वां तृणं मन्वेऽहम्‌--यहाँ मन्‌ धातु तनादिगण का है, अतः उसके योग में 
चतुर्थी नहीं हुई हे । 

वा नौकेति-वातिककार क मत हे कि उक्त सूत्र में से 'अप्राणिषु' यह पद 
हटाकर उसके स्थान पर प्रस्तुत वातिक पढ़ना चाहिए अर्थात्‌ अप्राणिषु के स्थान पर 
नौ (नाव) काक, अन्न, शुक, श्ुंगाल को छोड़कर मन्‌ धातु के कमें में चतुर्थी विभक्ति 
हो, ऐसा कहना चाहिए। 


न त्वां नावमु अन्न वा मन्ये (तुमको नाव वा अन्न नहीं समझता) यहाँ इस 
वातिक के विधान के अनुसार, नाव और अन्न के अप्राणी होते हुए भी, चतुर्थी विभक्ति 
नहीं होती । अतः नावम्‌ व अन्नम्‌ में द्वितीया है । क्योंकि वातिक में अप्राणी होते हुए 
भी इन शब्दों के योग में चतुर्थी का विधान नहीं है, वातिक के अभाव में सूत्र द्वारा 
यहाँ चतुर्थी हो जाती । 

न त्वां शुने मन्ये-- (तुके कुत्ता भी नहीं समझता) यहाँ यद्यपि इवा प्राणि 
वाचक है, अतएव सूत्र से चतुर्थी नहीं प्राप्त है पर वातिक में श्वन्‌ के योग 
में चतुर्थी का निषेध न होने से यहाँ 'शुने' में प्राणिवाचक होने पर भी चतुर्थी हो 
जाती है। 

गत्यर्थकर्सणीलि--गत्यर्थक धातुओं के कर्म में द्वितीया व चतुर्थी विभक्ति 
होती है यदि वह कर्म मार्गवाचक न हो पर शारीरिक चेष्टा हो। 


संस्क्ृत-व्याक रण 


अध्वभिन्ने गत्यर्थानां कर्मणि एतो स्तश्चेष्टायाम्‌ । ग्रामं ग्रामाय वा गच्छति। 
चेष्टायां किम्‌-मनसा हार ब्रजति । अनध्वनोति किम्‌-पन्थानं गच्छति । गन्त्राधिष्ठितेऽ 
ध्वन्येदायं निषेधः । यदा तूत्पयात्‌ पन्था एवा क्रमितुभिष्यते तदा चतुर्थी भवत्येव । 


उत्पथेन पथे गच्छति । इति चतुर्थी । 


“ग्रामं ग्रासाय वा गच्छति--(गाँव को जाता है) यहाँ ग्राम मार्गवाचक भी 
नहीं है, और गमन क्रिया में शारीरिक चेष्टा है। अतः ग्राम शब्द में गम्‌ धातु के योग 
में चतुर्थी व द्वितीया विभक्ति है। 

चेष्टायां किभिति--शारीरिक व्यापार करने पर ही चतुर्थी व द्वितीया होती 
है अतः 'मनसा हरि ब्रजति’ (मन के द्वारा हरि को प्राप्त होता है) मन की गति 
शारीरिक चेष्टा नहीं है अतः उक्त विभक्तियाँ नहीं हुई । 

अनध्वनोति - गत्यर्थक धातुओं का कर्म मार्गवाचक होने पर उक्त विभक्तियाँ 
नहीं होतीं अतः 'पन्धानं गच्छति’ (मार्ग पर चलता है) यहाँ गम्‌ धातु का कमं मार्ग 
ही है अतएव यहाँ चतुर्थी विभक्ति न होकर केवल कमं में द्वितीया हुई है । 

गन्त्राधिष्ठित इति--यदि गमन कर्त्ता के द्वारा मार्ग अधिष्ठित होता है अर्थात्‌ 
जब जाने वाला स्वयं अपने इष्ट मार्ग पर चंलता है तभी मार्गवाचक शब्दों से चतुर्थी 
का निषेध सूत्र द्वारा होता है पर जब उत्पथ (कुमागे) से जाने में असमर्थ होकर 
गन्ता उसे छोड़कर इष्ट मार्ग की ओर चलता है तब मार्गेवाचक शब्द में भी चतुर्थी 
होती ही है जैसे “उत्पथेन पथे गच्छति' (अनिष्ट मार्ग से इष्ट मार्ग पर चलता है) 
यहाँ मार्गवाचक होते हुए भी 'पथे में चतुर्थी विभक्ति हो गई है । क्योंकि गन्ता भ्रम- 
वश अधिष्ठित अनिष्ट मागं को छोड़कर अपने इष्ट माग पर चलने लगा है। 


इति चतुर्थी 


पंचमी विभक्ति 


धर वमपायेऽपादानम्‌ १।४।२४॥ 
अपायो विश्लेषस्तस्मिन्‌ साध्ये ध्रुवमवधिश्नुतं कारकमपादान संज्ञ स्यात्‌ । 


अपादाने पञ्चसी २।२।२८॥ 


ग्रामादायति । धावतोऽश्वात्पतति । कारकं किम्‌-वृक्षस्य पर्णं पतति । 
क ठेते ता ठे मक स्क्लक कका 


ध्र वमिति-अपाय का अर्थं है--विश्लेष अलग होना । किसी पदार्थ (वस्तु 
या व्यक्ति) के अलग होने में जो कारक ध्रुव अर्थात्‌ अवघि अर्थात्‌ सीमा रूप है उसकी 
अपादान संज्ञा हौ । 

अपादान इति--अपादान कारक में पञ्चमी विभक्ति होती है । 

ग्रामादायाति--(गाँव से आता है) यहाँ अवधिभूत कारक ग्राम की अपादान 
संज्ञा और प्रकृतसूत्र से पञ्चमी विभक्ति है। 

धावतोऽश्वात्पतति-- (दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है) यद्यपि यहाँ अवधिभूत 
पदार्थ अश्व, ध्रुव या स्थिर नहीं है तथापि वह पतति’ क्रिया के प्रति अवधिभूत होने 
से अपादान संज्ञक है और उसमें पञ्चमी विभक्ति है । 

थ्वावतो5ण्वात्पतति' जैसे प्रयोग में अपादान संज्ञा हो सके अतएव वृत्तिकार 
ने ध्रुवम्‌ का अर्थ अवधिभूतम्‌ किया है, यदि ध्रुवमु का अटल स्थिर अर्थं लिया जाता 
तो यहाँ अपादान संज्ञा न हो सकती थी । 


ति--कारक की ही अपादान संज्ञा होती है, अतः जो कारक 
क्रिया से अन्वय नहीं होता उसकी अपादान संज्ञा नहीं 
ति’ में वृक्ष की अपादान संज्ञा न होने से उसमें पंचमी 


कारकं किमि 

नहीं होता अर्थाव्‌ जिसका 

होती, अतएव 'वृक्षस्य पर्ण पत 
नहीं हुई है । 

४५ 


४६ संस्कृत-व्याकरण 


(व) जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानस्‌ । पापाज्जुगुप्सते । 
विरमति । धर्मात्प्रमाद्यति । 

भोत्रार्थानां भयहेतुः । १४।२५॥ 

भयार्थानां त्राणार्थानां च प्रयोगे भयहेतुरपादानं स्यात्‌ । 

चौरादविभेति । चौरात्त्रायते । भयहेतुः किम्‌ - अरण्ये विभेति त्रायते 
इति वा । 

पराजेरसोढः ।१।४।२६॥ 

पराजेः प्रयोगेऽसह्योऽर्थोऽपादानं स्यात्‌ । अध्ययनात्‌ पराजयते, ग्लायतीत्यर्थः । 
असोढ़ः किम्‌--शत्रन्‌ पराजयते । अभिभवतीत्यर्थः । 


(वा) जुगुप्सेति जुगुप्सा (घृणा) विराम (अलग होना) प्रमाद (असावधानी 
करना) अर्थ वाली धातुओं के योग में जुगुप्सा आदि के कारणभूत पदार्थों की अपादान 
संज्ञा हो । 

पापाज्जुगुप्सते--यहाँ जुगुप्सा के विषयभूत पदार्थं पाप की अपादान संज्ञा तथा 
उसमें पञ्चमी विभक्ति हुई । इसी प्रकार विरमति, के योग में भी । 

धर्मात्‌ प्रमाद्यति--(धर्मं से असावधानी करता है) यहाँ धर्मावु में पञ्चमी 
विभक्ति है । 

भीत्रार्थानामिति--भयार्थेक तथा रक्षार्थक धातुओं के योग में भय के हेतुभूत 
कारक की अपादान संज्ञा हो । 

चौराइ विभेति-- (चोर से डरता है) यहाँ चोर भय का हेतु है । अतः उसकी 
अपादान संज्ञा और उसमें पञ्चमी विभक्ति है। इसी प्रकार 'चौरात्त्रायते' प्रयोग के 
चौरात्‌ में त्रायते के योग में पञ्चमी है। 

भयहेतुः किस्‌--भय के हेतुभ्रूत पदार्थं की ही अपादान संज्ञा होती है अतः 
“अरण्ये बिभेति त्रायते वा' यहाँ अरण्य की अपादान संज्ञा नहीं हुई क्योंकि यहाँ अरण्य 
भय का हेतु नहीं माना गया हे । 

पराजेरिति-परा उपसर्गपूर्वंक 'जि' धातु के योग में असहनीय वस्तु की 
अपादान संज्ञा हो । 

अध्ययनात्‌ पराजयते - अध्ययन से हार मानता है, उससे थक जाता है। 
यहाँ पराजयते के योग में असह्य पदार्थ अध्ययन की थपादान संज्ञा और उसमें 
पञ्चमी हुई है । 

असोढः किसिति- असह्य पदार्थं की ही अपादान संज्ञा होती है अतः 
'शत्रून्पराजयते' (शत्रुओं को हराता है) 'अभिभवति==पराजित करता है' यहाँ शत्रूनु 


पञ्चमी विभक्ति ४७ 


वारणार्थानासीप्सितः 1१।४।२७॥ 


प्रवृत्तिविधातों वारणम्‌ । वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे ईप्सितो$पादानं स्यात्‌ । 
यवेश्यो गां वारयति । ईप्सितः किस्‌ --यवेभ्यो गां वारयति क्षेत्रे । 


अन्तधौ येनादशशनमिच्छति ।१।४।२८॥ 

व्यवधाने सति यत्कतृ कस्यात्मनो दर्शनस्याभावमिच्छति तदपादानं स्यात्‌ । 
सालु निलीयते कृष्ण: । अन्तधो किम्‌--चौराम्न दिइक्षते । इच्छति ग्रहणं किम्‌ अदशे- 
नेच्छायाँ सत्यां सत्यपि दशने यथा स्यात्‌ । 


न - 


की अपादन संज्ञा न होकर कर्म संज्ञा द्वितीया विभक्ति है, क्योंकि शत्रू असह्य 
नहीं हैं । 
वारणार्थानामिलि --वा रण का अर्थ है निवारण करना, रोकना, प्रवृत्ति का 


रोक देना । वारण अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में ईप्सित वस्तु की, अर्थात्‌ जिस से 
हटाने की चाह हो, अपादान संज्ञा होती है । 


यवेभ्यो गां वारयति -- (यवों से गाय को हट्राता है) यहाँ यवों से हटाना 


चाहता हे । अतः ईप्सित पदार्थ यव है, अतएव उसकी अपादान संज्ञा और उनमें 
पञ्चमी विभक्ति है । 


ईप्सितः किम्‌--ईप्सित पदार्थं की ही अपादान संज्ञा होती है। अतः ‘यवेभ्यो 
गां वारयति क्षेत्रे । इस वाक्य में क्षेत्र की जो अनीप्सित है अपादान संज्ञा नहीं हुई । 
क्षेत्र से गाय वारण करना अभीष्ट नहीं, अपितु यव अभीष्ट हें । 


अन्तर्धाविति-व्यवधान रहने पर जिससे अपना अदर्शन चाहा जाय या 
जिससे अपने आप को छिपाना चाहा जाय उसको अपादान संज्ञा होती है। 


मातुर्निलीयते छृष्ण:--कृष्ण माता से छिपता है, कृष्ण दीवाल आदि का 
व्यवधान करके माता से छिपना चाहता है। अतः मातुः की अपादान संज्ञा होकर 
उसमें पञ्चमी हुई है। 


अन्तधो' किम्‌--अन्तधि का अर्थ है- व्यवधान अर्थात्‌ किसी वस्तु द्वारा 
व्यवधान होने पर ही अपादान संज्ञा होती है । अत; 'चौरान्न दिहक्षते' (चोर मुझे न 
देख लें अतः चोरों को देखना नहीं चाहता) यहाँ व्यवधान के अभाव में दिहक्षा रहते 
हुए भी अपादान संज्ञा नहीं हुई है । यहाँ व्यवधान निमिक्तक छिपना नहीं है । 

इच्छति ग्रहणं किमिति- सूत्र में इच्छति ग्रहण करने का फल यह है कि 
यदि कोई व्यक्ति छिपने की इच्छा रखता हुआ भी देख लिया जाय तो भी अपादान 
संज्ञा हो सके । 'युधिष्ठिरो दुर्योधनात्‌ निलीयते' यहाँ भी अपादान संज्ञा हो जाती है । 


४५ संस्कृत-व्याकरण 


आख्यातोपयोगे ।१।४।२९॥ 

निथमपूर्वक विद्यास्वीकारे वत्ता प्राक्‌ संज्ञः स्यात्‌ । उपाध्यायादधीते । उप- 
योगे किम्‌-नटस्य गाथां श्टुणोति । 

जनि कतुं : प्रकृतिः ।१।४।३०॥ 

जायमानस्य हेतुरपादानं स्यात्‌ । ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते । 

भुवः प्रभवः १।४।३१॥ 

भवनं भुः। भुकतुः प्रभवस्तथा । हिमवतो गंगा प्रभवति। तत्र प्रकाशते 
इत्यर्थः । 

(वा) ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च । प्रसादात्‌ प्रेक्षते, आसनात्‌ प्रेक्षते, 
प्रसादमाइह्य आसने उपविश्य प्रेक्षत इत्यर्थः । श्वशुराज्जिह ति । श्वशुरं वीक््येत्यर्थः । 


आर्यातोपयोगे--इस सूत्र में उपयोग का अर्थ है नियमपूर्वेक विद्या का 
ग्रहण करना । अतः नियमपूर्वक विद्या ग्रहण करने में आख्यात (वक्ता या अध्यापक) 
जिससे विद्या ग्रहण की जाय अपादान संज्ञक होता है । 

उपाध्यायादधीते - (उपाध्याय से पढ़ता है) यहाँ नियमपूर्वंक विद्याध्ययन में 
वक्ता उपाध्याय की अपादान संज्ञा होकर उसमें पञ्चमी विभक्ति हुई है। 

उपयोगे किसिति--नियमपूर्वक विद्या स्वीकार में ही वक्ता की अपादान संज्ञा 
होती है । अतः नटस्य गाथां श्रुणोति इस वाक्य में नियमपूर्वक गाथा श्रवण के अभाव 
में 'नट' की अपादान संज्ञा नहीं होगी । 

जनिकतु रिति--जनि का अर्थ है उत्पत्ति 'जनिरुत्पत्तिरुइभवः' । जनि कर्त्ता = 
उत्पन्न होने वाले--जायमान का जो हेतु, उसकी अपादान संज्ञा हो । 

ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते--(ब्रह्म से प्रजाये उत्पन्न होती हैं) यहाँ जायमान 
प्रजाओं की उत्पत्ति का हेतु ब्रह्मा है। अतः उसकी अपादान संज्ञा होने से उसमें 
पञ्चमी विभक्ति है । 

भुव इति--भू का अर्थ है होना । प्रभवः का अर्थ है प्रथम प्रकाश का स्थान । 
भुवः अर्थात्‌ भू के कर्त्ता के प्रथम उत्पत्ति या प्रकाश स्थान की अपादान संज्ञा हो, 
तात्पर्यं यह कि उत्पन्न होने बाले की उत्पत्ति का जो प्रथम स्थान उसकी अपादान 
संज्ञा हो । 

हिमवतो गंगा प्रभवति--हिमालय से गंगा प्रथम प्रकाशित होती है- यहाँ 
प्रकाश स्थान हिमालय की अपादान संज्ञा और उसमें पञ्चमी विभक्ति है । 

(वा) ल्यब्लोप इति--ल्यप्‌ के लोप होने पर, उसके कमं तथा आधार में 
पञ्चमी विभक्ति हो (अर्थात्‌ जहाँ ल्पवन्त शब्द अप्रयुक्त हो अर्थात्‌ वाक्य में ल्यवन्त 
पद का प्रयोग न हो, पर उसका भाव प्रकट हो रहा हो ।) 


पञ्चमी विभक्ति ५१ 


अपपरी वर्जने ।१॥४८७॥ 
एतौ वजने कमंप्रवचनीयौ स्तः । 


कि इस समय यद्यपि उसका प्रयोग देश या काल अर्थं में किया जा रहा है तथापि 


उसके योग में पञ्चमी विभक्ति होगी । पूर्व उत्तर आदि शब्दों का प्रयोग दिशा काल 
एवं देश इन सभी अर्थो में होता है, दिक्‌ न कहकर दिक्‌ शब्द कहने से पूर्वादि शब्दों 
का तीनों अर्थो में प्रयोग ग्रहण किया जायगा । उपर्युक्त उदाहरण तो दिशावाचक पूर्व 
शब्द का है। “चेत्रात्‌ पूर्व: फाल्गुनः” चैत से प्रथम फाल्गुन । यहाँ पूर्व शब्द समय 
का वाचक है तथापि इसके दिक्‌ शब्द होने के कारण इसके योग में भी चेत्रातू में 
पञ्चमी विभक्ति हुई है । 

अवयववाचीति - अवयव वाची पूर्व, पर, उत्तर आदि दिक्‌ शब्दों के योग में 
पञ्चमी विभक्ति नहीं होती । इसके लिए 'तस्य परमाम्रे तिडम्‌' यह पाणिनि सूत्र ही 
प्रमाण है यहाँ “तस्य परम्‌' में परम्‌ के योग में षष्ठी है पञ्चमी नहीं। इस नियम के 
अनुसार (पूर्व कायस्य' (शरीर का पूर्व अवयव) यहाँ पञ्चमी नहीं हुई, अपितु सम्बन्ध 
मात्र विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई । 

अञ्चूत्तरपदस्येति - यद्यपि अञ्चू धातु से बने शब्दों के उत्तर पद वाले प्राक्‌, 
प्रत्यक्‌, उदक्‌, आदि शब्द भी दिक्‌ शब्द ही हैं। अतः दिक्‌ शब्द से ही यद्यपि इनका 
ग्रहण हो जाता तथापि पुनः सूत्र में उनके ग्रहण करने का प्रयोजन यह हैं कि 'षष्ठयत- 
स्थेप्रत्ययेन”' सूत्र के प्राप्त होने वाली षष्ठी का बाध हो सके जिससे कि प्राक्‌ आदि 
शब्दों के योग में षष्ठी न होकर पञ्चमी ही हो। जैसे--प्राक्‌ प्रत्यक्‌ वा ग्रामात्‌ 
यहाँ स्वार्थं में अस्ताति प्रत्यय और उसका लोप हो जाता है । यह अतसर्थक प्रत्यय 
है अतः इनके योग में ग्रामावू में पंचमी हुई है । 

दक्षिणा ग्रामात्‌--दक्षिण शब्द से आच्‌' इस तद्धित प्रत्यय के आने पर 


दक्षिणा शब्द बना है। अतः आच्‌ प्रत्ययान्त दक्षिणा के योग में ग्रामात्‌ में पञ्चमी 


विभक्ति है। 

दक्षिणाहि ग्रामात्‌ - यहाँ दक्षिण शब्द से आहि प्रत्यय होता है अतः दक्षिणाहि 
के योग में ग्रामातु में पञ्चमी है । 

अपादाने इति-- 'अपादाने पञ्चमी' इस सूत्र पर भाष्यकार ने 'कातिक्याः 
प्रभृति’ यह प्रयोग किया है इस प्रमाण से सिद्ध है कि प्रभृति अथे वाले शब्दों के योग 
में भी पञ्चमी विभक्ति होती है। | 

भवात्‌ प्रभृति आरभ्य वा सेव्यो हरिः (जन्म से लेकर हरि की सेवा करनी 
चाहिए) यहाँ प्रभृति भौर आरभ्य के योग में भवात्‌' में पञ्चमी ब्रिभक्ति हुई है । 

अपपरीति-अपपरिवहिः २।१।१२॥ इस सूत्र द्वारा वहिः के “साथ पञ्चभ्यन्त 
का समास विधान किया जाता है पर वहिः के योग में पञ्चमी का बिधान किसी 
सुत्र द्वारा नहीं किया गया है, तथापि उक्त सूत्र द्वारा वहि: के साथ पञ्चभ्यन्त से 


५२ संस्कृत-व्याकरण 


आङ मर्यादावचने ।१।४।८६॥ 

आङ, मर्यादायामुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । वचनग्रहणादभिविधावपि । 

पञ्चम्यपाड_ परिभिः ।२।३।१०॥ 

एतेः कमंप्रवचनोये योगे पञ्चमी स्यात्‌ । अप हरेः, परि हरेः संसारः। 
परिरत्र वर्जने । लक्षणादो तु हरि परि । आमुक्तः संसारः । आसकलाद ब्रह्म । 


समास विधान के प्रमाण से जाना जाता है कि वहिः के योग में पञ्चमी विभक्ति होती 


है अतएव 'ग्रामाद्वहिः' इस प्रयोग में बहि: के योग में ग्रामात्‌ में पञ्चमी है । 

अपपरीति:--वर्जन अर्थं में वतमान अप और परि की कर्मप्रवचनीय संज्ञा 
होती है । 

आङिति - मर्यादा अर्थ में आङ, की कमंप्रवचनीय संज्ञा होती है। प्रकृत सूत्र 
में “मर्यादायाम्‌' न कहकर जो 'मर्यादावचन' कहा है अर्थात्‌ वचन शब्द का अधिक 
ग्रहण किया गया है, इससे यह सिद्ध होता है कि वचन ग्रहेण से मर्यादा के अतिरिक्त 
अभिविधि का भी ग्रहण है अर्थात्‌ मर्यादा और अभिविधि अथे में आङ की कमंप्रवचीय 
संज्ञा होती है। 

अप आङ परि इन कर्मप्रवचनीय संज्ञकों के योग में पञ्चमी विभक्ति हो । 

अप हरेः, परि हरेः, संसारः (हरि को छोड़कर जन्म मरणादि रूप सुख- 
दुखात्मक संसार है, यहाँ परि अप वर्जन अर्थं में हँ । अतः अपपरी वर्जैने सूत्र से इनकी 
कमंप्रवचनीय संज्ञा है और प्रकृत सूत्र से इनके योग में 'हरे” में पञ्चमी विभक्ति 
हुई है। 

लक्षणादौ तु--जहाँ परि शब्द लक्षणादि अर्थात्‌ लक्षण इत्थंभूताख्यानादि 
अर्थो में होगा वहाँ तो इसकी लक्षणेत्यादि सूत्र से कर्मप्रवचनीय संज्ञा होगी और 
द्वितीया विभक्ति होगी । जैसे 'हरि परि’ 

आमुक्ते : संसार:- (मुक्ति तक अर्थात्‌ मुक्ति के पूर्व तक संसार है) यहाँ आङ. 
मर्यादा अर्थ में है । अतः इसकी आङ. मर्यादाबचने सूत्र से कर्मप्रवचनीय संज्ञा तथा 
प्रकृत सूत्र से 'मुक्तः' यहाँ पञ्चमी विभक्ति होती है । 


'आसकलाद ब्रह्म! :--सकलपर्यन्त या सबको व्याप्त करके ब्रह्म है । यहाँ 
अभिविधि अर्थ में आङ, की पूर्ववत्‌ कमेप्रवचनीय संज्ञा होने से प्रकृत सूत्र द्वारा 
'सकलाद' में पञ्चमी विभक्ति हुई है । (मर्यादा) और अभिविधि में यह अन्तर है 
कि मर्यादा में तो वह वस्तु ग्रहीत नहीं होती पर अभिविधि में वह वस्तु भी ग्रहीत 
होती है जहाँ तक के लिए किसी बात को बतलाया गया हो। “तेन विनेति मर्यादा, 
तेन सहेत्यभिविधि:” आमुक्त: का अर्थ है मुक्ति तक अर्थात्‌ मुक्ति के पूर्वं तक, मुक्ति 
को छोड़कर उसके पूर्व तक । आसकलाद का अर्थ है सबको व्याप्त करके अतः यह 
अभिविधि है। 


पञ्चमी विभक्ति च ४ 


गम्यसाना5पि क्रिया कारकविभक्तीनां निमित्तम्‌ । कस्मात्त्वं नद्या: । 
(वा) यतश्चाध्वकालनिर्माणं तत्र पञ्चमी । 

(वा) तद्युक्तादध्वन: प्रथमासप्तम्यौ । 

(वा) कालात्‌ सप्तमी च वक्तव्या । 

वनाद्‌ ग्रामो योजनं योजने वा । कार्तिक्या आग्रहायणी मासे । 


प्रासादात्‌ प्रेक्षते--आसनात्‌ प्रेक्षते - (महल से देखता है, आसन से देखता 
है) यहाँ क्रमशः आरुह्य और उपविश्य इन ल्यवन्त पदों का प्रयोग तो नहीं है पर 
इनका भाव अवश्य प्रकट होता है अर्थात्‌ प्रासादात प्रेक्षते का अर्थ है महल पर चढ़कर 
देखता है और आसनान्‌ प्रेक्षते का अर्थ है आसन पर बैठकर देखता है। अतः यहाँ 
आरुह्य पद के कर्म प्रासाद में तथा उपविश्य के अधिकरण आसन में क्रमशः पञ्चमी 
विभक्ति हुई है । 


श्वशुराज्जिह्लेति-_ (ससुर से लज्जा करती है) यहाँ वीक्ष्य पद का अप्रयोग 
है पर उसका भाव द्योतित हो रहा है। अतः उक्त वाक्य का अर्थ है। 'ससुर को देखकर 
लज्जा करती है। अतः यहाँ वीक्ष्य पद के योग में उसके कर्म श्वशुर में पञ्चमी 
विभक्ति हुई है। 


गम्यमानापीति - जिस क्रिया का वाक्य में साक्षात्‌ प्रयोग न हो, पर प्रकरण 
आदि वश जिसका ज्ञान हो, वह क्रिया गम्यमान कही जाती है। ऐसी क्रिया भी 
किसी भी कारक विभक्ति का निमित्त (कारण) होती है, अतएव कस्मात्वं नद्याः 
तुम कहाँ से (आये) नदी से (आये) यहाँ यद्यपि आगमन क्रिया साक्षात्‌ उपात्त 
नहीं है, तथापि उसके योग में पञ्चमी विभक्ति होती है, अतः नद्याः में पञ्चमी 
विभक्ति है । 

(वा) यतश्चेति--जिससे मार्ग या समय का निर्धारण नाप या संख्या की 
जाय उस स्थान या समय वाची शब्द से पञ्चमी विभक्ति हो । 


(वा) तद्युक्तादिति- उस पञ्चम्यन्त शब्द से युक्त दूर या मार्गवाचक शब्द 
से प्रथमा और सप्तमी विभक्ति हो । 


(वा) कालादिति-- उस पञ्चम्यन्त काल वाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति 
हो । 


वनाद्‌ ग्रामो योजनं योजने बा (वन से ग्राम एक योजन है) यहाँ वन शब्द 
से ग्राम की दूरी बतलाई जाती है। अतः उसमें प्रथम वातिक से स्थान वाचक होने 
के कारण पञ्चमी विभक्ति है, इस वनात्‌ पञ्चम्यन्त से युक्त दूरी वाचक शब्द योजन 
है । अतः द्वितीय वातिक से इसमें प्रथमा और सप्तमी विभक्ति है । अतः 'वनाद्‌ ग्रामो 
योजनं, योजने वा” प्रयोग बनता है । 
¥ 


१० संस्कृत-व्याकरण 
अन्यारादिततेंदिक शब्दाञ्चुत्तरपदाजाहि युक्त ।२।३।२९।। 
एतैर्योगे पञ्चमी स्यात्‌ । अन्य इत्यर्थग्रहणम्‌ । इतर ग्रहणं प्रपञ्चार्थम्‌ । 
अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात्‌ । आराहनात्‌ । ऋते वा कृष्णात्‌ । पूर्वो ग्रामात्‌ । 
दिशि इष्टः शब्दो दिक्‌शब्दः । 
___ _ तेन सम्प्रति देशकालवृत्तिना योगेऽपि भवति । चेत्रात्पूर्वः फाल्गुनः । अवयव 
बाचि योगे तु न । तस्य परमास्त्रे डितम्‌ ।।१।२२।॥ इति निर्देशात्‌ । पूर्वं कायस्य । 
अञ्चूत्तर पदस्य तु दिकशब्दस्वेऽपि “षष्ठ्यतसर्थे प्रत्ययेन इति षष्ठीं वाधितु 
पृथग्ग्रहणम्‌ । प्राक्‌ प्रत्वग्वा ग्रामात्‌ आच्‌ -दक्षिणा ग्रामात्‌ ? आहि-दक्षिणाहि 
ग्रामात्‌ । “अपादाने पञचमी” इति सूत्रे कातिक्याः प्रभृतीति भाष्यप्रयोगात्‌ प्रभृत्यर्थं 
योगे पञचमी । भवात्‌ प्रभृति आरभ्य वा सेव्यो हरिः! अपपरिवहिः २।१।१२॥ इति 
समासविधानाज्ज्ञापनाद्‌ वहिर्योगेऽपि पञ्चमी । ग्रामाहहिः । 


कातिक्या आग्रहायणी मासे-कातिकी से अनगहन पूणिमा एक महीने में 
होती है। यहाँ कातिकी शब्द से समय की गणना की जा रही है। अतः प्रथम वातिक 
से उसमें पञ्चमी विभक्ति है और तृतीय वातिक द्वारा कालवाची मास शब्द में 
सप्तमी विभक्ति है । 


अन्यारादिति - अन्य, आरात्‌, (दूर या समीप) इतर, (अन्य) ऋते (बिना) 
दिक्‌ शब्द (पूर्वादि) अञ्चु धातु से बना हुआ शब्द जिसके उत्तरपद में हो ऐसे प्राक्‌ 
प्रत्यक्‌ आदि शब्द, आच्‌ प्रत्ययान्त दक्षिणा आदि शब्द तथा आहि प्रत्ययान्त दक्षिणाहि 
भादि शब्द, इनके योग में पञ्चमी हो। 


अन्य इति-सूत्र में पठित अन्य शब्द से तदर्थवाची अन्य शब्दों का जैसे भिन्न, 
पर, इतर आदि का भी ग्रहण है। इतर शब्द का ग्रहण, जबकि वह अन्यार्थवाची 
शब्दों के अन्तर्गत आ ही जाता था, केवल प्रपञ्चाथ है, अधिक बढ़ाकर कहने के लिए 
अथवा अनावश्यक ही है । 


अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात्‌- कृष्ण से अन्य । यहाँ इन अन्यार्थवाची शब्दों 
के योग में 'कृष्णातू में पञ्चमी है । 


आराद्वनात्‌-वन के पास यहाँ आरातू के योग में वनातू में पञ्चमी है । 


ऋते कृष्णात्‌-_कृष्ण के बिना । यहाँ ऋते के योग में कृष्णात में पञ्चमी 
विभक्ति है। 


पुर्वो ग्रामात्‌--ग्राम से पवं--यहाँ दिक्‌ शब्द पूर्वं के योग में ग्रामातु में 
पञ्चमी है। 


दिशीति- सूत्रपठित 'दिकूशब्द का अर्थ है वह शब्द जो दिशा के अर्थं में 
देखा गया है अर्थात्‌ जिसका प्रयोग दिशा के अर्थ में होता है। इससे यह फल हुआ 


a 7 


क 


पैञ्चमी विभक्ति ५५ 


करणे च स्तोकाल्पकृच्छकतिपयस्यासत्त्ववचनस्य ।२।३।३५॥ 

एम्योऽद्रव्य वचनेभ्यः करणे तृतीयापञ्चभ्यौ स्त: । स्तोकेन त्तोकाद वा 
मुक्तः । द्रव्ये तु स्तोकेन विषेण हतः । 
दुरान्तिकार्थम्यो द्वितीया च ।२।३।३५॥ 

एभ्यो द्वितीया स्यात्‌ पञ्चमी तृतीये । प्रातिपदिकार्थमात्रे विधिरयम्‌ । 
ग्रामस्य दूरं दूरात्‌ दूरेण वा । अन्तिकम्‌ अन्तिकेन अन्तिकात्‌ वा । असत््ववचनस्ये- 
त्यनुवृत्तनेह । अदरः पन्थाः । इति पञ्चमी । 


पृथक्‌ रामेण, रामात, रामम्‌ वा--यहाँ पृथक्‌ के योग में प्रकृत नियम के 
अनुसार तीनों विभक्तियां हुई हैं । 

इसी प्रकार बिना, और नाना के योग में भी उपयु क्त तीनों विभक्तियाँ होंगी; 
“विना नाना वा रामेण रामात रामं वा । 

करणे चेति - द्रव्य से भिन्न अर्थं में प्रयुक्त स्तोक (कम) अल्प, कृच्छ (दुःख) 
तथा कतिपय शब्दों से करण अर्थ में तृतीया व पञ्चमी विभक्ति विकल्प से हों। 

स्तोकेन स्तोकाद्‌ वा मुक्त:--(थोड़े से ही प्रयत्न से छटा हुआ) यहाँ स्तोक 
शब्द का प्रयोग किसी द्रव्य के समानाधिकार में न होने से प्रकृत सुत्र से तृतीया और 
पञ्चमी विभक्ति हुई हैं । इसी प्रकार अल्प, कृच्छ आदि शब्दों के योग से भी । 

्रव्येत्विति- अद्रव्यवाची ही स्तोकादि शब्दों से उक्त विभक्तियां होती हैं, 
द्रव्यवाची होने पर नहीं जैसे “स्तोकेन विषेण हतः” यहाँ स्तोक शब्द 'विष' इस द्रव्य 
का समानाधिकरण है । अतः यहाँ पञ्चमी विभक्ति न होगी । 

दूरान्तिकेति - दूर तथा अन्तिक (समीप) अर्थ वाले शब्दों से द्वितीया तथा 
पञ्चमी व तृतीया विभक्ति भी होती हैं। 

प्रातिपदिकार्थमात्र इति-ये उक्त तीनों विभक्तियाँ केवल प्रातिपदिकार्थ में 
होती हैं अर्थात्‌ इन विभक्तियों के होने पर भी इन शब्दों से प्रथमा विभक्ति का ही 
अर्थ लिया जायगा, विभक्तियों के कारण कोई अन्य विभक्तयर्थ नहीं । 

ग्रामस्य दूरं दूरात्‌ दरेण वा-- (गाँव से दूर) यहाँ दूर शब्द से उपयु क्त तीनों 
विभक्तियाँ हुई हें । इसी प्रकार अन्तिक शब्द से भी विभक्तियां होंगी । 

असत्त्वेति--इस सूत्र में ऊपर वाले सुत्र से 'असत्त्ववचनस्य” शब्द की अनुवृत्ति 
है। अतः दूर व अन्तिक अर्थ वाले शब्द यदि किसी द्रव्य के विशेषण न होंगे तभी 
इनसे उपयु क्त विभक्तियाँ होंगी अन्यथा नहीं, जैसे 'अदूरः पन्थाः” यहाँ अदूर 'पन्था' 
इसका विशेषण होने से अद्रव्यवाची नहीं है । अतः उसमें प्रथमा विभक्ति है। 


इति पञ्चमी 


षष्ठी विभक्ति 


षष्ठी शेषे ।२।३।५०॥ 
कारकप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्तः स्वस्वाभिभावादिसम्बन्धः शेषस्तत्र षष्ठी 


स्यात्‌ । राज्ञः पुरुषः । कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव । सतां गतम्‌ । 


सपिषो जानीते । मातुः स्मरति । एधोदकस्योपस्कुरुते। भजे शम्भोश्चरणयोः । 
फलानां तृप्तः । 


षष्ठीति-- कारक अर्थात्‌ कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण तथा 
प्रातिपदिकार्थ--प्रथमा, जिनका कि वर्णन अष्टाध्यायी के क्रमानुसार ऊपर किया जा 
चुका है, इनसे बचा हुआ जो स्व (अपनी वस्तु धनादि या व्यक्ति) तथा स्वामी आदि 
सम्बन्ध, इस सम्बन्ध को प्रकट करने में षष्ठी विभक्ति होती है । 


(इस विभक्ति से संज्ञादि शब्दों में पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट किया जाता है, 


इसका क्रियापद से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । अतएव इस विभक्ति को कारक छु 
विभक्ति नहीं कहते हैं ।) प 


| 


राज्ञः पुरुष:--(राजा का पुरुष) यहाँ पुरुष 'स्व' का वाचक है और 'राज्ञः 
स्वामी का | अतः राजा और पुरुष दोनों संज्ञा शब्दों में स्वस्वाभिमाव सम्बन्ध होने से 
यहाँ राज्ञः में षष्ठी है । 


कर्मादीनामिति--जब कर्म आदि कारको में भी केवल सम्बन्ध मात्र प्रकट 
करने की इच्छा रहती है अर्थात्‌ कर्मत्व आदि की विवक्षा नहीं होती तो वहाँ भी 
षष्ठी विभक्ति ही होती है। जैसे सत्ता गतम्‌-- (सज्जनों का गमन) यहाँ भाव में गम्‌ 
धातु से क्त प्रत्यय है। अतः यहाँ सम्बन्ध मात्र की विवक्षा में 'सताम्‌” में षष्ठी है, 
तृतीया नहीं । इसी प्रकार 'सपिषो जानीते' (धृत के उपाय से प्रवृत्त होता है) यहाँ 
सिपिस्‌' के प्रवृत्ति में करण होने के कारण, करण में तृतीया की अविवक्षा कर सम्बन्ध 
मात्र की विवक्षा में 'सपिषः' में षष्ठी हुई है । 


१६ 


पैञ्चमी विभक्ति ५३ 


प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः ।१।४।६२॥ 

एतयोरर्थयोः प्रतिरुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । 

प्रतिनिधिप्रतिवादने च यस्मात्‌ ।२।३।११॥ 

अत्र कसंप्रवचनीये योगे पञ्चमी स्यात्‌ । प्रद्युम्नः कृष्णात्‌ प्रति । तिलेभ्यः 
प्रतियच्छति माषान्‌ । 

अकतंयणे पञ्चमी । ।२।३।२४॥ 

कतृ बजितं यरणं हेतुभूतं ततः पञ्चमी स्यात्‌ । शताद्‌ वद्धः ? 

अकतंरि किम्‌--शतेन बर्धितः । 


प्रतिरिति:--प्रतिनिधि तथा प्रतिदान अर्थ में वर्तमान प्रति की कर्मप्रवचनीय 
संज्ञा होती है । 


प्रतिनिधीति--यस्मातृ--जिसकी ओर से कोई प्रतिनिधि हो अथवा जिससे 
किसी वस्तु का प्रतिदान हो अर्थात्‌ वस्तु बदली जाय उससे कमंप्रवचनीय संज्ञक प्रति 
के योग में पञ्चमी हो । 


प्रद्युम्न; कृष्णात्‌ प्रति-- (प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हैं) यहाँ प्रतिनिधि 
अर्थ में वतमान 'प्रति' की प्रतिरिति सूत्र द्वारा कमंप्रवचनीय संज्ञा और कृष्ण की ओर 
से प्रद्युम्न प्रतिनिधि हैं अतएव क्ृष्णात में प्रति के योग में प्रकृत सूत्र से पञ्चमी 
विभक्ति है । 


तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌-_(तिलों से उड़द बदलता है) यहाँ प्रतिदानार्थक 
प्रति की पूर्ववत्‌ कमंप्रवचनीय संज्ञा और तिलो से भाषों का प्रतिदान है। अतएव 
तिलेभ्यः में प्रकृत सूत्र से पञ्चमी हुई है । 


अकतंयूंण इति- कर्त्ता से भिन्न जो ऋण का हेतु हो उससे पञ्चमी विभक्ति 
होती है । 
शतादूवद्ध :-- (सौ रुपये का ऋण न देने के कारण बांधा गया) यहाँ 'शत 
शब्द ऋणबन्धन का हेतु है अतएव प्रकृत सुत्र से उसमें पञ्चमी है । 
अकतंरीति किस्‌- कतृ भिन्न ऋण के हैतुभूत शब्द से ही पञ्चमी विभक्ति 
' होती है अर्थात्‌ ऋण के बन्धन के हेतुभूत पदार्थं की कर्ता संज्ञा न हो उसी स्थिति में 
पञ्चमी होगी । अतः शतेन बन्धितः (सौ रुपये ने (कर्जदार को) बँधवाया । यहाँ शत 
शब्द में पञ्चमी न होगी क्योंकि यहाँ ऋण द्वारा बन्धन का हेतृभूत शब्द कर्ता ही 
है । बन्धितः--यहाँ बन्ध धातु प्रेरणारथेक णिच्‌ प्रत्ययान्त बन्धि से कमे में क्त प्रत्यय 
है । अतः इसका कर्त्ता शतेन और कर्म अधमणं पुरुष है। शत (सौ रुपये) ने अधमणं 
को बँधवाया यह इसका अर्थ है । अतः यहाँ यद्यपि शतेन हेतु है तथापि कर्ता होने के 
कारण उसमें पञ्चमी न होगी । 


५४ | संस्कृत व्याकरण 


विभाषा गुणे$स्त्रियामु ।२।३।२५॥ 

गुणे हेतावस्त्रीलगे पञ्चमी वा स्यात्‌ । जाडयाज्जाडयेन वा वद्धः 

गुणे किम्‌--धनेन कुलम्‌ । अस्त्रियां किम्‌ बुद्धया मुक्तः । 

विभाषेति योगविभागादगुणे स्त्रयां च कव्चित्‌ । धूमादग्निमान्‌ । 
नास्ति घटोऽनुपलब्धेः । 


पृथग्विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌ ।२।३।३२॥ 
एभिर्योगे तृतीया स्यात्‌ पञ्चमी द्वितीये च । अन्यतरस्यां ग्रहणं समुच्चार्थम्‌ 
पञ्चमी द्वितीयेऽनुवर्तेते । प्रथग्‌ रामेण रामात्‌ रामं वा। एवं बिना नाना। 


विभाषेति-स्त्रीलिग से भिन्न जो गुणवाचक शब्द, हेतु को भी प्रकट करता 
है उससे विकल्प से पञ्चमी विभक्ति होती है । 


जाडयाज्जाडयेन वा वद्ध:--(मूखंता के कारण बँध गया) यहाँ जाड्य शब्द 
स्त्रीलिंग नहीं, गुणवाचक है और हेतु भी है। अतः उससे पञ्चमी विभक्ति हुई है 
और पक्ष में तृतीया भी । 


` गुणे किमिति - गुणवाचक से ही पञ्चमी होती है । अतः “धनेन कुलम्‌? यहाँ 
पर धन शब्द के गुणवाचक न होने के कारण पञ्चमी नहीं हुई । 


अस्त्रियां किमिति-स्त्रीलिग भिन्न गुणवाचक शब्द से ही पञ्चमी होती है । 
अतः “बुद्ध्या मुक्त? यहाँ पञ्चमी नहीं हुई क्योंकि बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है अतएव यहाँ 
हेतु में तृतीया विभक्ति है। 


विभाषेति--'विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌’ सूत्र में योग विभाग करके 'विभाषा' एक 
सूत्र तथा शेष दूसरा सूत्र मान लिया जाता है' और इसमें हेतौ तथा 'पञ्चमी' की 
अनुवृत्ति करके इसका अर्थ होता है- हितु में बिकल्प से पञ्चमी हो । जिसका फल 
यह्‌ होता है कि कहीं-कहीं गुणवाचक शब्द न होने पर भी पञ्चमी हो जाती है। 
जैसे “धमात्‌ अग्निमान्‌' (धुएं से अग्निवाला (पर्वत) यहाँ यद्यपि धुम शब्द गुणवाचक 
नहीं है तथापि इस योगविमाग से यहाँ पञ्चमी हो जायगी । 

इसी प्रकार इस योगविभाग का दूसरा फल यह है कि कहीं-कहीं स्त्री लिग 
शब्द से भी पञ्चमी हो जायगी, जैसे-नास्ति घटोऽनुपलब्धेः” उपलब्धि (प्राप्ति) न 
होने से घट नहीं है। यहाँ अनुपलब्धि शब्द लभ धातु से क्तिन्‌ प्रत्यायन्त होने के 
कारण स्त्रीलिंग है तथापि इससे पञ्चमी विभक्ति साधु है। 


पृथगिति-पृथक्‌ बिना नाना के योग में विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है 
भौर पक्ष में पञ्चमी तथा द्वितीया भी होती है । 


सुत्र में 'बत्यतरस्यामु' का ग्रहण समुच्चय के लिये है जिससे इसमें द्वितीया 
भीर पञ्चमी का भी समावेश ही जाता है। 


षष्ठी विभक्ति ५६ 


दूरान्तिकार्थेः षष्ठ्यन्तरस्यास्‌ ।२।३।३४॥ 

एतंयोंगे षष्ठी स्यात्‌ पञ्चमी च। दूरं निकटं ग्रामस्य, ग्रामाद्वा । 

ज्ञोऽविदर्थस्य करणे ।२।३।५१॥ 

जानातेरज्ञानार्थस्य करणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी स्यात्‌ । सपिषो ज्ञानम्‌ । 

अधौगर्थदयेषां कमणि । २।३।५२॥ 

एषां कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्‌ । मातुः स्मरणम्‌ । सपिषो दयनम्‌ । 
ईशनं वा । 

कृञः प्रतियत्ने । २।३।५३।। 

कृञः कमणि शेषे षष्ठी स्यात्‌ गुणाधाने । एधोदकस्योपस्करणम्‌ । 

दूरान्तिकार्थेरिति--दूर ओर अन्तिक (समीप) अर्थ वाले शब्दों के योग में 
षष्ठी तथा पञ्चमी विभक्ति होती हैं । 

दुरं निकटं ग्रामस्य ग्रामाद्‌ वा- यहाँ दूरम्‌ तथा अन्तिकार्थवाची निकटम्‌ 
के योग में षष्ठी तथा पञ्चमी विभक्ति होती हैं। 


ज्ञोऽविद्थस्येति--ज्ञान से भिन्न अर्थवाली ज्ञा धातु के करण में सम्बन्धमात्र 
विवक्षा में षष्ठी हो । 


सपिषो ज्ञानम्‌ (घृत सम्बन्धी अर्थात्‌ धृत के द्वारा होने वाली प्रवृत्ति) यहाँ 


ज्ञा धातु का अर्थ 'जानना' न होकर ज्ञानपुर्वक प्रवृत्ति अर्थ है और इस प्रवृत्ति का 
करण है--सिपिष्‌' अतः प्रकृत सूत्र से 'सपिषः' में षष्ठी है । 


अधौगर्थ इति “अधि पूर्वक इ (इक्‌ स्मरणे) अधीक्‌- अधीगर्थ अर्थात्‌ 
स्मरणाथक धातुओं, दानगतिरक्षणाथेक दय धातु, ईश, (ऐश्वयं अर्थ में) धातु के कर्मे 
में सम्बन्धमात्र विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। 

मातुः स्मरणस्‌- (माता का स्मरण करना) यहाँ 'स्मृ! के योग में उस 
कर्म मातृ शब्द में षष्ठी विभक्ति है। र कै 

सापषो दयनम्‌, ईशनं वा-- (घृत का देना अथवा उसका यथेष्ट प्रयोग) यहां 
दय्‌ एवं ईश के कर्म सपिस्‌ में षष्ठी विभक्ति है। 


fi कुज इति- वृत्तिकार ने प्रतियत्न का अर्थ गुणाधान अर्थात्‌ “किसी वस्तु के 
गुणों का किसी अन्य वस्तु में रखना” किया है। अतः सुत्र का अर्थ है--गुणाधान 


अर्थ में कृञ, धातु के कमं में सम्बन्धमात्र की विवक्षा में षष्ठी हो। 


एधोदकस्योपसकरणम्‌--(एध (काष्ठ) जल का उपस्करण है) यहाँ कृत 
धातु (उपस्करणम्‌) के कमं में षष्ठी विभक्ति है । १ 


६० संस्कृत-व्याकंरणे 


रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः ।२।३।५४॥ 

सावकतृ काणां ज्वरिवजितानां रुजार्थानां कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्‌ । चोरस्य 
रोगस्य रुजा । 

(वा) अज्बरिसंताप्योरिति वाच्यम्‌ । रोगस्य चौरञ्वरः चोरसन्तापो वा । 
रोगकतूं कं चौरसम्बन्धि ज्वरादिकमित्यर्थः । 

आशिषि नाथः।२।३।५५॥ 

आशीररथंस्य नाथतेः शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्‌ । सपिषो नायनम्‌ । आशिषीति 
किम्‌ माणवकनाथनम्‌ । तत्सम्बन्धिनी याच्ञ त्यर्थः । 

जासिनिप्रहण नाटक्राथपिषां हिसायाम्‌ ।२।३।५६॥ 


रूजार्थानामिति--ज्वरि धातु को छोड़कर अन्य रोगार्थक धातुओं के कमं में 
सम्बन्ध मात्र विवक्षा में षष्ठी हो, पर इन धातुओं का कर्ता भाववाचक हो । 

चोरस्य रोगस्य रुजा- (रोग द्वारा की गई चोर सम्बन्धी पीड़ा) यहाँ 
रोगार्थक रुजू धातु का कर्म चोर है तथा भाववाचक शब्द रोग उसका कर्ता है। अतः 
चौरस्य में सम्बन्ध मात्र की विवक्षा में षष्ठी है, रोगस्य में तो कर्ता में षष्ठी है। 

(वा) अज्वरीति- सूत्र में अज्वरि' के स्थान पर 'अज्वरि संताप्यो: ऐसा 
कहना चाहिए अर्थात्‌ ज्वरि और सन्तापि धातुओं को छोड़कर अन्य रोगार्थंक 
धातुओं के कमं में षष्ठी हो अतएव “रोगस्य चौरज्वरः चौरसन्तापो वा' । 

चौरज्वरः, चोरसन्तापः इन दोनों में षष्ठी समास है पर यह षष्ठी सम्बन्ध 
मात्र विवक्षा में हुई है, प्रकृत सूत्र से कर्म की अविवक्षा में षष्ठी विभक्ति यहाँ नहीं 
है क्योंकि ज्वर और सन्ताप के रहते सूत्र द्वारा षष्ठी नहीं होती है। यदि इस सूत्र से 
षष्ठी होती तो समास न होता । इसीलिए कि यहाँ "शेषे षष्ठी' सूत्र से षष्ठी है, 
समासान्त उदाहरण दिया गया है। यहाँ भी पूर्ववत्‌ रोग कर्ता है चोर कमं है। अतः 
इस वाक्य का भी वही अर्थ है “रोगकतृक चोर सम्बन्धी ज्वर आदि ।” 

आशिषीति- आशीः अर्थात अभिलाषा अर्थंवाली नाथ धातु के कमं में 
सम्बन्धमात्र की विवक्षा में षष्ठी हो । 

सपिषो नाथनम्‌-- (घृत सम्बन्धी अभिलाषा) यहाँ अभिलाषार्थक नाथ धातु 
के कर्म 'सपिस्‌' में सम्बन्धमात्र की विवक्षा में प्रकृत सूत्र द्वारा षष्ठी विभक्ति है । 

आशिषीति किम्‌--अभिलाषार्थक नाथ धातु के ही कर्म में षष्ठी होती है। 
अतः माणवकनाथनम्‌ (माणवक सम्बन्धी याचना) में इस सूत्र द्वारा षष्ठी न होगी, 
क्योंकि यहाँ नाथू का अर्थ अभिलाषा न होकर “याचना? है। यहाँ भी "शेषे षष्ठी” 
सूत्र से सम्बन्ध मात्र में षष्ठी होकर षष्ठी समास है, इस सूत्र से षष्ठी नहीं हुई है 
अन्यथा समास न होता अतएव समासान्त उदाहरण दिया गया है । 

जासिति--- दिसार्थक जासि, (जसु--ताडन अर्थं में- का ण्यन्त. रूप जासि 
है) तथा जयु हिसायाम्‌ (इसका भी प्यन्त रूप जासि बनेगा अतः जासि पद से दोनों का 


यका 


षष्ठी विभक्ति ५७ 


षष्ठी हेतुप्रयोगे ।२।३।२६॥ 

हेतु शब्द प्रयोगे हेतौ द्योत्ये षष्ठी स्यात्‌ । अन्नस्य हेतो वंसति। 

सर्वेनाम्नस्तृतीया च ।२।३।२७॥ 

सर्वनाम्नो हेतुशब्दस्य च प्रयोगे हेतो द्योत्ये तृतीया स्यात्‌ षष्ठी च। केन 
हेतुना वसति । कस्य हेतोः । 

(वा) निमित्तपर्याय प्रयोगे सर्वासां प्रायदशेनस्‌ । कि निमित्तं वसति। 
केन निमित्तेन । कस्मं निमित्तायेत्यादि। एवं कि कारणम्‌ । को हेतुः, कि प्रयोजन- 
मित्यादि । प्रायग्रहणादसर्वनाम्नः प्रथमा द्वितीये न स्तः। ज्ञानेन निमित्तेन हरिः 

सेव्यः । ज्ञानाय निमित्तायेत्यादि । 


मातुः स्मरति--(माता का स्मरण करता है) यहाँ कमं की अविवक्षा कर 
सम्बन्ध मात्र की विवक्षा में 'मातुः' में षष्ठी है। 

एधोदकस्योपस्कुरुते- (काष्ठ जल को परिष्कृत करता है) यहाँ 'एधः' यह 
कर्ता तथा दक (जल) यह कम है पर यहाँ कर्म की अविवक्षा कर सम्बन्ध मात्र की 
विवक्षा में दकस्य में षष्ठी हो गई है। अथवा 'एधोदकस्य' यह षष्ठयन्त पद समा- 
सान्त है अर्थात्‌ “एध और उदक को परिष्कृत करता है” इस अर्थ में 'एधोदक' इस 
समासान्त पद में कमे की अविवक्षा तथा सम्बन्ध मात्र की विवक्षा में षष्ठी हे । 

भजे शम्भोश्चरणयोः- (शम्भु के चरणों का भजन करता हूँ) यहाँ भी चरण 
शब्द में कर्म की अविवक्षा कर सम्बन्ध मात्र में षष्ठी विभक्ति हुई है। 

फलानां तृप्तः (फलों से तृप्त हुआ) यहाँ यद्यपि फल करण है तथापि उसकी 
अविवक्षा कर सम्बन्ध मात्र विवक्षा में 'फलानाम्‌' में षष्ठी विभक्ति हुई हे । 

षष्ठी हेतुप्रयोगे--हेतु शब्द के प्रयोग में तथा हेतु (कारण) अर्थ के प्रकट 
करने में, हेतु शब्द से तथा कारणभूत शब्द से भी षष्ठी विभक्ति होती है। 

अन्नस्य हेतो बंसति--(अन्न के प्रयोजन से रहता है) यहाँ हेतु शब्द में तथा 
रहने के प्रयोजनभूत शब्द 'अन्न' में षष्ठी विभक्ति होती है । 

सर्वनाम्न इति--जब सर्वनाम शब्दों के साथ हेतु शब्द का प्रयोग हो तब 
हेतुता प्रकट करने अर्थ में सर्वनाम तथा हेतु शब्द से तृतीया तथा षष्ठी विभक्ति 
होती है। 

केन हेतुना बसति--(किसलिए रहता है) यहाँ 'केन' इस सर्वनाम के साथ 
प्रयुक्त हेतु शब्द में तथा किम्‌ शब्द में तृतीया विभक्ति है और पक्ष में षष्ठी विभक्ति 
होकर कस्य हेतो बंसति, यहाँ षष्ठी भी होगी । 

बा-निमित्तेति--निमित्त शब्द तथा उसके पर्यायवाची (प्रयोजन कारण 
आदि) शब्दों से प्रायः सभी विभक्तियाँ देखी जाती हैं। 


५६ सँस्कृत-व्या कं रण 


षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन ।२।३।३०॥ 

एतद्योगे षष्ठी स्यात्‌। 'दिक्‌ शब्द? इति पञ्चम्या अपवाद: । ग्रामस्य 
दक्षिणतः । पुरः पुरस्तात्‌ । उपरि उपरिष्टात्‌ । 

एनपा द्वितीया ।२।३।३१॥ 


एनवन्तेन योगे द्वितीया स्यात्‌ । एनपेति योगविभागात्‌ षष्ठ्यपि। दक्षिणेन 
ग्रामं ग्रामस्य वा । एवमुत्तरेण । 


फलतः कि निमित्तम्‌ (प्रथमा) केन निमित्तेन (तृतीया) कस्मै निमित्ताय 
(चतुर्थी) आदि सभी विभक्तियाँ होती हैं, इसी प्रकार इसके पर्यायवाची शब्दों के 
प्रयोग में मी कि कारणम्‌, को हेतुः, किम्‌ प्रयोजनमित्यादि । 

प्रायग्रहणादिति- वातिक में 'प्राय' ग्रहण से यह ज्ञापित होता है कि जहाँ 


सर्वनाम का प्रयोग नहीं होगा वहाँ प्रथमा और द्वितीया विभक्ति नहीं होगी अन्य 
सब विभक्तियाँ यथावत होंगी । अतएव 


“ज्ञानेन निमित्तेन हरिः सेव्यः” यहाँ प्रथमा द्वितीया न होकर तृतीया हुई 
है क्योंकि यहाँ सर्वनाम का प्रयोग नहीं है। इसी प्रकार “ज्ञानाय निमित्ताय' भी 
प्रयोग होगा । 

Si इति--अतस्‌ अर्थात्‌ अतसुच्‌ . प्रत्यय तथा तदर्थं वाची प्रत्ययों से 
बने शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। 

“अन्यारादितर्त -- इत्यादि सूत्र में 'दिक्‌ शब्द! का ग्रहण करने से दिशावाची 
शब्दो के योग में पञ्चमी न होकर षष्ठी ही होती है। 

ग्रामस्य दक्षिणतः--यहाँ अतस्‌ प्रत्ययान्त दक्षिणतः के योग में ग्रामस्य में 
षष्ठी विभक्ति है। 

इसी प्रकार अतसर्थवाची प्रत्यय-असि, अस्ताति, रिल्‌ एवं रिष्टाति प्रत्ययों से 
वने पुरः, पुरस्तातू, उपरि उपरिष्टातू आदि के योग में भी पष्ठी विभक्ति होगी । 

_ ` ग्रामस्य पुरः परस्तात्‌ यहाँ पुर+ असि (इकार इत्संज्ञक है) =पुरः, 
पूवे न- अस्तातिञ-पुर†-अस्तात्‌ = पुरस्तात्‌, इसी प्रकार उध्वं त-रिल्‌ =उपरि (ऊध्वं 
को निपातन से उप आदेश) ऊध्वे +-रिष्टाति=उपरिष्टातू, इन सबके योग में ग्रामस्य 
में षष्ठी है। 

एनषेति--एन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है । यहां 
इस सुत्र में 'एनपा' 'द्वितीया' यह विभाग करके प्रथम भाग में षष्ठी सूत्र से षष्ठी की 
भनुदृत्ति लाकर, एनप्‌ भत्यायन्त शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति भी होती है! 

दक्षिणेन ग्रामं ग्रामस्य वह 'दक्षिणेन! शब्द में दक्षिण शब्द से एनप्‌ 
प्रत्यय करके, दक्षिणन के योग में प्रकृत सूत्र से द्वितीया तथा योगविभाग से षष्ठी भी 


र tt | एनपू प्रत्ययान्त के योग में भी दोनों विभक्तियाँ 
गी । 


षष्ठी विभक्ति ` ६३ 


विभाषोपसर्गे ।२।३।९५॥ 

पूर्वं योगापवादः । शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यति । 

प्रेष्य त्र वोहेविषो देवता सम्प्रदाने ।४।३।६१॥ 

देवता सम्प्रदानेऽर्थे वर्तमानयोः प्रेष्यत्र्‌वोः कर्मणोः हविविशेषष्य वाचका- 
च्छब्दात्‌ षष्ठी स्यात्‌ । अग्नये छागस्य हविषो वपायाः मेदसः प्रेष्य अनुद्रु हि वा । 

कृत्वोऽथ प्रयोगे कालेऽधिकरणे च ।४।३।६४॥ 

कृत्वोऽर्थानां प्रयोगे कालवाचिन्यधिकरणे शेषे षष्ठी स्यात्‌ । पञ्चक्कृत्वोऽह्नो 
भोजनम्‌ । द्विरह्ली भोजनम्‌ । शेषे किम्‌ --द्विरहन्यध्ययनम्‌ । | 


विभाषेति --उपसगंपूर्वक दिव्‌ धातु के कर्म में शेषाषे विवक्षा में विकल्प से 
षष्ठी हो । 

यह पुवेनियम का अपवाद है। 

शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यति--यहाँ सोपसर्गं दिव्‌ धातु के कर्म में शेषार्थ 
विवक्षा में षष्ठी व द्वितीया हुई है । 

प्रेष्य ब्रुवोरिति-_ देवता सम्प्रदान अर्थ में वर्तमान प्रेष्य और ब्र. धातु के कर्म 
में शेषार्थं विवक्षा में षष्ठी हो। जबकि उक्त दोनों क्रियाओं का कर्म हवि वाचक 
शब्द हो । 

यहाँ देवता सम्प्रदान का अर्थ है--जहाँ देवता को उद्देश्य करके कुछ दिया 
जाय-_ देवता जिसमें सम्प्रदान हो-_ देवता का उद्देश्य करके जहाँ कुछ सम्यक्‌ दान 
किया जा रहा हो। 

सुत्र में प्रेष्य" यह क्रियापद प्रपूर्वंक इष्‌ (दिवादि इच्छार्थक) के लोट्‌ 
लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। अतएव इसके साहचर्य से ब्र धातु के 
लोट्‌ मध्यम पुरुष एक वचन के रूप ब्रहि का ही यहाँ ग्रहण किया जायगा अर्थात्‌ 
प्रेष्य और ब्रूहि इनके कर्म में षष्ठी हो। कर्म भी हृविविशेष का वाचक ही शब्द 
होना चाहिए । 

अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसः प्रेष्य अनुष्नृहि वा--(अग्निदेव के 
उद्देश्य से दिये जाते हुए छाग सम्बन्धी वपा (चर्बी) मेदस्‌ रूप हवि विशेष को 
प्रकाशित करो ।) यहाँ प्रेष्य और अनुत्र हि के कर्म वपा मेदस्‌ हविष्‌ आदि में षष्ठी 
विभक्ति हुई है। | 

कृत्वोऽथेति--कृत्व अर्थं वाले प्रत्ययो के प्रयोग में काल-वाचक अधिकरण में 
शेषार्थं की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होती है । 

यह बताया जा चुका है कि क्रिया की आवृत्ति को प्रकट करने अर्थ में संख्या- 


६४ संस्कृत-व्याकरण 


कतृ क्रमंणो : कृति ४।३।६५॥ 

कुदूयोगे कर्तेरि कर्मणि च षष्ठी स्यात्‌ । कृष्णस्य कृतिः । जगतः कर्त्ता कृष्ण: । 
(वा) गुणकर्मणि वेष्यते । नेताऽश्वस्य स्न्‌ध्नस्य र्न ध्नं वा । 

कृति किम्‌-तद्धिते माभुत्‌-क्ृतपूर्वी कटम्‌ । 


वाचक शब्द से कृत्व सुच्‌ प्रत्यय होता है जैसे सप्तकृत्वः पञ्चकृत्वः सातवार पाँचवार 
करके । 

पञ्चकृत्वोऽह्नो भोजनम्‌ - (दिन में पाँचवार भोजन) यहाँ कालवाचक अहन्‌ 
शब्द से, 'पञ्चकृत्वः’ इस कृत्वप्रत्ययान्त शब्द के योग में अधिकरण में षष्ठी विभक्ति 
हुई है। वास्तव में 'दिन मे पाँचवार भोजन” इस अर्थं में दिन वाचक अहन्‌ शब्द में 
अधिकरण में सप्तमी होनी चाहिए थी । पर इस सूत्र के नियमानुसार यहाँ अहन्‌ शब्द 
में षष्ठी हुई है, अह्व:' यह्‌ षष्ठी विभक्ति का रूप हैं। 

द्विरह्नो भोजनम्‌- (दिन में दो बार भोजन) यहाँ संख्यावाचक द्वि शब्द से 
सुच्‌ प्रत्यय होकर 'द्विः बना है, यह प्रत्यय भी उसी अर्थ में अर्थात्‌ क्रिया की आवृत्ति 
अर्थ में होता है । अतः इसके योग में अधिकरण अर्थ में वर्तमान अहन्‌ शब्द से सम्बन्ध 
मात्र विवक्षा में षष्ठी होकर “अल्लः यह रूप बना है । 

शेषे किमिति--सम्बन्ध मात्र की विवक्षा में ही षष्ठी विभक्ति होती है, अन्यथा 
अधिकरण में सप्तमी होगी जैसे 'द्विरहन्यध्ययनम्‌' (दिन में दो बार पढ़ना) यहाँ 
शेषा्थ की विवक्षा नहीं की । अतः 'द्विः अहनि अध्ययनम्‌’ इस प्रयोग में अहनि शब्द 
में सप्तमी हुई है। 

कतृंकमंणोरिति- कृदन्त के योग में कर्त्ता तथा कमं में षष्ठी हो । 


कृष्णस्य कृतिः-- (कृष्ण का कार्य) यहाँ कृ धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय करके 'कृतिः 
यह कृन्दन्त रूप बना है । इसके योग में कृष्ण इस कर्त्ता में षष्ठी होकर कृष्णस्य 
कृतिः प्रयोग बना है । 


जगतः कर्ता कृष्ण:-- (जगत्‌ के कर्ता कृष्ण) यहाँ कृ धातु से तृच्‌ प्रत्यय 
द्वारा बने कर्त्ता इस कृदन्त के योग में 'जगतः इस कर्म में षष्ठी विभक्ति हुई है । 


(वा) गुणकर्मणीति--दो कमं वाली कृत्‌ प्रत्ययान्त धातुओं के योग में गौण 
कर्म में विकल्प से षष्ठी हो। 


नेताऽश्वस्य सुध्नस्य तन्‌ ध्न॑ वा--(स्रुध्न नामक प्रदेश विशेष में घोड़े को ले 
जाने वाला) यहाँ नी धातु से तृच्‌ प्रत्यग करके बने हुए 'नेता' इस कृदन्त के योग में 
गौण कर्म सरून शब्द में प्रकृत वातिक से षष्ठी विभक्ति होकर “ख्न्‌ ध्नस्य' तथा पक्ष 
में 'अकथितं च' सूत्र नियमानुसार द्वितीया विभक्ति होकर “सू ध्नम्‌' ये दो रूप बने 
हैं। 'अश्वस्य' यह! प्रधान कम में 'कतृ कर्मणोः कृति’ सूत्र से षष्ठी विभक्ति है । 


षष्ठी विभक्ति ६१ 


हिसाथानामेषां शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्‌ । चोरस्योज्जासनम्‌ । निप्रौ सहितौ 
विपयंस्तो व्यस्तो वा। चौरस्य निप्रहणनम्‌ । निहननम्‌ । प्रणहननम्‌ वा। नट 
अवस्कन्दने चुरादिः । चौरस्यपोन्नाटनम्‌ । चौरस्य क्राथनम्‌ । वृषलस्य पेषणम्‌ । हिंसायां 
किम्‌ --धानापेषणम्‌ । 


ग्रहण है) नि तथा प्र उपसर्गेपूर्वेक हन्‌ धातु, नाट्‌ धातु, क्राथ्‌ धातु तथा पिष्‌ धातुओं 
के कर्म में सम्बन्धमात्र विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है । 


चौ रस्योज्जासनम्‌ -_ (चोर सम्बन्धी हिंसा) उत्‌ उपसर्गपूर्वक जसु (ण्यन्त 
जासि) धातु से 'उज्जासनम्‌' बनता है, इसका कर्म चोर है अतः यहाँ कर्मत्व की 
अविवक्षा कर सम्बन्धमात्र विवक्षा में प्रकृत सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है । 


निप्राविति--“नि और प्र” हन्‌ धातु के पूर्व में दोनों उपसगे इसी क्रम से 
मिले हुए अर्थात्‌ “निप्र' इस रूप में अयवा विपर्यस्तदशा में अर्थात्‌ प्रति इस दशा में 
अथवा व्यस्त दशा में अर्थात्‌ नि और प्र इस पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में भी गृहीत होते हैं। 
इनके क्रमशः उदाहरण निम्नलिखित हैं । 


चौरस्य निप्रहणनम्‌-- (कर्मरूप चोर सम्बन्धी हनन) यहाँ हन्तेरत्पूर्वस्य सूत्र 
से न का हो गया है, इसका कर्म चोर है। अतः उसमें सम्बन्धमात्र विवक्षा में 
षष्ठी है। 


नि, प्र उपसर्गो के विपर्यस्त एवं व्यस्त दशा के उदाहरण हैं--चौरस्य प्रणि- 
हननम्‌ यहाँ नेगंदनद' इत्यादि सेत्र सेनि के नको ण हो गया है, पर धातु के न 
को ण नहीं होगा 'अट्कुप्वाङः ' सूत्र के नियम से । व्यस्त के उदाहरण है--निहननम्‌, 
प्रहणनम्‌ । | 


चौरस्योन्नाटवम्‌--यहाँ नट अवस्कन्दने धातु से उत्‌ उपसर्ग लगाकर उन्ना- 
टनमु रूप बनाया गया है, 'यहाँ नट्‌ नृत्तौ' का ग्रहण नहीं है क्योंकि सूत्र में 'नाट' इस 
दीर्घे का ग्रहण किया गया है. यद्यपि चुरादिगण की नट्‌ अवस्कन्दने धातु का अर्थ 
नाट्य है पर उत्‌ उपसर्ग के कारण यहाँ इसका अर्थ हिसा हो गया है, अतः चोरस्यो- 
चञाटनमु का अर्थ है कर्मरूप चौरसम्बन्धिनी हिसा । इसी प्रकार “चौरस्य क्रथनम्‌? 
यहाँ क्राथ धातु हिसार्थंक है, इसी प्रकार पिष्‌ धातु का पेषणम्‌ रूप है, इसका कर्म 
वृषल है प्रकत सूत्र से सम्बन्ध मात्र की विवक्षा में 'वृषलस्य' में षष्ठी है, पेषणम्‌ का 
अर्थ हिसा अर्थात्‌ वृषल सम्बन्धिनी हिसा । 


हिसायाम्‌ किमिति-हिंसार्थक ही इन धातुओं के योग में षष्ठी होती है। 
अतः 'धानापेषणम्‌' यहाँ पिष धातु हिसार्थक नहीं, पीसना अर्थ है। अतः प्रकृत सूत्र 
से षष्ठी न होकर 'कतृ कर्मणो: कृतिः” सूत्र से कृदन्त के योग में षष्ठी विभक्ति हुई 


६२ संस्कृत व्याकरण 


व्यवहृपणोः समर्थयोः ।२॥३॥५७॥ 

शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्‌ । द्यते क्रपविक्रयव्यवहारे चानयोस्तुल्यार्थता । 
शतस्य व्यवहरणं पणनं वा । समर्थयोः किम्‌ - शलाकाव्यवहारः । 
गणनेत्यर्थ: । व्राह्मणपणनं स्तुतिरित्यर्थः । 

दिवस्तदर्थस्य ।२।३।५८॥ 

दयतार्थस्य क्रयविक्रय रूप व्यवहारार्थस्य च दिवः कर्मणि षष्ठी स्यात्‌ । 
शतस्य दीव्यति । तदर्थस्य किम्‌ ब्राह्मणं दीव्यति स्तौतीत्यर्थः । 


है ओर तब षष्ठी तत्पुरुष समास होकर उक्त रूप बना है, प्रकृत सूत्र से षष्ठी होने 
पर समास न होगा । 


व्यवहृपणोरिति -समर्थयोः-समानार्थक वि- अव पूर्वक ह (हरणे) धातु 
और पण्‌ (व्यवहार तथा स्तुति अर्थ वाली) धातु इनके कर्म में सम्बन्धमात्र विवक्षा 
में षष्ठी होती है । 


द्यत इति- दूत क्रीड़ा और क्रय विक्रय करना इन दो अर्थो में वि--अब 
पूर्वक हृ तथा पण्‌ धातु समानार्थक हैं । 


शतस्य व्यवहरणं पणनं वा--(सो का क्रयविक्रय या द्यूत) यहाँ इन दोनों 
धातुओं के योग में कर्मरूप शतस्य में सम्बन्धमात्र विवक्षा में षष्ठी है । 


समर्थयोः किमिति--समानाथेक ही इन धातुओं के कमं में षष्ठी होती है। 
अतः शलाका व्यवहार: यहाँ व्यवहारः का अर्थ गणना है न कि क्रयविक्रय । अतः 
व्यवहाराथंक पण्‌ धातु से समान अर्थं न रखने के कारण यहाँ इस सूत्र द्वारा षष्ठी 
नहीं है। इसी प्रकार “ब्राह्मणपणनम्‌” में भी षष्ठी इस सूत्र से न होगी क्योंकि यहाँ 
पण्‌ धातु का अर्थ व्यबहार न होकर स्तुति करना है इन दोनों ही प्रयोगों में "शेषे 
षष्ठी' से पष्ठी होकर षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है । 


दिव इति तदर्थस्य अर्थात्‌ द्यूत एवं क्रयविक्रय व्यवहार अर्थ में दिव्‌ धातु के 
कमं में सम्बन्धमात्र विवक्षा में षष्ठी हो । 


शतस्य दीव्यति -(सौ रुपयों सम्बन्धी द्यूत या क्रयविक्रय व्यवहार अर्थात्‌ 
सौ रुपयों का द्यूत में या क्रथविक्रय में लगाना) यहाँ इन दो अर्थो में वर्तमान 
दिव्‌ धातु के कमं शतस्य में सम्बन्थमात्र विवक्षां में षष्ठी विभक्ति है । 

तदर्थस्य किमिति--द्यूत और क्रयविक्रय व्यवहार में ही षष्ठी होती है। 
भिन्न अथे में नहीं अतः ब्राह्मणं दीव्यति’ यहाँ षष्ठी नहीं होती क्योंकि यहाँ दिव्‌ का 
अर्थ स्तुति है द्यूतादि नहीं । | 


षष्ठी विभक्ति ६५ 


उभयप्राप्तो कर्मणि ।२।३।६६॥ 

उभयोः प्राप्ति यस्मिन्‌ कृति तत्र कर्मण्येव षष्ठी स्यात्‌ । आश्चर्यो गवां 
दोहोऽगोपेन । rp} > 

(वा) स्त्रीप्रत्ययोरककारयोर्नायं नियमः । भेदिका विभित्सा वा रुद्रस्य 
जगतः । 


कृति किमिति--कृत्प्रत्ययान्त शब्दों के ही योग में षष्ठी विभक्ति होती है, 
सूत्र में इसलिए कृत्‌ ग्रहण हैं। अतः तद्धित प्रत्ययान्त शब्दों के योग में षष्ठी नहीं 
होगी । फलतः 'कृतपुर्वी कटम्‌' यहाँ कृतपूर्वं शब्द से 'सपूर्वाच्च’ इस सूत्र से इनि प्रत्यय 
जो कि तद्धित प्रत्यय है, करके 'कृतपूर्वी' रूप बना है । अतः यहाँ तद्धित प्रत्ययान्त 
कृतपूर्वी के योग में 'कतू कर्मणोः कृति’ सूत्र से 'कटम्‌' में षष्ठी विभक्ति नहो हुई है। 
यद्यपि कट शब्द कृतपूर्वी शब्द का कर्म है तथापि कृतपूर्वी शब्द के तद्धित प्रत्ययान्त 
होने के कारण यहाँ षष्ठी नहीं होती है । 

उभयेति--कृदन्त के योग में जहाँ कर्ता और कमं दोनों ही में षष्ठी विभक्ति 
प्राप्त होती है, वहाँ कर्म में ही षष्ठी विभक्ति होती है । और कर्ता में अनुक्त होने से 
तृतीया होती है। 


आश्चर्यो गवां दोहोऽगोपेन --(अगोप-गोपाल से भिन्न व्यक्ति द्वारा गायों का 
दुहना आश्चर्य की बात है) यहाँ दुह धातु से घन प्रत्यय करने पर 'दोहः' (दुहना) 
यह्‌ कृदन्त रूप बनता है, इसका कर्ता अगोप है और कमं गो है, यहाँ कर्ता और 
कर्म दोनों में षष्ठी विभक्ति प्राप्त होती है पर. प्रकृत सूत्र के नियमानुसार कमे में 
ही षष्ठी होकर 'गवाम्‌' यह रूप बनता है, और अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति 
होकर (क्योंकि दोहः में घज प्रत्यय भाव में होता है अतएव कर्ता अनुक्त रहता है) 
अगोपेन रूप बनता है, यह सम्पूर्ण उक्त वाक्य साधु है । 

(वा) स्त्रीति-स्त्रीलिद्ध में होने वाले अक्‌ (ण्बुल्‌ आदि) तथा 'अ' प्रत्ययों 
से निष्पन्न कृदन्त शब्दों के योग में (उभय प्राप्तौ कर्मणि) इस सूत्र का नियम नहीं 
लगता अर्थात्‌ स्त्रीवाचक ण्वुल्‌ तथा अ प्रत्ययान्त कृदन्त शब्दों के योग में कर्त्ता व 
कर्म दोनों में षष्ठी विभक्ति हो जाती है । 

भेदिका विभित्सा वा रद्रस्य जगतः- (रुद्र कतृक जगत्‌ कर्मक भेदनेच्छा 
अथवा भेदन अर्थात्‌ रुद्र द्वारा संसार के भेदन की इच्छा (विभित्सा) अथवा संसार 
का भेदन, यहाँ भिद धातु से ण्बुल्‌ प्रत्यय, अक आदेश स्त्रीत्व विवक्षा में टापू प्रत्यय 
करने पर 'भेदिका' यह स्त्रीलिग रूप बनता है । अतः स्त्रीलग अक एवं अ प्रत्ययान्त 
(विभित्सा) इन कृदन्त रूपों के योग में इनके कर्ता रुद्र एवं कर्म जगत्‌ इन दोनों शब्दों 
में षष्ठी विभक्ति हुई है। यहाँ प्रकृत वातिक के नियमानुसार 'उभय प्राप्तौ कर्मणि' 
सूत्र द्वारा केवल कर्म में ही षष्ठी नहीं होती अपितु दोनों में षष्ठी होती है । 

शर 


६६ संस्कृत-व्याकरण 


(वा) शेषे विभाषा । स्त्री प्रत्यय इत्येके । विचित्रा जगतः कृति हेरे हरिणा 
वा । केचिदविशेषेण विभाषामिच्छन्ति । शब्दानामनुशासनमाचार्येणाचार्यस्य वा । 


क्तस्य च वर्तमाने २।३।६७॥ 


वतंमानार्थस्य क्तस्य च योगे षष्ठी स्यात्‌ । न लोकेति निषेधस्यापवादः। 
राज्ञां मतो बुद्धः पुजितो वा । 


(वा) शेषे इति--अक ओर अ प्रत्ययो से भिन्न शेष प्रत्ययों से निष्पन्न कृदन्त 
शब्दों के योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है (वास्तव में 'उभयप्राप्तो' 
नियम का यह विकल्प है 'उभयप्राप्ती' सूत्र कर्म में तो षष्ठी करता ही है, कर्ता में 
उसके नियम के अनुसार षष्ठी नहीं होनी चाहिए थी, प्रस्तुत वातिक कर्ता में विकल्प 
से षष्ठी विधान करता है) । 


स्त्रीप्रत्यय इत्येके--स्त्रीलिग कृत प्रत्ययान्त शब्दों के प्रयोग में ही यह वातिक 
काम करता है, ऐसा कुछ आचार्यो का मत हे । इनके मत के अनुसार “विचित्रा 
जगतः कृतिः हरेः हरिणा वा” यहाँ कृति इस स्त्रीलिंग कृतर प्रत्ययान्त के योग में कर्ता 
“हरि' में वातिक के अनुसार विकल्प से षष्ठी तथा पक्ष में तृतीया हे । 'जगतः' में तो 
कर्म में नित्य षष्ठी है । 


केिदिति--किन्हीं आचार्यो का मत है कि "शेषे विभाषा' वार्तिक द्वारा 
विधीयमान वैकल्पिक षष्ठी, अक अ प्रत्ययों से भिन्न स्त्री प्रत्ययान्त शब्दों के प्रयोग में 
ही नहीं होती अपितु वह सामान्यतः (अविशेषेण) सभी प्रत्ययो के (चाहे वे किसी 
भी लिंग के हों) प्रयोग में भी होती है। अर्थाव्‌ कृत्‌ प्रत्ययों के प्रयोग में कर्ता में 
विकल्प से षष्ठी होती है । 


शब्दानामनुशासनमाचार्येणाचार्यस्य वा- यहाँ अनुशासनम्‌ शब्द में ल्युट्‌ 
प्रत्यय भाव में होने के कारण यह शब्द नपु'सक लिंग है तथापि इसके कर्ता आचार्येण 
आचार्यस्य’ में विकल्प से षष्ठी हुई पक्ष में तृतीया विभक्ति होगी, क्योंकि भाव में 
प्रत्यय होने पर अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है । 


क्तस्थेति--वतेमान काल में कहे गये क्त प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति 
होती है । 

क्त प्रत्यय प्रायः भूतकाल में ही होता है, पर “मति बुद्धिपूजाथेंभ्यश्च” सूत्र 
द्वारा विहित क्त प्रत्यय वतमान में होता है, इसी वर्तमान में होने वाले क्त प्रत्यय 
का ग्रहण इस सूत्र में है । 

“न लोकेत्यादि' सूत्र द्वारा आगे निष्ठा (क्त-वतवतु) प्रत्ययों के प्रयोग में षष्ठी 
का निषेध किया जाता है पर यह सूत्र वतमान में होने वाले क्त प्रत्यय के प्रयोग 
में षष्ठी विधान करता है । अतः यह उसका अपवाद है। 


षष्ठी विभक्ति ६७ 


अधिकरणवाचिनश्च । २।३।६८।॥। 

क्तस्य योगे षष्ठी स्यात्‌ । इदसेषामासितम्‌ शयितं गतं भुक्त वा। 

न लोकाव्ययनिष्ठाखलथेतृनाम्‌ ॥२॥३॥५९॥ 

एषां प्रयोगे षष्ठी न स्यात्‌ । लादेशाः--कुवेन्‌ कुर्वाणो वा सृष्टिं हरि: । 
उः हरि दिइक्षु: । अलंकरिष्णु वा । उक्‌ । दैत्यान्‌ धातुको हरिः । 
(वा) कसेरनिषधः । लक्ष्म्याः कामुको हरिः। 


राज्ञां सतो बुद्ध: पुजितो वा-- (राजाओं द्वारा माना जाता, जाना जाता और 
पुजा जाता है) यहाँ वर्तमान कालिक क्त प्रत्ययान्त शब्दों के योग में 'राज्ञाम्‌' में 
कर्ता में षष्ठी विभक्ति है। 

अधिक्करणेति-अधिकरणवाची क्त प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। 

(क्त प्रत्यय भाव व कमें में होता है पर "क्तोऽधिकरणेत्यादि सूत्र द्वारा क्त 
प्रत्यय अधिकरण में भी होता है इसी का इस सूत्र से ग्रहण हे । थह भी नलोकेत्यादि 
सूत्र का अपवाद है) । 

इदसेषामासितं शयितं गतं भुक्त वा-यहाँ आसितम्‌ इत्यादि प्रयोगों में क्त 
प्रत्यय अधिकरण में होने से इनके योग में एषाम्‌” में कर्ता में षष्ठी विभक्ति है । 

न लोकेति ल (लकार के स्थान में होने वाले प्रत्यय शतृ शानच्‌ आदि) 
उ, उक, अव्ययक्कदन्त (त्वा आदि) निष्ठा-- (क्त-क्तवतु) खल्‌ के अर्थ में होने वाले 
प्रत्यय, तथा तृन्‌ प्रत्यय, इनके योग में (कतृकर्मणोः कृति) सूत्र से प्राप्त षष्ठी 
विभक्ति नहीं होती है । 

कुर्वन्‌ कुर्वाणो वा सृष्टिं हरिः यहाँ कुर्वन्‌ (कृ--शतू) तथा कुर्वाणः 
(कु--शानच्‌) इन लादेश प्रत्ययों के प्रयोगों में इनके कर्म सृष्टि में प्राप्त षष्ठी का 
प्रकृत सूत्र द्वारा निषेध होने पर द्वितीया विभक्ति हुई है । 

हारि दिइक्षुः- (हरि को देखने की इच्छा रखने वाला) यहाँ दिहक्षुः (सन्नन्त 
दिहक्षु से सन: संसभिक्ष उ: से उप्रत्यय है) उ प्रत्यय के प्रयोग में 'हरिम्‌' में षष्ठी 
का निषेध होकर द्वितीया हुई । 

अलङ करिषणुः-- सूत्र में 'उ' से उकारान्त कृदन्त का ग्रहण है। अतः अलम्‌ 
पूर्वक कु -- इष्णुच्‌ से निष्पन्न 'अलंकरिष्णुः' इस शब्द के प्रयोग में भी षष्ठी का निषेध 
होने पर 'हरिम्‌' में द्वितीया हुई है। 

देत्यान्‌ धातुको हरिः-- (दैत्यों का घातक हरि) हन्‌+ उकञ्‌ से घातुकः बनता 
है, यहाँ उपधा वृद्धि, 'हो हन्ते सूत्र से हकार को घादेश और नकार को तकार 
होकर घातुकः रूप बनता है । इसके योग में 'दैत्यान्‌' में षष्ठी का निषेध होता है । 

(वा) कमेरिति--उक्‌ प्रत्ययान्त 'कम्‌' धातु के योग में षष्ठी का निषेध नहीं 
होता अर्थात्‌ षष्ठी हो जाती है । 


द्द ८ संस्कृत-व्याकरण 


अव्ययं- जगत्‌ सृष्ट्वा । सुखं कतुम्‌ । निष्ठा--विष्णुना हता देत्याः । 
खलर्थः- ईषत्करः प्रपञ्चो हरिणा । तृन्निति प्रत्याहारः--शत्‌ शानचाविति तृशब्दा- 
दारभ्यातृनो नकारात्‌ । शानन्‌ - सोमं पवमानः। चानश्‌--आत्मानं मण्डयसानः । 
शतृ-_वेदमधीयन्‌ । तृन्‌- कर्त्ता लोकान्‌ । 

(ब) द्विषः शतु र्वा। मुरस्य मुरं वा द्विषन्‌ । सर्वोऽयं कारकषण्ठयाः 
प्रतिषेधः, शेषे षष्ठी तु स्यादेव । ब्राह्मणस्य कुर्वन्‌ । नरकस्य जिष्णुः । 


लक्ष्म्याः कामुको हरिः--यहाँ कामुकः इस उक प्रत्ययान्त के योग में षष्ठी का 
निषध न होने से लक्ष्म्याः में षष्ठी है । 

जगत्‌ सृष्ट्वा --यहाँ अव्यय कुतृ--त्त्वा प्रत्यय के योग में जगत्‌ शब्द में षष्ठी 
का निषेध होने से द्वितीया विभक्ति है । 

सुखम्‌ कतुं म्‌- यहाँ तुमुन्नन्त कतुं म्‌ के प्रयोग में 'सुखम्‌' में षष्ठी का निषेध 
होकर द्वितीया है। 

विष्णुना हता देत्याः-- यहाँ (हन्‌ +-क्त) हताः के प्रयोग में कर्ता विष्णुना में 
षष्ठी का निषेध होने से अनुक्त कर्ता में तृतीया है । 

दैत्यान्‌ हतवान्‌ विष्णु:--यहाँ (हन्‌+-क्तवतु) हतवान्‌ के योग में षष्ठी का 
निषेध होने से अनुक्त कर्म देत्यान्‌ में द्वितीया विभक्ति है । 

ईषत्करः प्रपञ्चो हरिणा--(हरि के लिये संसार का प्रपञ्च सरल है) यहाँ 
ईषत्‌ पुर्वक कु धातु से खल्‌ प्रत्यय होकर ईषत्करः बना है । यहाँ खलू प्रत्यय कमं में 
है, अतः कर्त्ता हरि में षष्ठी का निषेध होने से तृतीया विभक्ति है । 

तृन्निति-सूत्र में तृद्‌ शब्द से तृन्‌ प्रत्यय नहीं अपितु तृन्‌ प्रत्याहार का ग्रहण 
है--अर्थात्‌ 'शतृशानचौ' के तृ से लेकर तृन्‌ प्रत्यय के नकार तक के प्रत्यय लिये जाते 
हैं। अतः इन प्रत्ययो के योग में षष्ठी नहीं होती । 

सोमं पवमानः--(सोम को पवित्र करता हुआ) यहाँ (पू+- शानन्‌) पवमानः 
के योग में षष्ठी का निषेध होने से सोमम्‌ में द्वितीया है । 

आत्मनं सण्डयमानः- यहाँ (मण्डि+चानश्‌) मण्डयमानः के प्रयोग में 
आत्मानमू में षष्ठी का निषेध होने से द्वितीया है । 

वेदमधीयन्‌- यहाँ (अधि+इ शतृ) अधीयन्‌ के योग में 

कर्ता लोकान्‌-यहाँ (क--तुन्‌) कर्त्ता के योग में षष्ठी का निषेध होकर 
वेदम्‌ व लोकान्‌ में द्वितीया है । 

(बा) द्विष इति--शतृ प्रत्ययान्त द्विष्‌ धातु के योग में षष्ठी विभक्ति का 
निषेध विकल्प से हो । 


षष्ठी विभक्ति ॥ ६६ 
अकेनो भेविष्यदाधमर्ण्ययोः २।३।७०॥ 
सविष्यत्यकस्य भविष्यदाधमर्ण्यार्थेनश्च योगे षष्ठी न स्यात्‌ । सतः पाल- 
कोऽवतरति । ब्रजं गासो । शतं दायो । 
कृत्यानां कर्तरि बा ।२।३।४१॥ 
षष्ठी वा स्यात्‌ । मया सम वा सेव्यो हरिः। 
कर्तरीति किम--गेयो माणवकः साम्नाम्‌ । भव्य गेय ।३।४।६८।। इति 


सुरस्य मुरं वा द्विषन्‌--यहाँ (द्विष्‌ ऋ शतृ) द्विषन्‌ के योग में षष्ठी का निषेध- 
बिकल्प से होने से उक्त प्रयोग बना हे । 

सर्वोऽयसिति - न लोकेत्यादि सूत्र द्वारा कतृ कर्मणोः कृति’ सूत्र द्वारा प्राप्त 
कारक षष्ठी का ही निषेध है। पर "शेषे षष्ठी' सुत्र से किसी भी कारक में सम्बन्ध- 
मात्र की विवक्षा होने पर तो षष्ठी हो ही जाती है। 

ब्राह्मणस्य कुर्वन्‌-यहाँ शतृ प्रत्ययान्त के योग में तथा नरकस्य जिष्णु: 
यहाँ स्नु प्रत्ययान्त के योग में सम्बन्धमात्र विवक्षा में षष्ठी है। कर्मत्व विवक्षा में 
यहाँ द्वितीया भी हो सकती है । 

अकेनोरिति-भविष्यत्‌ अर्थे में कहे हुए अक प्रत्यय, तथा भविष्यत्‌ और 
आधमर्ण्यं अर्थ मैं कहे हुए इन प्रत्यय, इनके योग मैं षष्ठी विभक्ति न हो। 

सतः पालकोऽवतरति--(सञ्जनों का पालन करने वाला अवतरित होता है।) 
यहाँ पाल्‌ धातु से भविष्यत्‌ अर्थ में ण्बुल्‌ प्रत्यय है बु को अक आदेश होकर पालकः 
बना है, इसके योग में सतः में षष्ठी न होकर द्वितीया ही होती है। 

ब्रजं गासी--(ब्रज को जाने वाला)यहाँ भी भविष्यत अर्थ में गम्‌ धातु से 
णिनि प्रत्यय होकर गामी बना है। अतः इसके योग में ब्रजम्‌' में षष्ठी न होकर 
द्वितीया हुई है। 

शतं दायी- (सौ रुपये का देनदार--ऋणी) सूत्र में आधर्मण्य का अर्थ है 


_ अधमर्ण (जो ऋण लेता है) का भाव आधमण्यं । इस अर्थ में हुए इन्‌ प्रत्यय के योग 


में षष्ठी नहीं होती । 'दायी' में दा धातु से णिनि, युक्‌ होकर दायी रूप बना है। 
अतः शतम्‌ में षष्ठी न होकर द्वितीया है। 

कृत्यानामिति--कृत्य प्रत्ययो के योग में कर्त्ता में विकल्प से षष्ठी हो। 

मया सम वा सेव्यो हरिः-- (मेरे द्वारा हरि सेवा योग्य है) यहाँ सेव्य' में 
सेव्‌ धातु से कर्म में प्यत्‌ होकर सेव्यः बना है। अतः अनुक्त कर्ता में कृत्य प्रत्यय ण्यत्‌ 
के योग मैं 'कतूंकर्भणोः सूत्र से नित्य षष्ठी प्राप्त थी इस सूत्र से उसमें विकल्प से 
षष्ठी होने से मम तथा मया दो रूप हुये हैं । 

कर्तरीति किम्‌- सूत्र में 'कर्तेरि' ग्रहण से ज्ञात होता है कि जहाँ कृत्य प्रत्ययों 
के योग में वरता में पष्ठी प्राप्त होगी वहाँ ही यह विकल्प करेगा पर कमे में होने 
बाली षष्ठी नित्य ही होगी । अतएव-- 


७० - संस्कृत-व्याकरण 


कर्तेरि यद्विधानादनभिहितं कर्म । अत्र योगो विभज्यते "कृत्यानाम्‌, उभय- 
प्राप्ताविति नेति चानुवतेते । तेन नेतव्या ब्रजं गावः ऋृष्णेन । ततः “कर्तरि वा? 
उत्तोऽथेः । 

दूल्यार्थरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्यास्‌ ।२।३।७१॥ 

लुल्याथे योगे तृतोया वा स्यात्‌ पक्षे षष्ठी । तुल्यः सदशः समो वा कुष्णस्य 
कृष्णेन वा । अतुलोपभाभ्यां किस्‌- तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति । 


चतुर्थी चाशिष्यायुष्यसद्र भद्रकुशलसुखार्थं हितेः ।१।३।७३॥ 


“गेयो माणवकः साम्नाम्‌? (माणवक साम का गाने वाला है) यहाँ “गे! 
धातु से 'भव्यगेय' इत्यादि सूत्र द्वारा कर्त्ता में यत्‌ प्रत्यय होकर 'गेयः' बना है, यह 
यत्‌ कृत्य प्रत्यय है। अतः इसके अनभिहित कर्म 'साम्नाम्‌' में नित्य षष्ठी विभक्ति 
हुई है, कर्त्ता में प्रत्यय होने से कर्ता के अभिहित होने के कारण 'माणवकः' में 
प्रथमा है । 
अत्रेति--'कुत्यानां कतेरि वा! इस सूत्र में योग विभाग है अर्थात्‌ कृत्यानाम्‌? 
यह एक सूत्र है इसमें 'उभय प्राप्तो' और 'न' की अनुवृत्ति कर इसका अर्थ होता है-- 
कृत्य प्रत्ययों के योग में कर्ता और कर्म दोनों में प्राप्त षष्ठी न हो। जिससे कि 
“नेतव्या ब्र्ज गावः कुप्णेन' यहाँ कृत्य प्रत्यय तव्यत्‌ है। अतः 'नेतव्याः' इसके कर्त्ता 
कृष्ण' कर्म 'ब्रज' में षष्ठी प्राप्त थी इस विभक्त सूत्र द्वारा उसका निषेध होने से 
गौण कर्म ब्रजमु में द्वितीया और अनुक्त कर्त्ता कृष्णेन में तृतीया हुई है, 'गावः' इसमें 
प्रधान कमे के उक्त होने से प्रथमा विभक्ति है। दूसरा सूत्र है 'कतंरि वा” इसमें 
कृत्यानाम्‌" इस प्रथम सूत्र की अनुवृत्ति है। अतः इसका वही उक्त अर्थ होगा-- कृत्य 
प्रत्ययों के योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी हो । 
तुल्याथेरिति--तुला और उपमा इन दो शब्दों को छोड़कर शेष तुल्यार्थवाची 
शब्दों के योग में विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है तथा पक्ष में षष्ठी भी । 
तुल्यः सदशः समः वा कुष्णेन कृष्णस्य वा-यहाँ तुल्य और तदर्थवाचक 
सहश आदि शब्दों के योग में कृष्ण में तृतीया तथा पक्ष में षष्ठी विभक्ति हुई है। 

अलुलोपमाभ्यां किसिति--सुत्र द्वारा तुला और उपमा शब्दों के योग में 
तृतीया नहीं होती । अतः “तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति” यहां इन शब्दों के योग 
में कृष्ण में प्रकृत सूत्र द्वारा तृतीया नहीं हुई, सम्बन्ध विवक्षा में केवल षष्ठी 
विभक्ति है। 


चतुर्थीति- आशीर्वादार्थ में आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख हित शब्द तथा 
एतदर्थवाची शब्दों के योग में विकल्प से चतुर्थी विभक्ति हो और पक्ष में षष्ठी हो । 

आयुष्यं चिर जीवितं कृष्णाय कृष्णस्य वा भुयात्‌--(क्रष्ण दीर्घायु हों) यहाँ 
भराशीर्वादाथं में भायुष्य एवं तदर्थ निरं जीवित के योग में 'कृष्णाय' में चतुर्थी तथा 


षष्ठी विभक्ति ७१ 


एतदर्थे योगे चतुर्थी वा स्यात्‌ पक्षे षष्ठी आशिषि। आयुष्यं चिरं जीवितं 
कृष्णाय कृष्णस्य वा सुयात्‌ । एवं मद्र भद्र कुशलं निरामय सुखं शं अर्थः प्रयोजनं 
हितं पथ्यं वा भुयात्‌ । आशिषि किम्‌-_देवदत्त स्याथुष्यमस्ति । व्याख्यानात्‌ सर्वचाथे 
ग्रहणम्‌ । मद्रभद्रयोः पर्यायत्वादन्यतरो न पठनीयः । इति षष्ठी । 


पक्ष में षष्ठी है। इओ प्रकार शेष मद्र भद्र आदि के योग में भी उक्त दोनों 
विभक्तियाँ होंगी । 


आशिषि किमिति आशीर्वाद अर्थ में ही चतुर्थी होती है । अतः “देवदत्तस्य 
आधुष्यम्‌ अस्ति’ (देवदत्त की दीर्घायु है) यहाँ आशीर्वादार्थ के अभाव में प्रकृत सूत्र 
से चतुर्थी नहीं होती केवल सम्बन्ध विवक्षा में षष्ठी हुई है। 


व्याख्यानादिति-_आचार्यो के व्याख्यान से यहाँ इन सभी शब्दों के अर्थवाची 
शब्दों का ग्रहण है। अतः इन शब्दों के साथ-साथ इनके अर्थवाची शब्दों का यहाँ 
सर्वत्र ग्रहण हे । फलतः मद्र और भद्र शब्द पर्यायवाची हैं अतः इनमें से एक का 
सूत्र में ग्रहण करना ही पर्याप्त था (क्योंकि एक से समानार्थवाची दूसरे का ग्रहण 
तो हो ही जाता) अतः दूसरे का पाठ न करना चाहिए था । 


इति षष्ठी 


सप्तमी विभक्ति 


आधारोऽधिकरणम्‌ ।१।४।४५।। 

कतृ कर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियाया आधारः कारकमधिकरणसंज्ञः स्यात्‌ । 

सप्तम्यधिकरणे च 1१॥३॥३६॥ 

अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌ । चकाराद्‌ दूरान्तिकार्थेभ्यः । औपश्लेषिको वैषयि- 
कोऽभिव्यापकश्चे त्याधारस्त्रिधा । कटे आस्ते । स्थाल्यां पचति । मोक्षे इच्छास्ति । 
सर्वस्मिन्नात्मास्ति । वनस्य दूरे अन्तिके बा । 'दूरान्तिकार्थेथ्यः' इति विभक्तित्रयेण 
सह चतस्रो5त्र विभक्तयः फलिताः । 


आधार इति--कर्त्ता और कर्म के द्वारा उनमें रहने वाली क्रिया का जो 
आधार उसकी अधिकरण संज्ञा हो। अर्थात्र अधिकरण कारक क्रिया का साक्षात्‌ 
आधार न होकर कर्ता और कमं के द्वारा तन्निष्ठ क्रिया द्वारा आधार बनता है । 


सप्तमीति-अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है । प्रस्तुत सूत्र में 
चकार ग्रहण से 'दुरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च' इस सूत्र से दूरान्गिकार्थेम्यः' शब्द की 
अनुवृत्ति होती है । अतः दूर और अन्तिक अर्थवाची शब्दों में भी सप्तमी होती है। 

आधार तीन प्रकार का होता है :--1--औपश्लेषिक संयोग आदि सम्बन्ध, 
उपश्लेष का अर्थ है, संयोग आदि अर्थात्‌ जहाँ कर्त्ता कर्म, आधार पर अपना संयोगादि 
सम्बन्ध रखें, ऐसा आधार ओपश्लेषिक आधार कहा जाता है । २- वेषयिक-विषयता 


सम्बन्ध को लेकर बनने वाला आधार अर्थात्‌ कर्ता का जिस वस्तु के साथ संयोगादि 
सम्बन्ध न होकर बौद्धिक सम्बन्ध हो। 


३ अभिव्यापक--अर्थात्‌ वह आधार जिसमें कोई बस्तु पूणे रूप से उसके 
सभी अवयवों में व्याप्त होकर रहती है । 


कटे आस्ते--(चलाई पर बैठता है) यह्‌ प्रथम प्रकार के आधार का उदाहरण 


७९ 


+ 


सप्तमौ विभक्ति ७३ 


(बा) क्तस्येन्विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानस्‌। अधीती व्याकरणे। अधीतमने- 
नेति विग्रहे इष्टादिभ्यश्च? ।५।२।८८॥ इति कर्तरीनिः । 
(वा) साध्वसाधु प्रयोगे च । साधुः कृष्णो मातरि । असाधु मातुले । 


है, कर्ता का कट पर संयोग सम्वन्ध है । क्योंकि वेठने में उसका कट के साथ संयोग 
होता है। अतः 'आधारोऽधिकरणम्‌' सूत्र से कट” की भधिकरण संज्ञा है और 
‘सप्तम्यधिकरणे च' सुत्र से उसमें सप्तमी विभक्ति है । 

स्थाल्यां पचति--(डेगची में (चावल) पकाता है) यहाँ भी प्रथम प्रकार का 
आधार है, क्योंकि पचति क्रिया के कर्म चावलों का डेगची के साथ पचति क्रिया 
द्वारा संयोग होता है अतएव स्थल्याम्‌' में अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी विभक्ति 
हुई है। 

मोक्षे इच्छास्ति- (मोक्ष विषयक इच्छा है) यहाँ द्वितीय प्रकार के अर्थात्‌ 
वैषयिक आधार में सप्तमी है, क्योंकि कर्ता का मोक्ष से संयोगादि दैहिक सम्बन्ध 
न होकर बौद्धिक सम्बन्ध है, मोक्ष इच्छा का विषय है। अतः मोक्ष की अधिकरण 
संज्ञा और उसमें सप्तमी विभक्ति है। 

सर्वस्मिन्नात्मास्ति-- (सब में आत्मा है) यहाँ तृतीय प्रकार का अर्थात्‌ 
अभिव्यापक आधार है क्योंकि आत्मा पूर्णरूपेण सब में व्याप्त है। अतः आधारभूत 
सर्वस्मिन्‌ में सप्तमी विभक्ति है। 

वनस्य दूरे अन्तिके वा--यहां अनुवृत्ति द्वारा लब्ध दूर, अन्तिक शब्दों में 
“सप्तम्यधिकरणे च सूत्र से सप्तमी है । 'टूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च' इस सूत्र से दूर 
और अन्तिक शब्दों में द्वितीया, तृतीया व पञ्चमी का विधान होता है, इन तीन 
विभक्तियो के साथ प्रस्तुत सूत्र द्वारा विधीयमान सप्तमी को भी मिलाकर उक्त शब्दों 
में चार विभक्तियां- द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी एवं सप्तमी होती है। 

(बा) क्तस्येति--क्त प्रत्ययान्त शब्दों से इन्‌ प्रत्यय होकर बने हुए शब्दों के 
कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। 

अधीती व्याकरणे--(व्याकरण पढ़ा हुआ या पढ़ने वाला) यहाँ अधिपूर्वक 
इडः (अध्ययन करना) धातु से क्त करके अधीत बनता है और फिर अधीत इस क्त 
प्रत्ययान्त शब्द से, अधीतमनेन इस विग्रह में 'इष्टादिभ्यश्च' सूत्र से कर्ता में इनि 
प्रत्यय होकर 'अधीती' रूप बनता है इस 'अधीती' के क्मे- व्याकरण शब्द में प्रकृत 
वातिक से सप्तमी विभक्ति होती है । 

(वा) साध्विति-साधु व असाधु शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति 
होती है । 

साधुः कृष्णो मातरि, आसाधु : मातुले--(कृष्ण माता के प्रति अच्छा और 
मामा के प्रति बुरा है, यहाँ साधु और असाधु के प्रयोग में मातरि भौर मातुले मे 
भ्रकृत वातिक से सप्तमी है। 


७४ सॅस्कृत-व्याकरणे 


(वा) निमित्तातु कर्म योगे । निमित्तमिहि फलम्‌ । योगः संयोगसमवा 
यात्मक: । चर्मणि द्वीपिनं हन्ति, दन्तयो हुन्ति कुञ्जरम्‌, केशेषु चमरीं हरित, सीम्नि 
पुष्कलको हतः (इति भाष्यम्‌) । 


हेतो तृतीयाऽत्र प्राप्ता तन्निवारणर्थेमिदम्‌ । सीमाऽडकोशः। पुष्कलको गन्धमृगः 
योगविशेषे किम्‌ - वेतनेन धान्यं लुनाति । 


(बा) निमित्तादिति--निमित्तात्‌ अर्थात फल वाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति 
हो, यदि फलवाचक शब्द का कर्म के साथ संयोग या समवाय सम्बन्ध हो! (वातिक 
में निमित्त का अर्थ फल है तथा योग का अर्थ है सम्बन्ध अर्थात्‌ संयोग या समवाय 
सम्बन्ध ।) 


चर्मणि द्वीपिनं हर्त (चमं के लिए व्याघ्र को मारता है) यहाँ निमित्त 
अर्थात फलवाचक शब्द है चर्म, क्योंकि व्याघ्र के मारने का उद्देश्य चर्म की प्राप्ति 
ही है। हन्ति क्रिया का कमं है 'द्वीपी' इस कमंरूप ट्वीपी के साथ फलरूप चर्म का 
समवाय सम्बन्ध (नित्य सम्बन्ध) है क्योंकि चर्म, 'द्वीपी' में सदा समवेत रहता है, 
दोनों को एक-दूसरे. से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । अतः 'चर्मणि' में प्रकृत वातिक 
से सप्तमौ है । 


दन्तयो हुँन्ति कुञ्जरम्‌ --(दाँतों के लिए हाथी को मारता है) यहाँ फलवाचक 
दन्त का कर्मरूप कुञ्जर के साथ समवाय (वस्तुतस्तु संयोग) सम्बन्ध है । अतः 
'दन्तयोः' में सप्तमी हुई है । 


केशेषु चमरीं हन्ति (केशों के लिए चमरी नामक मृगविशेष को मारता है) 


यहाँ भी फलरूप केश का कर्मरूप चमरी नामक मृगविशेष के साथ सं बन्ध 
से केशेषु में सप्तमी हुई है । मृ साथ संयोग सम्बन्ध होने 


सीम्नि पुष्कलको हृतः--सीमा-- अण्डकोश, पुष्कलकम=गन्ध सृगविशेष-- 
अण्डकोश के लिए पुष्कलक मृग को मारता है) यहाँ भी फलवाचक सीमन्‌ का कर्म 
रूप पुष्कलक के साथ संयोग सम्बन्ध होने से 'सीम्नि' में सप्तमी हुई है। 


हेताविति--यहा इन सभी प्रयोगों में 'हेतो” सूत्र से हेत में ततीय 
उसको निषेध कर वातिक द्वारा सर्वत्र सप्तमी हुई है | हेतु में तृतीया प्राप्त थी, 


योग विशेषे किमिति- जहाँ फलवाचक शब्द का कर्मे के साथ समवाय था 
संयोग सम्बन्ध रहता है वहीं इस धुन द्वारा फलवाचक शब्द में सप्तमी होती है। अतः 
€ न्यं हि १ 
वेतनेन धान्यं लुनाति’ (वेतन के लिए धान्य काटता है) फलवाचक वेतन का कर्मरूप 


धान्य से संयोग या समवाय सम्बन्ध नहीं है । अतः यहाँ “वेतनेन” में सप 
विथ, $ तमी न हो 
हैतौ सूत्र से हेतु में तृतीया हुई है । ४00 


सप्तमी विभक्ति ७५ 


यस्थ च भावेन भावलक्षणस्‌।२।३।३७॥ 

यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात । गोषु दुह्यमानासु गतः 

(बा) अर्हाणां कतृ त्वेऽनर्हाणासकतृ त्वे तहेपरीत्ये च । सत्सु तरत्सु 
असन्त आसते । असत्सु तिष्ठत्सु सन्तस्तरन्ति । सत्सु तिष्ठत्सु असन्तस्तरन्ति । असत्सु 
तरत्सु सन्तस्तिष्ठन्ति । 


यस्येति जिसके एक कार्य से कोई दूसरा कार्य लक्षित हो उससे सप्तमी हो, 
अर्थात जिसके एक कार्य से दूसरा कार्य होना पाया जाय उससे सप्तमी होती है। 

गोषु दुह्यमानासु गतः गायें दुहीं जाने पर (वह) गया अथवा जब गायें दुहीं 
जा रहीं थीं । (वह) चला गया यहाँ गायों की दोहन रूप क्रिया (कार्य) से अन्य की 
गमन रूप क्रिया (कार्य) लक्षित होती है अर्थात्‌ गायों के दोहन रूप एक कार्य से गसन 
रूप कार्यान्तर लक्षित होता है। अतः गो शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई है इसका 
विशेषण है दुह्यममान अतः उसमें भी विशेषणानुसार सप्तमी निभक्ति हुई है। 

अर्हाणामिति-_ अह अर्थात्‌ जो जिस कार्य के लिए योग्य या उपयुक्त हो वह 
अहे तथा अयोग्य अनहें कहा जाता है। अहाँ का कतृ त्व प्रकट करने में तथा अनहों 
का अकतृ त्व प्रकट करने में तथा इसकी विपरीतता में सप्तमी विभक्ति होती है। 
अर्हाणां कतृ त्व, अनहाणाम्‌ अकतृ त्व, अनर्हाणाम्‌ कतृ त्व, अर्हाणाम्‌ अकतृ त्व इस 
प्रकार इस वातिक के चार भाग हैं, इनके क्रमशः उदाहरण हैं-अर्हाणासु कतृ त्वे-- 
सत्सु तरत्सु असन्त आसते अर्थात्‌ क्रिया में योग्य लोगों की कतृत्व विवक्षा होने 
पर--जैसे उक्त वाक्य में, सज्जनों का तरना उचित है, वे तरण क्रिया के कर्ता हैं। 
अतः सत्सु में सप्तमी है और तरत्सु में विशेष्यानुसार विशेषण में भी सप्तमी है। 

अनर्हाणमकतृ त्वे--जिस क्रिया में जिनका कतृ त्व अनुचित हो, जैसे असत्सु 
तिष्ठत्सु सन्तस्तरन्ति यहाँ असत्‌ का तरण क्रिया में कतृ त्व अनुचित है, इनका यहु 
अकतृ त्व, तिष्ठत्सु से प्रकट हो रहा है क्योंकि सत्सु की क्रिया तिष्ठत्सु है। अतः 
तरन्ति में उनका अकतृ त्व स्वतः सिद्ध हो जाता है इस प्रकार अनहों के अकतू त्व 
बोधक असत्सु में यहाँ सप्तमी है । 

इसी प्रकार अनर्हाणां कतृ त्वे-अर्थाव्‌ अयोग्यों का कतृ त्व बताने में उनसे 
सप्तमी होती है जैसे असत्सु तरत्सु सन्तः तिष्ठन्ति यहाँ असज्जनों का तरण क्रिया का 
कर्ता होना अनुचित है किन्तु उनका तरना तरत्सु से प्रकट हो रहा है अर्थाव्‌ तरत्सु 
से उनका (असत्‌) कतृ त्व प्रकट होता है। अतः असत्सु में सप्तमी है और विशेष्याः 
नुसार तरत्सु में भी सप्तमी है। 

इसी प्रकार अर्हाणामकतूं त्वे-योग्यों का अकतृ त्व प्रकट करने में तद्वाचक 
शब्द से सप्तमी होती है जैसे सत्यु तिष्ठत्सु असन्तः तरग्ति यहाँ सतु (योग्य) का 
तरण त्रिया से अन्वय न होकर तिष्ठत्सु से है । अतः यहाँ अह का अकतू त्व है इसलिए 
त्यु में सप्तमी है भौर विशेष्यानुसार तरत्सु भें भी । 


७६ संस्कृत-व्याकरणै 


षष्ठी चानादरे ।२।३।३८॥ 

अनावराधिक्ये भावलक्षणे षष्ठीसप्तभ्यौ स्तः। रुदति रुदतो वा प्रान्नाजीत्‌ । 
रुदन्तं पुत्रादिकमनाइत्य संन्यस्तवानित्यर्थः । 

स्वामीइवराधिपति दायाद साक्षि प्रतिभू प्रसुतरच ।२।३।३९॥ 

एतेः सप्तभि योगे षष्ठी सप्तभ्यो स्तः। षष्ठ्यामेव प्राप्तायां पाक्षिक सप्त- 
भ्यर्थ वचनम्‌ गवां गोषु वा स्वामी । गवां गोषु वा प्रसुतः । गा एवानुभवितु जात 
इत्यर्थः । 

आयुक्त कुशलाभ्यां चासेवायाम्‌ ।२।३।४०॥। 

आश्यां योगे षष्ठी सप्तभ्यो स्तस्तात्पर्यऽर्थे। आयुक्तो व्यापारितः । आयुक्तः 
कुशलो वा हरिपुजने हरिपुजनस्य वा । आसेवायां किम्‌--आपुक्तो गोः शकटे । ईषद्‌ 
युक्त इत्यर्थ । 


(कुछ आचायों के मत से यह वातिक व्यर्थं है (यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌? 
से यहाँ सप्तमी हो सकती थी ।) 

बष्ठीति-अनादर की अधिकता प्रकट होने पर जिस क्रिया से अन्य क्रिया 
लक्षित हो उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हो । 

रुदति रुदतो वा प्रात्राजीत्‌--(रोते हुए पुत्रादिक की उपेक्षा कर सन्यास 
ग्रहण कर लिया) यहाँ रुदन का अनादर प्रकट होता है तथा रुदन क्रिया से प्रवजन 
क्रिया लक्षित भी होती है। अतः रुदन में प्रकृत सूत्र से षष्ठी व सप्तमी विभक्ति 
हुई हैं । 

स्वामीति--स्वामी, ईश्वर, अधिपति, दायाद, साक्षिन्‌, प्रतिभू एवं प्रसूत के 
योग में षष्ठी तथा सप्तमी हों । 

वास्तव में यहाँ सम्बन्ध में षष्ठी तो प्राप्त ही थी, केवल पक्ष में सप्तमी 
विधान के लिए यह सूत्र है । 


गवां गोषु वा स्वामी--यहाँ स्वामी के योग में गवां गौषु में षष्ठी व सप्तमी 
हुई हैं । 
0) गवां गोषु वा प्रसुतः--(गायों में उत्पन्न हुआ) यहाँ भी षष्ठी व सप्तमी 
वभक्ति प्रसृत: के योग में हुई हें । इसका अर्थ है कि गायों का अनुभव करने के लिए 
ही उत्पन्न हुआ है । 
आयुत्तेति--आसेवा--तत्परता निरन्तरता अर्थ में आयुक्त और कुशल शब्दों 
के योग में षष्ठी तथा सप्तमी हो । ( 
आयुक्तः कुशलो वा हरिपुजने हरिपुजनस्य वा (हरिपूजन में तत्पर लगाया 
हुआ कुशल) यहाँ आयुक्त का अर्थ है व्यापारित =लगाया हुआ आयुक्त और कुशल 
कै योग में हृरिपुजत शब्द में षष्ठी तथा सप्तमी विभक्तियाँ हैं। 


सप्तमी विभक्ति "७७ 


यतइच निर्धारणम्‌ ।२।३।४१॥ 

जातिगुणक्रिया संज्ञाभिः समुदायादेकदेशस्य प्रथक्करणं निर्धारणम्‌ यतस्ततः 
षष्ठी सप्तभ्यो स्तः । तृणां नृषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः । गवां गोषु वा कृष्णा वहुक्षोरा । 
गच्छतां गच्छत्सु वा धावञ्छीघ्नः । छात्राणां छात्रेषु वा मंत्र: पटुः । 

पञ्चमी विभक्ते ।२।३।४२॥ 

विभागो विपक्तम्‌ । निर्धायसाणस्य यत्र भेद एव तत्र पञ्चमी स्यात्‌ । 
साथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः । 


आसेवायां किसिति--तत्परता निरन्तरता अर्थं में ही उक्त विभक्तियां होती 
है । अतः “आयुक्तो गौः शकटे” (बैलगाड़ी में कुछ जोड़ा हुआ! यहाँ नैरन्तर्यं या 
तत्परता न होने के कारण यहाँ इस सूत्र द्वारा उक्त विभक्तियाँ नहीं हुई हैं अपितु 
आधार में केवल सप्तमी है। यहाँ 'आ' का ईषद्‌ (कुछ) अथे है। 

यतश्चेति--जाति गुण क्रिया संज्ञा के द्वारा अर्थात्‌ इनकी विशेषताओं के 
कारण जहाँ किसी पदार्थं को अपने जिस समुदाय से पृथक्‌ करना हो वहाँ षष्ठी वा 
सप्तमी विभक्ति होती है । 

नृणां नुषु वा ब्राह्मणः श्र ष्ठः--(मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है) यहाँ मनुष्य 
समुदाय से जाति विशेषता के कारण ब्राह्मण को पृथक्‌ किया जा रहा है। अतः नृषु 
नृणां में सप्तमी व षष्ठी दोनों विभक्ति हैं । 

गवां गोषु वा कृष्णा वहुक्षीरा--(गायों में कृष्णा गाय बहुत दूध देनेशवाली 
है) यहाँ वहुक्षीरत्व रूप गुण द्वारा कृष्णा गाय का अन्य गायों से निर्धारण किया गया 
है, अतः गोषु गवाम्‌ में उक्त विभक्तियां हुई हैं। 

गच्छतां गच्छत्सु बा धावञ्छीघ्रः--(जाने वालों में दौड़ता हुआ शीघ्र जाता 
है) यहाँ क्रिया द्वारा निर्धारण में उक्त विभक्तियाँ गच्छताम्‌ (षष्ठी) गच्छत्सु 
(सप्तमी) हैं । 

छात्राणां छात्रेषु वा मैत्रः पटः--(छात्रों में मैत्र चतुर है) यहाँ संज्ञा द्वारा 
निर्धारण है अतः उक्त विभक्तियाँ हैं । 

पञ्चमीति-विभाग का अर्थ है विभक्ति-भेद। जहाँ निर्धार्यमाण वस्तु 
(जिसका विशिष्ट रूप में भेद दिखलाया जाय) वस्तुतः भिन्न ही होती हो, वहाँ 
जिससे भेद किया जाय उसमें पञ्चमी होती है। 


माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य आढ्यतराः माथुर पाटलिनुत्र के लोगों से सम्पन्न 
हैं। यहाँ मथुरा वासी पाटलिपुत्रवासियों से भिन्न ही है, आढ्ययत्व को लेकर यहाँ 
दोनों में पुनः भेद दिखाया गया है, यहाँ निर्धायेमाण माथुर हैं इनका पाटलिपुत्रकों से 
भेद किया जा रहा है । अतः इनमें प्रकृत सूत्र से पञ्चमी हुई है। 


७६ | संस्कृत-व्याकरण 


साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः ।२।३।४३॥ 

आश्यां योगे सप्तमी स्यादर्चायाँ न तु प्रतेः प्रयोगे मातरि साधु निपुणो वा । 
अर्चायां किस्‌ --निपुणो राज्ञो भृत्यः । इह तत्त्व कथने तात्पर्यम्‌ । 

अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम्‌ । साधु निपणो वा मातर प्रतिपर्यनु वा । 

प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया व ।२।३।४५॥ 

आभ्यां योगे तृतीया स्वाच्चात्सप्तमी । प्रसित उत्युको वा हरिणा हरी वा । 

नक्षत्रे च लुपि ।२।३।४५॥ 

नकषतर प्रकृत्यर्थे यो लुप्तसंज्ञया लुप्यमानस्य प्रत्ययस्यार्थः तत्र वर्तेमानात्‌ 
तृतीया सप्तभ्यौ स्तोऽधिकरणे । मुलेनावाहुयेद्‌ देवीं श्रवणेन विसर्जयेत्‌ । सूले श्रवणे 
इति वा । लुपि किम्‌--पुष्ये शनिः । 


साध्विति--साधु और निपुण के योग में सप्तमी हो पूजा अर्थ में। पर प्रति 
शब्द के प्रयोग में न हो । 

मातरि साधुनिषुणो वा--यहाँ पूजार्थं में मातरि में सप्तमी है। 

आर्चायां किम्‌--अर्चा अर्थ में ही उक्त विभक्ति होती है अतः निषणो राज्ञो 
भृत्यः (राजा का सेवक कुशल है) यह वास्तविक बात का कथन है प्रशंसा नहीं । 
अतः राज्ञः में सम्बन्धमात्र में षष्ठी है इस सूत्र से सप्तमी नहीं हुई है । 

(बा) अप्रात्यादिभिरिति - सूत्र में अप्रतेः के स्थान पर 'अप्रत्यादिभिः कहना 
चाहिए जिससे कि प्रति परि अनु के प्रयोग में उक्त शब्दों के योग में अर्चाथ में सप्तमी 
विभक्ति न हो। 

साधुनिपुणो वा मातर प्रतिपर्यनु बा - यहाँ प्रति परि अनु के प्रयोग में साधु 
निपुण शब्दों के योग में सप्तमी नहीं हुई है । अतः 'कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया” से 
यहाँ द्वितीया विभक्ति है। प्रति परि अनु की कमं प्रवचनीय संज्ञा पहले बताई जा 
चुकी है। 

प्रसितेति--प्रसित और उत्सुक शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है 
और सप्तमी भी । 

प्रसित उत्सुको वेति--(हरि में लीन) यहाँ इन शब्दों के योग में हरि में 
तृतीया और सप्तमी हुई है । 

नक्षत्रे चेति--जहाँ नक्षत्र वाची शब्द, लुप्‌ इस नाम से लुप्त हुए प्रत्यय के 
अर्थं में वर्तमान हो, वहाँ उससे अधिकरण में तृतीया व सप्तमी होती हैं । 

सूलेनेति--यहाँ मूल तथा श्रवण ये दोनों शब्द, एतन्नामक नक्षत्रों से युक्त 
काल के बोधक हैं । अर्थात्‌ मूल नक्षत्र का अर्थ है, मूल नक्षत्र से युक्त काल, एवं. 
श्रवण नक्षत्र से युक्त काल, क्योंकि यहाँ इन दोनों से 'नक्षत्रेण युक्त: कालः” सूत्र से 


सप्तमी विभक्ति ७९ 
सष्तमीपञ्चम्यो कारक मध्ये । २३।३॥। 
शक्तिद्ठयसध्ये यौ कालाध्वानौ ताभ्यां सेते स्तः । 


अद्य भुत्त्वायं हृ यहे इ. यहाद्‌ वा भोक्ता । कतृ शक्त्‌यो मंध्येऽयं कालः। इह- 
स्यो$ये कोशे क्रोशाद्‌ वा लक्ष्यं विध्येत्‌ । कतृ कम शक्त्‌यो मंध्येऽयं देश: । अधिकशब्देन 
योगे सप्तमी पंचम्या विष्येते। “तदस्मिन्नधिकम्‌ ।५।२।४५॥ “यस्मादधिकस्‌' 
इति च सूत्र निर्देशात्‌ । लोके लोकाद्‌” वाधिको हरिः ।” 


'युक्तःकाल' अर्थ में 'अण्‌' प्रत्यय हुआ है और 'लुब विशेषे” सूत्र से उसका लोप हो 
गया है । अतः अब इस अवस्था में ये दोनों शब्द लुप्‌ नाम से लुप्त हुए 'अण्‌' प्रत्यय 
के अर्थ में वर्तमान हैं । अतः इन नक्षत्रवाची शब्दों से “घुलेन श्रवणेन, घुले श्रवणे 
इति वा” में तृतीया व सप्तमी दोनों विभक्तियां हुई हें । 


लुपि किमिति--लुप्‌ नाम से लुप्त प्रत्यय के अर्थ में ही वर्तमान शब्द से उक्त 
विभिक्तियाँ होती हैं । अतः "पुष्ये शनिः? यहाँ 'पुष्य' शब्द पुष्य नक्षत्र से युक्तकाल 
अर्थ में न होकर अपने ही अर्थ में वर्तमान है । अतः यहाँ न तो कोई प्रत्यय ही हुआ 
है और न उसका लुप्‌ ही ! अतः यहाँ अधिकरण में केवल सप्तमी है । 


सप्तमीति--दो कारक शक्तियों के बीच में जो काल और मागे हो, तद्वाचक 
शब्दों से सप्तमी व पंचमी विभक्ति होती है । 


अद्येति--(आज खाकर वह दो दिन में खायेगा) यहाँ काल दो शक्तियों के 
बीच में है-एक कतृ शक्ति (भोजक रूप शक्ति) का सम्बन्ध आज (अद्य) से और 
दूसरी कतृ शक्ति का सम्बन्ध हृ यह (दो दिन) से है अतः दो कतृ शक्तियों के मध्य 
वर्तमान काल वाचक शब्द 'दृयह' में सप्तमी व पंचमी विभक्तियां हैं । 


इहस्थोऽयभिति--(यहाँ स्थित ही यह एक कोस पर लक्ष्य को वेध सकता है) 
यहाँ मार्गेवाचक शब्द 'क्रोश' दो शक्तियों--कर्त्ता और कमें के बीच वर्तमान है अर्थात्‌ 
'अयम्‌' यह कतृ शक्ति और 'लक्ष्थम्‌' यह कमंशक्ति है। इन दोनों के बीच वर्तमान 
“क्रोश! शब्द से उक्त दोनों विभक्तियां हुई हैं । 


अधिकेति--अधिक शब्द के योग में पंचमी और सप्तमी विभक्तियाँ होती हैं 
इसका प्रमाण है--पाणिनि सुत्र--“तदस्मिन्नधिकस्‌ और यस्मादधिकम्‌? इन दोनों 
सूत्रों में अधिक के योग में उक्त दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया गया है । अतः 
अधिक के योग में ये दोनों विभक्तियाँ होंगी जैसा कि “लोके लोकाद्‌ बाधिको हरिः” 
इस प्रयोग में देखा जाता है। 


द संस्कृत-व्याकरण 


अधिरीइवरे ।१।४।६७॥ 

स्वस्वामिभाव सम्बन्घेऽधिः कर्मप्रवचनीय संज्ञः स्यात्‌ । 

यस्मादधिकं यस्य चेशवरवचनं तत्र सप्तमी ।२।३।९॥। 

अत्र कर्मप्रवचनीययुक्त सप्तमी स्यात्‌ । उपपरार्धे हरे गुणाः। परार्धाद- 
धिका इत्यर्थः । ऐश्वर्य तु स्वस्वामिभ्यां पर्यायेण सप्तमी । अघि भुवि रासः। अधि 
रामे भूः। सप्तमी शोण्डेरिति समासपक्षे तु रामाधीना। अषडक्ष' ।५।४।७॥। 
इत्यादिना खः । 

विभाषा कृति ।४।६८॥ 


अधिरीश्वर इति- स्व और स्वामी में सम्बन्ध को प्रकट करने में 'अघि' 
की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है । 


यस्सादिति-जिससे अधिक हो और जिसका स्वामित्व कहा जाय उस शब्द 
में कमै प्रवचनीय के योग में सप्तमी होती है । 

उपपरार्ध इति--परार्धं से अधिक-परार्ध नाम है--'स्व' से बड़ी संख्या का, 
पराधं से भी अधिक अर्थात्‌ संख्यातीत हरि के गुण हैं। यहाँ 'उपोऽधिके च सूत्र से 
“उप? की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है । परार्धं से अधिक के गुणों का कथन है और कर्म 
प्रवचनीय संज्ञक 'उप' का योग है । अतः 'पराें, में प्रकृत सूत्र से सप्तमी विभक्ति 
हुई है। 

ऐश्वर्येत्विति- अर्थात्‌ ईश्वरवचन-स्वामित्व प्रकट करने में तो स्व (सेवकादि) 
और स्वामी शब्दों में पर्याय से सप्तमी होती है। 


अधिभुवि रामः--(राम भू के स्वामी हैं) यहाँ स्व वाचक “भू” शब्द से 'अधि' 
इस कमं प्रवचनीय के योग में सप्तमी है । 

अधिरामे भुः--(भू राम की “स्व' है) वहाँ स्वामी वाचक 'राम में अधि के 
योग में सप्तमी है । 


सप्तमीति--'अधिरामे’ इस विग्रह में जब 'सप्तमी शौण्डे:' सूत्र से समास 
होगा तब राम+-अधि रामाधि से “अषडक्ष? इत्यादि सूत्र से ख प्रत्यय होकर और 


उसका ईन आदेश होने पर “रामाधीन” स्त्रीत्व विवक्षा में टाप्‌ होकर रामाधीना 
प्रयोग होगा । 


बिभाषेति--क्क धातु के योग में स्व स्वामिभाव सम्बन्ध में 'अधि' की कमं 
प्रवचनीय संज्ञा विकल्प से होती है । 

यदत्रेति - (जो यहाँ मुझे नियुक्त करेगा) अधिकरिष्यति का अथे है-- 
विनियोक्ष्यते - नियुक्त करेगा । यहाँ विनियोक्ता का स्वामित्व प्रकट होता है। अतः 
प्रकृत सूत्र से अधि' की कमं प्रवचनीय संज्ञा है। इसका फल है--गति संज्ञा का 


ज 


सप्तमी विभक्ति ८१ 


अधि: करोतौ प्राक्‌ संज्ञो वा स्यादीश्वरेऽथे । यदत्र मासधिकरिष्यति' विनि- 
योक्ष्यत इत्यर्थः। इह विनियोक्त. रीश्वरत्वं गम्यते। अगतित्वात्‌ तिङि 
चोदात्तवति’ ।८।१।६१॥ इति निधातो न । इति सप्तमो । 


इति कारक प्रकरणम्‌ 


वाध होना । गति संज्ञा के वाध होने से “तिङि चोदात्तवति? इस सुत्र से अधि को 
निधात अर्थात्‌ सर्वानुदात्त नहीं होता । उक्त प्रयोग में 'मार्म' में अधिकरिष्यति का. 
कर्मे होने से द्वितीया है । इति सप्तमी । 


इति कारक प्रकरणम्‌ 


अथ समास प्रकरणम्‌ 


केवल समासः 
समासः पञ्चधा । तत्र समसनं समास: । 
स च विशेषसंज्ञाविनिसुक्तः केवलसमासः पघ्रथमः। प्रायेण पुर्वपदार्थ- 
प्रधानोऽव्ययीभावो द्वितीयः । प्रायेणोत्तरपदार्थ प्रान स्तत्पुरुषस्तृतीयः। तत्पुरुष 
भेदः कर्मधारयः । कर्मधारय भेदो द्विगुः । 


समास इति--समास पाँच प्रकार का होता है। . 

तत्रेति -समसन (संक्षेप) अर्थात्‌ अनेक पदों का मिलकर एक पद बन 
जाना समास कहलाता है। (सम्‌ पूर्वक अस्‌ (एक साथ रखना) धातु से समास पद 
बनता है ।) अतः समास का अर्थ है, संक्षेप, अर्थात्र अनेक पदों का एक पद बन जाना 
ही, संक्षेप या समास है। 

(समास विधि से अनेक पदों से मिलकर बना हुआ एक पद, समस्त पद 

हुलाता है और इस प्रकार पदों के मिलने की प्रक्रिया को समास कहते हैं।) 

स चेति--किसी विशेष नाम से रहित समास ही केवल समास है, और 
यह केवल समास नामक प्रथम समास है। तात्पर्य यह कि जिस समास का कोई अन्य 
नाम घ हो, जो किसी भी समास के प्रकरण में न आ सकता हो वह केवल समास 
कहलाता है। जेते 'भूतपुर्वें: यह समस्त पद किसी भी अन्य समास के प्रकरण के 
अन्तर्गत नहीं आता है, अतः यह केवल समास है । 

प्रायेणेति --प्रायः जिसमें पूर्वं पद का अर्थ प्रधान रहता है, वह अव्यवीभाव 
नामक द्वितीय समास कहलाता है। (समस्त पद का प्रथम पद, पूर्वपद तथा द्वितीय 
पद उत्तर पद कहा जातः है) जैसे “उप कृष्णं भक्ताः' (कृष्ण के समीप भक्त हैं) यहाँ 

उप का अर्थ (समीप) ही प्रधान है। क्योंकि इसका ही भक्त जनों से साक्षात्‌ 
सम्बन्ध है । 

यहा प्रायेण इसलिए कहा है कि कहीं-कहीं अव्ययीभाव समास में ऐसे उदा- 
हरण मिलेंगे जिनमें पूर्वपद प्रधान नहीं है, जैसे उन्मत्ता गंगा यत्र स उन्मत्तगंगो नाम 


८२ 


5 


अथ समासे प्रकरम्‌ ८३ 


प्रायेणान्य पदार्थ प्रधानो बहुब्नीहिश्चतुर्थ:। ध्रायेणोभय पदार्थप्रधानो इन्दः 
पञ्चमः । 
देशः (जहाँ गंगा उन्मत्त है वह उन्मत्त गंग नामक देश) यहाँ पूर्वं पद का अर्थ प्रधान 
न होकर अन्य पदार्थ (देश) का अर्थ प्रधान है, तथापि अव्ययीभाव के अधिकार में 
होने के कारण यह भी अव्ययीभाव समास माना जाता है, यदि 'प्रायेण' न कहा 
जाता तो ऐसे पदों की अव्ययीभाव संज्ञा न होती । 

प्रायेणेति--जिसमें प्रायः उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है वह तत्पुरुष 
नामक तृतीय समास कहलाता है। जैसे 'गंगा जलम्‌ आनय” (गंगा के जल को लाओ) 
यहाँ 'आनय' इस क्रिपा पद के साथ जल का ही साक्षातु सम्बन्ध होता है, अतः 
यहाँ 'जल' इस उत्तर पद का अर्थ ही प्रधान हैं। 'प्रायेण' कहने का तात्पर्यं यह है 
कि जहाँ उत्तर पदार्थ प्रधान न भी हो, वह भी तत्पुरुष समास समझा जाय, जैसे 
“माला मतिक्रान्तः' अतिमालः जिसने माला का अतिक्रमण किया हो, यहाँ पुर्व-पद अति 
| का ही अर्थ प्रधान है, पर 'प्रायेण' कथन सामर्थ्यं से यह भी तत्पुरुष समास माना 
| जाता है। इसी प्रकार के पुर्वकाय:, अपरकायः आदि अन्य उदाहरण हैं, जहाँ पूर्वपद 
| ही प्रधान है । 

तत्पुरुष भेद :-- तत्पुरुष का ही एक भेद कर्मधारय नामक तृतीय समास 
कहलाता है। “तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः” समानाधिकरण तत्पुरुष ही कमे- 
धारय समास कहलाता है, यहाँ भी उत्तर पदार्थ प्रधान होता है अतएव यह तत्पुरुष 
का ही एक भेद हे । विशेष्य और विशेषण का समास कर्मधारय समास होता है जैसे 
'महाँश्चासौ राजा महाराजः' यहाँ 'राजन्‌' यह उत्तर पदार्थ ही प्रधान है । 

कर्मधारय भेद इति--कर्मंधारय समास का ही एक भेद द्विगु समास 
कहलाता है, जिस कर्मधारय (विशेष्य विशेषण का समास) समास में प्रथम विशेषण 
वाचक पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं संख्या पूर्वो द्विगुः” जैसे 
पञ्चानां गवाँ समाहारः (पाँच गायो का समाहार (समूह), यहाँ विशेषण--पञ्च 
संख्यावाचक है, अतः पञ्चगवमु यह द्विगु समास हे । 

प्रायेणान्येति --जिसमें प्रायः अन्य पदार्थं प्रधान रहता है वह बहुत्रीहि नामक 
| चतुर्थं समास कहलाता है जैसे 'लम्वोदरम्‌ आनय' (लम्बे उदर वाले को लाओ) 
| यहाँ अन्य पदार्थ प्रधान है लम्बे उदर वाला कोई व्यक्ति विशेष, उसी का क्रिया के 
| साथ साक्षात सम्वन्ध होता है, पूर्व या उत्तर पदों का नहीं । 

यहाँ प्रायेण' का तात्पय है कि कहीं-कहीं बहुब्रीहि समास में अन्य पदार्थ 
प्रधान नहीं भी होता जैसे 'ट्वित्रा (दो तीन) यहाँ यद्यपि दोनों पद प्रधान हैं तथापि 
यह बहुब्रीहि समास के अन्तर्गत माना जाता है । । 
| प्राये गोनयेति --जिसमें प्रायः दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है वह इन्द्र 
नामक पाँचवा समास कहलाता है, जैसे माता-पितरौ आनय' माता-पिता को 


न जा 


दा ४ संस्कृतळ्याकरण 


समर्थ: पदविधिः ।२।१।१॥। 

पद सम्बन्धी थो विधिः स समर्थाश्रितो वोध्यः । 

प्राक्कडारात्‌ समासः ।२।१।३॥ 

कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्राक्‌ समास इत्यधिक्रियते । 

सह सुपा ।२।१।४॥ 

सुप--सुपा सह वा समस्यते । समासत्वात्प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक्‌ । 


लाओ, यहाँ दोनों पदों का अर्थ प्रधान है क्योंकि दोनों का ही क्रिया के साथ साक्षात्‌ 


सम्बन्ध है । 

यहाँ प्रायेण का तात्पर्यं है कि जहाँ उभय पदार्थ प्रधान न भी हो वहाँ भी 
रन्द्र समास माना जाय जैसे 'दन्तोष्ठम्‌ आदि उदाहरणों में उभय पदार्थे प्रधान न 
होकर समाहार का अर्थ जो कि अन्य पदार्थ है, प्रधान है, तथापि यह इन्द्र समास 
माना जाता है। 

समर्थं इति--पद सम्बन्धी विधि, वह विधि जो पद को उद्देश्य करके कही 
गई है । वह समर्थं पदों से ही बोध्य हो अर्थात्‌ जिन पदों में सामर्थ्यं होगा उन्हीं 
पदों में पद-विधि होगी अन्यत्र नहीं । 

यद्यपि सुवन्त व तिङन्त दोनों ही पद होते हैं, तथापि समास विधि सुवन्त से 
सुवन्त के ही साथ होती है। अतः समास बिधि पदविधि है, पदविधि होने के कारण 
समास उन्हीं पदों में होगा, जिनक्रा परस्पर सामर्थ्ये होगा । अर्थात्‌ जो पद परस्पर 
अन्वित होने की योग्यता रखते होंगे, परस्पर मिलकर अर्थ-बोध कराने का सामर्थ्यं 
रखते होंगे, जहाँ पदों में यह सामर्थ्यं नहीं होता वहाँ समास नहीं होता है, जैसे 
“भार्या राज्ञः, पुरुषों देवदत्तस्य’ यहाँ 'राज्ञः पुरुषः? परस्पर अन्वित नहीं हैं, अतः यहाँ 
समास न होगा । 

ब्राककडारादिति--'कडाराः कर्मधारये’ इस सूत्र से पहिले तक समास का 
अधिकार है, अर्थात्‌ वहाँ तक समास प्रकरण चलेगा । 

१२५ सहेति--सुवन्त का सुवन्त के साथ विकल्प से समास हो। 


समासरबादिति-समास होने से प्रातिपदिक संज्ञा होती है (कृत्तद्धित 
समासाशच') और प्रातिपदिक संज्ञा होने से “सुपो धातु प्रातिपदिकयोः' सूत्र से सु आदि 
विभ्नक्तियों का लोप हो जाता है। 

परार्थेति--परार्थं (अन्य अर्थ) का कथन वृत्ति कहलाता है। प्रत्यय अथवा 
अन्य पद के अर्थ सहित जो एक विशिष्ट अर्थ होता है उसे वृत्ति कहते हैं। 

कृत्तद्धितेति--कृत, तद्धित, समास, एक शेष, और सनाद्यन्त धातुरूप-ये पाँच 
वृत्तियाँ हैं। (इनमें कृतु तद्धित तथा साद्यन्त धातु में तो प्रत्यय के अर्थ सहित 
बिशिष्ट अर्थ कहा जाता है और समास तथा एक शेष में अत्य पद के सहित एक 
विशिष्ट अर्थं कहा जाता है) । 


ts ... - (५ 


अथ समास प्रकरस्‌ द्‌ 


परार्थाभिधानं वृत्तिः । इत्तद्धित समासंकशेषसनाद्न्तधलुरुपाः पञ्च- 
वृत्तयः । वृत्त्यर्थाब्बोधकं वाक्यं विग्रहः। स च लोकिकोऽलो किकश्चेति ह्विधा-पूर्व भूतो 
भूतपुर्व इति लोकिकः। पूर्व अम्‌ भूत सु इत्यलौकिकः। भूतपुवंः। भुतपुर्वे चरड' 
इति निदेशात्‌ भुतशब्दस्य पुर्वं निपातः । 

(धा) इवेन समासो विभत्त्वलोपइ्च । वागथौ' इव-वागर्थाविव। इति 
केवल समासः प्रथमः । 


वृत्त्यर्थेति- वृत्ति के अर्थ के बोध कराने वाले वाक्य को विग्रह कहते हैं जैसे 
“गंगा जलम्‌' यह समास वृत्ति है। इसका अर्थ गंगायाः जलम्‌ इस वाक्य द्वारा प्रतीत 
होता है, अतः यह विग्रह है। इसी प्रकार 'पुत्रीयति' इस सनाद्यन्त धातुरूप वृत्ति का 
विग्रह पुत्रमात्मनः इच्छति’ यह वाक्य है । 
सचेति--यह विग्रह दो प्रकार का होता है, लौकिक और अलौकिक । लौकिक 
विग्रह वह जिसका लोक में प्रयोग किया जाता है, जैसे गङ्गाजलम्‌ का गंगायाः 
जलमु । अलौकिक वह है जिसका लोक में प्रयोग नहीं होता जंसे-गङ्गा ङस्‌ जल सु 
इसका प्रयोग केवल व्याकरण की प्रक्रिया बोधनार्थ ही होता है, लोक में नहीं । 
जैसा कि मूल में भूतपूर्वः के लौकिक-पुवे भूतः । अलौकिक 'पुवे अम्‌ भूत सु" ये विग्रह 
दिये गये हें । 
भूतपूर्वं :--(जो पहिले हुआ हो) यहाँ पूर्व भुतः? इस लौकिक, पूर्वे अम्‌ 
भूत सु' इस अलौकिक विग्रह में 'सह सुपा' सूत्र से पूर्वम्‌ सुवन्त का भूतः सुवन्त के 
साथ समास हुआ, समास होने से “कृत्तद्धितसमासाश्च” इस सुत्र से प्रातिपदिक 
संज्ञा हुई, प्रातिपदिक संज्ञा होने से 'सुपो धातु प्रातिपदिकयोः) सुत्र से अम्‌ और सु 
का लोप हुआ । तब पूर्वभूत यह प्रातिपदिक बना । “भूतषे चरट्‌” इस पाणिनि सूत्र 
के प्रमाण से भूत शब्द का पूर्व प्रयोग किया गया इस प्रकार भूतपूर्वं इस प्रातिपदिक 
से प्रथमा एक वचन में भूतपूर्व: यह रूप सिद्ध हुआ । 
वातिक--इव के साथ सुवन्त का समास हो और विभक्ति का लोप न हो। 
वागर्थाविव--वागथौ' इव इस लौकिक विग्रह तथा 'वागर्थं भौ इव’ इस 
| अलौकिक विग्रह में प्रकृत वातिक से समास हुआ, विभक्ति के लोप का निषेध होकर 
वागर्थाविव यह रूप बना । 
समास विधि के मुख्यतया तीन फल होते हँ, एक पद बन जाना, विभक्ति 
का लोप होना, ३ एक स्वर होना। प्रस्तुत उदाहरण में विभक्ति लोप न होने से: . 
केवल दो ही फल हैं । 
उपयुक्त पञ्च समामों में बहुब्रीहि और द्वन्द्व समास अनेक पदों में भी होते 
हैं, शेष समास प्राय: दो पदों में होते हैं। एक दो स्थलों में तत्पुरुष समास में भी 
दो से अधिक पद देखें जाते हैं। 


इति केवल समास 


अथ अव्ययी भाव: 


अव्ययीभावः ।२।१।५।॥। 
अधिकारोऽयं प्राक्‌ तत्पुरुषात्‌ । 


अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यूद्ध यर्थाभावात्ययासंप्रतिशब्द प्रादुर्भाव 
पश्चाद्यथानुपुव्यं योगपद्यसाइइयसंपत्तिसाकल्यान्तवचनेषु ।२।१।३॥ 


विभत्त्यर्थादिषु वर्तमानमव्ययं सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते, सोऽव्ययौभावः । 
प्रायेणा विग्रहो नित्यसमासः। प्रायेणास्वपदविग्रहो वा । विभक्तो हरि डि अधि 
इति स्थिते । 


अव्ययीभाव इति--'अव्ययीभावः' इस सूत्र का तत्पुरुष के पूर्वं तक अधि- 
कार है अर्थात्‌ तत्पुरुष? इस सुत्र तक के पूर्व सूत्रों के द्वारा जो समास किया 
जायेगा वह्‌ अव्ययीभाव कहलायेगा । 


अव्ययभिति--विभक्ति, १ समीप, २ समृद्धि, ३ व्यृद्धि ४ (ऋद्धिका न 
होना) अर्थ ५ (वस्तु) का अभाव, अत्यय (ध्वंस) ६, असंप्रति (अनुचित ७, शब्द 
की अभिव्यक्ति ८, पश्चात्‌ ६, यथा १०, अनुक्रम, ११, योग पद्य (एक साथ होना) 
१२, साहश्य १३, सम्पत्ति १४, साकल्य (सम्पूर्णता १५, तथा अन्त १६ इन अर्थो 


में वर्तमान अव्यय का सुवन्त के साथ नित्य समास होता है और वह अव्ययीभाव 
समास कहलाता है । 


प्रायेणेति--नित्य समास वह है जिसका प्रायः विग्रह न हो, अथवा नित्य 
समास वह है जिसका प्रायः अपने पदों के साथ विग्रह न हो (न विग्रहः यस्मिन्‌ 
सोऽविग्रहः अथवा न स्वपदेन विग्रहो यस्य सोऽविग्नह्‌ः) तात्पर्यं यह कि नित्य समास 


का अपने पदों के साथ लौकिक विग्रह नहीं होता, अलौकिक विग्रह ही होता है, 
जस्ता कि नीचे के उदाहरणों द्वारा स्पष्ट है । 


5६ 


Ho अ. 


अथ अव्ययीभाव: 


०५७ 


प्रधसानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌ ।१।२।४३॥ 

समासशास्त्रे प्रथमानिष्टिमुपसर्जन संज्ञ स्यात्‌ । 

` उपसजेनं पुर्वस्‌ ।२।२।३०॥ 

समासे उपसजेनं प्राक्‌ प्रयोज्यम्‌ । इत्यधे; प्राक प्रयोगः; सुपो जुक्‌ । 

एकदेश विङ्कतस्यानन्यत्वात्‌ प्रातिपदिक संज्ञायां स्वाद्युस्पत्तिः । अड्ययी- 
भावइचेत्य ध्ययत्वात्सुपो लुक्‌ । अधि हरि । 


विभक्ताविति--विभक्ति के अर्थ में, यहाँ सप्तमी के अर्थ में अधि अव्यय 
है। इसका लौकिक विग्रह है 'हरो' इसमें अधि नहीं आता है पर अलौकिक विग्रह 
“हरि डि अधि” में अधि आता है अतः विग्रह पद से नित्य समास में लौकिक विग्रह 
लेना चाहिए इसमें समास का एक अवयव ही आता है दोनों पद नहीं, अतएव यह 
अस्वपद विग्रह कहा जाता है। 

अधिहरि--यहाँ लौकिक विग्रह 'हरो' तथा 'हरि ङि अधि! इस अलौकिक 
विग्रह्‌ में अव्ययं विभक्तीत्यादि सूत्र से विभत्त्यर्थ में समास हुआ । 

प्रथसेति--समास शास्त्र में अर्थात्‌ समास विधायक सुत्र में जो पद प्रथमान्त 
हो उस पद के द्वारा विग्रह में जिस पद का बोध हो वह उपसर्जन संज्ञक हो । 

यथा प्रकृत में समासविधायक सूत्र है 'अव्ययं विभक्तीत्यादि' इसमें प्रथमान्त 
है, अव्ययम्‌’ इस के द्वारा हरि डि अधि!” इस अलौकिक विग्रह में बोध्य पद है-- 
'अधि' अतः 'अधि' की उपसर्जन संज्ञा होगी । 

उपसर्जेनमिति--समास में उपसर्जन संज्ञक का पूव प्रयोग हो । 

यतः प्रकृत में उपसर्जन संज्ञा 'अधि' की है, अतः उसका ही पुवं प्रयोग 
होगा । 

अधि का पूर्वेनिपात करने पर अधि हरि डि? इस स्थिति में-- 

सुपो जुक्‌-समास होने पर “सुपो धातु प्रातिपदिकयोः' सूत्र से विभक्ति का 
लोप होता है । 

(इस कथन से उक्त उदाहरण में 'डि' विभक्ति का लोप होकर “अधि हरि 
यह्‌ स्थिति हुई) 


एकदेशेति-जिसका एकदेश विकृत हो जाता है, बहू अन्य नहीं हो जाता। 
(यहाँ 'देश' का अर्थ हे--अवयव--अंश या भाग । यदि किसी वस्तु का एक अंश 
विकृत भी हो जाय तो भी वह अन्य नहीं हो जाती, जिस प्रकार एक हाथ कट जाने 
पर भी मनुष्य, मनुष्य ही रहता है अन्य नहीं हो जाता) इस न्याय से सिद्ध होने 
बाली प्रातिपदिक संज्ञा का फल है, उसके आगे सु आदि विभक्तियो का होना । 

इस एकदेश 'विकृत न्थाय' से यद्यपि 'डि? का लोप हो जाने पर यहाँ प्रातिन 


EG संस्कृत-व्याकरण 


अव्ययी भावच ।२।४।१८॥ 

अयं नपु सकं स्यात्‌ । 

नाव्ययोभावादतोऽमूत्व पञ्चम्याः ।२।४।८३॥ 

अदन्तादव्ययीमावात्‌ सुपो न लुक: तस्य तु पञ्चमीं विना अमादेशश्च स्यात्‌ । 
गाः पातीति गोपास्तस्मिन्नित्यधि गोपम्‌ । 

तृतीया सप्तभ्यो वहुलम्‌ ।२।४।८४॥ 


पदिक संज्ञा विकृत हो गई है, तथापि वह अन्य नहीं, अतः अधि हरि में प्रातिपदिक 


संज्ञा बनी रहेगी, फलतः उसके आगे 'सुः प्रत्यय आयेगा । 


अव्ययीभावश्चेति- ‘अव्ययीभावश्च’ इस सुत्र से अव्ययीभाव होने के कारण 
अव्यय संज्ञा हुई, और इसीलिए पुनः समस्त पद से आये हुये सु आदि अव्ययों का 
'अव्ययादाप्सुपः' सुत्र से लोप हुआ । 

प्रकृत में 'अधिहरि' इस समस्त पद से “एक देशविक्ृतन्याय' से आये हुये सु 
अव्यय के साथ 'अधिहरि सु' इस स्थिति में 'अव्ययीभावश्च' इस सुत्र से उसकी 
अव्ययीभाव संज्ञा होकर 'अव्ययादाप्सुपः' सूत्र से सु' का लोप होने पर 'अधिहरि' 
यह्‌ रूप सिद्ध हुआ । 

अव्ययीभावश्च--यह्‌ अर्थात्‌ अव्ययीभाव समास नपु सकलिङ्ग हो । 


नाव्ययीभावादिति--द्वस्व अकारान्त अव्ययीभाव से परे सुप का लोप नहीं 
होता, तथा पञ्चमी विभक्ति को छोड़कर उसको अमु आदेश होता है । 


अधिगोपम्‌--गाः पाति इति गोपाः (गायों का पालन करने वाला) 'गोपि’ 
इति अधिगोपम्‌ इस लौकिक विग्रह में, 'गोपा डि अधि! इस अलौकिक विग्रह में 


“अव्ययं विभक्तीत्यादि सूत्र से विभत्त्यर्थ में समास, प्रथमानिदिष्टम्‌ सुत्र से, 'अव्ययम्‌? ` 


इस प्रथमान्त पद से बोध्य विग्रह में स्थित 'अधि' की उपसर्जन संज्ञा, उपसजंनं पूर्वमू, 
सूत्र से 'अधि' का पूर्वनिपात, 'अधिगोपा डि” इस स्थिति में समास होने से प्रातिपदिक 
संज्ञा, 'सुपो धातु प्रातिपदिकयो से विभक्ति लोप, पुनः एकदेश विकृत न्याय से 
'अधिगोपा' इस समस्त पद से प्रथमैकवचन में पुनः सु प्रत्यय, 'अधिगोपा' सु इस स्थिति 
में 'अव्ययोभावश्च” इस सूत्र से नपु'सक लिङ्ग हुआ, फलतः “हस्वो नपु सकके घ्राति- 


पदिकस्य' इस सूत्र से पा के आकार को हस्व, अधिगोप+-सु इस स्थिति में ` 


'अव्ययीभावश्च' सूत्र से अव्यय संज्ञा होकर सु का लोप प्राप्त हुआ” नाव्ययीभावा- 
दिति सूत्र से सुलोप का निषेध और प्रथमा विभक्ति में उसको अमु आदेश होकर 
'अधिगोपमु' रूप बनता है । 
तृतीयेति- ह्वास्वाकारान्त अव्ययीभाव से परे तृतीया व सप्तमी को बहुलता 
मै (विकल्प से) भमु आदेश होता है । 


अथ अव्ययीभावः जे ८६ 


अदन्ता दव्ययीभावात्‌ तृतीया सप्तम्यो बहुंलसम्भावः स्यात्‌ । अभिगोपस्‌, 
अधियोपेन, अधिगोपे वा । कृष्णस्य समीपम्‌ उपकृष्णम्‌ उपकृष्णेन । मद्राणां मसृद्धिः 
सुमद्रम्‌ । यवनानाँ व्यृद्धि दुर्यवनम्‌ । सक्षिकाणामभावो निर्मक्षिकम्‌ । हिमस्यात्य- 
योऽतिहिमम्‌ । निद्रा सम्प्रति न घुज्यते इत्यतिनिद्रस्‌ । हरिशब्दस्य प्रकाश “इति हरि,' 
विष्णो : पश्चादनु विष्णु । योग्यता वीप्सा पदाथांनति वृत्ति साइश्यानि यथार्थाः । 
रूपस्य योग्य सनुरूपम्‌ । अर्थर्थ प्रति प्रत्यर्थम्‌ । शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति । 


इस प्रकार अकारान्त अव्ययीभाव समास से परे तृतीया और सप्तमी विभक्तियों 
को भी अमु आदेश विकल्प से होगा अतः अधिगोप इस अकारान्त अव्ययी भाव के 
प्र में अधिगोपम्‌, द्वि० में अधिगोपम्‌, तृ० में अधिगोपेन-अधिगोपम्‌, च० में अधि- 
गोपम्‌, पञ्चमी में अधिगोपातू, षष्ठी में अधिगोपम्‌, स० में अधिगोपे-अधिगोपसू, रूप 
बनेंगे। तात्पर्यं यह कि अकारान्त अव्ययीभाव समास वाले शब्द के पञ्चमी विभक्ति 
में ही विभक्त यन्त रूप बनते हैं, तृतीया व सप्तमौ में विकल्प से, तथा शेष विभक्तियों 
में अमादेश हो जाने से विभक्त यन्त रूप नहीं बनते । 


कृष्णस्य समीपम्‌ उपक्कष्णम्‌ इस लौकिक विग्रह में तथा कृष्ण ङस्‌ उप” इस 
अलौकिक विग्रह में 'अव्ययं विभक्तिसमीपेत्यादि सुत्र से समीपाथे में समास, उपसर्जन 
संज्ञा, उप का पूर्वनिपात, 'उप-कृष्ण ङस्‌' इस स्थिति में समासत्वातू प्रातिपदिक संज्ञा 
'सुपो धातु प्रातिपदिकयोः' विभक्ति लोप, पुनः एकदेश विकृत न्याय से प्रातिपदिकत्वेन 
प्रर एक में सु प्रत्यय, 'अव्ययीभावश्च' से नपुसक लिङ्ग, नाव्ययौभावादिति 
से सु को अमादेश होकर उपकृष्णमू, तृतीयेति से तृतीया व सप्तमी में विकल्प से 
अमादेश होकर उपकुष्णमू--उपकृष्णेन, उपकूष्णम्‌-उपकुष्णे। शेष विभक्तियों में उप- 


कृष्णम्‌ रूप बनेंगे । 

(अव्ययीभाव समास के शेष अकरान्त उदाहरणों में भी यही प्रक्रिया रहेगी, 
इकारान्त उकारान्त आदि अव्ययीभाव समास वाले शब्दों के आगे सु प्रत्यय की 
अव्ययीभाव संज्ञा होने से “अव्ययादाप्सुपः” से उनका लोप हो जायेगा तथा शेष 
विभक्तियों में भी उनके वेसे ही रूप बनेंगे । 


“मद्राणाम्‌ समृद्धिः सुमद्रम्‌’ इस लौकिक विग्रह तथा “मद्र आम्‌ सु” इस अलौ- 
किक विग्रह में 'अव्ययं विभक्तीत्यादि सूत्र से समृद्धि अर्थ में सु इस अव्यय का मद्र 
शब्द के साथ समास, पूर्व प्रयोग, विभक्ति लोप, पुनः प्रातिपदिकत्वेन 'सु' अदन्त होने 
से अमादेश “सुमद्रम्‌' रूप सिद्ध होता है । 

यवनानां व्यृद्धिः दुर्यवनम्‌ (यवनों की दुर्दशा) यहाँ व्यृद्धि अर्थ में दुर्‌ अव्यय 
का यवन शब्द के साथ 'यवन आमु दुर्‌' इस विग्रह में समास, शेष कार्य पुर्ववत होकर 
दुर्यवनम्‌” रूप बनेगा । 


Ro सस्कृत व्याकरण 


अव्ययीभावे चाऽकाले । ६।३।८९॥ 


सहस्य सः स्यादव्ययीभावे न तु काले । हरेः साइश्यं स हरि । ज्येष्ठस्यानुपूव्येण 


मक्षिकाणाम भावः निर्मक्षिकम्‌ (मविखयों का अभाव) मक्षिका आम्‌ निर्‌ 
इस विग्रह में 'अव्ययम्‌” सूत्र से, अर्थ (वस्तु का अभाव) में निर्‌ अव्यय का मक्षिका 
सुवन्त के साथ समास, शेष कार्ये पुर्ववत, नपु सक होने से हुस्व होकर निर्मक्षिकम्‌ । 

हिमस्य अत्ययः अतिहिमम्‌ (वर्फ की समाप्ति) यहाँ अत्यय अर्थात्‌ विनाश 
अर्थ में अति अव्यय का हिम सुवन्त के साथ 'हिम ङस्‌ अति” इस विग्रह में समास, 
शेष कार्य पुर्ववत 'अतिहिमम्‌' । 

निद्रा संप्रति न युज्यते इति अतिनिद्रम्‌ (निद्रा इस समथ उचित नहीं) यहाँ 
असंप्रति (अनौचित्य) अर्थ में अति अव्यय का निद्रा सुवन्त के साथ समास, शेष कार्य 
पूवेबत्र, नपु सक लिंग, हस्व होकर 'अतिनिद्रम्‌' रूप बनता है। 

हरिशब्दस्य प्रकाशः इतिहरि’ (हरि शब्द का उच्चारण) यहाँ शब्द प्रादुर्भाव 
(प्रकट करना) अर्थ में इति अव्यय का हरि सुवन्त के साथ समास, शेष कार्य, 
“अव्ययीभावश्च । अव्यय संज्ञा, सुलोप होकर इतिहरि शब्द वनता हे । 

विष्णोः पश्चातु अनुविष्णु (विष्णु के बाद) यहाँ पश्चात्‌ अर्थ में अनु अव्यय 
का विष्णु सुवन्त के साथ (विष्णु ङस्‌ अनु) समास शेष कार्य, अव्यय संज्ञा, सुलोप 
होकर 'अनुविष्णु ।' 

योग्यतेति--यथा शब्द के चार अर्थ हैँ-योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति, 
साहश्य, इन चारों अर्थो में वतमान अव्यय का सुवन्त के साथ 'अव्ययम्‌' सूत्र से 
समास होता है । 

रुपस्य योग्यम्‌ अनुरूपम्‌ (रूप के योग्य) यहाँ योग्यता अर्थ में अनु अव्यय 
का रूप सुवन्त के साथ (रूप ङस्‌ अनु) समास, शेष कार्य, नपुसक लिंग, अमादेश 
होकर 'अनुरूपम्‌' । 

अर्थंमु-अर्थम्‌ प्रति प्रत्यर्थम्‌ (प्रत्येक अर्थ में) वहाँ वीप्सा (बार-बार होना) 
अर्थ में प्रति का अर्थं के साथ (अर्थ अमु प्रति) समास, शेष कार्य पूर्ववत्‌ होकर 
प्रत्यथेम्‌ ।' 

शक्ति मनतिक्रम्य यथाशक्ति (शक्ति का अतिक्रमण न करके अर्थात्‌ शक्ति के 
अनुसार) यहाँ पदार्थानतिवृत्ति (वस्तु का अतिक्रमण न करना) अर्थ में अति अव्यय 


का शक्ति सुवन्त के साथ 'शक्ति ङस्‌ अति) समास, शेष कार्यं, अव्यय संज्ञा, सुलोप, 
“यथाशक्ति? । 


अव्ययीभावे इति--अव्ययी भाव समास में सह को स आदेश होता है, काल- 
बाची उत्तर पद परे रहते नहीं । 


हरेः साहश्यमु सहरि (हरिका साहश्य) यहाँ साहश्य अर्थ में सह अव्यय का 


अथ अव्ययीभावः | ९१ 


इति-अनुज्येष्ठम्‌ । चक्र ण युगपत्‌-सचक्रम्‌ । सदशः संख्या ससखि । क्षत्राणां सम्पत्तिः 
सक्षत्रम्‌ । तुणमप्यपरित्यज्य-सतृणमत्ति । अग्नि ग्रन्थ पर्यन्त मधीते साग्नि । 
नदीभिइच २।१।२०॥ 
नदीभिः सह संख्या समस्यते । 
(वा) समाहारे चायमिष्यते । पञ्चगङ्गम्‌ । द्वियमुनम्‌ । 


हरि के साथ (हरि टा सह) समास, शेष कार्य, अव्ययीमावे मूत्र से सह को स आदेश, 
अव्यय संज्ञा सुलोप 'सहरि' । 

ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण इति अनुज्येष्ठम्‌ (ज्येष्ठ के क्रम के अनुसार) यहाँ आनु- 
पूर्व्यं अर्थ में अनु का ज्येष्ठ के साथ (ज्येष्ठ ङस्‌ अनु) समास, शेष कार्य, नपुसक, 
अमु ‘अनुज्येष्ठम्‌’ । 

चक्रेण युगपत्‌ सचक्रम्‌ (चक्र के साथ) यहाँ युगपद्‌ (एक साथ) अर्थ में सह 
का चक्र के साथ (चक्र टा सह) समास, शेष कार्य, सह को स आदेश, नपुसक, अम्‌ 
'सचक्रम्‌' । 

सदृशः सख्या ससखि (सखा के तुल्य) यहाँ सादृश्य (समानता) अर्थ में सह्‌ 
का सखि के साथ (सखि टा सह) समास, शेष कार्य, अव्ययीभावे से सह को स आदेश, 
अव्यय संज्ञा, सुलोप, 'ससखि'। 

क्षत्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रम्‌ (क्षत्रियों की सम्पत्तिः) यहाँ सम्पत्ति अर्थं में सह 


का क्षत्र के साथ (क्षत्र भिस्‌ सह) समास, शेष कार्य, अव्ययीभावे से स आदेश, नपु- 
सक, अमादेश, 'सक्षत्रम्‌' । 


तृणम्‌ अपि अपरित्यज्य सतृणम्‌ (तिनके को भी न छोड़कर अर्थात्‌ सब का 
सब अत्ति-खाता है) यहाँ साकल्य (सम्पूर्णता) अर्थ में सह्‌ का तृण के साथ (तृण टा 
सह) समास लेष कार्य, स आदेश, नपु सक, अमादेश होकर ‘सतृणम्‌’ । 

अग्नि ग्रन्थ पर्येन्तमधीते-साग्नि (अग्नि सम्बन्धी ग्रन्थ तक पढ़ता है) यहाँ 
अन्त (पर्यन्त) अर्थ में सह्‌ का अग्नि के साथ समास, शेष कार्य, सादेश, अव्यथ संज्ञा, 
सुलोप, 'साग्नि' । 

नदीभिश्चेति-नदी विशेष वाचक शब्दों के साथ संख्या वाचक शब्दों का 
समास हो । 

(वातिक) यह समास समाहार में इष्ट है अर्थात्‌ नदी विशेष वाचक शब्दों 
के साथ संख्यावाचक शब्दों का समास होने पर समस्त पद समाहार (समुह) का 
बोधक हो । 

पञ्चगङ्गम,- पञ्चानां गंगानां समाहारः (पाँच गंगाओं का समूह) पञ्च न्‌ जस्‌ 
गंगा जसू इस विग्रह में नदी विशेष गंगा शब्द के साथ पञ्चनु इस संख्या वाचक शब्द 


६२ संस्कृत व्याकरण 


तद्धिता: ॥४॥१॥७६॥ 
आपञ्चस समाप्तेरधिकारोऽयम्‌ । 
अव्ययीभावे शरत्प्रश्ुतिभ्यः ।५।४।१०७॥ 


शरदादिभ्यष्टच्‌ स्यात्‌ समासान्तोऽव्ययीभावे । शरदः समोपस्‌ उपशरदम्‌ । 
प्रतिविपाशम्‌ । 


(जराया जरश्च) उपजरसम्‌, इत्यादि ॥ 


का प्रकृत सुत्र से समास, संख्या के प्रथमानिदिष्ट होने से पञ्चन्‌ की उपसर्जन संज्ञा 


पूर्वनिपात, “न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' सूत्र से न लोप । अव्ययीभावत्वावु नपु सक, 
ह्लस्व, पञ्चगंग से सु, उसको अमादेश होकर, पञ्चगंगस्‌ रूप बनता है । 

हियमुनम्‌ _ (द्वयोः यमुनयोः समाहारः) दो यमुनाओं का समूह्‌, यहाँ भी 
सब कार्य पूर्ववत्‌ होकर 'द्वियमुनम्‌' रूप बनेगा । 

तडिता इति-पञ्चम अध्याय की समाप्ति तक तद्धित का अधिकार है, 
अर्थात्‌ इस सूत्र से पञ्चमाध्याय तक के पूर्व सूत्रों का कार्य तद्धित कार्य कहा जायेगा । 

अव्ययीम्राचे इति-अव्ययीभाव समास में शरत आदि शब्दों से समासान्त 
टच्‌ प्रत्यय हो । 

टच्‌ प्रत्यय का 'अ' शेष रहता है, ये प्रत्यय समस्त पद के अन्त में होने के 
कारण समासान्त कहलाते हैं। ये तद्धित प्रकरण के अन्तर्गत 'तद्धिताः' इस अधिकार 
सूत्र के अनुसार, माने जायेंगे। अतः समासान्त प्रत्ययो के होने पर कृत्तद्धित समा- 
साएच सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होकर सु आदि प्रत्यय आयेंगे) । 


उपशरदम्‌- शरदः समीपम्‌ उपशरदम्‌ (शरद्‌ के समीप) 'शरद्‌ ङस्‌ उप’ 
इस विग्रह में “अव्ययं विभक्तीत्यादि' सूत्र से समीपार्थ में समास, उप का पूर्व प्रयोग, 
विभक्ति लोप, उपशरतू, शब्द से ‘अव्ययीभावे शरदिति' सूत्र से टच्‌ (अ) प्रत्यय, 
उपशरतु+-अ=उपशरद शब्द से सु प्रत्यय, अकारान्त अव्ययीभाव होने से अमादेश 
“उपशरदम्‌” । 

विपाशाया अभिमुखम्‌ ध्रतिविपाशम्‌- (विपासा नदी की ओर) यहाँ 
“लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये’ इस सूत्र से प्रति अव्यय का विपाश्‌ इस नदी विशेष 
वाचक शब्द के साथ समास, पूर्व निपातादि कार्य, प्रतिविपाश्‌ से टच्‌, पूर्वोक्त प्रकार 
से प्रति-विपाशम्‌ रूप सिद्ध होता है । 

(विपाश्‌ शब्द नदी विशेष का वाचक है, 'विपाशा तु विपाट्‌ स्त्रियाम्‌ 
इत्यमरः’) । 


जराया इति-जरा शब्द को जरसू, आदेश होता है। और समासान्त टच्‌ 
प्रत्यय होता है । 
जरायाः समीपमु--उपज्ञरसम्‌ - (बुढ़ापे के पास) यहाँ 'जरा ङस्‌ उप' इस 


ही. आळ Set sunt 


प्र 


अथ अव्ययीभावः ६३ 


अनश्च ५४१०८ 

अन्नन्तादव्ययी भावाद्‌ टच्‌ स्यात्‌ । 

नस्तद्धिते ।६।४।१४४॥ 

नान्तस्य भस्य टेर्लोप:स्यात्‌ तद्धिते। उपराजम्‌ । अध्यात्मम्‌ । 

लपु सका दन्यतर स्यास्‌ ।५।४।१०९॥ 

अन्ञन्तं यत्‌ क्लीवं तदन्तादव्ययीभावाद्टज्वा स्यात्‌ । उपचर्मम्‌, उपचमं । 


विग्रह में, अव्ययम्‌' सूत्र से समीपार्थ में समाज पूर्वनिपात, विभक्ति लोप, प्रकृत सूत्र 
से जरा को जरस्‌ आदेश, और इसी से टच्‌ प्रत्यय होकर उपजरस इस अकारान्त 
अव्य॑योभाव से सु, नपुसक, अमादेश होकर 'उपजरसम्‌' सिद्ध होता है। 


भनश्चेति-- अत्‌ अन्त वाले अव्ययीभाव समास के शब्दों से टच्‌ प्रत्यय हो । 


नस्तद्धिते इति- नकारान्त भ संज्ञक टि का लोप हो तद्धित प्रत्यय परे रहते । 


उपराजम्‌ --राज्ञ: समीपम्‌ (राजा के पास) “राजन्‌ ङस्‌ उप' इस विग्रह में 
'अव्ययम्‌' सूत्र से समास, पूर्व प्रयोगादिकार्य, उपराजन्‌ शब्द से 'अनश्च' सूत्र से टच्‌ 
प्रत्यय “नस्तद्धिते’ सुत्र से अन्‌' इस टि" का लोप, उपराजु+अ=उपराज इस अका- 
रान्त से सु, उसका अम्‌ आदेश होकर 'उपराजम्‌' रूप बनता हे । 


('टि' तथा 'भ' ये पाणिनीय संज्ञायें हैं। “अचो$न्त्यादिटि” सूत्र के अनुसार 
किसी शब्द के अन्तिम स्वर सहित आगे वाला समस्त भाग 'टि' संज्ञक होता है, जैसे 
राजन्‌ में अन्तिम स्वर 'अ' सहित समस्त भाग 'अन्‌' की 'टि' संज्ञा होती है। यचि 
भम्‌' इस सूत्र से यकारादि और अजादि प्रत्यय आगे रहने पर पहिले की 'भ” संज्ञा 
होती है, टच्‌ का 'अ' अजादि प्रत्यय है अतः यहाँ पूर्व की भ संज्ञा होती है अतः अबू! 
यह भ संज्ञक टि है।) 

अध्यात्मम्‌ (आत्मनि अधि) आत्मा के विषय में 'आत्मन्‌ ङि अधि' इस 
विग्रह में विभक्तयर्थं में समास, पूर्ववत्‌ शेष कार्य अध्यात्मन्‌ +टच्‌, टि लोप, अमादेश 
‘अध्यात्मम्‌ ।' 

नपुःसकादिति-अन्‌ अन्त वाला जो नपुसक लिग शब्द तदन्त अव्ययीभाव 
वे टच्‌ विकल्प से हो। 

उपचमंम्‌ (चर्मणः समीपम्‌-चर्म के समीप) यहाँ “चमन्‌ ङस्‌ उप' इस विग्रह 
में समीपार्थ में समास, शेष कार्ये, उपचमंन्‌ इस अन्नन्त नपु सक लिंग अव्ययीभाव से 
टच प्रत्यय, अन्‌” इस 'टि' का लोप होकर उपचमंमृ, जहाँ टच्‌ प्रत्यय न होगा वहाँ 
उपचर्मन्‌ से न लोप होकर “उपचमं' बनेगा । ; 


(3 संस्कुत-व्याकरण 


झयः ।५।४।१११॥ 
झयन्तादव्ययीभावाट्टज्वा स्यात्‌ । उपसमिधम्‌’ उपसमित्‌ । 
इत्यव्ययीभाव समासः ॥द्वितीय।। 


भय इति-झय्‌, प्रत्याहार' अन्त वाले अव्ययीभाव से टच्‌ प्रत्यय विकल्प 
से हो। 

उपसमिधम्‌ (समिधः समीपम्‌-समिधा के समीप) 'समिध्‌ ङस्‌ उप” इस 
विग्रह में पूववत्‌ समासादि कार्यं होकर उपसमिध्‌ शब्द से झयः सूत्र से टच्‌ प्रत्यय 
उपसमिधू+अ=उपसमिध' से सु, अकारान्त होने से अमादेश होकर "उपसमिधम्‌? 
टच्‌ के अभाव पक्ष में उपसमिधू ऐसा धकारान्त नपुंसक शब्द रहता है, प्र एक वचन 
में तकार होकर “उपसमित्‌” रूप बनता है । 


इति अव्ययी भाव समास 


अथ तत्पुरुष समासः 


तत्पुरुषः ।२।१।२२॥। 

अधिकारोऽयं प्राग्वहुब्रोहेः । 

द्विगुश्च । द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञकः स्यात्‌ । 

द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्त प्राप्तापन्नेः ।२।१।२४॥ 

द्वितीयान्तं श्रितादिप्रकृतिकेः सुबन्ते; सह वा समस्यते। स च तत्पुरुष: । 
कृष्ण श्रितः कृष्णश्रित: । इत्यादि । 


तत्पुरुष इति--बहुब्रीहि से पूर्वं तक तत्पुरुष का अधिकार है अर्थात्‌ 
'तत्पुरुषः' से लेकर 'शेषो बहुब्रीहिः तक के सूत्रों से किया गया समास तत्पुरुष 
कहलायेगा । 

ह्विगुरिति--हिगु समास भी तत्पुरुष संज्ञक हो । (इस तत्पुरुष संज्ञा करने का 
फल है, द्विगु समास में भी समासान्त विधि आदि का होना) 

द्वितीयेति द्वितीयान्त सुवन्त का श्रित, अतीत, पतित, गत तथा अत्यस्त 
(फेंका हुआ) प्राप्त और आपन्न प्रातिपदिकों से बने सुवन्तों के साथ समास हो और 
वह समास तत्पुरुष संज्ञक हो । 

कष्णश्चितः--कृष्णम्‌ श्रित:--(कृष्ण के आश्रित) 'कृष्ण अस्‌ श्रित सु इस 
अलौकिक विग्रह में द्वितीयान्त कृष्णम्‌ का श्रित प्रातिपदिक से बने 'श्रितः' इस सुवन्त 
के साथ समास हुआ । समास शास्त्र द्वितीयेत्यादि सूत्र में द्वितीया इस प्रथमान्त से 
बोध्य 'कृष्णम्‌' पद की उपसर्जन संज्ञा उसका पूर्वनिपात, फिर प्रातिपदिक संज्ञा, 
विभक्ति लोप, 'कृष्णश्रित' इस समस्त प्रातिपदिक से एक देश विकृत न्याय से प्राति- 
पदिक होने से सु प्रत्यय, रुत्व विसर्ग, प्र एक वचन में 'कृष्णश्चितः' रूप बनता है । 

(इसी प्रकार सूत्र पठित अन्य सुवन्तों के साथ समास करने पर “'दुःख- 
मतीतः- दुःखातीतः,--नरकं पतितः नरकपतितः स्वग गतः--स्वगंगतः, कूपम्‌ 


९५ 


६६ संस्क्रत-व्याकरण 


तृतीया तत्कृतार्थन गुणवचनेन ।२।१।३०। 

तृतीयान्तं तृतीयान्तार्थक्ृतगुणवचनेनार्थशब्देन च सह वा प्राग्वत्‌ । 
शङ्क लया खण्ड: - शङ्क लाखण्डः । धान्येनार्थः धान्यार्थः । ` तत्कृतेति किम्‌ -- अक्ष्णा 
काण: । 


अत्यस्तः-_कृपात्यस्तः, सुखं प्राप्तः-सुखप्राप्तः, संकटम्‌ आपन्न:--संकटापत्न:?” समस्त 
शब्द बनेंगे । 


(कहा जा चुका है कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है क्योंकि 
उसी का क्रिया पद के साथ अन्वय सम्भव होता है। अतः इस समास में दोनों पदों 
में से प्रथम पद में प्रथमा विभक्ति को छोड़कर द्वितीया से सप्तमी तक कोई भी 
विभक्ति आ सकती है, अतः जो विभक्ति पूर्वं पद में आयेगी, उसी के अनुसार यह 
समास द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष आदि कहा जायेगा । उत्तर पदार्थ प्रधान होने 
के कारण, क्रिया में अन्वित होने से अर्थानुसार उसमें विभक्ति रहती है, वैसे तो उत्तर 
पद में प्रायः प्रथमा विभक्ति ही देखी जाती है । इस सब का कारण यह है कि तत्पुरुष 
समास दो प्रकार का होता है-समानाधिकरण--जिसमें दोनों ही पदों में समान 
विभक्तियाँ रहती हैं अर्थात्‌ प्रथमा विभक्ति रहती है, इसलिए कर्मधारय तथा हिगु 
समास जो कि तत्पुरुष के ही भेद हैं समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाते हैं, क्योंकि 
इनमें दोनों पदों में समान विभक्तियाँ रहती हैं। इसका दूसरा प्रकार है--व्यधि- 
करण--अर्थातु जिसमें समान विभक्तियाँ न हों, इसलिए व्यधिकरण तत्पुरुष में 
पूर्वे पद में द्वितीया से सप्तमी तक कोई विभक्ति होती है और उत्तर पद में प्रथमा 
रहती है।) 


तृतीयेति तृतीयान्त सुवन्त का तृतीयान्त के अर्थ से किये गये गुणवाचक 
शब्द के तथा अर्थ शब्द के साथ समास हो विकल्प से। 


शंकु लाखण्डः--(सरोते से किया गया टुकड़ा) शङ्कुलया खण्डः, यहाँ उत्तर 
पद गुणवाचक है (खण्डित की गई वस्तु से तात्पर्य नहीं, अपितु खण्ड इस गुणवाचक 
पद से तात्पर्यं है) यहाँ तृतीयान्त का अर्थ शंकुला (सरौता है) इसी तृतीयान्तार्थ से 
किया गया यह गुण वाचक शब्द खण्ड है, अतएव 'शद्भू ला टा खण्ड सु! इस विग्रह 
में तृतीयेति सूत्र से समास, सुप्‌ लोप, शद्धू लाखण्ड इस प्रातिपदिक से उक्त रूप 
बनता है । 


धान्याथेः--धान्येन अर्थः--(धान्य से (प्रयोजन) (धान्य टा अर्थं सु' समास, 
सुप्‌ लोप 'धन्याथः रूप सिद्ध होता है । 

तत्कृतेति किमिति-सूत्र में तत्कृत (तृतीयान्तार्थ से कृत गुण वाचक) के 
साथ समास होता है अत:--- 


| 


अथ तत्पुरुष समासः ९७ 


कतृ करणे कृता बहुलम्‌ ।२।१।३२॥ 

कर्तेरि करणे च तृतीया कृदन्तेन बहुलं प्राग्वत्‌ । हरिणा त्रातः- हरित्रातः । 
नखे भिन्नः - नखभिन्नः । | 

(प०) कुद्ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणस्‌ । नखनिभिन्नः । 

चतुर्थी तदर्थार्थवलिहितसुखर क्षितैः ।२।१।३२॥ 

चतुर्थ्यन्तार्थाय यत्‌ तहाचिना अर्थादिभ्यश्च चतुर्थ्यन्तं वा प्राग्वत्‌ । युपाप 
दारु_थुपदारु । तदर्थेन प्रकृतिविकृतिभाव एवेष्टः, तेनेह न--रन्धनाय स्थाली । 


अक्ष्णा काण: -- (आँख से काना) यहाँ समास नहीं होता क्योंकि कानापन 
आँख के द्वारा किया हुआ नहीं है । 

कतृ करणे इति--कर्ता और करण में जो तृतीया तदन्त पद का कृदन्त के 
साथ बहुलतया समास हो । 

हरित्रातः हरिणा त्रातः (हरि के द्वारा रक्षित) “हरि टा त्रात सु” इस 
विग्रह में कतेरि तृतीयान्त हरिणा का त्रातः इस सुवन्त के साथ समास होकर शेष 
कार्ये पूर्ववत्‌ होंगे । 

नखभिन्नः-- (नखैः भिन्न:--नखों से काटा हुआ, 'नख भिस्‌ भिन्न सु, इस 
विग्रह में समास, शेष कार्ये पूर्ववत्‌ । यहाँ करण में तृतीया विभक्ति है । 

कुद्ग्रहण, इति--कृदन्त के ग्रहण में गति और कारक पूवक कृदन्त का भी 
ग्रहण होता है। अर्थात्‌ जो कार्यं कृदन्त को कहा गया है, वह गति (प्र परा आदि 
उपसर्ग) तथा कर्म आदि कारक पूर्वक कृदन्त को भी हो, इसका फल यह होता है कि 
तृतीयान्त शब्द का निर्‌ इस गति संज्ञकपूर्वक भिन्न शब्द के साथ भी समास होता है, 
अतः नखभिन्नः की तरह “नखनिभिन्नः' यह रूप भी बनता है । 

चतुर्थोति-_चतुर्थ्यन्त के अर्थं के लिए जो वस्तु हो, उसके वाचक पद के 
साथ, तथा अर्थ (के लिए) वलि, हित, सुख और रक्षित शब्दों के साथ, चतुर्थ्येन्त 
का समास हो। 

यूपदारु - यपाय दारु (यज्ञ स्तम्भ के लिए लड़की) यहाँ चतुथ्यन्त के अर्थ-यूप 
के लिए दारु-लकड़ी है अतः 'यूप डे, दारु सु' इस विग्रह में समास तथा शेष कार्य 
होकर “यूपदारु” रूप बनता है । 

तदर्थेनेति--सूत्र गत तदर्थेन पद का अभिप्राय है, प्रकृति का विकृति भाव 
अर्थात्‌ चतुर्थ्य॑न्त का अर्थ विकृति तथा उत्तर पद का अर्थं प्रकृति होना चाहिए, उसी 
दशा में इस सूत्र से समास होगा अन्यथा नहीं । 
तेनेति--इस कारण यहाँ समास नहीं होता--रन्धनाय स्थाली (राँधने के 
लिए डेगची) यहाँ स्थाली और रन्धन में प्रकृति-विकृति भाव नहीं है- स्थाली की 
विकृति रन्धन नहीं है । 

७ 


हद ! संस्कृत-व्याकरण 


(बा) अर्थेन नित्य समासो विशेष्यलिड्भाता चेति वक्तव्यम्‌ । 
द्विजार्थः सुप।, द्विजार्था यवागुः, द्विजार्थं पयः । भूतवलिः। गोहितम्‌ । गो- 
सुखम्‌ । गोरक्षितम्‌ । 


पञ्चमी भयेन ।२।१।३७॥ 

चोरादभयं चोरभयम्‌ । 

स्तोकान्तिकदुरार्थकृच्छाणि क्त न ।२।१।३९॥ 

पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ।६।३।२॥ 

अलुग्‌ उत्तरपदे । स्तोकान्मुक्तः । अन्तिकादागतः । अभ्याशादागतः । दूरादा- 
गतः । कृच्छ्रादागतः । 


(वातिक) अर्थनेति-अर्थं शब्द के साथ नित्य समास होता है और समस्त 
पद का लिङ्ग विशेष्य के अनुसार होता है । 


हजारे: सूपः द्विजाय अयम्‌ (ब्राह्मण के लिए यह दाल) (नित्य समास होने 
के कारण यहाँ अस्वपद-विप्रह है) 'द्विज ङ अर्थ सु! इस विग्रह में वातिक से समास, 
द्विजार्थं इस समस्त पद से सूपः इस विशेष्य के अनुसार पुल्लिंग प्र एकवचन में 
'हिजार्थः' रूप बना है । इसी प्रकार द्विजाय इयम्‌ =द्विजार्था यवागुः यहाँ विशेष्या- 
नुरोध से स्त्रीलिङ्ग, तथा द्विजाय इदम्‌ =“हिजार्थं पयः” यहाँ नपुसक लिंग 
होता है। 


भूतबलिः-भूतेभ्यः वलि:--भूतों के लिए वलि । भुत भ्यस्‌ बलि सु’ इस 
विग्रह में चतुर्थीति सूत्र से समास, तथा शेष कार्य पुर्ववत्‌ होकर भूतवलि; रूप बनता 
है। इसी प्रकार गवे हितमु (गौ के लिए हितकर) “गो. डे. हित सु', समासादिकार्ये 
होकर गोहितम्‌, एवं गोसुखम्‌ (गवे सुखम्‌) गोरक्षितम्‌ (गोम्यः रक्षितम्‌) प्रयोग 
बनते हैं । 

पञ्चमीति--पञ्चभ्यन्त का भय वाचक शब्दों के साथ समास हो । 

चौरभयम्‌ --चौरात्‌ भयम्‌ (चौर से भय) 'चौर ङसि भय सु' इस विग्रह में 
समास शेष कार्य 'चौरभयम्‌' । 

स्तोकेति-स्तोक (थोड़ा) अन्तिक (समीप) दूरार्थं वाचक शब्द तथा कच्छ 
(कष्ट) इन पदों का क्त प्रत्ययान्त पदों के साथ समास हो । 


पञ्चम्याः इति--स्तोक भादि शब्दों से परे पञ्चमी का लोप न हो, उत्तर 
पद परे रहते । 


(उत्तर पद शब्द समास के चरम अवयव में रूढ़ है अर्थात्‌ उत्तर पद शब्द 
का अर्थ समास का ही उत्तर पद है) 


स्तोकान्मुक्तः (स्तोकात्‌ मुक्तः) थोड़े से मुक्त हुआ । 


यथा तत्पुरुष समासः ६६ 


षष्ठी ।२।२।८॥ 

सुवन्तेन प्राग्वत्‌ । राजपुरुषः । 

पुर्वा पराधरोत्तरमेकदेशि नैकाधिकरणे ।२।२।१।। 

अवयविना सह पुर्वादयः समस्यन्ते । एकत्व संख्याविशिष्टश्चेदवयवी । षष्ठी 
ससासापवाद: । पुर्वं कायस्थ पुर्वकायः । अपरकायः। एकाधिकरणे किस्‌-- 
पुर्वश्छात्राणाम्‌ । 

अर्ध नपु'सकम्‌ ।२।२।२॥ 

समांशवाची अर्धशब्दो नित्यं क्लीवे, स प्राग्वत्‌ । अर्धं पिप्पल्याः 
अर्धपिप्पली । 


अन्तिक्कादायतः (अन्तिकात्‌ आगतः) पास से आया हुआ । 

अभ्याशादागतः (अभ्याशात्‌ आगतः) पास से आया हुआ । 

दुरादागतः-- (दूरात्‌ आगतः) दूर से आया हुआ । 

कुच्छादागतः (कृच्छात्‌ आगतः) कष्ट से आया हुआ। 

यहाँ सर्वत्र स्तोकेति सूत्र से समास, 'पञ्चम्याः’ सूत्र से पञ्चमी विभक्ति का 
अलुक्‌, अर्थात्‌ लोप का निषेध-लोप नहीं होता । 


षष्ठीति-षष्ठ्यन्त का सुवन्त के साथ समास हो । 


राजपुरुषः (राज्ञः पुरुषः राजा का आदमी) 'राजनु ङस्‌ पुरुष सु, इस 
विग्रह में समास, न लोप 'राजपुरुषः' । 

पुर्वापरेति--पूर्वे (आगे का) ऊपर (पीछे का) अधर (नीचे का) तथा उत्तर 
(ऊपर का) इन अवयव वाचक पदों का अवयवी वाचक शब्दों के साथ समास होता 
है, यदि अवयवी एकत्व संख्या विशिष्ट हो अर्थात्‌ एक वचनान्त हो । 

(सूत्र में एकदेशी का अर्थ है अवयव, एको देशोऽस्या स्तीति एकदेशी 
अर्थात्‌ अवयवी, अवयवी का एक देश उसका अवयव होता हे । एकाधिकरण का 
अर्थ है एक वस्तु अर्थात्‌ एक वचनान्त ज्ञब्द ।) । 

षष्ठी समासेति --यह षष्ठी समास का अपवाद है । 

पूर्वकायः पूर्व कायस्य -- (शरीर का अग्र भाग) (पूर्व अमु काय डस इस 
विग्रह में समास, 'पूर्वांपरेति' समास विधायक सूत्र में प्रथमान्त से वोध्य पूर्वी! शब्द 
की उपसजंन संज्ञा और पूर्व निपात, विभक्ति लोप, “पूर्वकायः । 


(षष्ठी समास के अपवाद होने का यह. फल है कि "पूर्वे, अधर, उत्तर, 
इन शब्दों का पूर्व निपात हो सके, यदि 'षष्ठी' सूत्र से समास होता तो प्रथमान्त पद 


१०० | संस्कृत-व्याकरण 


सप्तमी शोण्डेः ।२।११।४०॥ 

सप्तम्यन्तं शौण्डादिभिः प्राग्वत्‌ । अक्षेषु शोण्डः--अक्षशोण्डः इत्यादि । 

द्वितीया तृतीयेत्यादि योगविभागादन्यत्रापि तृतीयादिविभक्तीनां 
प्रयोगवशात्‌ समासो ज्ञेयः। 

दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ ।२।१।५०॥ 

पूर्वेषुकामशमी । सप्तर्षयः । संज्ञाया मेवेति नियमार्थं सुत्रम्‌ । तेनेह न- उत्तरा 
वृक्षा: । पञ्च ब्राह्मणाः । 


बोध्य काय' पद का ही पूर्वं प्रयोग होता, अतएव इस सूत्र द्वारा यह समास विधान 
किया गया है ।) 

अपरकाय--अपरं कायस्य (शरीर का पिछला भाग) यहाँ भी पूर्ववत्‌ समास 
तथा शेष कार्य होंगे । 

एकाधिकरणे इति--अवयवी के एक वचनान्त होने पर ही समास होता है 
अतएव (पूर्व: छात्राणाम्‌’ यहाँ छात्राणमु इस अवयवी के बहुवचनान्त होने से यहाँ 
समास नहीं होता, सन्धि होकर 'पु्वेश्छात्राणाम्‌” बनता है। 


अर्धेमिति-बराबर भाग का वाचक अधं शब्द जो नित्य नपु'सक लिङ्ग है, 
उसका सुवन्त के साथ समास हो । 


अर्घपिष्पली-अघंँ पिप्पल्याः (पिप्पली का आधा भाग) “अर्धे अम्‌ पिप्पली 
ङस्‌' इस विग्रह में समास, समास सूत्र में प्रथमान्त पद से बोध्य अधम का पूवं 
प्रयोग, विभक्तिलोप, अर्ध पिप्पली” यहाँ भी पूर्वे पद प्रधान है। 


सप्तमीति-सप्तम्यन्त का शोण्ड आदि शब्दों के साथ समास हो । 


अक्षशोण्डः-अक्षेषु शौण्ड:--(पासों में प्रवीण) “अक्ष सुप्‌ शौण्ड सु” इस 
विग्रह में समास, अक्ष का पूर्व निपात, शेष कार्य होने पर 'अक्षशौण्ड:? । 


द्वितीयेति - द्वितीया श्रितातीत आदि 'सप्तमी शोण्डैःः तक समास विधायक 
सृत्रों में द्वितीया, तृतीया आदि योग विभाग करने से प्रयोगानुसार अन्यत्र (उक्त स्थलों 
से भिन्न स्थानों में भी) समास जानना चाहिए । तात्पर्यं यह कि द्वितीया, तृतीया 
चतुर्थी, पञ्चमी, सप्तमी, थे पृथक्‌ सूत्र भी रहें और उक्त सूत्र भी रहें जिससे कि 
उक्त सूत्रों द्वारा तो उन शब्दों के साथ द्वितीयान्त आदि पदों का समास हो सके और 
शेष प्रयोगों में जो कि इनसे भिन्न भी हों, योग विभाग के द्वारा द्वितीया आदि सत्रों 
से समास हो सके । र 


दिक्संख्ये इति--दिशा वाचक और संख्या वाचक शब्दों का संज्ञा अर्थ में 
समथ सुवन्त के साथ समास हो। 


यथा तत्पुरुष समासः १०१ 


तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च २१।५१॥ 

तद्धितार्थ विषये, उत्तरपदे च परतः समाहारे च वाच्ये, दिक्‌ संख्ये प्राग्वत्‌ । 
पुर्व॑स्थां शालायां भवः पूर्वा शाला इति समासे जाते-- 

(ब) सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पु वद्भावः । 

दिकपुर्वपदादसंज्ञायां जः ।४।२।१०७॥ 

अस्माद्‌ भवार्थे जः स्याद्‌ असंज्ञाथाम्‌ । 


पु्वेषृकामशमी-पूर्वा इषुकामशमी--यह्‌ किसी प्राचीन नगरी का नाम है । 
पूर्वा सु इषुकामशमी सु' इस विग्रह में दिकसंख्ये सूत्र से समास होकर 'पूर्वेषुकामशमी' 
बनता है । 

सप्तर्षयः--सप्त च ते ऋषयः (सात ऋषि) 'सप्तन्‌ जस्‌ ऋषि जस्‌ इस 
विग्रह में समास, शेष कार्य, प्र० बहु व० में “सप्तर्षयः' । 

(इस सूत्र से लेकर 'उपमानानि सामान्यवचनैः? सूत्र तक समानाधिकरण 
तत्पुरुष समास है, अतः दोनों पदों में समान विभक्तियाँ रहेंगी । इसके पूर्वे व्यधिकरण 
तत्पुरुष था अतएव दोनों पदों में भिन्न-भिन्न विभक्तियाँ थीं ।) 


संज्ञायामेवेति-इनका समास संज्ञा में ही हो, इस नियम के लिए यह सूत्र 
है । तात्पर्यं यह कि 'जब विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌’ द्वारा यहाँ समास हो ही सकता 
था, तो फिर सूत्र का विधान व्यर्थ था अतः नियमार्थ यह सूत्र है कि दिक्‌ वाची तथा 
संख्यावाची शब्दों का समास संज्ञा में ही हो, इस नियम के होने के कारण यहाँ समास 
न होगा, उत्तरा वृक्षाः पञ्च ब्राह्मणाः क्योंकि यहाँ संज्ञा नहीं है । 

१५५ तद्धितार्थेति तद्धितार्थ के विषय में, उत्तरपद परे रहते, समाहार के 
वाच्य रहते दिशावाचक और संख्यावाचक पदों का समास हो । 


पुर्वस्यामिति--यह तद्धितार्थ के विषय का उदाहरण है, पूर्वस्यां शालायां 
भवः (पूरवंशाला में होने वाला) यहाँ 'भवः' यह तद्धितार्थ है, क्योंकि “तत्र भव: सूत्र 
से भवाथ में तद्धित प्रत्यय होता है। यहाँ पूर्वा-दिशा वाचक शब्द का शाला के साथ 
समास होने पर, विभक्ति लोप होकर पूर्वा शाला यह स्थिति हुई । 


बातिक:- सर्वनाम को वृत्तिमात्र में अर्थात्‌ कृदन्त आदि पाँचों वृत्तियों में 
पु'वदृभाव होता है। 

प्रस्तुत उदाहरण में समास वृत्ति है, पूर्वा थह सरवंनाम शब्द है, इसका 
पु'बद्‌भाव होने पर टाप प्रत्यय की निवृत्ति होकर पूर्वंशाला बना । 

दिक्‌ पुर्वेति--दिशा वाचक शब्द जिसके पूर्व में हो ऐसे शब्द से भव आदि 
अर्थो में ज प्रत्यय हो, यदि संज्ञा न हो । 

प्रस्तुत उदाहरण में पूर्वशाला शब्द में दिशा वाचक पूरवे शब्द है, यहाँ भव 


१०२ संस्कृत-व्याकरण 


तद्धितेष्वचामादेः ।७।२।११७॥ 

जिति णिति च तढितेष्वचामादे रचो वृद्धिः स्यात्‌ । यस्येति च- पोवंशालः । 
पञ्च गावो धनं यस्येति त्रिपदे वहुत्रीहो । 

(वा) इन्ट्रतत्पुरुषयो रुत्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌ । 

गोरतद्धितलुकि ।५।४।६२॥ 

गोऽन्तात्तत्पुरषाद्टच्‌ स्यात्‌ समासान्तो न तु तद्धितलुकि । पञ्चगवधनः । 

तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मंधारयः ।१।२।४२॥ 

संख्या पुर्वा ट्विगु।२।२।५॥ 

तद्धिताथत्यत्रोक्तस्त्रिविधः संख्या पूर्वो द्विगुसंज्ञः स्यात्‌ । 


अर्थ भी है, संज्ञा भी नहीं है, अतः ज प्रत्यय हुआ, ज का 'अ' शेष रहा अतएव यह 
प्रत्यय नितु कहलाया । 

तद्धितेष्बिति नित्‌ और णित्‌ तद्धित प्रत्यय परे रहते अचों में आदि जो 
अच्‌ उसको वृद्धि हो । 

पूर्वंशाला नन (अ) यहाँ नितु प्रत्यय के आगे रहने पर आदि अच्‌ उकार को 
'औ' वृद्धि, “यस्येति च' सूत्र से आकार लोप पौरवंशाल्‌ + अ='पौर्वंशाल' प्रातिपदिक 
से प्र एकवचन में 'पौर्वंशालः' रूप बनता है | इसका विग्रह हे 'पूर्वा ङि शाला डि” । 

पञ्चेति-पञ्च गावो धनं यस्य (जिसके पाँच गाये धन है) इस तीन पद के 
बहुब्रीहि समास में -- 

वातिक-द्रेन्द्रेति-द्वन्द्व तत्पुरुष में उत्तर पद परे रहते नित्य समास 
होता है । 

गोरिति--गो शब्द जिसके अन्त में हो ऐसे तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ प्रत्ययं 
हो, जहाँ तद्धित प्रत्यय का लोप न हुआ हो । 

पञ्चगवधनः--पञ्च, गावो, धनं यस्य (पाँच गाये जिसका धन है) यहाँ तीन 
पद का बहुब्रीहि समास होता है पर इसके पूर्व पञ्च और गावः का उत्तर पद “धन 
परे रहते 'तद्वितार्थ' सूत्र से समास, विभक्ति लोप, न लोप, होकर पञ्चगो+-धन 
बना, यहाँ यह्‌ तत्पुरुष समास वातिक के अनुसार नित्य समास है क्योकि यहाँ 'धन 
यह उत्तर पद है। अतः पञ्च गो+धन इस स्थिति में गोरतद्धितेति सत्र से गो 

शब्दान्त तत्पुरुष पञ्चगो के आगे टच्‌ (अ) प्रत्यय हुआ, अवादेश होकर 'पञ्चगवधन 

रूप बनता है | 

तत्युरष इति-समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहते हैं 
समानाधिकरण = समान विभक्तूयन्त विषयक समास) जिसका समान अधिकरण या 


af आया 


यथा तत्पुरुष समासः १०२ 


हिगुरेकवचनम्‌ ।१।४।१॥ 

हिग्वर्थ: समाहार एकवत्‌ स्यात्‌ । 

स नपु सकस्‌ ।२।४।१७॥ 

समाहारे हिगुड नश्च नपुसकं स्यात्‌ । पञ्चानां गवां समाहारः पञ्चगवम्‌ । 

विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ ।२।१।५७॥ 

भेदकं भेद्येन समानाधिकरणेन बहुलं प्राग्वत्‌ । नीलमुत्पलम्‌ नीलोत्पलम्‌ । 
बहुल ग्रहणात्‌ क्वचिन्नित्यम्‌ - कृष्णसर्प: । कवचिन्न- रामो जामदग्न्यः । 


अभिधेय हो, वह समानाधिकरण कहलाता है । जहाँ पूर्वं तथा उत्तर पद दोनों समान 
--एक वस्तु के लिए ही प्रयुक्त हों, जैसे 'नीलोत्पलम्‌' इस समास में नील एवं उत्पल 
दोनों ही पूर्वोत्तर पद एक ही कमल के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः यह समानाधिकरण 
तत्पुरुष अर्थात्‌ कर्मधारय समास है । ऐसे पद विग्रह में भी समान विभक्तिक रहते 
हैं “नीलं च तद्‌ उत्पलम्‌” यहाँ नील व उत्पल दोनों के आगे एक ही 'सु' प्रथमैक 
वचन प्रत्यय हे । 

संख्येति--'तद्वितार्थ' सूत्र द्वारा विहित तीनों प्रकार का समास यदि संख्या 
पूर्वं हो तो द्विगु कहलाता हे । 

द्विगुरिति--द्विगु समास का अर्थ- समाहार (समुदाय) एक वचनान्त 
होता है। 

स इति-समाहार में द्विगु और इन्द्र समास नपु सक लिग होते हैं । 

पञ्चगवम्‌ -- (पञ्चानां गवां समाहारः पञ्चगवम्‌ पाँच गायों का समुदाय) 
“पञ्चन्‌ आम्‌ गो आमु” इस विग्रह में समाहार अर्थ में 'तद्धितार्थ' सूत्र से समास, 
विभक्ति लोप, न लोप, गोरतद्धितेति सूत्र से टच्‌ (अ) अवादेश होकर 'पञ्चगव' इस 
स्थिति में “संख्या पूर्वो ढविगुः' इस सूत्र से द्विगु संज्ञा, द्विगुरिति सूत्र से एक वचन का 
विधान, 'स इति’ सूत्र से नपु'सक लिग होने से, सु को अमादेश होकर 'पञ्चगवमू' 
रूप बनता है । 

बिशेषणसिति--विशेषण का विशेष्य के साथ बहुलता से समास होता है और 
वह समास समानाधिकरण-कर्मधारय कहलाता है । 

(भेदक न्=विशेषण, क्योंकि यह अन्य पदार्थो से भेद बतलाता है, जसे 'कृष्णा 
गौ यहाँ कृष्णा यह विशेषण अन्य नील पीतादि गायों का व्यावतेक या भेदक है। 
भेद्य ==विशेष्य-जिसका अन्य पदार्थों से भेद किया जाता है । भेद्य भेदक दोनों ही एक 
ही वस्तु को बतलाते हैं अतएव वे समानाधिकरण कहलाते हैं । 

समास विधायक सूत्र में 'विशेषणम्‌' यह प्रथमान्त पद है अतः इसके द्वारा 
बोध्य सभी विशेषण वाची पदों का पूर्व प्रयोग ही होता है। 

नीलोत्पलम्‌--नीलं च यतु उत्पलम्‌ (नीला जो कमल) 'नील सु उत्पल सु! इस 
विग्रह में विशेषणमिति सूत्र से समास, नीलोत्पल प्रातिपदिक से 'नीलोत्पलमू' रूप बना | 


१०४ संस्कृत-व्याकरण 


उपमानानि सामान्य बचने: ।२।१।५५।। 

घन इव श्यामः घनश्यामः । 

(वा) शाक पार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानस्‌ । 
शाकप्रियः पाथवः शाकपाथिवः । देवपुजको ब्राह्मणः देवब्राह्मणः । 
नञ्‌ ।२।२।६॥ 

नज, सुपा सह समस्यते । 


बहुलेति--सूत्र में बहुल ग्रहण सामर्थ्यं से यह समास कहीं नित्य होता है और 
कहों नहीं भी होता है। : 

कृष्णसर्प:-- (काला साँप) 'कृष्ण सु सर्प सु! इस विग्रह में समास, विभक्ति 
लोप होकर 'कृष्णसर्पः' बनता है, यहाँ नित्य समास होने से “कृष्ण: च असो सपे:” 
इस विग्रह द्वारा “काला जो सरपं” इस प्रकार बोध नहीं होता अपितु कृष्णसपे, साँपों 
की एक विशेष जाति है । अतः कृष्णः सर्पः ऐसा वाक्य प्रयुक्त नहीं होता। 

रामो जामदग्न्यः--यहाँ बहुल ग्रहण के कारण विशेषण विशेष्य रहते हुए भी 
समास नहीं होता । 


उपमानानीति--उपमान वाचक सुवन्तों का सामान धर्मवाचक (सामान्य 
वचन) सुवन्तों के साथ समास हो। 


जिससे किसी की समता दिखाई जाय वह उपमान कहलाता है, जिस धमं से 
समता बताई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। 

घनश्याम--धन इव श्याम:--(मेघ के समान श्याम वर्ण वाला) “घन सु 
श्याम सु इस विग्रह में समास, विभक्ति लोप, “घनश्यामः” यहाँ उपमान वाचक घन 
शब्द का साधारण धर्मवाचक श्याम शब्द के साथ समास हुआ हे । यहाँ लक्षणा शक्ति 
से प्राप्त इव शब्द का विग्रह वाक्य में स्पष्टता के लिए प्रयोग किया गया है, घन 
शब्द, घन के समान इस अर्थ में लाक्षणिक है। 

(बातिक) शाकेति-शाकपाथिव आदि समासों की सिद्धि के लिये उत्तर पद 
का लोप कहना चाहिए । 


शाकपाथिवः-- शाक प्रियः पाथिव:--(शाक पसन्द करने वाला राजा) यहाँ 
शाक प्रिय और पार्थिव का समास होकर उत्तर पद प्रिय का वातिक से लोप हुआ । 

देवब्राह्मण :--देवपुजक: ब्राह्मण: (देवताओं की पूजा करने वाला ब्राह्मण) 
देवपुजक और ब्राह्मण का समास होकर पूजक इस उत्तर पद का लोप हुआ है। 

नग्रिति - नन्‌, का सूवन्त के साथ समास हो, निषेधार्थक न ही नज है अत- 
एव यहु तत्र, समास कहुलाता है । 


यथा तत्पुरुष समासः १०५ 


न लोपो नञः ।६।३।७४॥ 

नजो नस्य लोपः स्यात्‌ उत्तरपदे । न ब्राह्मणः अब्राह्मणः । 

तस्मान्नुडचि । ६।३।७४॥ 

लुप्तनकारान्नन उत्तरपदस्या जादेनु डागमः स्यात्‌ । अनश्वः। नेकधेत्यादौ 
तु न शब्देन सह सुप्सुपेति समासः । 

कुगतिप्रादयः ।२।२।१८॥ 

एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः । 

ऊर्यादिच्विडाचशच ।१।४।६१॥ 


न लोप इति--उत्तर पद परे रहते नञ के नकार का लोप हो। 

अन्नाह्मणः--न ब्राह्मणः (जो ब्राह्माण से भिन्न क्षत्रिय आदि हो) न ब्राह्मण 
सु, इस विग्रह में नज सुत्र से समास, विभक्ति लोप, “न लोपो नजः सुत्र से नकार का 
लोप होकर 'अब्राह्मणः' बना । 

तस्मादिति--जिस नज के नकार का लोप हो गया हो उससे परे अजादि 
उत्तर पद को नुट्‌ का आगम हो । 

अनश्वः--न अश्वः (घोड़े से भिन्न) 'न अश्व सु! इस विग्रह में 'नज सुत्र से 
समास, “न लोपो नजः सूत्र से न लोप, तस्मादिति सूत्र से अजादि उत्तर पद अश्व 
परे रहते, लुप्तनकारवान्‌ 'अ' के आगे नुट्‌ (न्‌) का आगम होकर “अनश्वः बना । 

नैकघेति--नैकधा (अनेक प्रकार से) यहाँ न के साथ एकधा का 'सुष्सुपा' 
सूत्र से केवल समास होता है। यदि यहाँ नज. समास किया जाता, तो नकार का 
लोप होकर और नुट्‌ का आगम होकर 'अनेकधा' रूप बनता । । 

कुगतीति--कु, गति संज्ञक, और प्र आदि का समर्थ सुवन्त के साथ 
समास हो । 

कुपुरुष :--कुत्सितः पुरुषः बुरा मनुष्य । यहाँ कु अव्यय का पुरुष सुवन्त के 
साथ समास होकर 'कुपुरुषः' बनेगा । 

(गति संज्ञक और प्र आदि के उदाहरण आगे दिये गये हैं, यद्यपि क्रिया के 
योग में प्रादि उपसर्गो की गति संज्ञा होती है तथापि इनके पृथक्‌ ग्रहण का प्रयोजन 
यह है कि जहाँ इनका क्रिया के साथ योग न होगा वहाँ गति संज्ञा न होने से प्रादि 
के साथ समास न हो सकेगा जैसे 'सुपुरुषः' यहाँ सु” इस प्रादि का क्रिया के साथ 
योग न होकर सुवन्त पुरुषः के साथ योग है, यहाँ इसकी गति संज्ञा नहीं, अतएव 
“सुपुरुषः' आदि प्रयोगों की सिद्धि के लिये ही यहाँ गति संज्ञक से पृथक्‌ प्रादि का 
ग्रहण है) 

ऊर्यादीति--ऊरी आदि, च्वि प्रत्ययान्त तथा डाच्‌ प्रत्ययान्त शब्द क्रिया के 
योग में गति संज्ञक होते हैं । 


१०६ सँस्कृत-व्याकरण 


ऊर्यादयः, च्व्यन्ता डाजन्ताइच क्रिया योगे गतिसंज्ञाः स्युः। ऊरीकृत्य । 
शुक्लो कृत्य । पटपटा कृत्य । सुपुरुषः । 

(वा) प्रादयो गताद्यर्थ प्रथमया । प्रगत आचार्य:--प्राचार्य: । 

(वा) आत्यादयः क्वान्ताद्यर्थे द्वितीयया | अतिक्रान्तो मालामिति विग्रहे-- 

एकविभक्ति चाऽपूर्वनिपाते ।१।२।४४॥ 

विग्रहे यन्नियतविभक्तिकं तदुपसर्जन संज्ञ स्यात्‌ न तु तस्य पूर्वनिपातः । 


ऊरीकृत्य (स्वीकार करके) यहाँ कृत्य-क्क धातु के योग में स्वीकारा्थ ऊरी 
शब्द की प्रकृत सूत्र से गति संज्ञा हुई है, अतः ऊरी इस गति संज्ञक का 'कुगतिप्रादयः' 
से कृत्वा के साथ समास होगा समास के फलस्वरूप 'समासेऽनज पूर्वे कत्वो ल्यप्‌ 
सुत्र से क्त्वा को ल्यप्‌ आदेश होकर 'ऊरीकृत्य' रूप बनता हे । 

शुक्लीक्‌त्य--अशुकलं शुकूलं कृत्वा (जो सफेद नहीं उसे सफेद बनाकर) यहाँ 
अभूततऱद्भाव (जो वैसा नहीं था उसका वेसा करना या होना) अर्थ में "कृभ्वस्तियोगे 
सम्पद्य कर्तरि च्विः’ सूत्र से च्वि प्रत्यय होकर उसका सर्वापहारिलोप हो जाता है 'अस्य 
च्वौ? सूत्र से शुक्लगत अकार को ईकार होकर शुक्ली रूप बनता है, अतः इस च्वि 
प्रत्ययान्त शब्द की प्रकृत सूत्र से कृत्वा के योग में गति संज्ञा होने से समास और 
फलतः क्त्वा को ल्यप्‌ होकर उक्त रूप बनता है । 

पटपटाकुृत्य--पटतू-पटतू इति कृत्वा--(पट-पट करके), यहाँ 'पटतू' इस 
अव्यक्त ध्वनि के अनुकरण शब्द से क धातु के योग में डाच्‌ प्रत्यय होता है। 'डाचि 
विवक्षिते द्वे बहुलम्‌’ सूत्र से डाच्‌ परे रहते 'पटतृ' को द्वित्व होकर पटतू पटवू -- 
डाच्‌ (आ) क बनता है। डित होने डाच्‌ परे रहते द्वितीय 'पटतू' की 'अतू' इस टि 
का लोप होकर, पूवं 'पटव्‌' के तकार और उत्तर पद के पकार दोनों के स्थान में 
पर रूप होकर पटपट्‌+-आञ='पटपटा' डाच्‌ प्रत्ययान्त की कृत्वा इस क्रिया के योग 
में गति संज्ञा, समास, क्त्वा को ल्यप्‌ होकर 'पटपटाक्कत्य' यह रूप बनता है । 

सुपुरुषः-- शोभनः पुरुषः (अच्छा पुरुष), यहाँ प्रादि 'सु' का पुरुष के साथ 
“कुगतिप्रादयः से समास होकर 'सुपुरुषः' बनता है । 

(बा) प्रादय इति--प्र आदि का “गत” आदि अर्थ में प्रथमान्त के साथ 
समास होता है । 

प्राचार्य:--प्रगत आचार्यः (प्रकृष्ट आचार्य) यहाँ प्र का आचार्यः इस 
प्रथमान्त के साथ “गत” अर्थ में समास होकर प्राचार्य: बनता है । 

(बा) अत्यादय इति--अति आदि का 'क्रान्त' आदि अर्थ में द्वितीयान्त के 
साथ समास हो। 

एकविभक्तीति- विग्रह में जिस पद की एक (नियत) निश्चित विभक्ति 
होती है उसकी उपसजन संज्ञा होती है, किन्तु उसका पुर्वेनिपात नहीं होता । 


en _—__ ड 


यथा तत्पुरुष समासः १०७ 


गोस्त्रियोरपसजेतथ्य ।१।२।४८। 
उपसर्जनं यो गो शब्दः, स्त्री प्रत्ययान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य हस्वः 
स्यात्‌ । अतिमालः । 


(वा) अवादयः कष्टाद्यथे तृतीयया। अवक्रुष्टः कोकिलया । अव- 
कोकिलः । 


(वा) पर्यादयो ग्लानाद्य्थं चतुर्थ्या । परिग्लानोऽध्ययनाय पर्यध्ययनः । 


'उपसजंनं पूवम्‌’ सूत्र से उपसर्जन संज्ञक का पूर्वं निपात किया गया है । 
अर्थात्‌ अव तक उपसर्जन संज्ञा का फल पूर्वं निपात था । पर इस सुत्र द्वारा की गई 
उपसर्जन संज्ञा का प्रयोजन अन्य कार्य है पूर्व प्रयोग करना नहीं ।) 


गोस्त्रियोरिति--उपसर्जन संज्ञक जो शब्द, अथवा स्त्री प्रत्ययान्त शब्द, वह 
जिसके अन्त में हो उस प्रातिपदिक को हुस्व होता है। 


अतिमालः-मालाम्‌ अतिक्रान्तः (माला का जो अतिक्रमण कर गया हो) 
इस विग्रह में 'मालाम्‌' इस द्वितीयान्त के साथ क्रान्त अर्थ में अति का वातिक द्वारा 
समास, अति का पूर्व निपात, विभक्ति लोप, 'अतिमाला' इस दशा में 'नियत विभक्तिक- 
माला? शब्द की “एक विभक्ति” सूत्र से उपसर्जन संज्ञा, गोस्त्रियोरिति सुत्र से उप- 
सर्जन संज्ञक स्त्री प्रत्यान्त-अतिमाला के अन्त के आकार को ह्लस्व होने पर 'अतिमालः' 
रूप बनता है। 


(सूत्र विधान के अनुसार यहाँ माला शब्द नियत विभक्तिक है, क्योंकि किसी 
भी कारक के साथ प्रयुक्त होने पर--अतिक्रान्तः मालामु, अतिक्रान्तेन मालाम्‌ आदि 
विभिन्न विभक्तियो के साथ विग्रह करने पर भी 'मालाम्‌' शब्द नियत विभक्ति वाला 
अर्थात्‌ द्वितीया विभक्ति में ही रहता है।) 


(वा) अवादय इति--अव आदि का कुष्ट आदि अर्थ में तृतीयान्त के साथ 
समास होता हे । 


अवलोकिकलः--अवक्रृष्टः कोकिलया--कोकिल के हारा कूजित) यहाँ अव 
का कोकिला के साथ समास, पूर्व निपात, विभक्ति लोप, होकर अवलोकिला शब्द की 
उपसर्जन संज्ञा, गोस्त्रियोरिति सूत्र से आकार को ह्वस्व होकर 'अवकोकिलः' रूप 
बनता है । 


(वा) पर्यादय इति--परि आदि का ग्लान आदि अर्थों में चतुर्थ्येन्त के साथ 
समास हो । 


पर्यध्ययनः--परिग्लान: अध्ययनाय (पढ़ने के लिए थका हुआ) यहाँ परि का 
चतुर्थ्य्त अध्ययनाय के साथ समास हुआ | 


१०८ संस्कृत-व्याकरणं 


(वा) निरादयः क्वान्ताद्यर्थ पञ्चस्या । निष्क्रान्तः कौशास्व्या:-- 
निष्कोशास्विः । 

तत्रोपपदं सप्तमी स्थम्‌ ।३।१।९२॥ 
सप्तम्यन्ते पदे कर्मणीत्यादो वाच्यत्वेन स्थितं यत्‌ कुम्भादि तद्वाचकं पदमुपपद 
संज्ञ स्यात्‌ । 

उपपदमतिङ ।२।२।१९॥ 

उपपदं सुवन्तं समर्थेन नित्यं समस्यते, अतिङन्तश्चायं समासः । कुम्भं 
करोतीति-कुम्भकारः। अतिङ, किम्‌-मा भवान्‌ भूत, 'माङि लुङ? इति सप्तमी 
निदेशान्‌ माङ, उपपदम्‌ । 


(बा) निराइथ इति-निर्‌ आदि का निष्क्रान्त आदि अर्थ में पञ्चम्यन्त 
के साथ समास हो । 

विष्कोशास्विः- निष्क्रान्तः कोशाम्व्याः (कौशाम्वी से निकला हुआ) यहाँ 
निर्‌ का पञ्चम्यन्त कोशाम्वी से समास, पूर्व निपात, विभक्तिलोप, उपसर्जन संज्ञा, 
गोस्त्रियोरिति सूत्र से ईकार को हुस्व होकर निष्कौशाम्विः' । 


तत्रेति--सप्तम्यन्त पद--कर्मणि इत्यादि में वाच्य रूप से स्थित जो कुम्भ 
आदि, उसका वाचक शब्द उपपद संज्ञक हो, अर्थात कमंण्यण्‌ सूत्र में कर्मणि' यह 
सप्तम्यन्त पद है, इसमें कुम्भ आदि अर्थ वाच्य रूप में रहते हैं, क्योंकि अर्थ सदा 
अपने वाचक पद में वाच्य रूप में स्थित रहता है और वाचक पद अपने अर्थ में सदा 
वाचक रूप में स्थित रहता है अर्थात्‌ शब्द और अर्थ में (शब्द और तद्वोघ्य अर्थ 
'बस्तु') में वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध रहता है अतः 'कर्मणि' इस वाचक शब्द में 
वाच्यत्वेन स्थित कुम्भ रूप अर्थ (वस्तु) है इसका वाचक शब्द 'कुम्भ' है, 'कुम्भं 
करोति’ यहाँ यह 'करोति' क्रिया का कर्म भी है अतः इसकी उपपद संज्ञा होती हे । 
अतएव वृत्तिकार ने “कर्मणि इत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितं यत्कुम्भादि तद्वाचकं पदम्‌ 
उपपद संज्ञं स्यात” लिखा है । 


उपपदमिति-उपपद सुवन्त का समर्थ के साथ समास होता है, यह समास 
अतिङ, होता है अर्थात तिङन्त पद के साथ नहीं होता । 


कुम्भकारः-कुम्भं करोति--(घड़ा बनाने वाला) यहाँ पहिले द्वितीयान्त 
कुम्भमु उपपद रहते क धातु से 'कमंण्यण्‌ सूत्र से अण्‌ प्रत्यय, ऋकार को वृद्धि होकर 
कुम्भ अम्‌ कार इस स्थिति में “उपपदमतिङ सूत्र से समास होगा, क्योंकि यहाँ 'कर्म- 
ण्यण्‌' इस सूत्र में स्थित 'कर्मणि' इस सप्तम्यन्त से बोध्य “कुम्भ अम्‌” कीं तत्रेति सूत्र 
से उपपद संज्ञा है, समासत्वात्‌ प्रातिपदिक संज्ञा होने से विभक्ति लोप होकर 'कुम्भ- 
कार बना इसका प्रथमैक वचन में 'कुम्भकारः' बनता है । 


यथा तत्पुरुष समासः १०६ 


(वा) गतिकारकोपपदाचां कृद्धिः सह समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः । 
व्याघ्री । अश्वक्रीती । कच्छपी, इत्यादि । 


(यहाँ उत्तर पद-कार-सुवन्त नहीं है, कार इस कृदन्त प्रातिपदिक से सु आदि 
विभक्ति प्रत्यय आने के पूर्व ही यहाँ समास हो जाता है जैसा कि “गति कारकेत्यादि' 
अग्रिम वातिक द्वारा निर्देश किया गया है। अतएव वृत्तिकार ने केवल 'समर्थेन 
समस्यते’ कहा है “समर्थन सुवन्तेन' नहीं, अतएव यह समास उपपद समास 
कहलाता है ।) 

(यह नित्य समास है अतएव यहाँ 'कुम्भं करोति' यह अस्वपद विग्रह होता है 
“कुम्भं कार: ऐसा स्वपद विग्रह नहीं ।) 

अतिङ, किसिति--यह समास तिङन्त के साथ नहीं होता, ऐसा कहा गया है 
इसलिए “मा भवान्‌ भूत' यहाँ समास नहीं होगा । यद्यपि यहाँ 'माडिललुडः इस सूत्र 
में 'माडि/ यह सप्तम्यन्त पद बोध्य माङ उपपद है, तथापि “भूतू' (अभूत) यह तिङन्त 
पद है अतः इसके साथ समास न होगा । 


(वा) गतिकारकेति--गति संज्ञक, कारक, और उपपद को कुदन्त पदों के 
साथ, 'सुप्‌' आने के पूर्व ही समास हो । 


व्याघ्री- (बाधिन) यहाँ 'व्याजिघ्रति' जो विशेष रूप से चारों ओर सू'घती 
हो; इस विग्रह में वि--आडः पूर्वक घा धातु से आतश्चोपसगें' सूत्र से क प्रत्यय, 
कित होने से धातु के आकार का लोप, वि+आनघ्र+अ=व्या+ घ्र इस दशा में 
“घ्र? के आगे सुप्‌ आने के पूर्व 'वातिक' से गति समास हुआ क्योंकि यहाँ घ्रा धातु के 
योग में 'वि+भआ' की गति संज्ञा है। तब व्याघ्र शब्द से (इसके जाति वाचक होने 
के कारण) 'जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌' सूत्र से डीष्‌ प्रत्यय होकर “व्याघ्री' शब्द 
बनता । 


यहाँ यदि वातिक के अभाव में 'घ्र' के आगे सुप्‌ आने के बाद समास होता 
तो सुप्‌ आने के पूर्व ही 'घ्र' शब्द से लिङ्ग बोधक प्रत्यय 'टाप्‌' पहिले आ जाता 
क्योंकि स्वार्थ द्रव्य लिङ्ग संस्याकारकाणि प्रातिपदिकार्थः' के अनुसार संख्या कारक 
बोधक सुप्‌ की अपेक्षा प्रथम परिगणित होने से लिङ्ग अन्तरङ्ग है अतः “घ्र' शब्द से 
सुप्‌ आने के पूर्वं ही लिंग बोधक प्रत्यय पहिले हो जायेगा । केवल 'घ्र' शब्द जाति 
वाचक नहीं, भतः इससे जातेरस्त्रीत्यादि सूत्र से डीष्‌ प्रत्यय तो सम्भव न हो सकेगा 
अतः लिंग बोधक प्रत्यय टाप्‌ हो जायेगा फिर सुवुत्पत्ति ओर समास करने पर 
व्याध्रा यह अनिष्ट रूप बनेगा अतः सुप्‌ आने के पूवे ही समास विधान किया गया 
है जिससे कि व्या--घ्र का समास होकर व्याघ्र यह जाति वाचक शब्द बन सके 
और फलतः ङीषु प्रत्यय होकर व्याघ्री यह शब्द बन जाय तब इससे सु प्रत्यय आये । 


११० संस्कृत-व्याकरण 


तत्पुरुषस्याङ गुले: संख्याऽव्यया देः । ५।४।८६॥ 

संख्याव्ययादेरंगुल्यन्तस्य समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌ । द्वे अङ गुली प्रमाण सस्य- 
दृयंगुलम्‌ । निर्गतमङ गुलिभ्यः निरङ गुलम्‌ । 

अहः सर्वेकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः ।५।४।८७॥ 

एभ्यो रात्रेरच्‌ स्याच्चात्संख्याव्ययादेः । अहग्र हणं इन्द्वार्थम्‌ । 


अश्वक्रीती- अश्वेन करीता -(घोड़े के द्वारा खरीदी गई) यहाँ “कर्तृकरणे 
कृता बहुलम्‌” से अश्व टा' इस करण कारक का क्रीत इस क्कदन्त के साथ, 
सुवुत्पत्ति के पूर्वे उक्त वातिक के सामर्थ्य से समास हुआ, अश्‍्वक्रीत इस शब्द से 
-करीतात्करण पूर्वात्‌' इस सूत्र से ङीष्‌ प्रत्यय होकर अश्वक्रीती बन जाने पर सु प्रत्यय, 
उसका लोप होकर अश्वक्रीती प्रयोग बनता है । यदि यहाँ सुवुत्पत्ति के बाद समास 
होता तो पहिले लिंग बोधक प्रत्यय टापू हो जाने पर 'अश्वक्रीता' से फिर अकारान्त 
न होने के कारण डीप्‌ प्रत्यय न होता । 


कच्छपी--कच्छेन पिबति (जो कच्छ-तीर या किनारा से पीती है, कच्छपी) 
यहाँ सुपिस्थः सूत्र में 'सुपि' इस योग-विभाग से सुवन्त कच्छ उपपद रहते पा धातु 
से क प्रत्यय, आकार लोप, कच्छ टा--प इस स्थिति में सुवुत्पत्ति से पूर्व प के साथ 
कतृ करणे कृता बहुलम्‌' से समास, विभक्ति लोप होने पर कच्छप इस जाति वाचक 
से 'जातेरित्यादि सूत्र से डीष्‌ होकर कच्छपी रूप बना, यहाँ व्याघ्री के समान 
यदि सुवुत्पत्ति के बाद समास होता तो लिंग बोधक प्रत्यय टाप्‌ पहिले हो जाता 
और फिर अकारान्त न रहने से जाति लक्षण डीप्‌ न हो पाता । 


तत्पुरुषस्येति--संख्या वाचक और अव्यय जिसके आदि में हों और अंगुलि 
शब्द अन्त में हो ऐसे तत्पुरुष समास से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो । 

दयङ्ग_म्‌-ढै अंगली प्रमाणमस्य (दो अङ्गुल लम्बा) यहाँ “द्वि औ अद्भू लि 
औ” इस विग्रह में 'प्रमाणमू' इस तद्धितार्थ में 'तद्धितार्थेत्यादि सूत्र से समास, विभक्ति 
लोप, 'द्रयङ गुलि' इस तत्पुरुष से प्रकृत सूत्र द्वारा अच्‌ प्रत्यय, 'यस्येति च' से इकार 
लोप होकर प्रथमैक वचन में नपु ० लिंग में द्र्यङ्ग,लम्‌' रूप बना । 

निरङ्गलम्‌--निर्गतम्‌ अंगुलिम्यः- (अद्ध,लियों से निकला हुआ) इस विग्रह 
में निर्‌ का अद्भू लि के साथ 'निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चभ्या' से समास, विभक्तिलोप, 
निरङ्ग,लि तत्पुरुष से अच्‌ प्रत्यय, इकार लोप होकर 'निरङ्ग लम्‌' रूप बनता हैँ । 


अहरिति--अहः, सवं, एकदेश, संख्यात, और पुण्य इन शब्दों से, संख्या और 
अव्यय से परे रात्रि शब्द से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो । 
अहग्रं हणमिति -सूत्र में अहन्‌ शब्द का ग्रहण इन्द्र समास के लिये है अर्थात्‌ 


यथा तत्पुरुष समासः १११ 


रात्राह्नाहाः पु सि ।२।४।२९॥ 


एतदन्तौ इन्द्रतत्पुरुषो पु स्येव । अहश्च रात्रिशचाहोरात्रः । सवंरात्रः, 
संख्यातरात्र: । 


(वा) संख्यापूर्वं रात्रं क्लीबम्‌ । हिरात्रम्‌ । त्रिरात्रम्‌ । 


अहन्‌ और रात्रि शब्द का इन्द्र समास ही होता है, तत्पुरुष नहीं। पर इस सूत्र से 
अच्‌ प्रत्यय वहाँ भी होता है । शेष तत्पुरुष समास हें । 

रात्रेति--रात्र, अह्वे, और अहः ये शब्द जिनके अन्त में हों, वे इन्द्र व 
तत्पुरुष पुल्लिग में हों । 

अहोरात्र:--अहृश्च रात्रिश्च अनयोः समाहारः (दिन और रात का समुदाय) 
यहाँ अहन्‌ सु रात्रि सु! इस विग्रह में समाहार द्वन्द्व समास होकर 'अहः' इति सूत्र से 
समासान्त अच्‌ प्रत्यय, इकार लोप, नकार को 'अहन्‌' सूत्र से रुत्व, 'हशि च' से उत्व, 
गुण, अहोरात्र बना, यहाँ “रात्रेति सूत्र से पर होने के कारण 'स नपु सकम्‌, से प्राप्त 
नपु'सकत्व एवं अपवादत्वातु परबल्लिंगता को भी बाध कर पुल्लिंग होने से अहोरात्र: 
रूप बनता है । 

सर्वरात्रः--सर्वा रात्रयः (सब राते) या सर्वा चासौ रात्रिश्च इस विग्रह 
में सर्वा शब्द का रात्रि शब्द के साथ “पूर्व-कालैक सर्वेजरत्पुराणेत्यादि” सूत्र से कर्म- 
धारय तत्पुरुष समास, पृ वत्क्मंधारयेत्यादि सूत्र से सर्वा शब्द को पुवद्भाव होकर 
तथा 'अहः इति, सूत्र से अच्‌ प्रत्यय होकर सर्वेरात्रिञअ इस स्थिति में 'यस्येति च' 
से इकार लोप, रात्रेति सूत्र से पुलिलिग, सर्वरात्रः रूप बना । 


संख्यातरात्र--संख्याता रात्रिः (गिनी हुई रात) इसकी सिद्धि भी सवंरात्रः 
की भाँति होगी । 


अहः इति सूत्र में एक देश का अर्थे है एक अंश या भाग, इसका उदाहरण 
होगा- “पुर्वेरात्र': पूर्व रात्रेः (रात्रि का पूवे भाग) यहाँ पूर्वापरेति सूत्र से एक देश 
समास होकर, अहः इति सूत्र से अच्‌ प्रत्यय रात्रेति सूत्र से पुल्लिंग होकर पपूर्वरात्रः' 
बनेगा । 

वातिक-संख्येति- संख्या पूर्वक रात्र शब्द नपुंसक लिग होता है । 

हिरात्रस द्वयोः रात्र्योः समाहारः (दो रात्रियों का समुदाय) इस विग्रह में 
द्वि शब्द का रात्रि शब्द के साथ, समाहार अर्थ में 'तद्धितार्थेत्यादि सूत्र टा समास, 
अहः इति सूत्र से अच्‌ प्रत्यय, इकार लोप, द्विरात्र शब्द से रात्रेति सूत्र से पुल्लिंग प्राप्त 
था इसका इस वातिक से बाध होकर तपु'सक/ लिंग हुआ,/-तब “द्विरात्रम्‌ रूप बना । 


त्रिरात्रम्‌ -तिसुणां रात्रीणां समाहारः (तीन रातों का समुदाय) इसकी भी 


सिद्धि द्विरात्रम्‌ की भाँति होगी । 


११२ संस्कृत-व्याक रण 


राजाहः सखिभ्यष्टच्‌ ।५।४।९१॥ 
एतदन्तात्‌ तत्पुरुषाट्‌ टच्‌ स्यात्‌ । परमराजः । 
आन्महतः समानाधिकारण जातीययोः ।६।३।४६॥ 
महत आकारोऽन्तादेशः स्यात्समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च परे। महा- 
राजः। प्रकार वचने जातीयर्‌--महाप्रकारो महाजातीयः। 
, ढंयष्टनः संख्यायास बहुब्रीह्मशीत्योः ।६।३।४७॥ 
आत्स्यात्‌ । द्वौ च दश च-द्वादश । अष्टाविशतिः । 


राजेति--राजन्‌, अहन्‌, सखि अन्त वाले तत्पुरुष शब्दों से समासान्त टच्‌ 
प्रत्यय हो । 

परमराज:--परमश्चासौ राजा च--(श्रेष्ठ राजा) यहाँ परम शब्द का राजन्‌ 
शब्द के साथ (विशेषण विशेष्य का) कर्मधारय तत्पुरुष समास, तथा प्रकृत सूत्र से 
टच्‌ (अ) प्रत्यय होकर परमराजन्‌ + अ इस स्थिति में “न स्तद्धिते सूत्र से 'अन्‌' इस 
'टि' का लोप होकर प्र० एक व० में परमराजः रूप बनता है । 

आन्महत इति--महतु शब्द को आकार अन्तादेश हो, समानाधिकरण उत्तर- 
पद और जातीयर्‌ प्रत्यय परे रहते । 

महाराजः- महान्‌ चासौ राजा च (बड़ा राजा) इस विग्रह में महत्‌ और 
राजन्‌ का समानाधिकरण समास, प्रकृत सूत्र से महत्‌ के तकार को आकारादेश 
होकर पूर्ववत्‌ 'महाराजः' रूप बनता है । 

महाजातीयः--महा प्रकारः (बड़ा सा) यहाँ महत्‌ शब्द से “प्रकार बचने 
जातीयर्‌' से पहिले जातीयर्‌ प्रत्यय हुआ तब प्रकृत सुत्र से भाकारान्ता देश होकर 
'महाजातीयः' रूप बना है । 

(वास्तव में महाजातीयः पद तद्धितान्त है, समस्त पद नहीं, इस प्रकरण में 
यह उदाहरण केवल उसका आकारान्तादेश दिखाने के लिए दिया गया है।) 

द्यष्टन इति--द्वि और अष्टन्‌ शब्द को आकार अन्तादेश हो, संख्या अर्थ में, 
बहुत्रीहि समास में और अशीति शब्द परे रहते न हो । 

हादश--द्वौ च दश च (दो और दश अर्थात्‌ बारह) इस विग्रह भें द्रि का 
दशन्‌ के साथ द्वन्द्व समास, प्रकृत सूत्र से द्वि के इकार को आकारान्ता देश, द्वा दशन्‌ 
शब्द से प्र एक व० में सु प्रत्यय, उसका लोप, न्‌ का लोप होकर द्वादश बनता है। 


अष्टाविशतिः--अष्टी च विशतिश्च (आठ और बीस अर्थात्‌ अट्ठाइस) यहाँ 
भी इन्द्र समास, आकारान्त देश होकर प्र० एक व० में अष्टाविशति: रूप बनता है । 


यथा तत्पुरुष समासः ११३ 
त्रेस्त्रयः ।६।३।४८॥ 
त्रयोदश, त्रयोविशतिः, त्रयस्त्रिशत्‌ । 
परवल्लिगं इन्दव तत्पुरुषयोः ।२।४।२३॥ 
एतयोः पर पदस्यैव लिंगं स्यात्‌ । कुक्कुट मयूर्याविमे । 
मथुरी कुक्कुटाविसौ । अर्घ पिप्पली । 
(ब) द्विगु प्राप्तापन्नालं पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो .वाच्यः । 
पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पञ्चक्षपालः--षुरोडाशः । 


त्रेरिलि--त्रिशब्द को त्रयस्‌ (आदेश) हो संख्या वाची उत्तर पद परे रहते 
किन्तु बहुब्रीहि समास में तथा अशीति शब्द परे रहते नहीं होता । 

त्रयोदश--त्रयश्च दश च (तीन और दश अर्थात्‌ तेरह) यहाँ भी पूर्ववत्‌ इन्द 
समास, प्रकृत सूत्र से त्रि को त्रयस्‌ आदेश, सकार को रुत्व एवं उत्व, गुण होकर 
त्रयोदश रूप बनता है । 

इसी प्रकार त्रयश्च विशतिश्च त्रयोविशतिः और त्रयश्च त्रिशत्‌ च त्रयस्त्रिंशत्‌ 
रूप बनते हैं । 

परवदिति--डृन्ह व तत्पुरुष समास में परपद के समान लिग होता है। 

कुक्कुट मयूयौं--इमे-- (ये मुर्गा और मोरनी) कुक्कुटश्च मयूरी च इस 
विग्रह में द्वन्द्व समास होकर, परपद -मयुरी-स्त्रीलिग है अतः प्रकृत सूत्र के अनुसार 
समस्त पद से भी स्त्रीलिंग ही हुआ । इसी स्त्रीलिंग के बताने के लिए ही इमे' शब्द 
का आगे प्रयोग किया गथा है । 

मयूरी कुक्कुटौ-इमौ-यहाँ मयुरी च कृक्कुटश्च इस विग्रह में इन्द्र समास 
करके, परपद कुक्कुट के पुल्लिंग होने के कारण समस्त पद से भी पुल्लिंग हुआ, 
इसीलिए 'इमौ' द्वारा पुल्लिंग का निदेश किया गया है । 

अर्धे विष्पली--अर्ध पिप्पल्याः (पिप्पली का अधे भाग) यहाँ 'अर्ध नपुःसकम्‌' 
सूत्र से तत्पुरुष समास होने पर प्रकृत सूत्र से परपद पिप्पली के स्त्रीलग होने से 
समस्त पद भी स्त्रीलिंग हुआ । 


` 


'वातिक-दविगुप्राप्तेति--द्विगु समास और जिस समास में प्राप्त आपन्न तथा __ 


अलं शब्द पुर्व पद में है, तथा गति समास में परपद के समान लिग नहीं होता । 
पञ्चकपालः--पुरोडाशः-पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः--(पांच 
कपालों में बना हुआ पुरोडाश) यहाँ इस विग्रह में तद्धिताथे में 'तद्धितार्थेत्यादि सूत्र 
से द्विगु समास, विभक्ति लोप होकर 'पञ्चकपाल' शब्द बना, यहाँ परपद-कपाल 
नपुःसक लिंग है किन्तु वातिक के सामर्थ्यं से समस्त पद भी नपु सक लिंग नहीं हुआ 
अपितु विशेष्य - पुरोडाशः के पुल्लिंग होने से समस्त पद से भी पुल्लिंग ही हुआ ! 


छ 


११४ संस्कृत-व्याकरण 
प्राप्तापन्ने च द्वितीयया ।२।२।४॥ 


> = 
एतो समस्येते । अकारश्चानयोरन्तादेशः । प्राप्तो जीविकां प्राप्त-जीविकः । 
आपन्न जीविकः । अलं कुमार्य-अलं कुमारिः । अतएव ज्ञापकात्‌ समासः। निष्को- 
शास्विः । 


प्राप्तेति--प्राप्त और आपन्न शब्दों का द्वितीयान्त के साथ समास हो और 
इनके अन्त को अकार आदेश हो । 


प्राप्तजीविकः--प्राप्तः जीविकाम्‌ - जिसे जीविका मिल गई हो । यहाँ प्रकृत 
सूत्र से तत्पुरुष समास हुआ । विग्रह में नियत बिभक्तिक होने से जीविका शब्द की 
“एक विभक्ति चाऽपूर्वनिपाते' सूत्र से उपसर्जन संज्ञा और गोस्त्रियो रूपसर्जनस्य' 
सुत्र से उसे हृस्व होने पर 'प्राप्तजीविक' यहाँ पुर्व सूत्र से परपद जीविका के स्त्री- 
लिग होने के कारण, समस्त पद से भी स्त्रीलिंग प्राप्त था, वातिक से उसका निषेध 
होकर विशेष्यानुसार पुल्लिंग हुआ । 


आपन्ञजीविकः- आपन्नो जीविकाम्‌ (जीविका को प्राप्त) यहाँ भी सभी कार्ये 
पूर्ववत्‌ होंगे । 

अलंकुमारिः--अलं कुमार्ये (कुमारी के लिए योग्य) इस विग्रह में तत्पुरुष 
समास होता है, कुमारी की उपसर्जन संज्ञा होकर हस्व होता है, यहाँ परपद कुमारी 


के स्त्रीलिंग होने से समस्त पद से भी स्त्रीलिंग प्राप्त था, वातिक से उसका निषेध 
होकर विशेष्यानुसार पुल्लिंग हुआ । 


अतएवेति--उपयु क्त वातिक में अलंपूर्वक समास में परपद के समान लिंग 
होने का निषेध किया गया है, इससे यह पता चलता है कि अलम्‌ का भी सुवन्त के 
साथ समास होता है, यद्यपि काशिकाकार ने यहाँ "पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या’ इस 
वातिक के अनुसार समास माना है। 


निष्क्कोशाम्विः-यहाँ प्रादि समास होने से परपद कौशम्वी-स्त्रीलिग है अतः 
समस्त पद से भी स्त्रीलिग प्राप्त था, उसका वातिक द्वारा निषेध होकर विशेष्या- 
नुसार पुल्लिंग हुआ, यहाँ भी उपसर्जन संज्ञा और ईकार को ह्वस्व होकर 'निष्कौ- 
शम्विः' पुल्लिंग रूप होगा । 


(यद्यपि यहाँ 'निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या) से निरादि समास ही है तथापि 
वातिक में गति समास” ग्रहण करने के कारण इसे उसका ही उदाहरण सिद्ध करने 
के लिए यहाँ 'प्रादि' समास मानना चाहिए । वातिकस्थ गतिसमास प्रादि का उप- 
लक्षण है, क्योंकि मुख्य गति समास में लिंग की चर्चा असम्भव ही है अतएव 'गति 
समास' में 'गतेः समासो येन' यह विग्रह करके 'कुगतिप्रादयः से यहाँ घ्रादि समास 
मानना ही समीचीन है ।) | 


, ०००७, 


यथा तत्पुरुष समासः ११५ 


अधर्चाः पुसि च। 

अधर्चादयः शब्दाः पु सि क्लीबे च स्युः। अर्धर्चः । अर्धर्चम्‌ । एवं ध्वजतीथे 
शरीर सण्डपीयूब देहाकु'श पाश सुत्रादयः। सामन्ये तपु सकम्‌ । सुदु पचति। प्रातः 
कसनीयमस्‌ । 


अधर्चा इति -अध॑च आदि शब्द पुल्लिंग एवं नपुसक लिंग दोनों में होते हैं। 
अर्धचे--क्रचः अर्धम्‌ (ऋचा का आधा भाग) इस विग्रह में (अर्घे नपुसकम्‌' 
से समास “ऋक पुरब्धुः पथामानक्षे’ सूत्र से अ' प्रत्यय होकर अर्धेच यह अकारान्त 
तत्पुरुष बनता है, यहाँ ऋच्‌ शब्द स्त्रीलिंग है, समस्त पद से भी स्त्रीलिंग प्राप्त था, 
पर प्रकृत सूत्र से यहाँ पुल्लिंग 'अधेचे;' और नपु'सक लिंग अधंचेम्‌' दोनों रूप होगे । 


एवसिति--इसी प्रकार ध्वज, तीर्थ, शरीर,-मण्ड, पीयूष, देह, अंकुश, पात्र 
सूत्र आदि शब्द दोनों लिगों में होते हैं । 

सामान्य इति -जहाँ लिंग विशेष की प्रतीति नहीं होती, वहाँ सामान्यतः 
नपु सक लिंग होता है, जैसे “मृदु पचति, प्रातः कमनीयम्‌' यहाँ मृदू और कमनीयम्‌ 


' में सामान्यतः नपुसक लिंग है । 


इति तत्पुरुष समासः 


अथ बहुत्रीहि समासः 
ज्ेषो बहुव्रीहिः ।२।२।२३॥ 


अधिकारोऽयं प्राग्‌ द्वन्द्वात्‌ । 

अनेकमन्य पदार्थ ।२।२।२४॥ 

अनेकं प्रथमान्तमन्यस्य पदस्यार्थे वर्तमानं वा समस्यते स बहुन्नीहिः । 

सप्तमीविशेषणे बहुब्नीहौ ।२।२।३५॥ ` 
सप्तम्यन्तं विशेषणञ्च बहुन्नीहौ पूर्वं स्यात्‌ । अतएव ज्ञापनाद्‌ व्यधिकरण 
पदो बहुत्रीहिः । 

हलदन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ ।६।३। €॥। 

शेष इति--दृन्द्र से पुवे तक इस बहुब्रीहि का अधिकार है । 'उक्तादन्यः शेषः 
के अनुसार यहाँ शेष पद से प्रथमान्त पद का समास मुख्यतया लिया जायेगा, क्योंकि 
द्वितीया से सप्तमी तक समास बताया जा चुका है । 


अनेकमिति- अन्य पद के अर्थ में वतमान अनेक प्रथमान्त पदों का समास 
हो विकल्प से, और वह समास बहुब्रीहि हो । 


सप्तमीति--सप्तम्यन्त और विशेषण का बहुव्रीहि समास में पूर्व प्रयोग हो । 


अतएबेति- प्रकृत सूत्र में सप्तम्यन्त पद का पूर्व प्रयोग कहा गया है, इसी 
से यह सिद्ध होता है कि व्यधिकरण “पदों का अर्थात्‌ भिन्न विभक्तिक पदों का झी 
बहुव्रीहि समास होता है अर्थात्‌ जहाँ सभी प्रथमान्त पदों का समास होगा वहां वह 
समानाधिकरण बहुव्रीहि कहलायेगा जैसे प्राप्तम्‌ उदकम्‌ य॑ स प्राप्तोदकः यहाँ दोनों 
पद प्रथमान्त है पर जहाँ एक पद प्रथमान्त और दूसरा अन्य विभक्तिक होगा वहाँ 
व्यधिकरण बहुव्रीहि होगा जैसे कण्ठे कालो यस्य यहाँ एक पद सप्तम्यन्त है । 

हलदम्तादिति - हलन्त और अदन्त से परे सप्तमी का अलुक्‌ (लोप न) हो, 
संज्ञा अर्थ में । 


११६ 


अंथ बहुब्रीहि समासः ११७ 


हलन्ताद्‌ अदन्तात्‌ सप्तम्या अलुक्‌ । कण्ठेकालः। प्राप्त घुदक यं प्राप्तोदको 
ग्राम: । ऊढरथोऽनड्वान्‌ । उपहृतपशु रुद्रः । उदधृतोदना स्थाली । पीतास्बरो-हरिः। 
वीरपुरुषको ग्रामः । 


(वा) प्रादिस्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तर पदलोपः । प्रपतति पर्ण: 
प्रपणः । 

कण्डेकालः--(नीलकण्ठ-पक्षी या शिव जी) कण्ठे कालों थस्य सः इस लौकिक 
` एबं कण्ठ छि काल सु' इस अलौकिक विग्रह में 'सप्तमी विशेषणे बहुत्रीहौ, में सप्तमी 
ग्रहण रूप प्रमाण से व्यधिकरण बहुब्रीहि समास हुआ और इसी से सप्तम्यन्त कण्ठे का 
पुवे प्रयोग हुआ, समासत्वात्‌ घ्रातिपदिक संज्ञा होने से ङि और सु विभक्तियों का लोप 
प्राप्त हुआ, हलदन्तादिति सूत्र से सप्तमी के लोप का निषेध होने से केवल सु का 
लोप होकर 'कण्ठेकाल' इस अकारान्त प्रातिपदिक से प्र० एक व० में कण्ठेक्रालः, रूप 
बनता है । 


अनेक मन्य पदार्थ” सूत्र के थनुसार अनेक ध्रथनान्तों का, जो कि अन्यार्थं में 
अन्य विभक्तियों के अर्थ में वतमान हों, समास होता है, अर्थात्‌ यह समास अमानाधि- 
करण बहुब्रीहि होता है, अन्यार्थे में वतमान कहने से यह समास द्वितीयादि के अर्थ में 
होगा प्रथमा विभक्ति के अर्थ में नहीं क्योंकि प्रथमा विभक्ति तो समास के अन्दर ही 
है, अन्य नहीं । जिसके अर्थ में यह होता है उसका निर्देश विग्रह में यत्‌ शब्द के द्वारा 
किया जाता है । द्वितीयां से लेकर सप्तम्यर्थं तक के उदाहरण नीचे दिये गये हैं-- 

प्राप्तोदको ग्रामः--प्राप्तम्‌ उदकं यं स (जिसको जल प्राप्त हो गया है; 
ऐसा ग्राम) यहाँ द्वितीयार्थ में प्राप्त और उदक प्रथमान्तों का अनेकेति सुत्र से समास, 
विभक्ति लोप होकर उक्त रूप बनता है। (बहुत्रीहि समास के शब्द प्रायः विशेषण 
होते हैं अतः समस्त पद में लिग वचन विशेष्यानुसार होते हैं ।) 

ऊढरथोऽनड्वान्‌--ऊढो रथो येन स (जिसने रथ चलाया है ऐसा बैल) यहाँ 
Ee में अनेकेति सूत्र से समास होकर उक्त रूप बना है। 

उपहृतपशू रुद्रः--उपहृतः पशुः यस्मै स (जिसे पशु भेंट किया गया है ऐसे 
शिव जी) यहाँ चतुथ्येथे में समास है। 

* उद्‌धृतौदता स्थाली--उद्धृतम्‌ ओदनं यस्याः सा (जिससे चावल निकाल 

लिये गये हैं ऐसी स्थाली) यहाँ पजचम्यर्थ में समास है। 

पीताम्बरो हरिः--पीतम्‌ अम्बरं यस्य स (जिसका वस्त्र पीला हो ऐसे हरि) 
यहाँ षष्ठ्यर्थ में समास है । 

बीर पुरषको-ग्रासः-वीराः पुरुषा यस्मिन्‌ स (जिसमें वीर पुरुष हों ऐसा 
ग्राम) यहाँ सप्तम्यर्थ भें समास होकर समसान्त कपू प्रत्यय हुआ है। 

बातिकनप्रादिश्य इति--प्र आदि से परे धातु से बना हुआ जो शब्द तदन्त 


११८ संस्क्ृत-व्याकरण 


(चा) नजोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः । अविद्यमानः पुत्रः 
अपुत्रः । 

स्त्रियाः पु वद्‌ भाषिनपु स्कादनूङ समानाधिकरणे स्त्रिया मपुरणी 
प्रियादिषु ।६।३।३४॥ 


उक्तपु स्कादनुड्‌ ऊडङोऽभावोऽस्यामिति बहुब्रीहिः निपातनात्‌ पञ्चम्या अलुक्‌ 
षष्ठ्याश्च लुक्‌ । तुल्ये प्रवृत्तिनिमित्ते यदुक्तपु स्कं तस्मात्पर ऊङोऽभावो यत्र तथा 
भुतस्य स्त्रीवाचक शब्दस्य पु वाचकस्पेच रूपं स्यात्‌ । समानाधिकरणे स्त्री लिङ्ग 
उत्तर पदे न तु पूरण्यां प्रियादौ च परतः। गोस्त्रियोरिति ह्वस्वः- चित्रगुः । रूप- 
बद्भायंः । अनुङ, किम्‌-वामोरुभायंः । पुरण्यां तु-- 


का अन्य पद के साथ समास होता है और पूर्वपद के अन्तर्गत उत्तरपद धातुज-धातु से 
बने हुए शब्द का लोप होता है, विकल्प से। 


प्रपणं: प्रपतितानि पर्णानि यस्मात स (जिससे पत्ते गिर गये हैं ऐसा वृक्ष) 
यहाँ 'प्र' से परे धातुज शब्द 'पतित' है, तदन्त शब्द-प्रपतित का पर्ण के साथ समास 
हुआ और इसी से 'पतित' का लोप विकल्प से होने पर प्रपर्णः तथा प्रपतितपर्णः ये दो 
रूप बनते हैं । 


वातिक-नञ इति - नञ्‌ से परे विद्यमानतार्थ वाचक जो पद तदन्त का अन्य 
पढ्‌ के साथ समास हो और विकल्प से विद्यामानार्थक शब्द का लोप हो । 


अषुत्रः- अविद्यमानः पुत्रो यस्य स-जिसका पुत्र विद्यमान न हो, यहाँ नञ, से 
पर विद्यमान शब्द है तदन्त अविद्यमान पद का पुत्र के साथ समास, विद्यमान पद का 
विकल्प से लोप होने पर अपुत्रः और अविद्यमानपुत्रः रूप बनते हैं । 


स्त्रिया इति--प्रवृत्तिनिमित्त समान होने पर जो शब्द उक्तपुस्क है और 
उससे पर ऊड प्रत्यय नहीं है, ऐसे स्त्रीवाचक शब्द का पुल्लिंग वाचक के समान रूप 
हो जाता है समानाधिकरण, स्त्रीलिंग, उत्तर पद परे होने पर किन्तु पूरणी संख्या 
श्रथमा आदि और प्रिया आदि शब्द परे होने पर नहीं । 


सुत्र में 'भाषितपु स्कादनूङ' यह एक समस्त पद है । जिसका अर्थ है-उक्त 
पुस्क शब्द से परे जहाँ ऊंड, प्रत्यय नहीं है । 'भाषितपुःस्क' यह पूर्वपद हे और 
'अनूङ' यह उत्तर पद है, पूर्वं पद की पञ्चमी विभक्ति का समास होने पर भी 
निपातन से लोप नहीं हुआ है । अनूङ्‌' इस उत्तर पद में बहुब्रीहि समास है--'ऊङः 
अभावः यस्याम्‌ (जिसमें ऊड_ का अभाव हो) इस प्रकार 'भाषितपू स्क्रादन्‌ङ ! ड्या 
समस्त पद के आगे षष्ठी विभक्ति है क्योंकि यह शब्द 'स्त्रिया” का विशेषण है, पर 
इस षष्ठी का भी निपातन से लोप हो गया है अतएव इसका अर्थ होगा--भाषित 
पु एक शब्द से परे ळड प्रत्यय रहित जो स्त्रीवाचक शब्द । 


कल 


अथ बहुब्रीहि समास: ११९ 


अप्पुरण्पेप्रमाण्योः ।२।४।११६॥ 

पुरणाथं प्रत्ययान्तं यत्स्त्रीलिङ्ग' तदन्तात्‌ प्रमाण्यन्ताच्च बहुग्रीहेरप्स्थात्‌ । 
कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां ताः कल्याणी पञ्चमा रात्रयः । स्त्री प्रमाणी यस्य स 
स्त्रीप्रमाणः । अप्रियादिषु किम्‌--कल्याणी प्रियः? इत्यादि । 


भाषित पुस्क का अर्थ है--'उक्त पुस्क'--इसी का अर्थ वृत्तिकार ने तुल्ये _ 
प्रवृत्तिनिमित्ते यदुक्तपुस्कं तस्मात्‌ पर’ यह अर्थ किया है, अर्थात्‌ प्रवृत्तिनिमित्त 
प्रयोग का कारण अर्थात्‌ जो शब्द समान निमित्त को लेकर पुल्लिंग तथा अन्य लिगों 
में प्रयुक्त होता है वह भाषितपु स्क कहलाता है । 


चित्रगुः चित्रा गावो यस्य--(जिसके चितकवरी गाये हो) यहाँ चित्रा और 
गो इन प्रथमान्तों का षष्ठ्यर्थ में समास, विभक्ति लोप होकर प्रकृत सूत्र से स्त्रीवाचक 
चित्रा को पुवद्भाव होगा जिसका फल स्त्रीलिंग बोधक टाप्‌ प्रत्यय की निवृत्ति हो 
जायेगी, चित्र रह जायगा (यहाँ चित्रा शब्द चित्रत्व के कारण पुलिंग स्त्रीलिग और 
नपु सक लिग में भी प्रयुक्त होता है अतएव यह समान प्रवृत्तिनिमित्त वाला भाषित- 
पुस्क स्त्रीवाचक शब्द है, इसमें झङ प्रत्यय भी नहीं है; गो पद में भी प्रथमा विभक्ति 
होने से समानाधिकरण, तथा गौ शब्द स्त्रीलिग भौ है तथा यहाँ उत्तर पद गो पुरणी 
संख्या (प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि पुरण प्रत्ययान्त) तथा प्रिया आदि भी नहीं है, 
'चित्रगो' इस स्थिति में “गोस्त्रियोः सुत्र से गो के ओ को 'उ' हृस्व होगा । चित्रगु 
इस प्रातिपदिक से चित्रगुः यह प्रथमा विभक्ति का रूप बनेगा । 


रूपवद्भार्यः--रूपवती भार्या यस्य (जिसकी भार्या रूपवती हो) यहाँ समास 
होने पर प्रकृत सूत्र से 'रूपवती' शब्द को पुवद्भाव होकर, रूपवद्‌ तथा भार्या के 
आकार को 'गोस्त्रियोः से हृस्व लेकर रूपवद्भाय इस प्रातिपदिक से रूपवद्भायं: रूप 
बनता है। 


अनुङ, किसिति-सूत्र के अनुसार ऊडङ प्रत्ययान्त स्त्रीवाचक शब्द को 
पुवडुभाव नहीं होता अतः “वामोरूः भार्या यस्य (सुन्दर उरुओं वाली जिसकी भार्या 
हो) यहाँ 'वामोरू' शब्द में उड, प्रत्यय है अतः भार्या के साथ समास होने पर पु'व- 
दभाव नहीं होता, हुस्व होकर वामोरूभार्य से वामोरूभार्य: बनता है। 


पुरणी संख्या परे होने पर तो-- 


अप्पुरणीति- पूरणार्थक प्रत्यायान्त जो स्त्रीलिंग शब्द तदन्त तथा प्रमाणी 
शब्दान्त बहुब्रीहि से समासान्त अप्‌ प्रत्यय हो । 


कल्याणीपञ्चसाः रात्रयः--कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणामु ~ जिन रात्रियों 
में पांचवीं रात कल्याणदायिनी हो । यहाँ उत्तरपद-पञ्चमी । पुरणार्थ प्रत्ययान्त हैं, 
इसलिए पुवदृभाव नहीं हुआ तब प्रक्कत सूत्र से अप (अ) प्रत्यय होकर 'यस्येति च' 


१२० संस्कृत-व्याकरण 


बहुव्रीही सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्कात्षच्‌ ।५।४।११३॥ 

स्वाङ्कवाचि सक्थ्यक्ष्यन्ताद्‌ बहुन्रीहेः षच्‌ स्यात्‌। दीर्घसक्थः। जलजाक्षी 
स्वाद्धात्‌ किम्‌ - दीर्घसक्थि शकटम्‌ । स्थलाक्षा वेणुयष्टिः । अक्ष्णोऽदर्शनात्‌ ५।४।७६॥ 
इति बक्ष्यमाणोऽच्‌ । | 


हित्रिस्यां षः सुध्नें: ।५४।११५॥ 


सुत्र से ईकार का लोप, स्त्रीत्व विवक्षा में टाप्‌, प्रथमा वि० में कल्याणीपञ्चमा 
रूप बना । 


स्त्री्रमाणः-स्त्री प्रमाणी यस्य (जिसे स्त्री प्रमाण हो) यहाँ भी प्रमाणी- 
शब्दान्त होने से पुवद्‌भाव न होगा, तब अप्‌, यस्येति च, ईकार लोप होकर स्त्री 
प्रमाण: रूप बनता है । 

अप्रियादिष्विति - "स्त्रियाः पु वद्‌भाषित०' सूत्र के अनुसार प्रिया आदि शब्द 
परे होने पर पुवद्भाव नहीं होता अतः यहाँ कल्याणी प्रिया यस्य स इस विग्रह में 
प्रिया शब्द के उत्तर पद होने के कारण पुवद्भाव न होगा, उत्तर पद को “गोस्त्रियो:! 
से ह्रस्व होकर “कल्याणी प्रिय: रूप बनेगा । 


बहुब्रीहाविति-जिसके अन्त में स्वाङ्गवाची सक्थि, और अक्षि शब्द हों ऐसे 
बहुत्रीहि से समासान्त पच्‌ प्रत्यय हो । 


दीघेसक्थः-दीर्घे' सक्थिनी यस्य (जिसके ऊरु बड़े हों) यहाँ समास होनें पर 
प्रकृत सूत्र से षच्‌ (अ) प्रत्यय, यस्येति च इकार लोप, दीघंसकध से प्र० एक० में 
“दीघेसक्थ/ रूप बनता है। 

जलजाक्षी --जलजे इव अक्षिणी यस्याः सा (जिसकी आँखें कमल के समान 
हों) यहाँ. समास होकर प्रकृत सूत्र से षच्‌ प्रत्यय यस्येति चेति’ इकार लोप, जलजाक्ष 
से, प्रत्यय के षित्‌ होने के कारण 'षिदुगौरादिभ्यश्च' सूत्र से डीष, होकर उक्त रूप 
बना है । । ) 

स्वाङ्गात्किसिति--प्राणी में स्थित अंग, स्वाङ्ग कहलाता है, अतः मुति आदि 


के अंग, स्वांग न कहे जायेगे, प्रकृत सूत्र स्वांगवाची सक्थि तथा अक्षि से पच्‌ प्रत्यय 
करता है, अतः 


दीर्घसक्थि-शकटम्‌-यहाँ षच्‌ न होगा क्योंकि यहाँ सक्थि स्वांगवाची न 
होकर शकट--'गाड़ी' के अंग का वाची है । एवं रथलाक्षा वेणयष्टि यहाँ भी स्थले 
अक्षिणी यस्याः सा जिसकी बड़ी-बड़ी आँखें हों ऐसी बांस की छड़ी) अक्षि शब्द स्वांग 
वाची नहीं अतः षच्‌ प्रत्यय न होकर 'अक्ष्णोऽदर्शनावू’ इस अग्निम सूत्र से अच्‌ प्रत्यय 
होकर “यस्येति च' से इकार लोप होकर स्त्रीत्व विवक्षा में टाप्‌ 'स्थलाक्षा' बनता है । 


वित्रिभ्यामिति-द्वि और त्रि से परे मूर्धन्‌ शब्द को समासान्त ष प्रत्यय हो, 
बहुब्रीहि समास में । 


1५ 


Ep # 3३%. FS अंक जा आया se न सिन त क त कतिकति बर 


अथ बहुव्रीहि समासः ॥ १२१ 


आश्यां मुध्नें: षः स्यात्‌, बहुब्रीहो । द्विमूर्धः । त्रिमूर्धः । 

अन्तरबंहिर्भ्या च लोम्नः ।५।४।११७॥ 

आश्या लोम्नोऽप्स्याद्‌ बहुब्रीही । अन्तर्लोम: । बहिर्लोमः । 

पादस्य लोपोऽहस्त्यादिम्यः ।५।४।१३८॥ 

हस्त्यादिवजिता दुपसानात्परस्य पादशब्दस्य लोपः स्याद्‌ बहब्रीहौ । व्याश्रस्येव 
पादावस्य व्याघ्रपात्‌ । अहस्त्यादिम्यः किम्‌--हस्तिपादः । कुसुलपादः । 

संख्यासु पुर्वस्य ।५।४।१४०॥ 


दिसुधः-द्वी मूर्धानौ यस्य (जिसके दो सिर हों) यहाँ बहुब्रीहि समास, प्रकृत 
सूत्र से ष (अ) प्रत्यय, 'नस्तद्धिते’ से अन्‌ टि का लोप द्विमुर्ध इस अकारान्त समस्त 
शब्द से 'द्विमुर्धः' बनता है। 

त्रिमुधः--त्रयो मूर्धानः यस्य - पूर्ववत्‌ । 

अन्तरिति-अन्तर्‌ और बहिर, से परे लोमन्‌ शब्द को समासान्त अपू प्रत्यय 
हो, बहुब्रीहि समास में । 

अन्तर्लोमः - अन्तर्‌ अन्तर्गतानि लोमानि यस्य (जिसके लोम भीतर हों) 
समास प्रकृत सूत्र से अपू प्रत्यय, 'अन्‌' इस टि का लोप, अन्तर्लोम' इस अकारान्त 
शब्द से प्र एक व० में उक्त रूप बनता है। 

बहिर्लोमः--बहिर्गतानि लोमानि यस्य (जिसके लोम बाहर हों) इसकी भी 
सिद्धि पुवेवतू होगी । 

पादस्येति- हस्ति आदि से भिन्न उपमान से परे पाद शब्द के अन्त का 
समासान्त लोप हो, बहुब्रीहि समास में । 

व्याघ्रपात्‌ - व्याघ्रस्य इव पादौ यस्य- जिसके पाद व्याघ्र के पाद के समान 
हों । यहाँ उपमान वाचक व्याघ्र से पर पाद शब्द के अन्त अकार का, समास करने 
के बाद, प्रकृत सूत्र से लोप होकर व्याघ्रपाद्‌, प्र एक व० में तकार होकर व्याघ्रपात्‌ 
बना है। 

अहस्त्यादिभ्यः किमिति हस्त्यादि उपमानों से भिन्न उपमान से पर होने पर 
ही अकार का लोप होता है अतः -- 

हस्तिपादः - हस्तिनः इव पादौ यस्य इस विग्रह में हस्ति-उपमान से पर पाद 
के अन्त का लोप न होगा । 

कुसूल पादः कुसूलस्येव पादौ यस्य, यहाँ भी समासान्त अकार लोप न होगा 
अतः 'कुसूलपादः बनेगा । 

संस्थेति-संख्या या सु जिसके पुवं में हो ऐसे पाद शब्द के अन्त का समा- 
प्रान्त लोप हो, बहुत्रीहि समास में । 


९२२ २ संस्कृत-व्याक रणै 


पादस्य लोपः स्यात्‌ समासान्तो बहुब्रीहौ । द्विपात्‌ । सुपात्‌ । 

। उट्िभ्यां काकुदस्य ।५।४।१४८॥ 

लोपः स्यात्‌ । उत्काकुत्‌ । विकाकुत्‌ । 
पूर्णाद्विभाषा ।।४।१४९॥। पूर्णकाकुत्‌ । पूर्णकाकुदः । 

सुहुद्‌ दुह दौ सित्रासित्रयोः।५।४।१५०॥ 

चुदुर्श्या हृदयस्य हृदूभावो निपात्यते । सुहृन्मित्रम्‌ । दुह दमित्रम्‌ । 
| उरः प्रभुतिभ्यः कप्‌ ॥ए४॥१५१॥ 
| सोऽपदादौ ।८।३।३८॥ 


| द्विपात्‌ द्री पादौ यस्य (जिसके दो पर हों) यहाँ समास होने के बाद 
। संख्या पूर्व पाद के अकार का प्रकृत सूत्र से लोप होकर द्विपात्‌, एवं-सुपात्‌ - शोभनौ 
पादौ यस्य जिसके सुन्दर पैर हों। यहाँ भी पूर्ववत्‌ सभी कार्य होगे । | 
उद्दिभ्याभिति-- उद्‌ और वि से परे काकुद शब्द के अन्त का समासान्त लोप 
हो, बहुत्रीहि में । 
उत्काकुत्‌ - उद्गतं काकुदं यस्य (जिसका काकुद (तालु) उठ गया हो) यहाँ 
उद्‌+-काकुद का समास, प्रकृत सूत्र से अन्त्य अकार लोप होकर उक्त रूप 
बनता है । 
विक्काकुत्‌- विगतं काकुदं यस्य (जिसका तालु नष्ट हो गया हो) इसकी भी 
सिद्धि पूर्ववत्‌ होगी । 


पुर्णादिलि--पूर्ण शब्द से परे काकुद शब्द. के अन्त का लोप विकल्प से हो । 


पुर्णकाकुत्‌-पुर्णं काकुदं यस्य (जिसका काकुद पूर्णं हो गया हो) यहाँ 
समासोत्तर प्रकृत सूत्र से दकार के अकार का लोप होकर पूर्णकाकुव्‌, लोपाभाव 
पक्ष में पुणकाकुदः यह रूप बनेना । 


सुहृदिति- सु और दुर्‌ से पर हृदय शब्द को हूत आदेश निपातन से हो, 
क्रमशः मित्र और शत्रू अर्थं में, बहुब्रीहि समास में । 
सुहृत्‌- शोभनं हृदयं यस्य (जिसका हृदय स्वच्छ हो, अर्थात्‌ मित्र) यहाँ 
| समास होकर हृदय शब्द को प्रकृत सूत्र से हृत्‌ आदेश होगा । 
वृहत्‌ - दुष्ट हृदयं यस्य (जिसका हृदय दुष्ट हो अर्थात्‌ शत्रू) इसकी भी 
पुर्ववत सिद्धि होगी । 
उर इति-उरस्‌ आदि शब्दों से समासान्त कपू प्रत्यय हो, बहुब्रीहि में । 
मर इति- पाश, कल्प, क और काम्य परे रहते विसग को स होता है । 


अथ बहुब्रीहि समासः | १२३ 


पाश कल्पक काभ्येषु विसर्गस्य स: । 

कस्कादिषु च ।८।३।४८h। 

एष्विण उत्तरस्य विसर्गस्य षः स्यादन्यत्र तु सः । इति सः-व्युढोरस्कः । 

इणः षः ।८।३।३६॥ 

इणः उत्तरस्य विसर्गस्य षः पाशकल्पक काम्येषु परेषु । प्रियसपिष्कः । 

निष्ठाः ।२।२।३६॥ 

निष्ठान्तं बहुन्नोहो पुर्व स्यात्‌ । युक्तयोगः । 

शेषाहिभाषा 1५॥४॥१५४॥ 

अनुक्त समासान्ताद्‌ बहुन्रीहेः कप्‌ वा स्यात्‌ । महायशस्कः । महायशाः । 

इति वहुब्रोहि समासः 

कस्कादिष्विति-- कस्क इत्यादिगणपठित शब्दों में इण्‌ (प्रत्याहार) से परे 
विसर्गे को षत्व होता है तथा अन्य शब्दों को स होता है। 

ब्यूढोरस्कः व्यूढम्‌ उरः यस्य (जिसका वक्षः स्थल विशाल हो) इस विग्रह 
में ब्यूढन- उरस्‌ का समास “उर” इति सूत्र से समासान्त कपू प्रत्यय, 'खरवसानयोरि- 
त्यादि सूत्र से (सकार को रुत्व होने पर) र्‌ को विसगं, व्यूढोर:+ क इस स्थिति में 
सोऽपदादौ सूत्र से विसर्ग को सकार होकर ब्युढोरस्कः रूप बनता है । 

कस्क आदि गणपठित शब्दों में तो षकार होता है, अन्यत्र सकार होता है, 
यह बताना ही यहाँ इस सुत्र के उल्लेख का प्रयोजन है। 

इण इति--इण्‌ से परे विसर्ग को षकार होता है, पाश, कल्प, क, काम्य 
आदि परे रहते । 

ग्रियसपिष्कः- प्रियं सपिः यस्य (जिसको घृत प्रिय हो) इस विग्रह में समास 
करने के बाद, कपू प्रत्यय होकर, सपिस्‌ के सकार को रुत्व विसगं होने पर प्रिय- 
सर्पि:-क इस दशा में प्रकृत सुत्र से इण्‌-'इ' से पर विसर्ग को षत्व होकर प्रिय 
सपिष्कः रूप बनता है । 

निष्ठेति- निष्ठा प्रत्ययान्त शब्द का पूर्वे प्रयोग हो । 

युक्तयोगः- युक्तः योगः येन (जिसने योग धारण किया हो) यहाँ समास होकर 
प्रकृत सूत्र से निष्ठा (क्त) प्रत्ययान्त युक्त शब्द का पूर्व प्रयोग होकर युक्तयोगः रूप 
बनता हे । 

शेषादिति--जिससे किसी समासान्त प्रत्यय का विधान नहीं किया गया हो 
ऐसे बहुब्रीहि समास से कपू प्रत्यय विकल्प से हो । 

महायशस्कः- महत्‌ यशः यस्य (जिसका बड़ा यश हो) यहाँ समास होने पर 
प्रकृत सुत्र से कप्‌ प्रत्यय, (आन्महतः) सूत्र से महत्‌ के तकार को आकार होकर 
महायशस्कः ओर कप्‌ के अभाव पक्ष में महायशस्‌ प्रातिपदिक से सु प्रत्यय, 'सु' का 
लोप' सकार से पूर्वं अकार को दीर्घ, सकार का स्त्व विसर्ग होकर महायशाः प्र० 
एक व० में बनेगा । 


इति बहुब्रीहि समात्तः 


अथ इन्र समासः 


चाथ इन्दः ।२।२।२९॥ 


अनेकं सुवन्तं चार्थं वतमानं वा समस्यते; स इन्दः । समुच्चयान्वाचयेतरेतर- 
योग समाहाराश्चार्थ: । तत्र 'ईश्वरं गुरु च भजस्व’ इति परस्पर निरपेक्षस्यानेकस्ये 
कस्मिन्नन्वयः समुच्चयः । “भिक्षामट गां चानय’ इति अन्यतरस्यानुष ङ्भिकत्वेनान्वयोऽन्वा- 
चयः। अनयो रसामर्थ्याद्‌ समासो न । 


धवखदिरो छिन्धि इति मिलिताना मन्वय इतरेतरयोगः । संज्ञा च 
परिभाषा च अनयोः समाहारः संज्ञापरिभाषम्‌ । 


चार्थे इति--च के अर्थ में वर्तमान अनेक सुवन्तों का विकल्प से समास हो 
भोर उस समास को इन्द्र संज्ञा हो । 


समुच्चयेति समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतरयोग और समाहार थे चार “च' 
के अर्थ हैं। 


तत्रेति-परस्पर निरपेक्ष अनेक पदार्थों का एक पदार्थ में अन्वय होना 
समुच्चय कहलाता है जेसे ईश्वरं गुरु च भजस्व ईश्वर और गुरू का भजन करो । 
इस वाक्य में ईश्वर और गुरु पदार्थ एक दूसरे से. निरपेक्ष हैं- एक दूसरे की अपेक्षा 
नहीं रखते पर दोनों का स्वतन्त्र रूप से भजन क्रिया में अन्वय है अतः यहाँ 'च' 
का प्रथम अर्थ है। 


जब उन पदार्थो में से, जिनका, समुच्चय किया जा रहा है, एक का आनु- 
षद्धिकतया--गौण रूप से अन्वय होता है तब उसे अन्बाचय कहते हैं जैसे 'भिक्षामट 
गां चानय “भिक्षा मांगो और गाय को ले आओ' इस वाक्य में प्रधान कार्य माँगना 
है, भिक्षा माँगते हुए यदि गाय मिल जाय तो उसे भी लेते आना? इस प्रकार 'गाय 
का लाना' आनुषङ्गिक गौण--अमुख्य कार्य है अतः यहाँ 'च' का द्वितीय अर्थ है । 


१२४ 


अथ हन्द समासः - १२५ 


अनयोरिति--समुच्चय ओर अन्वाचय इन दो अर्थो में सामर्थ्य न होने के 
कारण समास नहीं होता । 

जहाँ अनेक पदार्थो का एक दुसरे के प्रति आकांक्षा होने से परस्पर सम्बन्ध 
होता है उसे सामर्थ्य या व्यपेक्षा कहते हैं समुच्चय में दोनों पदार्थ निरपेक्ष तथा 
अन्वाचय में, एक आनुषंगिक और एक मुख्य होता है अतएव इन दोनों में परस्पर 
आकांक्षा न रहने के कारण सामर्थ्याभाव में समास नहीं होता है। 


धवखदिराविति--परस्पर मिले हुये (साकांक्ष) पदार्थों का एक में अन्वय होना 
इतरेतरयोग--कहलाता है (इतर=अन्य का इतर--अन्य के साथ सम्बन्ध) जैसा 
“धवखदिरो छिन्धि' (धव और खदिर को काटो) यहाँ इस वाक्य में धव और खदिर 
का एक साथ मिलकर 'काटना' क्रिया में अन्वय होने से यहाँ दो परस्पर साकांक्ष पदों 
का इतरेतर योग है। फिर भी दोनों का अपना-अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व भी रहता है 
अतएव समासोत्तर इनमें द्विवचन का प्रयोग किया जाता है । 


समाहार का अर्थ है - समूह, जैसे 'संज्ञापरिभाषम्‌' संज्ञा और परिभाषा का 
समूह । यहाँ संज्ञा और परिभाषा को समुदाय रूप में एक मान लिया जाता है, 
अर्थात्‌ इनका अपना-अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं रहता अपितु दोनों का मिलकर एक 
समूह के रूप में अन्य अर्थं के साथ अन्वय होता है । 

धवखदिरो - (धव और खदिर) धवश्च खदिरश्च इस लौकिक तथा धव 
सु--खदिर सु । इस अलौकिक विग्रह में इतरेतर योग! में 'चार्थे इन्द्र से समास, 
विभक्ति लोप होकर 'धवखदिर' यह समस्त पद बनता है, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होने 
से औ विभक्ति लाई जायेगो क्योंकि इतरेतर योग समास में पदार्थों का स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व रहता है। अतः धवखदिरौ! यह प्रथमा द्विवचन का रूप होगा । 
इन्द्र समास दो से अधिक पदों में भी होता है अतः अन्त में बहुवचन का भी 
प्रयोग होता है । 

संज्ञापरिभाषम्‌ --(संज्ञा और परिभाषा का समूह) “संज्ञा च परिभाषा च' 
तयोः समाहारः, इस विग्रह में समास होने पर विभक्ति लोप, संज्ञापरिभाषा इस 
समस्त पद से प्रथमा एक वचन में सुप्रत्यय होगा । समाहार समास में सदा नपु सक 
लिंग एक वचन ही होता है अतः यहाँ नपुसक लिंग ही होगा, नपुसक लिंग होने से 
“हृस्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य” से आकार को हस्व होकर संज्ञापरिभाष बन जायेगा 
तब नपु ० में सु का अमादेश होकर उक्त रूप बनेगा । 


(इन्द्र समास के दो या दो से अधिक पद प्रधान रहते हैं “उभयपदार्थप्रधान 
द्वन्द्व समास होता है” ऐसा बतलाया जा चुका है अतः किस पद को पूर्वे में रखा 
जाय ? इस प्रश्न के समाधान के लिये जहाँ उपसर्जन संज्ञा से काम न चल सकेगा 


१२६ । संस्कुत-व्याकरण 


राजदन्तादिषु परम्‌ ।२।२।३१॥ 

एषु पूर्व प्रयोगाहूँ परं स्यात्‌ । दन्तानां राजा राजदन्तः । 
(वा) धर्मादिष्वनियसः । 

अर्थधमौ , धर्मार्थावित्यादि । 

इस्ट्रे धि।२।२।३२। 

इन्द्रो घि संज्ञ पूर्वं स्यात्‌ । हरिश्च हरश्च हरिहरौ । 
अजाद्यन्तस्‌ ।२।२।३३॥। 


क्योंकि समास शास्त्र चार्थे इन्द्र इस सूत्र में “अनेक मन्य पदार्थ" से अनेकम्‌? की 


अनुवृत्ति है अतः अनेकम्‌’ इस प्रथमान्त से वोध्य सभी प्रथमान्त. पद हो जायेंगे तो 
फिर किसका पुर्व प्रयोग किया जाय ? इसका समाधान यह्‌ है कि उन प्रयोगों को 
छोड़कर जिनके लिये विशेष नियम सूत्र हैं, सवेत्र स्वेच्छानुसार किसी का भी पूर्व- 
प्रयोग किया जा सकता है। 

राजदन्ता दिष्विति राजदन्त आदि शब्दों में जिस शब्द का पूर्वे प्रयोग 
प्राप्त हो, उसका पर प्रयोग हो । 


राजदन्तः-दन्तानां राजा (दांतों का राजा) इस विग्रह में यहाँ 'षष्ठी' सुत्र 
से समास होता है, फलतः “षष्ठी? इस प्रथमान्त से बोध्य 'दम्त' की उपसर्जन संज्ञा 
होने से उसी का पूर्व प्रगोग प्राप्त था, पर प्रकृत सूत्र से उसका पर प्रयोग होने से 
“राजदन्तः' यह रूप बनेगा । 


वातिक-धर्मादिष्विति--धर्म अर्थ आदि शब्दों में किसको प्रथम रखा जाय ? 
इसका नियम नहीं है, किसी को भी इच्छानुसार पूर्वं था पर में रखा जा सकता है 

अर्थधमौ - (अर्थ और धर्म) अर्थश्च, धर्मश्च, अर्थ सु--धर्म सु इस विग्रह में 
इतरेतर योग अर्थ में रन्द्र समास, विभक्ति लोप होकर, वातिक द्वारा पूर्वे प्रयोग 
विषयक नियम न होने से अथंधमौ' तथा धर्माथौ, ये दोनों ही रूप बनेंगे । 

इन्द्रे इति - द्वन्द्व समास में घि संज्ञक पद का पूर्व प्रयोग होता है । 

हरिहरौ हरिश्च हरस्च (इरि==विष्णु 'हर=शिव) हरि सु+हर सु' इस 
विग्रह में इतरेतर योग में द्वन्द्व समास होकर धि संज्ञक हरि शब्द का प्रकृत सूत्र से 
पूव प्रयोग होने से “हरिहरौ” यह रूप बनता है । 

(पाणिनि मुनि ने 'शेषो ध्यसंखि “सूत्र के हारा सखि शब्द को छोड़कर प्रायः 
'सभी इकारान्त उकारान्त शब्दों की घि संज्ञा की है। अतः इकारान्त होने से हरि 
की घि संज्ञा है) 

अजादीति - इन्द्र समास ` में अजादि अदन्त पद का पूर्वे प्रयोग हो अर्थात्‌ जो 
पद अजादि (स्वरादि) तथा अदन्त (हुस्व अकारान्त हो) उसका पूर्व प्रयोग हो । 


अथ इन्द्र समासः १२७ 


इदं इन्दे पुर्वं स्यात्‌ । ईशक्कष्णौ । 

अल्पाच्तरम्‌ । शिवकेशवो ॥ 

पिता मात्रा ।१।२।७०॥ 

मात्रा सहोक्तो पिता वा शिष्यते। माता च पिता च पितरो; माता- 
पितरौ वा । 


ईश कृष्णी--ईशएच कृष्णश्च (ईश और कृष्ण) ईश सु+ कृष्ण सु इस विग्रह 
में इतरेतर योग द्वन्द्व समास, अजादि तथा अकारान्त 'ईश' शब्द का प्रकृत सूत्र से 
पुर्वं प्रयोग होकर उक्त रूप बनता है। 


अल्पाजिति--द्वन्द्र समास में उस पद का पूर्व प्रयोग हो जिसमें दूसरे की 
अपेक्षा अल्प अच्‌ (स्वर) हों । 


शिवकेशवौ--शिवश्च केशवश्च (शिव और केशव) शिव सु+ केशव सु इस 
विग्रह में इतरेतर द्वन्द्व समास, केशव की अपेक्षा अल्प अच्‌ वाले शिव का पूवं प्रयोग 
होकर उक्त रूप बनता है। 


पितेति--मातृ शब्द के साथ कथन होने पर पितृ शब्द विकल्प से शेष 
रहता है । 

पितरो--माता च पिता च (माता और पिता) इस विग्रह में यहाँ माता के 
साथ पिता का कथन है, दोनों पदों का इतरेतर इन्द्र समास होने पर प्रकृत सुत्र के 
अनुसार पितृ पद शेष रहेगा । पर 'यः शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी भवति? 
जो शेष रहता है वह लोप होने वाले का भी अर्थ बतलाता है। इस सिद्धान्त के 
अनुसार शेष बचा हुआ पितृ शब्द, माता का भी अर्थ बतलायेगा जिसका कि समा- 
सोत्तर लोप हो गया है। अतः एक ही पितृ शब्द से माता और पिता इन दो प्राति- 
पदिकों के अर्थ को बोधित करने के कारण इसके आगे दो वचन का प्रयोग होगा अतः 
'पितरो' रूप बनेगा । 


माता-पितरो- माता च पिता च (माता और पिता) यहाँ एक शेष के 
वैकल्पिक होने के कारण उसके अभाव पक्ष में समास होने पर मातृ-पितृ इस स्थिति 
में 'पितुदेशगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते! गौरव की हष्टि से माता, पिता की अपेक्षा 
दशगुना अधिक श्रेष्ठ है इत्यादि वचनों के अनुसारं 'अभ्याहितं च' इस वातिक के 
द्वारा पूज्य होने के कारण मातृ शब्द का पूर्व प्रयोग होगा, तब मातृ-पितृ इस दशा 
में “आनड! ऋतो इन्द्रे” इस से मातृ शब्द के ऋकार को आनड आदेश होकर तथा 
न लोप होकर 'मातापितृ' यह रूप बनेगा, तब दो का प्रातिपदिक होने से इसके 
आगे दो वचन का प्रयोग होकर “माता-पितरी” यह रूप बनेगा । 


(उन समासों को जिनमें एक शेष रहता है 'एक शेष” समास कहते हैँ। 


१२८ संस्कृत-व्याकरण 


इन्द्रश्च प्राणितुर्य सेनाङ्भानाम्‌ ।२।४।२॥ 


एषां इन्द्र एकवत्‌ । पाणिपादम्‌ । मादङ्गिकवेणविकम्‌ । रथिकाश्वारोहम्‌ । 

हन्दाच्चुदबहान्तात्‌ समाहारे ।५।४।१०६॥ 

चवर्गान्ताद्‌ दषहन्ताच्च इन्द्रा टच्‌ स्यात्‌ समाहारे। वाक्‌ च त्वक्‌ च 
वाक्त्वचम्‌ । त्वकत्रजम्‌ । शमीइषदस्‌ । वाकत्विषम्‌ । छत्रोपानहम्‌ । समाहारे किम्‌- 
प्रावुटशरदो । 


इति इन्द्रः 


यह कोई पृथक्‌ समास नहीं है अपितु यह “एक शेष वृत्ति नाम की एक विशेष 
विधि है।) 


न्द्रश्चेति-- प्राणी तूर्यं (बाजे) और सेना इनके अंगों के वाचक शब्दों का 
द्वन्द्व समास एक वचनान्त हो । 

वास्तव में यह सूत्र एक प्रकार से नियम सूत्र है एक वचनान्त कहने का 
तात्पर्यं यह है कि इन शब्दों का समाहार इन्द्र समास ही हो, समाहार द्वन्द्व होने से 
स्वभावतः तपु सक लिग एक वचन होगा ही, अतः सूत्र का तात्पर्यं समाहार दन्द 
नियमार्थ है, इससे इतरेतर द्वन्द्व न होगा । 


पाणिपादम्‌ -पाणी च पादौ च (हाथ ओर पैर) यहाँ हाथ और पैर प्राणी 
के अंग हैं, अतः इनका समाहार द्वन्द्व समास होने पर द्वन्द्वश्वेति सूत्र से एक वचनान्त 
होने के कारण तथा समाहार के नपु ० लिंग होने के कारण 'पाणिपादम्‌' यह रूप 
बनेगा । 


मार्दङ्गिकवेणविकम्‌-मादेर्ङ्िकश्च वेणविकश्च (मृदंग बजाने वाला और 
वेण बजाने वाला) यहाँ इन शब्दों के तूर्यं (वाद्य) के अंग होने के कारण समाहार 
न्द्र समासोत्तर, प्रकृत सूत्र से एक वचनान्त होने से 'मार्दङ्गिकवैणविकम्‌' रूप 
बनता है। 


रथिकाश्वारोहम्‌ --रथिकाशच अश्वारोहाश्च (रथिक और घुड़सवार) यहाँ 
इन दोनों शब्दों के सेनांग होने के कारण समाहार इन्द्र समासोत्तर प्रकृत सूत्र के 
अनुसार एक वचन में उक्त रूप बनता है । 


ृन््वादिति--चवर्गान्त, दकारान्त, षकारान्त, और हकारान्त इन्द्र समास से 
समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो समाहार इन्द्र में । 


चाक्स्वचम्‌ - वाक्‌ च त्वक्‌ च तयोः समाहारः (वाणी और त्वचा का समु- 
दाय) यहाँ वाच्‌ और त्वक्‌ पदों का समाहार द्वन्द्व समास होने पर चवर्गान्त होने के 
कारण प्रकृत सूत्र से समासान्त टच्‌ (अ) प्रत्यय होकर 'वाक्त्वच' ऐसा अकारान्त 
समस्त पद बनता है, समाहार होने के कारण नपु० एक वचन में उक्त रूप बनता है । 


अथ हन्ह समासः ५ १२६ 


त्वक्‌ ्रजम्‌-त्वक्‌ च स्रक्‌ च तयोः समाहारः (त्वचा और माला) यहाँ 
पूर्ववत्‌ समास, पूर्वं चकार को 'चोः कुः’ से कुत्व, खज्‌ के जकार के चवर्ग होने के . 
कारण प्रकृत सूत्र से टच्‌ प्रत्यय, शेष कार्य पूर्ववत्‌ होकर उक्त रूप बनता है। 

शमीरषदम्‌-शमी च हृषद्‌ च तयोः समाहारः (शमी और पाषाण) यहाँ 
पूर्ववत्‌ समास हशद्‌ के दकारान्त होने से प्रकृत सूत्र से टच्‌, शेष कार्य पूर्ववत्‌ होकर 
उक्त रूप बनता है। र 

बाकृत्विषम्‌ वाक्‌ च त्विट्‌ च तयोः समाहारः (वाणी और कान्ति) पूर्ववत्‌ 
समास, त्विष्‌ शब्द के षकारान्त होने से प्रकृत सुत्र से टच्‌, शेष कार्य पूर्ववत्‌ होकर 
उक्त रूप बनता है। 

छत्रो पानहम्‌--छत्रञच उपानच्च तयोः समाहारः (छत्र और जूते) यहाँ 
छत्र और उपानह्‌. का पूर्ववत्‌ समास, हकारान्त होने से प्रकृत सूत्र से टच्‌, शेष कार्य 
पुर्ववत्‌ होकर उक्त रूप बनता है । 

समाहारे किसिति- सूत्र द्वारा समाहार इन्द्र में ही टच्‌ प्रत्यय का विधान 
है । अतः "प्रावृट्‌ च शरच्च' इस इतरेतर योग इन्द्र में टच्‌ प्रत्यय न होने से प्रावृट्‌ 
शरदौ' यह रूप बनेगा । 


इति इन्द्र समास 


अथ ससासान्ताः 


ऋकपुरव्धुः पथा मानक्षे ।१।४।७४।॥। 

अ अनक्षे इतिच्छेदः । श्गाद्यन्तस्य समासस्य अ प्रत्ययोच्न्ताववबः । अक्षे या 
धृस्तदन्तस्य तु त । अधर्चः । विष्णुपुरस्‌ । विमलापं तर: । राजधुरा । अक्षे तु-- 
अक्षधूः, दढध्‌ रक्षः । सखिपथः । रम्यपथो देशः । 


क्रक्पुरिति--क्रच्‌, पुर, अप्‌, धुर्‌, और पथिन्‌ शब्द जिनके अन्त में हों, उस 
समास को समासान्त अ प्रत्यय हो, परन्तु अक्ष (रथ के चक्र का मध्य भाग) में जो 
धुर्‌ (धुरी) तदन्त शब्द से 'अ' प्रत्यय न हो। सूत्र में 'आनक्षे' पद में अ--अनक्षे 
ऐसा पदच्छेद है, जिसका अर्थ है, इन शब्दों के अन्त वाले शब्दों से 'अ' प्रत्यय हो पर 
अक्ष में जो धुर्‌ वहां न हो । 

अर्धर्च:--अधम्‌ ऋचः (ऋचा का आधा) यहाँ अर्ध नपु'सकम्‌' सूत्र से समास, 
ऋच्‌ शब्दान्त होने से प्रकृत सूत्र से अ' प्रत्यय होकर, अर्धचं इस अकारान्त शब्द से 
अधेर्चादय: पुसि च' इससे पुल्लिंग में होने के कारण 'अर्धर्चः' रूप बनता है । 

बिष्णु पुरम्‌ विष्णोः पु: इति विष्णुपुरम्‌ (विष्णु की नगरी) यहाँ षष्ठी 
तत्पुरुष समास, प्रकृत सुत्र से अ' प्रत्यय होकर विष्णुपुर इस अकारान्त प्रातिपदिक 
से नगर वाचक होने से नपुसक लिंग होने से “विष्णु पुरम्‌’ रूप बनता है । 


विमलापं सरः -विमला आपः यत्र (जहाँ निर्मल जल'हों वह सरोवर) यहाँ 
बहतरीहि समास प्रकृत सूत्र से अ' प्रत्यय होकर “विमालाप” इस अकारान्त से 
सरः का विशेषण होने से नपुसक लिंग में 'विमलापम्‌' रूप बनता है । 


राजधुरा--राज्ञः धुः (राजा का भार) यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास, प्रकृत सूत्र 
से अ प्रत्यय, राजमू के नकार का लोप होकर राजधुर इस अकारान्त शब्द से स्त्रीत्व 
विवक्षा में टापू प्रत्यय होकर राजधुरा रूप बनता है। 


१३० 


अथ समासान्ताः १२१ 


अक्ष्णोऽदश नातु । ५।४।७६॥ 
अचक्षुः पर्याथादक्ष्णोऽच्स्यात्‌ समासान्तः । गवामक्षीव गवाक्षः । 
उपसर्गादध्वनः ॥५॥४८५॥ | 
प्रगतोऽध्वानं प्राध्वो रथः । 
न पुजनातु ।५।४।६९॥। 
षुजनार्थात्‌ परेभ्यः समासान्ता न स्युः । 
(वा) स्वस्तिभ्यामेव । सुरांजा । अतिराजा । 
इति समासान्ताः 


अक्षे लु-अक्षधः--सूत्र द्वारा अक्ष की धुर्‌ के लिये 'अ' प्रत्यय का विधान न 
करने के कारण 'अक्षधूः यहाँ 'अ' प्रत्यय नहीं हुआ, रकार को विसं होकर अक्षधू:' 
रूप बना है, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। 

इहधूः--अक्षः--हृढा धू य॑स्य (जिसकी धुरा हढ़ हो ऐसा अक्ष) यहाँ 
बहुब्रीहि समास में भी 'अ” प्रत्यय न होने से 'हढधूः यही रूप बना है। 

सखिपथः--सख्यु: पन्थाः (मित्र का मार्ग) यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास में 
सखिपथिन्‌ से प्रकृत सूत्र से अ' प्रत्यय; भ संज्ञा, भस्य टेर्लोपः' से इन्‌ इस “टि 
का लोप होकर 'सखिगथ' इस अकारान्त शब्द से उक्त रूप बनता है। 

रम्यपथ:-- रम्याः पन्थानो यत्र-जिसमें रमणीक मार्ग हों ऐसा देश। यहाँ 
बहुब्रीहि समास में प्रकृत सूत्र से अ' प्रत्यय, टि लोप होकर 'रम्यपथः? रूप 
बना है। 

अक्ष्ण इति - नेत्र वाचक से भिन्न अक्षि शब्द से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो । 

गवाक्षः--गवाम्‌ अक्षि इव--गायों की आँखों जैसा, गवाक्ष रोखा खिड़की 
आदि । यहाँ अक्षि शब्द नेत्र वाचक नहीं है क्योंकि उसका यहाँ उपमान के रूप में 
प्रयोग हुआ है। अतः प्रकृत सूत्र से यहाँ अच्‌' प्रत्यय, 'यस्येति च से इकार लोप 
होकर, गो+अक्ष=गवाक्ष से प्र एक व० में गवाक्ष: रूप बनता है । 

उपसर्गादिति -- उपसगं से परे अध्वन्‌ शब्द को समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो । 

प्राध्वः -प्रगतः अध्वानम्‌ (मार्ग पर चला हुआ जो रथ) यहाँ पर प्र-- अध्वन्‌ 
का 'अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया’ इस वातिक से प्रादि समास होकर, प्रकृत सूत्र से 
अच्‌ प्रत्यय, अन्‌ इस टि’ का लोप होकर प्राध्व इस अकारान्त प्रातिपदिक से 'प्राध्वः 
यह रूप बनता है।' 

न पुजनादिति--प्रशंसा सूचक शब्दों से परे, समस्त पदों से समासान्त प्रत्यय 
नह्रो। 


१३२ संस्कृत-व्याकरण 


*वातिक' स्वस्तिभ्यासिति--सु और अति इन दो प्रशंसा वाचक शब्दों से 
पर पदों से ही समासान्त प्रत्यय का निषेध हो अन्यत्र नहीं । 

सुराजा--शोभन: राजा (अच्छा राजा) यहाँ 'कुगतिप्रादयः' सूत्र से प्रादि 
तत्पुरुष समास होकर “राजाहःसखिभ्यष्टच्‌' सूत्र से टच्‌ प्रत्यय प्राप्त था । प्रकृत सूत्र 
से उसका निषेध होने से, 'सुराजन्‌' इस नकारान्त शब्द से, प्र एक व० में सुराजा 
रूप बनता है । 

अतिराजा--अतिक्रान्तः राजानमु--जिसने राजा का अतिक्रमण किया हो । 
यहाँ 'अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया’ वातिक से समास होकर पूर्ववत टच्‌ प्रत्यय प्राप्त 
था उसका प्रकृत सूत्र से निषेध होकर पुर्ववत्‌ 'अतिराजा' रूप बनता है। 


इति समासान्त प्रकरणम्‌ 


अथ कृत्य प्रक्रिया 


घातोः ।३।१।६१॥ 

आतुतीयाध्याय समाप्त्यन्त ये प्रत्ययास्ते धातोः परे स्युः। 'कृुदतिङ? इति 
कृत्संज्ञा । 

वासरुपोऽस्त्रियास्‌ ।७1१।£४।। 

अस्मिन्‌ धात्वधिकारेऽसरूपोऽपचाद प्रत्ययः, उत्सस्य वाधको वा स्थात्‌, 
स्त्यधिकारोक्त विना । 


धातोरिति--इस सूत्र से लेकर (पाणिनि कृत अष्टाध्यायी) के तृतीय अध्याय 
की समाप्ति तक जो प्रत्यय कहे गये हैं, वे सब धातु से परे (आगे) हों । 

(यह अधिकार सुत्र है, कृदन्त प्रकरण के सभी सूत्रों में इसका अधिकार जाता 
है, अतएव सभी कृत्‌ प्रत्यय धातु से परे होते हैं) 

कृदिति--कृदतिड_ ।३।१।९३॥ इस सूत्र से तिङ -भिन्न प्रत्ययों की कृतू-संज्ञा 
होती है । 

(तिङ, प्रत्यय--तिप्‌ तस्‌ झि-आदि, भी धातुओं से ही परे होते हैं और कृत 
प्रत्यय भी, अतः धातुओं से होने वाले तिङ प्रत्ययों से भिन्न प्रत्यय--यतू्‌ ण्यत्‌ तर्षयतु 
क अण्‌ आदि कृतू प्रत्यय कहे जायेंगे ।) 

वासरूप इति--इस धातु के अधिकार में असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग 
अर्थात्‌ सामान्य सूत्रों द्वारा विहित प्रत्ययों के बाधक विकल्प से हों। स्त्रियाँ क्तिन्‌” 
३।३।९४॥। इस सूत्र के अधिकार में कहे गये प्रत्ययों को छोड़कर । 

उत्सर्ग का अर्थ है-सामान्य, अर्थात्‌ जिन प्रत्ययों के लिए किन्ही विशेष: 
धातुओं की अपेक्षा नहीं रहती, जैसे तव्यत्‌ अनीयर्‌ अणू आदि प्रत्यय । अपवाद का 
अर्थ है«- विशेष, अर्थात्‌ वे प्रत्यय जो किन्ही विशेष प्रकार की धातुओं से ही हो 


१३३ 


१३४ संस्कृत व्याकरण 
कृत्याः ॥७॥१॥९४५॥ 
'बुल्‌ तृचो'” इत्यतः प्राक्‌ कृत्यसंज्ञाः स्युः । 


कर्तेरि कृत्‌ ।३।४।६७॥ 
कृत्प्रत्ययः कतरि स्यात्‌ । इति प्राप्ते । 


सकते हें । जैसे यत्‌ ण्यतृ क आदि प्रत्यय । असरूप--अर्थात्‌ वे प्रत्यय जो दूसरे से 


स्वरूपतः भिन्न हैं । 


सामान्य नियमानुसार सभी अपवाद प्रत्यय अपने उत्सर्ग प्रत्ययों के, अपने 
स्थल में, नित्य बाधक होते हैं, पर इस प्रकरण में उत्सर्ग अपवाद प्रत्ययों के लिए यह 
विशेष नियम है कि जो असरूप अपवाद प्रत्यय हैं, वे उत्सर्गे प्रत्ययों के विकल्प से 
बाधक होंगे, नित्य नहीं, जैसे इसी प्रकरण में तव्यव्र तव्य अनीयर्‌ प्रत्यय हैं, जो कि 
सभी प्रकार की धातुओं से हो सकते हैं अतएव ये उत्सर्ग प्रत्यय हैं, यत तथा प्यत्र 
प्रत्यय भी इसी प्रकरण के हैं, पर वे विशेष धातुओं से ही होते हैं अतएव बे अप- 
वाद प्रत्यय हैं, साथ ही, इन प्रत्ययों का तव्य, अनीय शेष रहता है और अपवाद 
प्रत्ययों का य शेष रहता है, भतः ण्यत्र्‌ यत्‌ आदि प्रत्यय उक्त प्रत्ययों के विकल्प से 
बाधक होगे अतः कृ धातु से कतंव्यम्‌ करणीयमु तथा कार्यम्‌ भी रूप बनेंगे । 


परन्तु सरूप (समान रूप वाले जैसे अण्‌ और क प्रत्यय, क्योंकि अनुबन्ध 
लोप होने पर इन दोनों का 'अ' शेष रहता है) प्रत्यय उत्सर्ग के नित्य बाधक होगे । 
'कमंण्यण्‌' से. अणू प्रत्यय होता है वह उत्सर्गे प्रत्यय हे, क्योंकि कर्मं उपपद रहते वह्‌ 
किसी भी धातु से हो सकता है, क प्रत्यय अपवाद प्रत्यय है क्योंकि वह कुछ विशेष 
. धातुओं से ही होता है अतः क 'प्रत्यय' अण्‌ प्रत्यय का नित्य बाधक होगा। जसे 
'गाम्‌ ददाति गोदः' यहाँ गोदः में क प्रत्यय है, यहाँ 'गाम्‌' इस कमं के उपपद रहते 
अणू प्रत्यय भी हो सकता था पर क प्रत्यम उसका नित्य बाधक हो जायेगा अतः गोदः 
आदि क प्रत्यय के स्थल में अणू प्रत्यय न हो सकेगा । 


परन्तु उत्सर्गं अपवाद का यह बाध्य बाधक भाव नियम “स्त्रियां क्तिन्‌” इस 
सूत्र के अधिकार में विहित स्त्री प्रत्ययो में नहीं लगता है, अर्थात्‌ यहाँ अपवाद प्रत्यय 
उत्सर्ग के नित्य बाधक रहेंगे, जैसे चिकीर्षा आदि प्रयोगों में 'अ प्रत्ययातू' सूत्र से अ 
प्रत्यय होता है, यहाँ क्तिनू प्रत्यय (उत्सग प्रत्यय) न हो सकेगा । 


कृत्या इति--ण्बुल्‌ तृचौ’ इस आगे वाले सूत्र से पहिले के सभी प्रत्ययों की 
कृत्य संज्ञा होती है, अर्थात्‌ ये सभी प्रत्यय कृत्य प्रत्यय कहलायेंगे । 

कतर्रीति--कृत्‌ प्रत्यय कर्त्ता अर्थ में हों। इससे सभी प्रत्यय कर्ता अथे में 
प्राप्त हुए ~ 


रा 


कृत्य प्रक्रिया १३५ 


तयोरेव कुत्यक्तखलर्थाः ३।४।७०॥ 

एते भावकर्मणो रेव स्थुः । 

तव्यत्तव्यानीयरः ३।१।।९६॥। 

धातो रेते प्रत्ययाः स्युः । एधितव्यम्‌, एधनीयं त्वया ! भावे औत्सगिक सेक 
बचने क्लीवरवञ्च । चेतव्यश्चयनीयो वा धर्मस्त्वया । 


तयोरिति--कृत्य क्त और खलर्थ प्रत्यय भाव और कमे में ही हों, अर्थात्‌ ये 
प्रत्यय कर्त्ता में न हों। 


_ (अतएव इन प्रत्ययों के भाव और कमं में होने से कारण कर्ता के अनुक्त 
होने से, कर्ता में तृतीया तथा सकर्मक धातुओं के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है ।) 
तव्यदिति--धातु से तव्यत्‌ तव्य और अनीयर्‌ प्रत्यय हों । 
(तव्यत्‌ और तव्य दोनों ही प्रत्ययों के योग में शब्द रूप एक सा ही बनता 
है, केवल वैदिक स्वर भेद होता है, तव्यतु के अन्तिम तू की और अनीयर्‌ के रेफ की 
इत्‌ संज्ञा होती है और उनका लोप हो जाता है।) 


एघितब्यम्‌, एधनीयम्‌ त्वया (तुझे बढ़ना चाहिए) वृद्धयर्थक (बढ्ने अर्थ में) 
एध धातु से तव्यत्‌ तव्य तथा अनीयर्‌ प्रत्यय करने पर, तव्यवू प्रत्यय में बलादि 
आधे धातुक के परे होने के कारण इट्‌ का आगम हुआ (इट्‌ में केवल 'इ' शेष रहता 
है, अनीयर्‌ प्रत्यय करने पर इट्‌ न होगा क्योंकि वह बलादि (बलू प्रत्याहार मे) नहीं 
है, एधितव्य और एधनीय ऐसी स्थिति में 'कृत्तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक 
संज्ञा करने पर सु प्रत्यय, नपुंसक लिग में सु को अमु आदेश करने पर उक्त रूप सिद्ध 
होंगे । 

“आधे धातुकस्येड्‌ बलादेः” वल प्रत्याहार जिसके आदि में हो, ऐसे आधं 
धातुक प्रत्यय के आगे रहने पर सेट्‌ धातु को इट्‌ का आगम हो, इस सूत्र से तव्यतू 
में बलादि आर्धधातुक प्रत्यय के आगे रहने पर इट्‌ आगम हुआ । सेट्‌ अनिट धातुओं 
का परिगणन तिङन्तप्रकरण में किया गया है, सर्वत्र उसी के अनुसार सेट्‌ व अनिट्‌ 
धातुओं का परिचय प्राप्त करना चाहिये । तिङ शित्रू (शकारेत्संज्ञक) प्रत्ययों को 
छोड़कर शेष प्रत्यय भार्धधातुक कहे जाते हैं । 


भाव इति--भाव में सामान्यतः एक वचन और नपु'सक लिग होता है । 

(प्रत्ययं के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि अकर्मेक धातुओं से प्रत्यय 
कर्ता या भाव में तथा सकर्मक से कर्त्ता व कर्म में होते हैं, जहाँ कमें में या भाव में 
प्रत्यय होगा वहाँ अनुक्तकर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, जहाँ सकमक धातु से कर्ता 


१३६ क संस्कृत-व्याकरण 


(बा) केलिमर उपसंख्यानम्‌ । पचेलिमा माषाः, पक्तव्या - इत्यर्थः । 
भिदेलिभाः सरलाः भेत्तव्या इत्यर्थः । कर्मणि प्रत्ययः । 


में प्रत्यय होगा वहाँ कर्ता उक्त हो जाने से कर्ता में प्रथमा व कर्म में द्वितीया होगी 
इसी प्रकार सकर्मक से कमं में प्रत्यय होने पर कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी) 


एध धातु अकर्मक है और तयोरेवेति सुत्र के नियम के अनुसार सभी कृत्य 
प्रत्यय अकमक से भाव में और सकमक से कमं में होंगे अतः यह भाव में प्रत्यय हुए 
हैं। भाव में प्रत्यय करने पर सर्वत्र एक वचन नपु सक लिंग होता है अतएव एधनी यमु 
एधितव्यम्‌ में नपु सक लिग एक वचन है, 'त्वया' यह कर्ता में तृतीया है। 

चेतव्यश्चयनीयो वा धर्मस्त्वया (तुझे धर्म अजित करना चाहिये) यहाँ चिज, 
(चुनना-सकर्मक) धातु से कर्म में तव्य और अनीयर्‌ प्रत्यय करने पर इकार को 'ए' 
गुण होने से चेतव्य तथा अनीयर्‌ के आगे रहने पर एकार को अयादेश करने पर 
चयनीय रूप बनेंगे (कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिक संज्ञा-सु प्रत्यय, 'धर्म:ः इस शब्द के पुल्लिंग 
एक वचन होने से, चेतव्य और चयनीय के आगे भी सत्वविसर्ग होकर उक्त रूप 
सिद्ध होंगे । 

(बा) कर्म व भाव में तव्यतू आढ्रि के समान केलिमर्‌ प्रत्यय का भी उप- 
संख्यान (कथन) करना चाहिए । 

(केलिमर्‌ प्रत्यय के ककार और रेफ इतू संज्ञक हैं, एलिम शेष रहता है) 


इस प्रकरण में कई स्थानों पर गुण को आवश्यकता पड़ेगी । अतः 'गुण' के 
प्रयोग को समझ लेना चाहिए । इस प्रकरण में गुण करने वाले मुख्यतया दो सूत्र हैं 
“सार्वधातुकार्धधातुकथोः', अर्थात्‌ सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्ययों के आगे रहने 
पर इगन्त अंग (इक्‌ प्रत्याहार जिसके अन्त में हो ऐसा शब्द स्वरूप) को गुण होता 
है तथा दूसरा सूत्र है “पुगन्त लघूपधस्य च” अर्थात्‌ पुगन्त (पुक्‌ आगम जिसके अन्त 
में हो) और लघूपध (जिसकी उपधा में लघु वर्ण हो) अंग के इक्‌ को गुण हो 
सावधातुक और आर्धधातुक प्रत्ययों के आगे रहने पर । स्वरान्त (इ उ ऋ लू) अन्त 
वाली धातुओं में प्रथम सूत्र से तथा लघूपध धातुओं में द्वितीय सूत्र से सवेत्र गुण 
समझना चाहिए । 

पचेलिमाः माषाः-[माष (उरद) पकाने योग्य है] यहाँ पच्‌ (पकाना सकर्मक) 
धातु से केलिमर्‌ (एलिम) प्रत्यय होने पर पचेलिम बना, कमे में प्रत्यय होने से कर्म 
(माषाः) के अनुसार पुल्लिंग तथा बहुवचन में पचेलिमाः रूप बना । 


भिदेलिमाः सरलाः-- (सरल वृक्ष काटने चाहिए) यहाँ भी पुर्ववत भिद 
(तोड़ना-काटना सकर्मक) धातु से केलिमर्‌ प्रत्यय होने पर भिदेलिम, 'सरलाः? कर्म 
के अनुसार पुल्लिंग बहुवचन में भिदेलिमाः रूप बनता है । 


कृत्य प्रक्रिया । १२७ 


कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ३।३।११३॥ 

क्वचित्प्रवृत्तिः ˆ क्वचिदप्रवृत्तिः; क्वचिद्रिनाषा ववचिदन्यदेव । 
बिधे विधानं बहुधा समीक्ष्य, चतुविध बाहुलकं वदन्ति ॥ 

स्तात्यनेन स्नानीयम्‌ चूर्णम्‌ । दोयते$स्से दानोयो विप्रः । 

अचो यतु ३।१।९७॥ 

अजन्ताद्धातो यंत्‌ स्यात्‌ । चेयम्‌ । 

ईद्यति ६४६५॥ 

यति परे आत्‌ ईत्‌ स्यात्‌ । देयम्‌ । ग्लेयस्‌ । 


मूल में पचेलिमाः का अर्थ पक्तव्याः तथा भिदेलिमाः का अर्थ भेत्तव्या: लिखा 
गया है। 

कर्मणीति--उक्त दोनों प्रयायों में धातुओं के सकर्मक होने से कमें में प्रत्यय 
हुए हैं । 

कृत्येति~-कृत्य एवं ल्युट्‌ प्रत्यय बहुलता से होते हैं । 

बहुल शब्द का अर्थ है--बहुत प्रकार से होना आगे इसी बहुलता कर 
वर्णन है-- 

बवचिदिति--कहीं विधि की नित्य प्रवृत्ति होना, कहीं न होना, कहीं विकल्प 
से प्रवृत्ति होना और कहीं कुछ अन्य ही प्रकार का हो जाना । इस प्रकार विधिका 
बहुत प्रकार का विधान देखकर बाहुलक को (विद्वान्‌) चार प्रकार का कहते हैं। 

स्नानीयस्‌--चूर्णम्‌ (जिससे स्तान किया जाता है वह चूर्ण स्नानीय कहलाता, 
है) यहाँ स्ता (पवित्र होना-अकर्मक) धातु से करण अर्थ में (बाहुलकातू) अनीयर्‌ 
प्रत्यय होकर “स्नानीयम्‌ रूप बना । 

दानीयः विप्रः (देने योग्य ब्राह्मण, जिसे दिया जाय) यहाँ दा (देना सकर्मक) 
धातु से सम्प्रदान अर्थ में अनीयर्‌ प्रत्यय होकर दानीयः रूप बना । 

इन दोनों प्रयोगों में क्रमशः करण एवं सम्प्रदान में प्रत्यय हुए हैं जो कि किसी 
अन्य सूत्र से नहीं हो सकते थे। अतः बाहुलक नियम से ये प्रत्यय हुए हैं । 

अच इति- अजन्त धातुओं से यत्‌ प्रत्यय हो । 

चेयम्‌--(चुनने योग्य) चिञ्‌ (चुनना सकर्मक) धातु से यत्‌ प्रत्यय, गुण, 
चेय, प्रातिपदिक संज्ञा, सामान्य में नपुसक लिग, सु प्रत्यय, अम्‌, आदेश, होकर 
'चेयम्‌' रूप बना । 

ईदिति- यतृ प्रत्यय परे रहते आकार का ईकार होता है। 

देयम्‌ (देने योग्य या देना चाहिए) दा (देना सकर्मक) धातु से 'अचो यतू' 


१३८ ` संस्कृत-व्याकरणै 


पोरदुपधात्‌ ३।१।६८। 

पवर्गान्ताददुपधाद्यत्‌ स्यात्‌ । ण्यतोऽपवादः । शप्यम्‌ । लभ्यम्‌ । 
एतिस्तुञ्ञास्वृहजुषः क्यप्‌ ३।१।१०९। 

एभ्यः क्यप्‌ स्यात्‌ । 

हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ६।१।७१॥ 

इत्यः । स्तुत्यः । शासु-अनुशिष्टौ । 


सुत्र से यत्‌ प्रत्यय हुआ, ईद्यति सुत्र से यतु प्रत्यय परे रहते धातु के आ' को ईकार 
होकर गुण होने पर देय, प्रातिपदिक संज्ञा, सु प्रत्यय, सामान्य में नपुसक लिंग, सु 
को अमू आदेश होकर देयमू, रूप बनता है । 

ग्लेयम्‌ -- (ग्लानि करने योग्य) ग्ल (ग्लानि करना अकर्मक) धातु से यवु 
प्रत्यय करने पर “आदेच उपदेशेऽशिति” सूत्र से ऐकार को आव्‌ आदेश, ग्ला-यतु 
इस स्थिति में 'देयम्‌' की भाँति अन्य सब कार्य होकर "ग्लेयम्‌? रूप बनता है । 

पोरिति--पवर्ग अन्त वाली तथा अकारोपध (जिनकी उपधा में अकार हो) 
धातुओं से यत्‌ प्रत्यय हो । 

ण्यत इति--'क्रत्हलोण्यंतू सूत्र से होने वाले प्यतू प्रत्यय का यह अपवाद 
(बाधक) है । 

शप्यम्‌-- (शाप के योग्य) शप्‌ (शाप देना या शपथ लेना) धातु से (इसके 
पवर्गान्त एवं अकारोपध होने से) यतृ प्रत्यय होने से "शप्यम्‌? रूप बना (यहाँ हलन्त 
धातु होने से प्यतू प्रत्यय प्राप्त था उसको बाधकर यतु प्रत्यय हुआ है ।) 

लभ्यम्‌- (पाने योग्य, पाना चाहिए) लभ (पाना आत्मने पदी, सकमक) 
धातु से पूवेवतू यत्‌ प्रत्यय करने पर लभ्यम्‌ रूप बनता है । 

एतीति- इण्‌, स्तु, शास्‌, वृ, ह और जुष्‌ धातुओं से क्यप्‌ प्रत्यय हो । (यहाँ 
शास्‌ तथा जुष्‌ हलन्त धातुओं से ण्यत्‌ तथा शेष अजन्त धातुओं से अचो यतर' सूत्र से 
अच्‌ प्रत्यय प्राप्त था उसको बाधकर इससे क्यपू प्रत्यय होता है !) 

हस्वस्येति- ह्रस्व को तुक्‌ का भागम हो, पिवू कृतु प्रत्यय परे रहते (पित्रु- 
जिस प्रत्यय से पकार की इतू संज्ञा हुई हो) 

इत्यः (जाने योग्य) इण्‌ (जाना अकर्मक) धातु से क्यप्‌ प्रत्यय हुआ पकार 
तथा ककार इत संज्ञक है 'य शेष रहता है । इकार के ह्वम्व होने के कारण हृस्वस्येति 
सुत्र से तुक्‌ का आगम उ 'क्‌' इत संज्ञक है व" शेष रहता है, इत्य की प्रातिपदिक 
संज्ञा, सु प्रत्यय, प्रथमैक वचन में 'इत्यः' रूप बनता है। 


| 
| 


कृत्य प्रक्रिया १३६ 


शास इदङ हलोः ।६।४।३४। 

शास उपधाया इत्स्यादडि हलादौ क्डिति। शिष्यः। वृत्यः। आरत्यः। 
जुष्यः । 

सजे विभाषा ।३।१।११३॥ 

सृजेः क्यब्बा स्यात्‌ । मुज्यः । 

त्रहलोण्यंत्‌ ।३।१।१२४॥ 


स्तुत्य: (स्तुति करने योग्य) स्तु (स्तुति करना) धातु से क्यप्‌ प्रत्यय, शेष 
कार्य पूर्ववत्‌ होने से 'स्तुत्य: रूप बनता है । 

शिष्यः (अनुशासन करने योग्य) शास्‌ धातु अनुशासन करने अर्थ में है, शास्‌ 
धातु से “एतीति” सूत्र से क्यप्‌ प्रत्यय करने पर “शास्‌ -)-क्यप्‌' ऐसी स्थिति में-- 

शास इति-शास्‌ धातु की उपधा को इकार आदेश हो, अङ या हलादि 
कित्‌ डित परे रहते । 

“शासः” इस सूत्र से हलादि विव - क्यप्‌ प्रत्यय परे रहते शास्‌ को उपधा 
आकार को इकार होने पर शिस्‌+य इस स्थिति में “शासिवसिधसीनां च” सूत्र से 
सकार को ूर्धन्यादेश षकार होने पर शिष्य-प्रथमेक वचन में शिष्य? यह रूप . 
बनता है। 

वृत्यः (वरण करने योग्य) वृ (वरण करना) धातु से क्यप्‌ तथा तुकू होकर 
'वृत्यः' रूप बनता हे । 

आइत्यः (आदर करने योग्य) आङ पूर्वक ह (आदर करना) धातु से क्यपू 
तथा तुक्‌ होकर 'आहृत्यः' रूप बनता है। 

` जुष्यः (सेवा करने योग्य) जुष्‌ (प्रीति तथा सेवा करना) धातु से क्यप्‌ होकर 
'जुष्यः' रूप बनता है । 

(यहाँ इन प्रयोगों में क्यप्‌ प्रत्यय के कित होने के कारण कहीं भी गुण नहीं 
होता) इस प्रकरण में गुण व वृद्धि का निषेधक सूत्र है 'ग्किङति च' अर्थात्‌ गित कित 
और डित्‌ प्रत्ययो के आगे रहने पर इक्‌ (इ उ ऋ लू) को प्राप्त गुण और वृद्धि न 
हों । अतः गकार ककार तथा ङकार इत्‌ संज्ञा वाले प्रत्ययों के आगे आने पर गुण 
वृद्धि न हो सकेंगे।) 

मृजेरिति--मृज्‌ धातु से विकल्प से क्यप्‌ प्रत्यय हो । 


सृज्यः (शुद्ध करने योग्य) मृज्‌ (शुद्ध करना) धातु से क्यप्‌ होकर 'मृज्यः' 
रूप बनता है। (मृज्‌ धातु के हलन्त होने के कारण यही प्राप्त ण्यत्‌ प्रत्यय का यहू 
विकल्प से बाधक है ।) 

ऋहुलोरिति--ऋचर्णान्त भौर हलन्त धातुओं से ण्यतू प्रत्यय हो। 


१४० | संस्कृत-व्याकरण 


क्रवर्णान्ताद्धलन्ताच्च धातोष्य॑त्‌ स्यात्‌ । कार्यम्‌ । हायंम्‌ । धार्यम्‌ । 
चजोः कुघिण्यतोः ।॥७॥३॥२५॥ 
चजोः कुत्वं स्यात्‌ घिति णिति च परे । 
मृजेवृ द्विः ।॥७॥१॥११४॥ 
मृजेरिको वृद्धिः स्यात्‌, सार्वधातुकार्घंधातुक्योः । मार्ग्यः । 
भोज्यं भक्ष्ये ।७।३।६६॥ 
भोग्य मन्यत्‌ । 
इति कृत्य प्रक्रिया । 


कार्यम्‌ (करने योग्य) कृ (करना सकमक) धातु से ण्यतृ प्रत्यय होकर 
कृ=प्यत्‌ इस स्थिति में ण्यत्‌ प्रत्यय के णित्‌ के कारण, उसके आगे रहने पर 
'अचोञ्णिति' सूत्र से धातु के ऋकार को आर्‌ वृद्धि होकर 'कार्यंस्‌' रूप बनता है । 

हार्यम्‌ (हरण करने योग्य) हृ (हरण करना) धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय तथा वृद्धि 
होकर हार्यम्‌ रूप बनता है । 

धार्यम्‌ (धारण करने योग्य) धृ (धारण करना) धातु से ण्यतृ तथा वृद्धि 
होकर 'धार्यम्‌' रूप बनता है । 

चजोरिति-चकार व जकार को कुत्व (कवर्ग आदेश, होता है, घित्‌ और 
णित प्रत्यय परे रहते । 

मृजेरिति-शृज्‌ धातु के इक को वृद्धि हो, सावधातुक आर्घेधातुक प्रत्यय 
परे रहते । 

माग्यंः (शुद्ध करने योग्य) मृज्‌ धातु से क्यप्‌ प्रत्यय के अभाव पक्ष में ण्यत्‌ 
प्रत्यय होने पर जकार को गकार आदेश, तब मृजेवृ द्धिः सुत्र से ऋकार को आर 
वृद्धि होकर मार्ग्यः रूप बनता है (यहां वृद्धि विधायक उक्त दोनों सुत्रों से वृद्धि न हो 
सकती थी, क्योंकि न तो यह धातु स्वरान्त ही था ओर न अकारोपध, अतएव इस 
सूत्र का प्रणयन किया गया है।) 


इस प्रकरण में वृद्धि करने वाले मुख्य सूत्र 'अचोञ्णिति” तथा 'अतउपधाया:? 
हँ। प्रथम सूत्र द्वारा “बितृ और और णित प्रत्यय परे रहने पर अजन्त अंग (स्वरान्त 
धातुओं) को वृद्धि होती है और द्वितीय सूत्र से जितू णितू प्रत्ययों के बगे रहने पर 
भकार उपधा वाली धातुओं को वृद्धि होती है। 


भोज्यमिति--भक्षण करने योग्य अर्थ में “भ्ोज्य' रूप बनता है अर्थात्‌ इस 


सूत्र से भक्षणार्थक भुज्‌ धातु से, प्यतु प्रत्यय परे रहते, चजोः सत्र से प्राप्त कुत 
भभाव का निपातन (विधान) किया जाता है । र 0) 


ह. /» 0.17 कता र नासाका 


कृत्य प्रक्रिया १४१ 
भोग्य सन्यत्‌- अर्थात पालनाथेक भुज्‌ धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय परे भोग्यम्‌ रूप 
बनता है । अर्थात्‌ यहाँ कुत्व हो जाता है । न 
भोज्यम्‌ (भक्षण करने योग्य) भुज्‌ (पालन-उपभोग और भक्षण करना) 
धातु से भक्षण अर्थ में ण्यतू प्रत्यय होने से प्राप्त कुत्व के अभाव का इस सूत्र से 
निपातन होने पर भोज्यमु रूप बनेगा । उकार को गुण होकर ओकार हो जायेगा । 
सोग्यम्‌- (उपभोग करने योग्य) भुज्‌ धातु से उपभोग अर्थ में ण्यत्‌ प्रत्यय 
होने पर कुत्व तथा गुण करने पर भोग्यम्‌ रूप बनता है। 


इति कृत्य प्रक्रिया 


अथ पूर्वक्‌दन्तम्‌ | 


ण्बुलुतूचो ।३।१।१३३॥ 
धातोरेतौ स्त: । कर्तरि कृदिति कत्रर्थे । 
युवोरनाको ।७।१।१॥ 

यु वु एतयोरनाको स्त: । कारकः । कर्ता । 
नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ।३।१।१३४॥ 


ण्बुल्‌तृचाविति--धातु से ण्बुल्‌ और तृच्‌ प्रत्यय हों । 

(ण्बुल्‌ का बु और तृच्‌ का तृ शेष रहता है, अन्य भाग इत्‌ संज्ञक हैं। 
कर्तेरीति -ये प्रत्यय 'कतंरि कृत्‌’ सूत्र से कर्ता अर्थ में होते हैं । 
युवोरिति--यु और बु इनको क्रमशः अन और अक आदेश हों । 


कारकः--करोतीति (करने वाला) कृ (करना, सकर्मक) धातु से कर्ता अर्थ 
मैं परकृत सूत्र से ण्बुलू प्रत्यय होने पर बु को उक्त सुत्र से अक आदेश होने पर, ऋकार 
को आर्‌ वृद्धि होकर कारक शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा, प्रथमैक वचन में 
कारकः यह रूप बनता है । 


कर्ता (करने वाला) कृ धातु से तृच्‌ प्रत्यय, गुण होकर 'कतृ' की प्रातिपदिक 
संज्ञा, प्रथमैक वचन में कर्ता रूप बनता है । 


नन्दीति -नन्दि आदि धातुओं से त्यु प्रत्यय, ग्रह आदि धातुओं से णिनि 
प्रत्यय, भौर पच्‌ आदि धातुओं से अच्‌ प्रत्यय हो । 


(इन प्रत्ययों के अनुबन्धो का लोप होने पर ल्यु का यु, णिनि का इन्‌, तथा 


अच्‌ का अ शेष रहता है। णिनि प्रत्यय के णित होने के कारण- यथा स्थान वृद्धि 
भी होगी ।) | 


१४२ 


पूर्वकृदन्तम्‌ १४३ 
नव्द्यादे ल्युः, ग्रह यादे णिनिः। पचादेरच्‌ स्यात्‌ । नन्दयतीति नन्दनः, 
जनमर्दयतीति जनार्दनः, लवणः, स्थायी, मन्त्री । पचाराळृतिगण: । 


इगुपधञ्ञाप्रीकिरः क्तः ।३।१।१३५॥ एभ्यः कः स्यात्‌ । बुधः, इशः, ज्ञः) 
प्रियः, किरः । 


नन्दनः--नन्दयति इति (आनन्दित करने वाला) प्रेरणार्थक णिच्‌ प्रत्ययान्त 
नन्दि धातु से ल्यु प्रत्यय होकर, यु को अन आदेश, तथा 'णेरनिटि' सूत्र से 
णिच्‌ के इकार का लोप करने पर नन्दन इस प्रातिपदिक से 'नन्दनः' रूप 
बनता है । 

जनार्दनः--जनमर्दयति इति (लोगों को गति देने वाला भगवान्‌) जन उपपद 
णिच्‌ प्रत्ययान्त अदै (गति, याचना) धातु से ल्यु प्रत्यय, यु को अन आदेश, “जन 
अदे इ अन” इस स्थिति में णि लोप होने पर 'जनार्दन:' रूप बनता है । 


लबणः-लुनाति इति (काटने वाला या नमक) लूञ्‌ (काटना) धातु से 
ल्यु प्रत्यय, अन आदेश, गुण, अवादेश लब्‌ --अन इस स्थिति में निपातन से नकार 
को णत्व होकर 'लवण' प्रातिपदिक से 'लवणः' रूप बनता है । 


ग्राहीः--णह णाति इति (ग्रहण करने वाला), ग्रह (ग्रहण करना) धातु से 
णिनि प्रत्यय, णित्‌ प्रत्यय परे होने से 'अत उपधायाः” सूत्र से उपधा अकार को वृद्धि 
होकर ग्राहित इस शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा, सुप्रत्यय, प्रथमैक वचन में 
'ग्राही' यह रूप बनता है । 


स्थायो--तिष्ठति इति (ठहरने वाला-स्थिर) स्था (ठहरना) धातु से णिति 
ग्रत्यय होकर-अनुबन्धन लोप होने पर स्था+-इन्‌ इस स्थिति में 'आतो युक्‌ चिण्कृतोः” 
से आकारान्त स्था धातु के आगे युक्‌ का आगम होने पर स्थायिन्‌ प्रातिपदिक से 
प्रथमैक वचन में स्थायी रूप वनता है । 


सन्त्री--मन्त्रयति इति (मन्त्रणा-सलाह्‌ देने वाला) णिच्‌ प्रत्ययान्त चुरादि 
मन्त्रि (गुप्त वार्तालाप करना) धातु से णिनि प्रत्यय, 'मन्त्रृ इ इन! इस स्थिति में 
णि लोप होकर मन्त्रिन्‌ प्रातिपदिक से पुल्लिंग प्रथमैक वचन में 'मन्त्री' रूप बनेगा । 


पच्चादिरिति -पचादि आकृति गण है, इस गण में पठित शब्दों से अच्‌ प्रत्यय 
होता है, पच्‌+ अच्‌ ==पचः पचति इति (पकाने वाला) । 

इगुपधेति- इक्‌ उपधा वाली धातुओं जसे बुधू, कृश आदि, ज्ञा, प्री, क, 
धातुओं से क प्रत्यय हो। (क प्रत्यय में अ शेष रहता है, प्रत्यय के कित्‌ होने के 
कारण 'ग््किति च' सुत्र से गुण का निषेध होता है।) 

बुधः बुध्यते इति (ज्ञाता; विद्वान्‌) बुध्‌ (जानना) धातु से क प्रत्यय होने 
पर “बुध: रूप बनता है । 


क्त ATT YB | 


१४४ न सस्कृत व्याकरण 


आतश्चोपसग ।३।१।१३६॥ | 


प्रज्ञः । सुग्लः । 

गेहे कः ।७।१।१४४। 

गेह कर्तेरि ग्रहेः कः स्यात्‌ । गृहम्‌ । 

कर्मण्यण्‌ ।३।२।१॥ 

कर्मण्युपपदे धातोरण्‌ ध्रत्ययः स्यात्‌ । कुम्भं करोतीति कुम्भकारः । 


कृशः (कृश्यतिइति--दुबला, क्षीण) कृश्‌ (दुबना होना) धातु से क प्रत्यय 
होने पर कृशः सिद्ध होता है। 

ज्ञः--जानाति इति (जानने वाला) ज्ञा (जानना) धातु से क प्रत्यय, कित्‌ 
होने से “आतो लोप इटि च' सूत्र से आकार का लोप, ज्ञ? रूप सिद्ध होता है। 


प्रियः--प्रीणाति इति (प्रसन्न करने वाला) प्री (क्रयादि, तृप्त करना) धातु 
से क प्रत्यय “अचिश्नु धातु-भ्रुवां य्वोरिय ङवङी” सूत्र से प्री गत ईको इयङ्‌ 
(इय) आदेज्ञ करने पर “प्रियः? रूप बनता है । 

'किरः--किरतिं (बिखेरने वाला) कृ, (विखेरना) धातु से क प्रत्यय, “ऋ त 
इद्धातोः” सूत्र से ऋकार को इर्‌ आदेश करने पर 'किरः' रूप बनता है। , 


आतश्चेति--उपसगंपूर्वक आकारान्त धातु से क प्रत्यय हो। 


्रजञः--प्रकर्षेण जानातीति (अच्छी तरह जानने वाला) प्र+ज्ञा (जानना) 
धातु से क प्रत्यय करने पर आकार का लोप होकर 'प्रज्ञ” रूप बनता है । 


सुग्लः--सुग्लायतीति (अच्छी तरह ग्लानि करने वाला) ग्लै (ग्लानि करना) 
धातु से क प्रत्यय, आदेच उपदेशेऽशिति” सुत्र से ऐकार को आकार आदेश, आकार 
का लोप 'सुग्ल' प्रातिपदिक से प्रथमैक वचन में सुग्लः रूप बनता है । 


गेह इति--यदि गेह (घर) कर्ता हो, अर्थात्‌ उस शब्द से घर अर्थ प्रकट 
होता हो तो ग्रह धातु से क प्रत्यय हो । 


गुहम्‌ गृहणाति धान्यादिकम्‌ (जो धान्य आदि को अपने अन्दर रखता है) 
ग्रह (ग्रहण करना) धातु से क प्रत्यय, ग्रहिज्येति, सूत्र से र्‌ को ऋ सम्प्रसारण, 
गृह ज-अ इस दशा में गृह प्रातिपादक से नपु ० प्रथमैक वचन में णहम्‌ रूप बनता है । 
गृह शब्द पुल्लिंग में सदा बहुवनान्त ही रहता है 'गृहा” । ग्रह शब्द 'अधेर्चादि गण 
पठित होने के कारण पुल्लिंग और नपु'सकलिंग दोनों में प्रयुक्त, होता है । 

कर्सणीति--कमं उपपद रहते धातु से अण्‌ प्रत्यय होता है, (अण्‌ में 'अ' शेष 
रहता है, णितू होने से वृद्धि भी होती है । 

कुस्भकारः : कुम्भं करोति (धड़ा बनाने वाला) कुम्भ+कृ (करना) धातु से 


a 


पूर्वकृदन्तम्‌ १४५ 


आतोऽनुपसग कः ।२।२।३॥ 

आदन्ताद्धातो रनुपसर्गात्‌ कर्मण्युपपदे कः स्यात्‌ । अणोऽपवादः । आतो लोपः। 
गोदः । धनदः । कम्बलदः । अनुपसर्गे किम्‌--गोसन्दायः । 

(वा) मुलविशुजादिभ्यः कः । 

सुलानि विभुजति मुलविभुजो रथः । आकृतिगणोऽयम्‌ । महोध्रः । कुध्षः॥ 


कुम्भम्‌ इस कमं के उपपद रहते अण्‌ प्रत्यय, ऋकार को आर्‌ वृद्धि, कुम्भकार इस 
प्रातिपदिक से पुल्लिंग प्रथमैक वचन में कुम्भकारः रूप बनता है । 

इस प्रकरण में सूत्र के सप्तम्यन्त पद से बोघ्य पद उपपद कहलाता है, इस 
उपपद का अपने उत्तरवर्ती पद के साथ 'उपपदमतिङः' सूत्र से समास होता है, 
समास करने पर उपपद तथा अन्य पद के आगे की विभक्तियों का “सुपो धातु प्राति- 
पदिकयोः' से लोप हो जाता है, यथा प्रस्तुत उदाहरण में कुम्भम्‌ यह कर्म उपपद है, 
और यह 'कमंण्यण्‌? सूत्र में 'कर्मणि' इस पद द्वारा बोध्य है । अतः कुम्भ अम्‌ कृ 
इस अवस्था में अण्‌ प्रत्यय तथा वृद्धि करने पर कुम्भ अम्‌ कार इस स्थिति में 
समास तथा अम्‌ विभक्ति का लोप होकर कुम्भकार इस शब्द की पुनः प्रातिपदिक 
संज्ञा होकर सु प्रत्यय आने पर कुम्भकारः यह रूप बनेगा । उपपद वाले उदाहरणों में 
सर्वत्र ऐसा ही समझना चाहिए । 

आत इति--उपसग रहित आदन्त (दीर्घ आकारान्त धातुओं से) कर्म उपपद 
रहते क प्रत्यय हो । 

यह 'क' प्रत्यय 'कमंण्यण्‌” सुत्र के अण्‌ प्रत्यय का सरूप प्रत्यय होने के कारण 
नित्य बाधक है । 

'आतो लोप इटि च' से आ' का लोप होता है । 

गोदः-गाम्‌ ददाति इति (गाय देने वाला) गो+-अम्‌ दा (देना) धातु से 
क प्रत्यय, आकार लोप, गो--अम्‌ द इस स्थिति में पूर्ववत्‌ समास विभक्ति लोप, 
गोद इस कृदन्त शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा प्रथमेक वचन में 'गोदः' रूप 
बनता है । 

धनम्‌ ददाति धनदः’, कम्बलम्‌ ददाति 'कम्बलदः', रूप भी इसी प्रकार सिद्ध 
होंगे । 

सूत्र मे उपसर्ग रहित धातु से क प्रत्यय होता है अतः--गामु सन्ददाति 
गोसन्दायः यहाँ पर सम्‌ उपसगंपूर्वक दा धातु से क प्रत्यय न होगा, तब 'कमंण्यण्‌' 
से अण्‌ प्रत्यय 'आतो युक्‌ चिणूकृतोः' से युक्‌ का आगम होने पर 'गोसन्दाय' प्रा ति- 
पदिक से पुल्लिंग प्रथमैक वचन में रूप बनेगा । 

(बा) मूलेति--मूलविभुज आदि शब्दों से क प्रत्यय हो । 

१० 


१४६ संस्कृत व्याकरण 


चरेष्टः ।३।२।१६। अधिकरणे उपपदे । कुरुचरः । 

भिक्षासेनादायेषु च ।३।२।१७॥ 

भिक्षाचरः । सेनाचरः । आदायेति ल्यबन्तम्‌-आदायचरः । 
` कृजो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु ।३।२।२०॥ 


मूलविभुजो रथः--मूलानि विभुजति (जड़ों को कुचलने वाला रथ) मूल शस्‌ 
वि+-भुज्‌ धातु से क प्रत्यय, उपपद समास, विभक्ति लोप, मूलविभुज-प्रातिपदिक 
संज्ञा “मूलविभुजः' रूप बनता है । / 

आक्रतीति--मूलविभुज आदि आकुतिगण है । अतः 

महीघ्रः-महीम्‌ धरति (पृथ्वी को धारण करने वाला) मही अम्‌ धृ धातु 
से क प्रत्यय, कित होने से गुण निषेध, ऋकार को यण्‌ होने से 'महीघ्ः' यह रूप 
बनेगा । 

कुश्र:--कु धरति (पृथिवी को धारण करने वाला, कु अम्‌ धृञ-क प्रत्यय, 
गुणाभाव होने पर यण्‌ “कु अमु ध्र? इस स्थिति में समास विभक्ति लोप, कुध्रः रूप 


सिद्ध होता है । 

चरेरिति--अधिकरण उपपद रहते चर्‌ धातु से ट प्रत्यय होता है।' 

(ट प्रत्यय के ट्‌ की इत्‌ संज्ञा है, टितृ होने से स्त्रीत्व विवक्षा में “टिड्ढा 
ण्‌” से डीष्‌ प्रत्यय होता है ।) 

कुर्चरः--कुरुषु चरति (कुरु प्रदेश में घूमने वाला) कुरु सुप्‌ चर्‌ (गति और 
भक्षण) धातु से ट प्रत्यय उपपद समास, विभक्ति लोप, कुरुचर से कुरुचरः रूप 
बनता है । 

स्त्रीलिंग में डीष्‌ प्रत्यय होकर कुरुचरी रूप बनेगा । 

भिक्षेति- भिक्षा, सेना और आदाय उपपद रहते चर्‌ धातु से ट प्रत्यय 
होता है । 

भिक्षाचरः-भिक्षाम्‌ चरति (भिक्षा माँगने वाला) भिक्षा अमु चर्‌ ट प्रत्यय, 
समास विभक्ति लोप, भिक्षाचरः रूप बनता है । । १ 

सेनाचरः-- सेनायां चरति अथवा सेनां चरति--प्रविशति (सेना में घूमने 
बाला अथवा सेना में प्रवेश करने वाला) पूर्ववत ट प्रत्यय, समास, विभक्ति लोप, 
सेनाचरः रूप सिद्ध होता है । 

आदायचरः--आदाय (त्यप्‌ प्रत्ययान्त शब्द है । लेकर चलने वाला, आदाय+- 
चर्‌ से ट प्रत्यय, आदायचरः रूप सिद्ध होता है ।) 

कु इति- हेतु ताच्छील्य (वैसा ही स्वभाव होना) आनुलोम्य (अनुकूलता) 
इन अर्थों के द्योतित रहने पर कुज, धातु से ट प्रत्यय हो । 


पूर्वकृदन्तम्‌ १४७ 


एषु द्योत्येष्‌ करोतेष्टः स्यात्‌ । 

अतःकृकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णो ष्वनव्ययस्य ।८।३।४६॥ 

आदुत्तरस्यानव्ययस्थ विसर्गस्य समासे नित्यं सादेशः करोत्यादिषु परेषु । 
यशस्करी विद्या । श्राद्धकरः । वचनकरः । 

एजेः खश्‌ ।३।२।२८॥ 

ण्यन्तादेजेः खश्‌ स्यात्‌ । 

अरु्विषदजन्तस्य सुम्‌ ।६।३।६७॥ 

अरुषो द्विषतोऽजन्तस्य च मुमागमः स्यात्‌, खिदन्ते परे नत्वव्थयस्य । शित्त्वा- 
च्छबादिः । जनमेजयतीति जनमेजयः । 


अत इति- अकार के आगे आने वाले उस विसगं को जो अव्यय से सरे न 
हो- समास में नित्य सकार आदेश हो कृण, धातु, कम्‌ धातु, कंस, कुम्भ, पात्र, कुशा 
और कर्णी शब्द परे रहते । 

यशस्करी दिद्या-यशः करोति (यश का हेतु विद्या) यशस्‌ अम्‌ कृ धातु से 
प्रकृत सूत्र से हेतु अर्थ में ट प्रत्यय । ऋ को अर्‌ गुण, उपपद समास, विभक्ति लोप, 
“यश: कर' इस स्थिति में “अतः ककमि” इति सूत्र से कुज धातु के आगे रहते विसर्ग 
को सकारादेश, टित्र होने से “टिड्ढाणज” सूत्र से ङीपू प्रत्यय, यशस्करी रूप 
बनता है। 

श्राद्धकरः - श्राद्ध करोति-श्राद्धं कतु शीलमस्य (श्राद्ध करने का जिसका 
स्वभाव हो) श्राद्ध अम्‌ कृ+ट, गुण, समास, विभक्ति लोप, श्राद्वकर, प्रथमैक वचन 
में श्राद्धकरः । 

वचनकरः वचनं करोति (कहे हुये को करने वाला आज्ञापालक) वचन अम्‌ 
कृ-ट, गुणादि पूर्ववत्‌, 'वचनकरः' । 

एजेरिति ण्यन्त एज्‌ धातु से खश्‌ प्रत्यय हो, (खश्‌ प्रत्यय के खकार व 
शकार इतू संज्ञक है केवल 'अ' शेष रहता है, अतएव यह प्रत्यय खित्‌ और शित 

कहलाता है ।) 

अरुरिति--अरुष्‌ (मर्मवाचक शब्द) द्विषत्‌ (शत्र) और अनन्त को मुम्‌ का. 
आगम हो, खिदन्त प्रत्यय परे रहते, परन्तु अव्यय को मुम्‌ का आगम न हो। 

(मुम्‌ में केवल मु शेष रहता है ।) 

शित्त्वेति--खश्‌ प्रत्यय के शित्‌ होने के कारण शप्‌ आदि प्रत्यय होते हैं । 

जनमेजय:--जनमेजयति (जनता को केपाने वाला) जन--अम्‌+णिच्‌ 
प्रत्ययान्त एजि धातु से खश्‌ प्रत्यय, खश्‌ के शित्‌ होने से खश्‌ के पूर्व शप्‌ प्रत्यय, 


१४८ संस्कृत-व्याकरण 


प्रियवशे वदः खच्‌ ।३।२।३८॥। 

प्रियंवदः । वशंवदः । 

अन्येस्योऽपि ह्यन्ते ।३।२।७५॥ 

मनिन्‌ क्वनिप्‌ वनिप्‌ विच्‌-एते प्रत्ययाः धातोः स्युः । 

नेड्‌ वशि कृति ।७।२।८॥ 

वशादेः कृत इण्‌ न स्यात्‌ । शू. हिसायाम्‌-सुशर्मा । प्रातरित्वा । 


(शप्‌ में 'अ' शेप रहता है) जन+अम्‌ एजि अ अ इस स्थिति में अतो गुणे' सूत्र से 
पूर्वं अकार का लोप, शप्‌ के शित्‌ होने से सार्वधातुक संज्ञा, “सार्वधातुकार्धंधातु- 
कयोः? से इकार को 'ए' गुण, अयादेश, जन अम्‌ एजय इस स्थिति में उपपद समास, 
विभक्ति लोप, तब खिदन्त 'एजय' आगे रहने पर प्रकृत सूत्र से नकारोत्तरवर्ती अकार 
के आगे मुमु (म्‌) का आगम होकर जनमेजय, प्रातिपदिक संज्ञा, प्रथमैक वचन में 
“जनमेजयः' रूप बनता है । 

प्रियेति--प्रिय और वश उपपद रहते वद्‌ धातु से खच्‌ प्रत्यय हो । 

(खच्‌ में केवल 'अ' शेष रहता है खित्‌ होने के कारण इसके परे रहते भी 
मुम्‌ आगम होता है ।) 

प्रियम्बदः--प्रियं वदति (प्रिय बोलने वाला) प्रिय+भम्‌+-वद (बोलना) 
धातु से खच्‌ प्रत्यय मुगागम होकर 'प्रियंवदः' यह रूप बनता है । 

वशं वदः--वशे वदति-वश में रहने वाला, पूर्ववत्‌ खच्‌ प्रत्यय मुमागम होकर 
सिद्धि होगी । 

अन्येभ्य इति--मनिन्‌ क्वनिप्‌ वनिप्‌ और विच्‌ प्रत्यय धातु से हों। 

सूत्र में अन्येभ्योऽपि का अर्थ है अन्य धातुओं से भी ये प्रत्यय “हश्यन्ते”” 
देखे जाते हैं। तात्पर्यं यह कि इस सूत्र से पुवं “आतो मनिन्‌ क्वनिप्‌ वनिपश्च” 
२।२।७३॥ यह सुत्र है जो कि आकारान्त धातुओं से इन प्रत्ययों का विधान करता 


है अतएव इस सूत्र द्वारा आकारान्त से भिन्न भी धातुओं से भी इन प्रत्ययों का 


विधान किया गया है । 

(मनि का मन्‌, क्वनिप्‌ और वनिप्‌ का वन्‌ शेष रहता है, क्वनिप्‌ के कितु 
होने से गुण वृद्धि निषेध होता है । विच्‌ प्रत्यय का कुछ भी शेष नहीं रहता अर्थात्‌ 
उसका सर्वापहारी लोप हो जाता है ।) 

नेडिति--वश्‌ प्रत्याहार जिसके आदि में है ऐसे कृत्‌ प्रत्यय को इट्‌ का 
आगम नहीं होता है । 

सुशर्मा - शोभनं श्णाति (अच्छी तरह हिसा करता है) सु उपसर्ग पूर्वक शय 
(हिसा करना) धातु से प्रकृत सूत्र से भनिन्‌ प्रत्यय, मनिन्‌ प्रत्येक के बलादि आर्धधातुक 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


पूरवेक्दन्तम्‌ १४६ 


विड्वनोरनुनासिकल्यात्‌ ।६।४।४१॥ 

अनुनासिकस्यात्‌ स्यात्‌ । विजायत इति विजावा । ओण्‌ अपनयने-अलावा । 
विच्‌--इष्‌ रिष्‌ हिसायाम्‌ । रोट्‌, रेट्‌, सुगण्‌ । 

क्विप्‌ च ।३।२।७६॥ 

अयमपि इश्यते । उखास्रत्‌ । पर्णध्वत्‌ । वाह्चट्‌ । 


होने से इट्‌ प्राप्त था उसका प्रकृत सूत्र से निषेध, ऋकार को अर्‌ गुण होकर सुशर्मन्‌ 
शब्द से प्रातिपादिक संज्ञा होकर प्रथमैक वचन में सुशर्मा रूप बना । 

घ्रातरित्वा-प्रातः एति (प्रातः जाने वाला) प्रातर्‌ पूर्वक इण्‌ (जाना) धातु 
से कवनिपू प्रत्यय, प्रातर्‌ इ वत्‌ इस स्थिति में किव होने से गुण का निषेध, 'हस्वस्य 
पिति कृति तुक्‌” से तुक्‌ का आगम होकर प्रातरित्वन्‌ प्रातिपदिक से प्रथर्मक वचन में 
उक्त रूप बना । | १ 

बिङ वनोरिति--विट्‌ और वनू प्रत्यय परे रहते अनुनासिक वर्ण को आकार 
आदेश होता है। 

(विट्‌ प्रत्यय तो केवल वेद में ही देखा जाता है, क्वनिप्‌ और वनिप्‌ का वनु 
शेष रहता है अतः वन्‌ से इन दो प्रत्ययों का ग्रहण है ।) 

विजाबा--विजायते (अनेक रूपों में होने वाला अथवा विचित्र प्रकार से 
उत्पन्न होने वाला) वि उपसगे पूर्वक जन्‌ (उत्पन्न होना) धातु से वनिप्‌ प्रत्यय 
प्रकृत सूत्र से वनिप्‌ का वन्‌ परे रहते धातुगत अनुनासिक नकार को आकार 
आदेश होने पर, दीघदिश, विजावनू प्रातिपदिक से प्रथमैक वचन में 'विजावा' 
रूप बना । 

अवावा-ओणति-अपनयति (हटाने वाला) ओणृ (दूर करना) धातु से वनिपू 
प्रत्यय, ओण न-वव्‌; प्रकृत सूत्र से णकार को आकारादेश 'ओ आ वन्‌', ओकार को 
अवादेश, अवावनू, प्र एक वचन में अवावा, राजन्‌ वतु रूप बनेंगे । 

रोट्-रेट- (हिसा करने वाला) रुष्‌ तथा रिष्‌ (हिंसा करना) धातुओं से 
विच्‌ प्रत्यय, विच्‌ का सर्वलोप, इकार को 'ए' गुण तथा उकार को ओ गुण होकर 
रोष्‌ रेष्‌ प्रातिपदिकों से प्र० एक व० में जश्त्व विधि से षकार को डकार तथा चत्वं 
विधि से डकार को टकार होकर रोट, रेट्‌, सिद्ध होते हैं । 

सुगण्‌-सुष्ठु गणयति (अच्छी प्रकार गिनने वाला) सु पूर्वक गण्‌ (गिनती 
करना) धातु से विच्‌ प्रत्यय, सर्वलोप होकर “सुगण्‌” प्रथमैक वचन में रूप 
बना है। 

क्विप्‌ चेति--धातु से कर्ता अर्थं में क्विपू प्रत्यय भी हो । 

(विवपू प्रत्यय का भी सर्वेलोप हो जाता है, कितु होने से गुण वृद्धि निषेध 


१५० संस्कृतन्व्याकरण 


सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये ।३।२।७८॥ 

अजात्यर्थे सुपि धातो णिनिस्ताच्छील्ये द्योत्ये । उष्णभोजी । 
सनः ।३।२।७२।। 

सुपि सन्यतेः णिनि स्स्यात्‌ । दशंनीयमानी । 

आत्मप्राने खश्च ।३।२।८३॥ 


तथा धातु के नकार का लोप, पित्‌ होने से ह्वस्वान्त धातुओं को तुक्‌ का आगम भी 
होता है ।) 

उखस्रात्‌-उखायाः स्र सते (हाडी से गिरने वाला) उखा पूर्वक सरस (गिरना) 
धातु से क्विप्‌ प्रत्यय, सर्वलोप, “अनिदितां हल उपाधायाः किङिति” सुत्र से धातुगत 
नकार का लोप, उपपद समास, विभक्तिलोप, उखास्रस्‌ प्रातिपदिक से प्र एक वचन 
में “वसुस्रन्सुध्वंस्वनडुहां दः” सूत्र से सकार को दकार, और 'वावसाने' से, विकल्प 
से चत्वे-त्‌ होकर उखास्रत्‌ और उखास्नद्‌ रूप बनते हैं। 

पर्णध्वत्‌--पर्णेम्यः ध्वंसते (पत्तों से गिरने वाला) पणं पूर्वक ध्वंस्‌ (गिरना) 
धातु से क्विप्‌, सवेलोप, न लोप, सकार को दकार, चर्त्वादि पूर्ववत्‌ पर्णध्वत्‌ । 

वाहश्रद्‌-वाहात्‌ भ्रंशते (अश्व से गिरने वाला) वाह भ्रंश ‡-विविपू, सर्व- 
लोप, न लोप, वाहभ्रश्‌ प्रातिपदिक से प्र एक व में ब्रश्चेत्यादि सूत्र से शकार को 
षकार जशत्व, चत्वं आदि होकर वाहुभ्रट्‌ रूप बनता है । 

सुपीति--जाति वाचक से रहित सुवन्त उपपद रहते धातु से णिनि प्रत्यय हो, 
जब ताच्छील्य (वैसा करने का स्वभाव) अर्थ द्योतित हो । 

उष्ण भोजी- उष्ण भोक्तु शीलमस्य, अथवा उष्णं “भुङक्ते तच्छीलः 
(गरम खाने का स्वभाव रखने वाला) उष्णम्‌ इस जाति भिन्न सुवन्त के उपपद रहते 
भुज्‌ (खाना व पालन करना) धातु से णिनि प्रत्यय (इन्‌ शेष रहा) समास, विभक्ति 
लोप, गुण होकर उष्णभोजिन्‌ प्रातिपदिक से प्र एक व० में 'उष्णभोजी' रूप 
बनता हे । 

मन इति--सुवन्त उपपद रहते मन्‌ धातु से णिनि प्रत्यय हो । 

दर्शनीयभानी- दर्शनीयं मन्यते (सुन्दर समझने वाला) दर्शनीयम्‌ इस सुवन्त 
के उपपद रहते मन (मानना) धातु से णिनि प्रत्यय, णित्र होने से धातु की उपधा 
अकार को आकार वृद्धि, समास, विभक्ति लोप, “दर्शनीयमानिन्‌? प्रातिपदिक से प्र० 
एक व० में 'दर्शनीयमानी' प्रयोग बनता है । 

आत्माने इति--स्वकर्मक मनन्‌ अर्थ में वर्तमान मनू धातु से सुवन्त उपपद 
रहते ख़श्‌ प्रत्यय भी हो । 

(ल्वकर्मक मनन का अर्थ है--अपने को वैसा मानना ।) 


पूवकृदन्तम १५१ 


स्वकलेके मनने वरतमानान्मन्यतेः सुपि खश्‌ स्यात्‌-चाण्णिनिः । पण्डित मात्मानं 
सन्यते पण्डितंमन्यः, पण्डितमानो । 

खित्यनव्ययस्य । ६।३।६६॥ 

लिदन्ते परे पुर्वपदस्य हुस्वः, नत्बव्ययस्य । ततो सुम्‌ । कालिम्मन्या । ; 

करणे यजः ।३।२।८५।। 

करणे उपपदे भुतार्थयजेणिनिः कतेरि। सोमेनेष्टवान्‌ सोमयाजी । अनि- 
षटोमयाजी । 


चाण्णिनिः- सूत्र में चकार ग्रहण से णिनि प्रत्यय भी होता है। 

पण्डितम्मन्यः--पण्डितम्‌ आत्भानं मन्यते (अपने को पण्डित मानने वाला) 
पण्डितम्‌ इस सुवन्त के उपपद रहते मन्‌ (मानना) धातु से खश्‌ प्रत्यय, खश्‌ के शित्‌ 
होने से, सावधातुक संज्ञा, ‘दिवादिभ्य: श्यन्‌ से श्यन्‌ प्रत्यय, पण्डित अम्‌ मन्‌ श्यन्‌ 
(य) खश्‌ (अ) इस दशा में 'अतोगुणे' यक्ारोत्तरवर्ती अकार का पर रूप, उपपद 
समास विभक्ति लोप, “पण्डित मन्य' इस स्थिति में खिदन्त शब्द-मन्य के आगे रहते 
मुम्‌ (म्‌) का आगम होकर पण्डितम्मन्य इस प्रातिपदिक से प्रथमैक वचन में 
'पण्डितम्मन्यः' रूप बनता है । 

खश्‌ के अभाव पक्ष में णिनि प्रत्यय करने पर, णितु होने से अत उपधायाः” 
सूत्र से धातु की उपधा को आकार वृद्धि, तथा शेष कार्य पूर्ववत्‌ होने पर पण्डित 
मानिन्‌ प्रातिपदिक से प्र० एक व० में पण्डितमानी रूप बनता है । 

खितोती-_खिदन्त परे रहते पुर्वं पद को ह्वस्व हो. अव्यय को छोड़कर । 

कालिस्मन्या--कालीम्‌ आत्मानं मन्यते (अपने आप को काली मानने वाली) 
कालीमु इस सुवन्त के उपपद रहते मन धातु से आत्ममाने सुत्र से खश्‌ प्रत्यय, शित्‌ 
होने से श्यन्‌ विकरण, शेष कार्य पूर्ववत्‌, कालीमन्य इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से 
पूर्वपद काली की ईकार को हुस्व, मुसु का आगम होने पर कालिम्मन्य, स्त्रीत्व 
विवक्ष में टापू प्रत्यय, प्र एक व० में कालिम्मन्या रूप बनता है । 

करणे इति-करण उपपद रहते भूतकाल में वर्तमान यज्‌ धातु से णिन्ति 
प्रत्यय हो, कर्ता अर्थ में । 

सोमयाजी - सोमेन इष्टवान्‌ (जिसने सोम नामक यज्ञ किया हो) सोमेन इस 
तृतीयान्त सुवन्त के उपपद रहते यज्‌ (यज्ञ करना) धातु से प्रस्तुत सूत्र से णिनि 
प्रत्यय, उपपद समास, विभक्ति लोप, उपधा वृद्धि, सोमयाजिनू प्रातिपदिक से प्र एक 
ब० में सोमयाजी रूप सिद्ध होता है। 

अग्निष्टोमयाजी--अग्निष्टोमेन इष्टवान्‌ (अग्निष्टोम नामक यज्ञ जिसने 
किया हो) पुर्ववत्‌ अग्निष्टोमयाजिनू प्रातिपदिक से प्र एक व० में 'अग्निष्टोमयाजी' 
छप बनता है । 


| १५२ १ १ संस्कृतलव्याकरण 


| इशेः क्वनिप्‌ ।३।२।९४॥ 
| कर्सेणि भूते । पारं इष्टवान्‌-पाररश्वा । 
| राजनि युधि कृजः ॥३॥२॥९५॥ 
क्वनिप्‌ स्यात्‌ । युधिरन्तर्भावितण्यर्थः। राजानं योधितवान्‌-राजयुध्वा । 
राजकृत्वा । 
सहे च ।३।२।९६॥ 
कर्मणीति निवृत्तम्‌ । सह योधितवान्‌-सहयुध्वा । सहकृत्वा । 


इशेरिति--कर्म उपपद रहते भूतकालवर्ती हश्‌ धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय हो, 
कर्ता अर्थ में । 

पारहश्वा--पारं हष्टवान्‌ (जिसने पार देख लिया हो, अर्थात्‌ पूर्ण) पार अम्‌ 
हश्‌ (देखना) धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय, उपपद समास, विभक्ति लोप, (क्विनिपू का वन्‌ 
शेष रहता है । पारहश्वन्‌ इस नकारान्त प्रातिपदिक से प्र एक व० में 'पारहश्वा” 
रूप बनता है । 


राजनीति--राजन्‌ कमं उपपद रहते युध्‌ और कृन्‌, धातु से क्वनिप्‌ (वन) 
प्रत्यय हो । 

युधीति--युध्‌ धातु से यहाँ अन्तर्भावितण्यथं ग्रहीत है अर्थात्‌ सूत्र में 'युधि' 
कहने से जाना जाता है कि यहाँ युध्‌ से णि प्रत्यय करके युधि का ग्रहण किया गया 
है । अतः युधि इस प्यन्त धातु से ही प्रत्यय होगा , 


राजयुध्वा--राजानं योधितवान्‌ (जिसने राजा को युद्ध कराया हो) राजन्‌ -- 
अम्‌--युध्‌ धातु से प्रकृत सूत्र से क्वनिप्‌ प्रत्यय, उपपद समास, विभक्ति लोप, नकार- 
लोप, राजयुध्वन्‌ इस नकारान्त प्रातिपदिक से प्र० एक व० में “राजयुध्वा' यह रूप 
बनता है। 
राजकृत्वा--राजानं कृतवान्‌ (जिसने राजा बनाया हो) राजन्‌ अम्‌ कृ 
(करना) धातु से क्वनिप्‌, शेष कायं पुर्ववतू, राजकृत्वव्‌ प्रातिपदिक से प्र एक व० 
॥ में 'राजकृत्वा' बनता है । 
सहेचेति--सह उपपद रहते भी युध्‌ और कु धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय हो । 
कर्मणीति--'कर्मणि' इसकी निवृत्ति हो गई, अर्थात्‌ इस सुत्र में 'कमेणि' पद 
की अनुवृत्ति न होगी, क्योंकि 'सह' के अव्यय होने के कारण, उसका कर्म के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं होगा । 


सहयुध्वा -सह योधितवान्‌ (जिसने साथ-साथ लड़ाया हो) सह--युध्‌ धातु 


क्वनिपू प्रत्यय होने पर सहृयुध्वद्‌ प्रातिपदिक से प्र० एक व० में “सहयुध्वा” 
ब्रनता है । 


_.-> 


पूर्वकृदन्तम्‌ | १५३ 


सप्तभ्यां जनेडः ।३।२।€७॥ 
तत्पुरषे कृति बहुलम्‌ ।३।६।१४॥ 
ङ रलुक्‌ । सरसिजम्‌ । सरोजम्‌ । 
उपसग च संज्ञायास्‌ ।३।२।९९॥ 
प्रजा स्थात्‌ सन्ततौ जने । 

क्तक्तवतु निष्ठा ।१।१।२६॥ 


सहकुत्वा- सह कृत्वा (जिसने साथ-साथ किया हो) सह+-कृ+-क्वनिप्‌== 
सह कृत्वन्‌, पूर्ववत्‌ सहकृत्वा’ यह रूप बनेगा । 

सप्तम्यासिति-- सप्तम्यन्त सूवन्त उपपद रहते जन्‌ धातु से ड प्रत्यय हो । 

(ड प्रत्यय का डकार इतु संज्ञक है अ शेष रहता हैं, डित होने के कारण, 
इसके परे रहते “टेः” सूत्र से टि! का लोप होता है। यह प्रत्यय भी भूतार्थ में 
होता है।) 

तत्पुरुषे इति तत्पुरुष समास में कृत्‌ प्रत्यय परे रहने पर सप्तमी का लोप 
नहीं होता, बहुल रूप से । 


ङ रलुक्‌ - अर्थात्‌ सप्तमी विभक्ति एक वचन के प्रत्यय डि“ का लोप, जो 
समास करने पर “सुपो धातु-प्रातिपदिकयोः” सूत्र से प्राप्त था, नहीं होता है । 

सरसिजम्‌ -सरसि जातम्‌ (सरोवर में उत्पन्न हुआ कमल आदि) सप्तम्यन्त 
सरस्‌ (सरसि) ङि पुर्वक जन्‌ (उत्पन्न होना) धातु से ड प्रत्यय, डित्‌ होने से 'अन्‌' 
इस 'टि' का लोप, सरस्‌ ङि ज्‌ अ इस स्थिति में उपपद समास, विभक्ति लोप प्राप्त 
था उसका 'तत्पुरुष' सूत्र से निषेध सरसिज इस प्रातिपदिक से सामान्य में नपु ० 
प्र० एक व० में 'सरसिजम्‌' यह रूप बना, अलुक्‌ विकल्प से होता है अतएव पक्ष में 
विभक्ति लोप होने पर, सरसू के सकार को रुत्व, उत्व तथा गुण करने पर 'सरोजमू' 
यह रूप बनता है । 

उपसगे चेति--उपसर्ग उपपद रहते हुए भी संज्ञा अर्थ में जन्‌ धातु से ड 
प्रत्यय हो । 

प्रजा स्थादिति--अर्थात्‌ प्रजा शब्द सन्तति और प्रजाजन के अर्थ में है, अर्थात्‌ 
इनकी संज्ञा है। प्रजा शब्द का संज्ञा अर्थ बताने के लिए ही, 'अमरकोष' का यहु, 
प्रमाण उद्धत किया गया है। 


प्रजा--प्रकर्षण जाता (सन्तति या जनता) प्र उपसर्ग पूर्वक जन्‌ धातु से 
संज्ञा अथं में ड प्रत्यय, डितृ होने से टि लोप, 'प्रज' प्रातिपदिक से स्त्रीत्व विवक्षा में 
टापू प्रत्यय होकर 'प्रजा' शब्द बनता है । 


फ्रेति-क्त और क्तवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है । 


१५४ र संस्कृत-व्याकरण 
एतो निष्ठासंज्ञो स्तः । 
निष्ठा ।३।२।१०२॥ 


'भृतार्थवत्तेर्धातोनिष्ठा स्यात्‌ । तत्र “तयोरेव'--इति भावकर्मणोः क्तः, 
“कतेरि कद्‌? इति कर्तरि क्तवतुः। उकावितो। स्नातं सया । स्तुतस्त्वया विष्णुः । 
विश्वं कृतवान्‌ विष्णुः । 


निष्ठेति भूतकालार्थं में वर्तमान धातु से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय (क्त और 
क्तवतु) हों । 
तयोरेवेति-- 'तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः इस सूत्र के अनुसार क्त प्रत्यय भाव 
और कमं में होगा अर्थात अकर्मक धातुओं से भाव में और सकर्मक धातुओं से कमं 
में प्रत्यय होगा । कर्म और भाव में प्रत्यय होने से कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी । 
'कतंरिकृतू' सूत्र के अनुसार सकर्मक और अकर्मक धातुओं से क्तवतु प्रत्यय कर्ता अर्थ 
में होगा, अतः इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी । 
उकाविताबिति--क्त और क्तवतु के ककार का तथा क्तवलु के उकार की 
इत संज्ञा है अतः त और तवव शेष रहते हैं। क्त प्रत्ययान्त शब्द अकारान्त तथा 
क्तवतु प्रत्ययान्त शब्द तकारान्त होते हैं । द 
स्तातं मया- (मैँने स्नान कर लिया) स्ना धातु से (अकर्मक होने के कारण) 
भाव में, भूतकाल में “निष्ठा” सूत्र से क्त प्रत्यय होने पर “स्नात' इसकी कृदन्त होने के 
कारण प्रातिपदिक संज्ञा, प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय, भाव में प्रत्यय होने के कारण 
स्वभावतः नपुः० एक वचन होने से सु को अमु आदेश होकर 'स्नातम्‌' रूप बना । 


मया यह तृतीयान्त कर्ता है । क्योंकि 'स्तातम्‌’ यह भाववाच्य है, भाव वाच्य 
या कर्म वाच्य में कर्त्ता के अनुक्त होने से उसमें तृतीया विभक्ति होती है । 


(यद्यपि यहाँ अकमंक धातुओं से क्त प्रत्यय भाव अथवा कर्म में ही बतलाया 
गया है, तथापि "गत्यर्थाकर्मक श्विष्शीङ, स्थासवस जनरुहजीर्यतिभ्यश्च” इस सुत्र 
'के अनुसार गत्यर्थक, अकर्मक, तथा श्लिष्‌, शीङ, (सोना) स्था, आस्‌ वस, जन, रुह, 
(उगना) जू. (जजेरित होना) इन धातुओं से कर्ता अर्थ में भी क्त प्रत्यय होता है, 


जैसे तेन गतमु तथा स गत: चलितः ग्लानः आश्लिष्ट आदि प्रयोग होते हैं ।) 


७ स्तुतः त्वया विष्णु;--(तुमने विष्णु की स्तुति की) यहाँ स्तु धातु के सकर्मक 
होने से क्त प्रत्यय कम में हुआ है। क्त प्रत्यय के कित होने के कारण गुण निषेध होने 
पर “स्तुतः' यह रूप बना है । 

इसके आगे 'त्वया विष्णु? लिखने का तात्पर्यं यह है कि स्तु धातु से कर्म में 
क्त प्रत्यय है है, अतएव कर्म के उक्त हो जाने से विष्णु: में प्रथमा और अनुक्त कर्त्ता 
“म्मा” में तृतीया बिभक्ति है । 


SES OS Cn 


पूर्वकृदन्तम्‌ १५५ 


रदाभ्यां निष्ठातो न पुर्वस्य च दः ।८।२।४२॥ 

रदाभ्यां परस्य निष्ठा-तस्य नः स्यात्‌ निष्ठापेक्षया पुर्वस्य धातो दस्य च । 
शू, हिसायाम्‌, ऋत इत्‌, रपरः, णत्वम्‌ । शीर्णः । भिन्नः । छिन्नः । 

संयोगादे रातोधातोर्यण्वतः ।८।२।४३॥ 

निष्ठातस्य नः स्यात्‌ । द्राणः । ग्लानः । 

ल्वादिम्यः 151२1४४॥ 


विश्वं कृतवान्‌ विश्णु:-- (विष्णु ने संसार को बनाया) यहाँ कृ धातु से भूत- 
काल में क्तवतु (तवव) प्रत्यय है, क्तवतु प्रत्यय कतृ वाच्य में होता है कृतवत्‌ इस 
प्रातिपदिक से प्रथमा एक वचन से 'कृतवान्‌' यह रूप बनता है। 

यह कर्त्त में प्रत्यय होने के कारण उक्त कर्ता में प्रथमा (विष्णुः) थोर 
अनुक्त कर्म में द्वितीया (विश्वम्‌) है । 

रदाभ्यामिति--रेफ और दकार से परे निष्ठा प्रत्यय के तकार को नकार हो, 
तथा निष्ठा को अपेक्षा पूर्व धातु के दकार को भी नकार हो । 


शीर्णः (नष्ट हुआ) शू. (हिसा करना) धातु से कर्म में भूतकाल में क्त प्रत्यय, 
ऋत इद्धातोः' सूत्र से ऋकार का इत्‌ इकार, तपर, शिर्‌+-त इस स्थिति में 'हलिच' 
इस सूत्र से इकार को दीर्घे, शीर्‌+त इस दशा में रेफ से पर निष्ठातकार को प्रकृत 
सुत्र से नकार तथा उसको णकार होकर शीणं प्रातिपदिक ने प्र एक व० में 'शीणं:' 
रूप बनता है। 


भिन्नः (फाड़ा हुआ) भिद, (फाड्ना) धातु से क्त प्रत्यय होकर भिद--त इस 
स्थिति में प्रक्कत सूत्र से तकार को नकार तथा धातु के दकार को भी नकार आदेश 
होने से भिन्न इस प्रातिपदिक से 'भिन्न' : रूप बनता है । 


छिन्नः (काटा हुआ) छिद्‌ धातु से पूर्ववत्‌ इस रूप की भी सिद्ध होगी । 

संगोगादेरिति-संयोग जिनके आदि में हो और जो यण्‌ (य्‌ र्‌ ल्‌ व्‌) वाली 
हों ऐसी आकारान्त धातुओं से निष्ठा के तकार का नकार हो। 

द्राणः--(कुत्सित गतिवान्‌) द्रा धातु से क्त प्रत्यय, तकार को प्रक्कत सुत्र से 
नकार, णत्व, द्राण प्रातिपदिक से प्र एक व० में द्राण: रूप बनता है । 


ग्लानः (दुखी) ग्लै (हर्षक्षय होना, ग्लानि होचा) धातु से क्त प्रत्यय, 
'आदेच उपदेशेऽशिति’ से ऐकार का आकार, प्रकृत सूत्र से तकार को नकार ग्लान 
प्रातिपदिक से 'ग्लानः रूप बनता है । 


ल्वादिश्य इति--ल्वादिगण की लुज आदि २१ धातुओं से परे निष्ठा तकार 
को नकार भदेश हो । 


१५६ संस्कुत-व्याकरण 


एक विशते लूजादिभ्यः प्राग्वत्‌ । लूनः। ज्या धातुः। ग्रहिज्या इति सम्प्र- 
सारणम्‌। 

हलः ।६।४।४२॥ 

अङ्भावयवाद्धलः षरं यत्संप्रसारणं तदन्तस्य दीर्घः । जीनः । 

ओदितइच ।८।२।४५॥ 

भुजो- भुग्न: । टुओश्‍वि--उच्छूनः । 

शुषः कः ।८।२।५१॥। 

निष्ठा-तस्य कः । शुष्कः । 


लूनः-- (काटा हुआ) लूञ्‌ (काटना, छेदना) धातु से क्त प्रयत्यय, प्रकृत सूत्र से 
तकार को नकारादेश, 'लुनः' यह रूप बनता है । 

हल:- अङ्ग के अवयव हल्‌ (व्यञ्जन वर्ण) से पर जो सम्प्रसारण तदन्त को 
दोघं हो । 

जीनः--(जीणं हुआ, क्षीण आयु वाला) ज्या (जीण होना) धातु से क्त प्रत्यय, 
ल्वादि धातुओं में होने के कारण ल्वादिभ्यः सूत्र से तकार को नकारादेश, 'ग्रहिज्या' 
इत्यादि सूत्र से यकार को इ सम्प्रसारण, 'सम्प्रसारणच्च' सूत्र से आकार का पुवं रूप, 
जि+न इस स्थिति में “हल: सुत्र से इकार को दीर्घ होकर 'जीन' प्रातिपदिक से प्र० 
एक व० में 'जीनः यह रूप बना । 

ओदितश्चेति-ओदित्‌ (जिनमें से ओकार की इतृ संज्ञा हुई हो) धातुओं से 
परे निष्ठातकार को नकार हो। 


भुग्न:--(टेढा) भुजो (कौटिल्याथंक) धातु से 'ओ' की इत्संज्ञा होने से यह 
धातु ओदितृ हुआ तब भुज्‌, धातु से क्त प्रत्यय के तकार को प्रकृत सुत्र से नकारादेश 
होकर भुज्‌ +न इस स्थिति में “चो: कु: इस सूत्र से जकार को कुत्वA-गकार होने 
पर भुग्न प्रातिपदिक में 'भुग्नः' यह्‌ रूप बनता है । 

उच्छूनः--सूजा हआ) उत्‌, उपसर्गे पूर्वक टु ओश्वि (गति और वृद्धि) धातु 
में टु ओर ओ इत्‌, संज्ञक होने से 'श्व इस ओदित धातु से क्त प्रत्यय के तकार को 
नकार “वचिस्वपियजादीनां किति” सूत्र से (श्वि धातु के यजादि धातुओं में होने के 
कारण) वकार का 'उ' सम्प्रसारण, 'सम्प्रसारणाच्च' सूत्र से धातु के इकार का पूर्व 
रूप, उव्‌ +शु-त इस स्थिति में 'हलः' से उकार को दीघं, 'शवीदितो निष्ठायाम्‌' सूत्र 
से इट्‌ का निषेध, श्चुत्वविधि से तकार का च्‌, शकार का छकार 'उच्छन' प्रातिपदिक 
से 'उच्छूनः' यह रूप बनता है । 2 

शुष इति--- शुष्‌ धातु से परे निष्ठा तकार को ककार हो। 

शुष्क: (सूखा हुआ) शुष्‌ (सुखना) धातु से क्त के तकार को प्रकृत सूत्र से 
ककारादेश होने पर 'शुष्क!' यह रूप बनता है 1 


पूर्वेकृदन्तम्‌ १५७ 


पचो वः ।८।२।५२ । पक्वः । झै हर्ष क्षये-- 
क्षायो सः ।८।२।५३। क्षास! । 
निष्टायां सेटि ।६।४।५२॥ 
| णर्लोपः । भावितः । भावितवान्‌ । रह, हिसायाम्‌ -- 
इढ्‌ः स्थूलबलयो : ॥७२॥२०॥ 
स्थूले बलवति च निपात्यते । 
दधाते हिः ७ ४।४२॥ 
तादो किति । हितस्‌ । 
दो दद्धोः \७।४।४६॥ 
शुसंज्ञकस्य दा इत्यस्य दद्‌ स्यात्‌ । तादौ किति । चत्त्वंम्‌ । दत्तः । 


पच इति--पच्‌ धातु से पर निष्ठा तकार को वकार हो । 

पक्बः--(पका हुआ) पच्‌ (पकाना) धातु से क्त के तकार को वकारादेश होने 
पर 'पक्वः' यह रूप बनता है । 

क्षाम इति-क्षे धातु से पर निष्ठा तकार को मकार हो । 

क्षामः (कृश हुआ) क्षै (क्षीण होना) धातु से क्त प्रत्यय 'आदेच' इत्यादि सूत्र 
से ऐकार को आकारादेश, तकार को मकार आदेश होकर 'क्षामः' यह रूप 
बनता है । 

निष्ठाया मिति--इट्‌ सहित (सेट) निष्ठा संज्ञक प्रत्यय परे रहने पर णि 
का लोप होता है । 

भावितः, भावितवान्‌ - यहाँ प्रेरणार्थेक णि प्रत्ययान्त भू धातु से वृद्धि, आवा- 
देश करके 'भावि' से क्त और क्तवतु प्रत्यय करने पर, तकार के बलादि आधे धातुक 
प्रत्यय होने से इट्‌ का आगम, भावि इ त, तथा भावि इ तवतू इस स्थिति में प्रस्तुत 
सूत्र से सेट निष्ठा के आगे रहने पर णि का लोप, प्र० एक व में भावितः, भावितवान्‌ 
रूप होते हैं । 

इढु इति--स्थूल और वलवान्‌ अर्थं में हढ शब्द की सिद्धि निपातन से 
होती है । 

रह, (हिसार्थक) धातु से क्त प्रत्यय 'होढ? हकार को ढकार, 'क्षषस्तथो 
धोज्धि सूत्र से त को ध, ष्ट्ुत्वविधि से धकार को ढकार “ढोढे लोपः” सूत्र से पूर्व 
ढकार का लोप, 'हढः रूप बना । 


| दधातेरिति--धा धातु को हि आदेश होता हे । तकारादि कितु प्रत्यय परे 
| 
| 


रहते । 
हितम्‌ (धारण किया हुआ) धा (धारण करना) धातु से क्त प्रत्यय होने 


१५८ संस्कृत-व्याकरण 


लिटः कानज्वा ।३।२।१०६॥ 

क्वसुइच ।३।२।१०७॥। 

लिटः कानच्‌ क्वसुश्च वा स्तः । तडानावात्मने पदम्‌ । चक्राणः । 
स्वोइच ।८।२।६४।। 

मान्तस्य धातो घत्वं स्वोः परतः । जगन्वान्‌ । 


पर प्रकृत सूत्र से धा' को हि आदेश होकर हित प्रातिपदिक से नपू'० प्र० एक व० 
में 'हितम्‌' रूप बनता है । 

दो ददिति--धु संज्ञक दा धातु को दद्‌ आदेश हो, तकारादि कित प्रत्यय 
परे रहते । 


दत्तः (दिया हुआ) दा (देना) धातु से क्त प्रत्ययु, धातु को प्रकृत सूत्र से 
दद्‌ आदेश, दकार को चत्वेविधि से तकार, 'दत्त' इस प्रातिपदिक से दत्त? यह रूप 
बनेगा । 

लिट इति -लिट्‌ लकार को कानच्‌ हो विकल्प से । 

क्वसुश्चेति-लिट्‌ लकार को क्वसु, भी आदेश हो विकल्प से । 


(कानच्‌ और क्वसु में क्रम से आन और वस्‌ शेष रहते हैं, शेष अनुबन्धों का 
लोप हो जाता हे ।) 


तङानाविति-तङः अर्थात्‌ त से लेकर महिङ्‌ तक तिङन्त प्रकरण में धातुओं 
के आगे आने वाले & प्रत्यय तथा आन अर्थात्‌ शानच्‌ कानच्‌ आदि वे प्रत्यय जिनमें 
'आन' शेष रहता है, इनकी आत्मने पद संज्ञा होती है अर्थात्‌ तङ और आन प्रत्यय 
आत्मने पदी धातुओं से होते हैं । 

चक्राणः--(भुतकाल में करता हुआ) कृ (करना) धातु से परे लिट्‌ लकार 
के स्थान में कानच्‌, क्ृ+-आन इस स्थिति में, लिट्‌ के स्थान में होने के कारण कानच्‌ 
परे रहते भी धातु को द्वित्व (कृ कृ) अभ्यास कार्य (पूर्व ऋकार को 'अ') (रपर, र्‌ 
का लोप, ककार को चकार आदि) करने पर चकू--आन इस स्थिति में यण्‌ और 
णत्व होकर “चक्राणः यह रूप सिद्ध होता है । 


स्वोश्‍्चेति--मकारान्त धातु को नकारादैश हो, मकार और वकार परे 
रहते । 


जगन्वान्‌ (गया हुआ) गमु धातु से परे लिट्‌ को क्वसु (वस्‌) आदेश होने 
पर, द्वित्व, अभ्यास कार्य, होने पर जगमु+-वस्‌ इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से धातु के 
अन्त्य मकार को नकारादेश, होने पर जगन्वस्‌ प्रातिपदिक से प्र० एक व में सु प्रत्यय 


आने पर क्वसु प्रत्यय के उगित होने के कारण तुम्‌, दीघ, सुलोप, संयोगान्त सकार लोप 
होकर 'जगन्वान्‌' रूप बनता है । इसके रूप सकारान्त विद्वस्‌ शब्द की तरह बनेंगे । 


पूर्वकृदन्तम्‌ १५६ 


लटः शतृशानचावप्रयमासमानाधिकरणे ।३।२।१२४॥ 
अप्रथमान्तेन समानाधिकरणे लट एतौ वा स्तः। शबादिः । पचन्तं चेत्रं पश्य । 
आने सुक्‌ ।७।२।८२॥ 


अदन्ताद्कस्य सुगागमः स्याद्‌ आने परे । पचमानं चैत्र पश्य । लडित्यनुवतं माने 
पुनलंड ग्रहणात्‌ प्रथसासमानाधिकरण्येऽपि क्वचित्‌ सन्‌, द्विजः । 


लट इति--अप्रथमान्त (प्रथमान्त से भिन्न) से समानाधिकरण होने पर लट्‌ 
लकार के स्थान में शतृ और ज्ञानच्‌ हों । 


शवादीति--शतृ (अत्‌) शानच्‌ (आन) आदि के शित होने से शप्‌ (अ) 
आदि प्रत्यय (विकरण) भी होते हैं । 


पचन्तं चैत्रं पश्य--(पकाते हुये चैत्र को देखो) पच्‌ (पकाना) धातु से लट्‌ 
लकार के स्थान में शतृ (अत्‌) आदेश शित्‌ होने से शप्‌ विकरण, पच्‌ अ अतु इस 
स्थिति में अतो गुणे' से अकार का पर रूप, होकर पचत्‌ प्रातिपदिक से द्वितीयैक 
वचन में नुम होकर 'पचन्तम्‌' रूप बनता है । 


आने इति--अदन्त (ह्वस्व अकारात) अंग को मुक्‌ का आगम हो, आन परे 
रहते, । 

पचमानं चेत्रं पश्य--(पकाते हुये चैत्र को देखो) पच्‌ धातु से लट्‌ के स्थान 
में शानच्‌ (आन) प्रत्यय, शप्‌, (अ) होने पर अदन्त अंग से पर होने के कारण प्रस्तुत 


सूत्र से आन परे मुक्‌ का आगम होकर 'पचमान' प्रातिपदिक से द्वितीया एक- 
वचन सें 'पचमानम्‌' रूप बना । 


(शानच्‌ प्रत्यय केवल आत्मने पदी धातुओं से होता है पच्‌ धातु उभयपदी है, 
अतः इससे शतृ व शानच्‌ दोनों ही प्रत्यय होंगे । शानच्‌ प्रत्यय आगे रहने पर अदन्त 
अंग से परे मुक्‌ का आगम होता है, अतः शप्‌ श्यन्‌ श आदि विकरणवाली आत्मने 
पदी धातुओं से ही मुक्‌ का आगम होगा, अन्य विकरणों वाली धातुओं से नहीं ।) 


लडिति--'लटः शतृशानचावित्यादि' सूत्र में जबकि “वतेमाने लट्‌' सूत्र से लट्‌ 
की अनुवृत्ति आ ही सकती थी, तो फिर पुनः लट्‌ ग्रहण करने के सामथ्यं से यह सिद्ध 
होता है कि कहीं-कहीं पर प्रथमान्त से समानाधिकरण रहने पर भी शतृ शानच्‌ 
प्रत्यय हो जाते हैं। 


सन्‌ द्विज:-- (अच्छा ब्राह्मण) अस्‌ (होना) धातु से प्रथमान्त-द्विजः- के साथ 
समानाधिकरण होने पर भी लट्‌ के स्थान में शतृ (अतू) प्रत्यय होने पर 'शनसो- 
रल्लोपः' सूत्र से धातु के आदि अकार का लोप होने पर 'सत्‌” इस प्रातिपदिक के प्रथ- 
भैक वचन में सु प्रत्यय, तुम्‌ सुलोप, संयोगान्त तकार लोप आदि विभक्ति कार्य होने 
पर सन्‌ यह रूप बनता है । 


१६० संस्कृत-व्याकरण 
विदेः शतु वंचुः ।७।१।३६॥ 
वेत्तेः परस्य शतु वंसुरादेशो वा । विदन्‌'। विद्वान्‌ । 
तौ सत्‌ ।३।२।१२७॥ 
तो शतृशानचौ सत्‌ संज्ञौ स्तः । 


लृटः सद्दा ।३।३।१४॥ 
व्यवस्यितविभाषेयम्‌ । तेनाप्रयमासमानाधिकरण्ये प्रत्यायोत्तरपदयोः सम्बोधने 


लक्षणहेत्वोश्च नित्यम्‌ । करिष्यन्तं करिष्यमाणं पश्य । 


पहिले तो सूत्रानुरोध से द्वितीयान्त ही उदाहरण दिये थे पर 'ग्रामं गच्छन्‌ 
तृणं स्पृशति’ आदि प्रथमान्त प्रयोग देखकर 'सन्‌' यह प्रथमान्त उदाहरण दिया गया 
है । वास्तव में प्रथमान्त प्रयोग बहुत अधिक मिलते हैं, अतएव इस ज्ञापक की 
आवश्यकतां थी । 

विदेरिति--विद्‌ धातु से परे शतृ के स्थान में वसु आदेश हो विकल्प से । 

विदन्‌--विद्वान्‌ (जानता हुआ) अदादिगण की विद्‌ (ज्ञानार्थेक) धातु से लट्‌ 
के स्थान में शतृ प्रत्यय होने पर प्रकृत सूत्र से शतृ के स्थान में वसु (वस्‌) आदेश 
होने पर 'विद्वस्‌’ इस प्रातिपदिक से प्र० एक व० में सु प्रत्यय, नुम, दीर्घ, संयोगान्त 
लोप, सुलोप आदि विभक्ति कार्य करने पर विद्वान्‌ यह रूप बनता है, वसु आदेश के 
अभाव पक्ष में विद्‌ से शतु करने पर विदतू इस प्रातिपदिक से प्र एक व० में नुम 
आदि विभक्ति कार्य करने पर विदन यह रूप बनता है । 

तो इति-वे शतृ और शानच्‌ सतु संज्ञक हों । 

लूट इति--ल॒ट्‌ लकार के स्थान में सतू संज्ञक प्रत्यय (शतृ और शानच्‌) 
विकल्प से हों । 

व्यवस्थेति--यह व्यवस्थित विभाषा है अर्थात्‌ सतु संज्ञक प्रत्ययों का विकल्प 
व्यवस्था के अनुसार समझना चाहिए । कहीं तो ये नित्य होते हैं और कहीं नहीं भी । 

तेनेति--इसीलिये अप्रथमासमानाधिकरण में, प्रत्ययओर उत्तर पद परे रहते, 
सम्बोधन, लक्षण तथा हेतु अर्थ में तो ये आदेश नित्य होंगे । 

(अप्रथमासमानाधिकरण का उदाहरण तो नीचे दिया गया है पर शेष के 
उदाहरण इस पुस्तक में नहीं दिये गये हैं 1) 

„ _ करिष्यन्तं करिष्ययाणं पश्य (आगे-भविष्य में कार्य करने वाले को देखो) 
यहाँ उभयपदी कृ धातु से लुट के स्थान में शतृ (अत्‌) व शानच (आन) आदेश 
करने पर स्य i इट्‌ गुण, षत्व आदि होकर करिष्यत तथा करिष्यमाण प्रातिपदिकों 
से द्वि० एक व० में उक्त रूप बनते हैं । 


पूर्वकृदन्तम्‌ | १६१ 


आक्वेस्तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु ।३।२।१३४॥ 

क्विपमभिव्याप्य वक्ष्यमाणाः प्रत्ययास्तच्छीलादिषु कतृ षु वोध्याः । 

तृन्‌ ।३।२।१३४॥ 

कर्ता कटान्‌ । 

जल्पभिक्षकुरलुण्टवृङःषाकन्‌ ।३२।१५५॥ 

षः प्रत्ययस्य ।१।३ ६॥ 

प्रत्यवस्यादिः ष इत्संज्ञः स्यात्‌ । जल्पाकः। भिक्षाकः। कुहाकः । लुण्टाकः । 
वराकः-वराको । 

सनाशंस भिक्ष उ: ।३।२।१६८॥ 

चिकोषु: । आशंसुः । भिक्षुः । 

आक्वेरिति--वित्रप्‌ प्रत्यय तक कहे जाने वाले प्रत्यय तच्छील, तदधम, . 
तत्साधुकारी कर्ता के अर्थ में समझना चाहिये । 

तृनिति- धातु से उक्त कर्ता अर्थे में तृन्‌ प्रत्यय हो । 

कर्ता-कटान्‌ (चटाइयाँ बनाने का स्वभाव रखने वाला (तच्छील) 
चटाइयाँ बनाना अपना धर्म समझने वाला (तद्धर्म) अथवा चटाइयों को अच्छी तरह 
बनाने वाला (तत्साधुकारी) यहाँ कृ धातु से उक्त अर्थों में प्रकृत सूत्र से तृन्‌ प्रत्यय, 
गुण होकर कतृ प्रादिपदिक से प्र एक व० में ककर्ता' रूप बना है। 

जल्पेति--जल्प, भिक्ष, कुट्ट, लुण्ट, वृड इन धातुओं से षाकन्‌ प्रत्यय हो 
तच्छीलादि कर्त्ता अर्थ में । 

ष इति--प्रत्यय के आदि के 'ष' की इत्संज्ञा हो । 

जल्पाक:--(जल्पितु शीलमस्य-- बोलना जिसका स्वभाव हो) जल्प धातु से 
प्रकृत सूत्र द्वारा षाकत्‌ प्रत्यय, इस सूत्र से षकार की इत्‌ संज्ञा, लोप, 'आक' शेष रहने 
पर जल्पाक प्रातिपदिक से 'जल्पाकः' रूप बनता है । 

भिक्षाकः (भिक्षा मांगने का स्वभाव वाला) पूर्ववत भिक्ष --षाकन॒ (आक) 
'भिक्षाकः' रूप सिद्ध होता है। 

कुदाः (क्टने का स्वभाव वाला) 'कुहाकः' इसी प्रकार । 

लुण्टाकः (लूटने का स्वभाव वाला) 'लुण्टाकः' इसी प्रकार । 

बराकः (चाहने वाला, या बेचारा). वृङ्‌ धातु से 'षाकन्‌ आक' गुण, 
'वराकः' षाकन्‌ प्रत्यय के षित्‌ होने के कारण, स्त्रीत्व विवक्षा में डीष्‌ प्रत्यय होकर 
'वराकी' रूप बनेगा । 

सनेलि -- सन्‌ प्रत्ययान्त धातुओं, आशंस्‌ धातु तथा भिक्ष धातु से उ प्रत्यय 
होता है। 

११ 


१६२ संस्कृत-व्याकरण 


श्राजभासघुर्विद्युतोजिपृ जुग्रावस्तुवः क्विप्‌ ।३।२।११७॥। 

विश्लवाद । भाः। 

राल्लोपः ।६।४।२१॥ 

रेफाच्छ वो लोपः क्वो झलादौ किङति । 

धः । विद्युत्‌ । ऊक्‌ । पुः । इशिग्रहणस्यापकर्षाज्जवते दीर्घः। ज्‌ः। 
ग्रावस्तुत्‌ । 


चिकीर्षुः (करने की इच्छा रखने वाला) कतु मिच्छति इस अर्थ में कृ धातु 
से सन्‌ प्रत्यय होकर 'चिकीषं' यह रूप बनता है अतः सन्नन्त चिकीषं धातु से प्रक्कत 
सूत्र से 'उ' प्रत्यय होकर 'चिकीष' प्रातिपदिक से उक्त रूप बनता है। 

आशंसुः (आशा रखने वाला) आ--शंस्‌ धातु से उ प्रत्यय होकर प्र एक व० 
में 'आशंसुः' रूप बनता है । 

भिक्षुः (मांगने वाला) भिक्ष--उ-- भिक्षु: रूप बनता हे । 

स्राजेति - ्राज्‌, भास्‌, धुर्वि, द्युत्‌, ऊजे, प्‌., जु तथा ग्राव पूर्वेक स्तु धातुओं 
से क्विप्‌ प्रत्यय हो, तच्छीलादि अर्थो में । 

बिश्लाट- (विशेष रूप से चमकने वाला) वि+-श्राज्‌ (चमकना) धातु से 
प्रकृत सूत्र से क्विपू प्रत्यय, सर्वापहारलोप, विभ्राज्‌ प्रातिपदिक से प्र एक व० में 
प्रत्यय, उसका लोप, ब्रश्चभ्रस्जेत्यादि सूत्र से जकार को पकार, जश्त्वविधि से षकार 
का डकार तब चत्त्वेविधि से ट्कार होकर उक्त रूप बना है । 


भाः--(दीप्ति-चमक) भास्‌ (चमकना) धातु से क्विप्‌ प्रत्यय, लोप, भास्‌ 
प्रातिपदिक से प्र एक व० में सु प्रत्यय, लोप, सकार को रुत्व विस होकर “भा: 
रूप बनता है! 


राल्लोप इति--रेफ से परे च्छ तथा व्‌ का लोप हो, झलादि कित्‌, डित्‌ 
परे रहते । 


धूः (धुरा) धुव, (हिसाथेक) धातु से क्वप्‌ प्रत्यय, लोप, प्रकृत सूत्र से रेफ 
से पर धातु के वकार का लोप, धुर्‌ प्रातिपदिक से प्र एक व० में सु प्रत्यय, उसका 


लोप “बॉर्पधायाः” सूत्र से उकार को दीर्घ, र्‌ का विस होकर “धू रूप 
बनता है। 


BS विद्युत्‌ (बिजली) वि पूवक त्‌ (चमकना) धातु से क्विप्‌ प्रत्यय, लोप, 
विद्युतू' इस कृदन्त प्रातिपदिक से उक्त रूप बनता है । 

ह ऊक -- (बलवान्‌) ऊर्जे, (बल तथा जीवन होना) धातु से क्विप्‌, लोप, 
'ऊ् कृदन्त प्रातिपदिक से प्र एक व० में सु प्रत्यय, लोप, “चोः कुः' सुत्र से जकार 
को गकार, वैकल्पिक चत्वे विधि से पक्ष में क्‌ होकर उक्त रूप बनता है । 


ee कहर जक...” 


पूर्वकृदन्तम्‌ १६३ 


(वा) क्विव्वचि प्रच्छ्यायतस्तुक्कटप्र्‌ जुश्रीणां दीर्घोऽसभ्प्रसारणंच 
वक्ती ति-वाक्‌ । 
च्छ्वोः शूडनुनासिके च ।६।४।१६॥ 


सतुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात्‌ श ऊठ्‌ इत्यादेशौ स्तोऽनुनासिके क्वौ झलादौ 
किङ ति । पुच्छतीति प्राट्‌ । आयतं स्तोति-आयतस्तुः । करं प्रवते-कटप्र: । ज्रक्तः । 
श्रयति हरिम्‌-श्लीः । 


पु:--(नगर-- पुर) पु (पालन या पूर्णं करना) धातु से क्विप्‌, लोप, “उदो- 
ष्ख्य पूर्वस्य” सूत्र से ऋकार को उ, रपर, 'पुर' इस कृदन्त प्रातिपदिक से धू के 
समान उक्त रूप बनता है। 

“अन्येभ्योऽपि हश्यते” सूत्र से 'हश्यते' में हश्‌ ग्रहण का फल यह है कि इसके 
अतिरिक्त अन्य कायं भी होते हैं! प्रकृत सूत्र में उसी 'हश्यते' के अपकषं करने से 
यहाँ भी 'जूः' इस प्रयोग में अन्य कार्य--दीघं होता है । 


(अनुवृत्ति तो पिछले सूत्रों से आगे के सूत्रों में होती है, पर 'अपक्र्ष' आगे 
के सूत्रों से पिछले सूत्रों में किया जाता है, आवश्यकतानुसार दोनों विधियों से कार्य 
किया जाता है ।) 


ज्‌ः (रोगी या वेगवान्‌) जु (गत्यर्थ) धातु से क्विप्‌, लोप, दृश्यते, इस 
अपकर्ष सामर्थ्यं से दीर्घे जू' इस कृदन्त प्रातिपदिक से ज्‌ः' रूप बनता है, यह 
ऊकारान्त शब्द है । 

ग़रावस्तुत्‌-- (पाषाण का गुण गाने वाला या पूजक) ग्राव पूर्वक स्तु (स्तुति 
करना) धातु से क्विप्‌, लोप, “ह्लस्वस्येत्यादि सूत्र से तुक्‌ का आगम, ग्रावस्तुत्‌ इस 
कृदन्त प्रातिपदिक से प्र एक व० में सु लोप होकर उक्त रूप बनता है । 

(वा) क्विबिति--वच्‌, प्रच्छ, आयत पूर्वक स्तु, कट पूर्वक प्रु, जु, तथा श्रि 
धातुओं से-क्विपू प्रत्यय, दीर्घ तथा सम्प्रसारणाभाव हो। 

वाक्‌ (वाणी) वक्ति इति अर्थात्‌ जो बोलती है, वच्‌ (बोलना) धातु से प्रकृत 
वातिक से क्विप्‌, दीघ, होकर 'वाच्‌' इस छकृन्दत प्रातिपदिक से प्र एक वण में 
कृत्व होकर उक्त रूप बनता है। 


च्छवोरिति- तुक्‌ सहित छक्कार और वकार को क्रमशः श और ऊठ्‌ हों, 
अनुनासिक क्विप्‌ और झलादि कित्रै डित्‌ परे । 


प्राट्‌ --(प्रश्‍न करने वाला) पृच्छति-इति प्राट्‌, प्रच्छ (पूछना ) धातु से 
प्रकृत वातिक द्वारा किवपू, दीर्घ, सम्प्रसारणाभाव प्रकृत सूत्र से च्छ को शकारादेश, 
“राश? इस कृदन्त प्रातिपदिक से प्रश एक व० में ब्रश्चेत्यादि' सूत्र से शकार को ष, 
जश्त्व से डू चत्वं से ट्‌ होकर 'प्राटू' रूप बनता है । 


१६४ संस्कृत-व्याकरण 


दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचसिहपतदशनहः करणे ।३।२।१८२॥ 

दबादेः ष्टून्‌ स्यात्करणऽ्थे । दात्यनेन दात्रम्‌ । नेत्रम्‌ । 

तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च ॥७॥२॥९॥ 

एषां दशानां कृत्प्रत्ययानासिणु न । शस्त्रम्‌ । योत्रम्‌ । थोकत्रम्‌ । स्तोत्रम्‌ । 
तोत्त्रम्‌ । सेत्रम्‌ ! सेक्त्रम्‌ । भेढ्म्‌ । पत्त्रम्‌ । दंष्ट्रा । नद्ध्री । 


आयतस्तूः (विस्तारपूर्वक गुणगान करने वाला) आयतं स्तोति-इति, आयत 
पूवक स्तु धातु से क्विप्‌, दीर्घ, 'आयतस्तू' इस प्रातिपदिक से प्र एक व० में उक्त 
रूप बनता है । 

कटप्रूः (चटाई बनाने वाला) कटं प्रवते इति, कट पूर्वक प्रु धातु से किप्‌ 
तथा दीघं होकर पूर्ववत्‌ रूप बनता है । 

जुरुक्तः--'जूः की सिद्धि ऊपर बताई जा चुकी है । 

श्रीः:--(लक्ष्मी) श्रयति हरिम्‌, श्रि (सेवां करना) धातु से क्विप्‌ तथा दीघं 
होकर प्र० एक व० में उक्त रूप बनता है। 

(श्री शब्द इस प्रकार यद्यपि स्त्रीलिङ्ग है, तथापि डी प्रत्ययान्त न होने से 
यहाँ सु प्रत्यय का लोप न होकर सकार का रुत्व विसर्गे होकर “श्री: रूप बनेगा ।) 

दाम्नीति-दाप्‌, नी, शस्‌, यु, युज्‌, स्तु, तुद्‌, सि, सिच्‌, मिह, पतू, दश्‌, 
नह धातुओं से ष्ट्रन्‌ प्रत्यय हो, करण अर्थ में । 

(ष्ट्रन्‌ प्रत्यय के षकार नकार इत्संज्ञक हैं, केवल त्र शेष रहता है। 

दात्रम्‌ (दाँती, द॑रांती) दाति अनेन, जिससे काटा जाय, दापू (काटना) 
धातु से करण अर्थ में ष्ट्रन्‌ (त्र) प्रत्यय, दात्र प्रातिपदिक से प्र नपु ०० एक व० में 
“दात्रम्‌' रूप बनता है । 

नेत्रम्‌-नयति अनेन जिससे विषय के प्रति ले जाय जाय, आंख आदि, नी 
(लि जाना) धातु से ष्ट्रन्‌, गुण, नेत्र प्रातिपदिक से 'नेत्रम्‌' रूप बनता है । 

ति इति-ति, तु, त्र, त, थ, सि, सु, सर, क, स, इन दश प्रत्ययों के आगे 
रहते इट्‌ न हो । 

(इन दश प्रत्ययों में कुछ प्रत्यय उणादि हैं, त्र से तात्पर्यं प्रकृत प्रत्यय ष्ट्रन्‌ 
से है, इन प्रत्ययों के बलादि आर्ध धातुक होने'से प्राप्त इट्‌ का यह सूत्र निषेध 
करता है । 

शस्त्रम्‌ - (शस्त्र) शस्‌ (मारना) त्र, इडभाव शस्त्रम्‌’ रूप बना । 

योत्रम्‌ (जोत, बैलों के गले में बांधने की पट्टी) यु+- (मिलाना) त्र, गुण, 
होकर 'योत्रम्‌' रूप बनता है। 


पुवंकृरन्तम्‌ १६५ 


अतिलुधुसुखनसहचर इत्र : ।३।२।१८४॥ 

अरित्रम्‌, लवित्रम्‌, धवित्रम्‌, सवित्रम्‌, खनित्रम्‌, सहित्रम्‌, चरित्रम्‌, । 

पुव: संज्ञायाम्‌ ।३।२।१८५॥ पवित्रम्‌ । 

इति पु्वकृन्दतस्‌ 

योक्त्रम्‌ (जोत, नहुने की रस्सी आदि) युज (जोड़ता) धातु से ष्ट्रन्‌, गुण 
जकार को 'ग' गकार को क्‌ होकर उक्त बनता है। 

स्तोत्रम्‌ - (स्तुति, स्तव, स्तुति पाठ के श्लोकों का संग्रह) स्तु (स्तुति 
करना) +-त्र गुण होकर स्तोत्रम्‌ रूप बनता हे । 

तोत्त्रम्‌ (चाबुक, आरा आदि) तुदति अनेन, तुद्‌ व्यथित करना¬-त्र, गुण, 
चत्वेविधि से दकार को तकार, उक्त रूप सिद्ध होता है। 

सेत्रम्‌ (वाँधने की रस्सी) सि (बाँधना) धातु से ष्ट्रन्‌ गुण सेत्रम्‌? यह रूप 
सिद्ध होता है। 

सेक्त्रम्‌ (सींचने का पात्र) सिच्‌ (सींचना) धातु से ष्ट्रन्‌ (त्र) गुण, चकार 
को ककार होकर उक्त रूप बनता है। 

सेढ्म्‌ - (मूत्रेन्द्रिय)) मेह --त्र इस दशा में हकार को ढकार, व्‌ को ध, ष्टुत्व 
से ध को ढ, प्रुवेढकार लोप होकर मेढू प्रातिपदिक से 'मेढूम्‌' रूप बनता है । 

पत्त्रम्‌ - (सवारी, पंख, पत्ता भादि) पतु (गिरना) धातु से पत्त्रम्‌? रूप 
बनता है । 

दष्ट्रा-(दाढ़) दंश (डंसना) धातु से, दंश्‌+-त्र, श्‌ को ष, ष्टुत्व होकर 
दंष्ट्र, स्त्रीत्व विवक्षा में टापू होकर उक्त रूप सिद्ध होता है, यहाँ पितु कार्य अनित्य 
होने से, ङीष्‌ न होकर टापू हुआ हे । 

नद्ध्री -(नहनी, हल आदि में बांधने की रस्सी) नह (बाँधना) धातु से 
ष्ट्रन्‌, 'नहो ध से ह का ध, (झषस्तथेत्यादि सूत्र से ष्ट्रन्‌ के तकार को ध, पुवे 
धकार को झरोझरीत्यादि' सूत्र से दकार, स्त्रीत्व विवक्षा में डीष्‌ प्रत्यय होकर 
'नदुधरी' रूप बनता है । 

भर्तोति--क्र, लू, धू, सू, खन, सह, चर इन धातुओं से इत्र प्रत्यय हो । 

अरित्रमृ (नाव चलाने का डंडा) ऋ (गत्यर्थक) इत्र प्रत्यय, गुण होकर अर्‌-- 
इत्र, नपु ० प्र० एक वचन में उक्त रूप बनता है , 

लवित्रम्‌ (चाकू, छुरी आदि) लू (छेदना काटना) इत्र, गुण अवादेश होकर 
'लवित्रम्‌' रूप सिद्ध होता है । 

धवित्रम्‌ (पंखा) धुञ्‌ (कंपाना) इत्र, गुण अवादेश होकर 'धवित्रमु' रूप 
बनता है । 


१६६ संस्कृत-व्याकरण 


कहीं 'घुवित्रं व्यजनं तद्‌ यद्रेचितं मृगचर्मणा’ इस कोष के अनुसार धुवित्रम्‌ 
भी मिलता है। धू--इत्र इस दशा में धू धातु के कुटादिगण में होने से इत्र प्रत्यय को 
'ङितु के समान मान लेने के कारण 'विङति च' से निषेध होने से गुण न होगा तब 
ऊकार को उवङ होकर धुवत्रिम्‌, रूप बनेगा । 


सवित्रम्‌ --(उत्पत्ति साधन) सू+इत्र गुणावादेश, होकर सवित्रम्‌, इसी 
प्रकार खन्‌ (खोदना) खन्‌ + इत्र=खनित्रम्‌ सह (सहना) सह+-इत्र = सहित्रम्‌, 
चर्‌+इत्र=चरित्रम्‌, रूप बनेंगे । इत्र प्रत्यायान्त शब्द नपुसकलिग में आते हूँ । 

पुव इति--संज्ञा अर्थ में पूज्‌ धातु से इत्र प्रत्यय हो । 


पवित्रम्‌ (पवित्र करने का साधन) पूञ्‌ (पवित्र करना) धातु से इत्र प्रत्यय 
पू +इत्र, गुणावादेश होकर पवित्रम्‌ रूप बनता है। यह शब्द 'दर्भ की बनी उस 
पवित्री की संज्ञा है, जो यज्ञादि के समय अनामिका में धारण की जाती है । 


इति पुर्वकृदन्तम्‌ 


अथोणादयः 


कृवापाजि सिस्वदिसाध्यशुभ्य उण्‌ ॥१॥ 


करोतीति कारः, वातोति वायुः, पायुगु दम्‌, जापुरोषधम्‌, सायुः पित्तम्‌ स्वादुः 
साध्नोति परकार्यमिति साधुः, आशु शीघ्रम्‌ । 


जिन प्रत्ययों के आदि में उण्‌ प्रत्यय हैं वे उणादि प्रत्यय कहलाते हें । यद्यपि 
ये प्रत्यय भी कृदन्त प्रत्ययो के अन्तर्गत माने जाते हे । तथापि अष्टाध्यायी से पृथक्‌ 
लगभग ७५९ सूत्रों द्वारा निर्दिष्ट होते हैं । 

कृवेति--क् (करना) वा (गति) पा (पीना) जि (जीतना) मि (फेकना) 
स्वद्‌ (चखना) साधू (सिद्ध करना, बनाना) अश्‌ (व्याप्त होना) इन धातुओं से उण्‌ 
प्रत्यय हो । 

कारुः (शिल्पी) कु ञ- उण्‌, वृद्धि, कारः, करोतीति कारुः । 


बायुः (वाति इति जो बहती है) वान-उण्‌ “आतो युक्‌ चिण्‌ कृतोः” युक्‌ 
का आगम होकर वायु: इसी प्रकार 'पा' से पायुः । 

जायुः (जयति रोगान्‌ जो रोगों को जीतती है) जिन उण्‌, वृद्धि, आय आदेश 
होकर 'जायः' औषधि । 

मायुः (मिनोति प्रशिपति ऊष्माणं शरीरे) जो शरीर में गर्मी पैदा करे, पित्त। 
मि (प्रक्षेपण) धातु से उण्‌, वृद्धि, अयादेश मायुः । 

स्वादु-(स्वादिष्ट) स्वदते जो स्वाद में अच्छा लगता है । स्वद्‌+-उण्‌ उपधा 
वृद्धि, स्वादुः । 

साधुः (सञ्जन) साध्नोति पर कार्यम्‌ इति जो दूसरे के काम को सिद्ध करता 
है। साध्‌ +उण्‌ "साधु: । 

आशु (अशनुते-व्याप्नोति-शीघ्र होने वाला) अशत उणू, वृद्धि, आशु, यह 


१६७ 


१६८ | संस्कृत-व्याकरण 


उणादयो बहुलम्‌ ।३।३।१॥ 

एते वर्तमाने संज्ञायाम्‌ च बहुलं स्युः । केचिदविहिता अध्युह्याः । 
संज्ञासु धातु दपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 
कार्याहिद्यादनूबन्धमेच्छास्त्र सुणादिषु ॥ 


शब्द शीघ्रता अर्थं में अव्यय है । पर विशेषण रूप में प्रयुक्त होने पर तीनों लिङ्गो में 
आता है। 


उणादय इति--उण्‌ आदि प्रत्यय वर्तमान काल में और संज्ञा अर्थ में बहुल 
रूप में होते है। 

केचिदिति-यहाँ बहुल ग्रहण सामर्थ्यं से कुछ उन प्रत्ययों का भी ग्रहण कर 
लेना चाहिए जिनका किन्हीं सूत्रों द्वारा विधान नहीं किया गया है । 

संज्ञास्विति-संज्ञा शब्दों में जिस धातु की सम्भावना हो उसकी प्रथम 
कल्पना करनी चाहिए, तदन्तर शेख भाग को प्रत्यय समझना चाहिए, प्रत्ययों में भी 
कारये अर्थात्‌ गुण वृद्धि सम्प्रसारण आदि देखकर अनुबन्धों की कल्पना कर लेनी 
चाहिए । उणादि प्रत्यय जानने का यही नियम है। 

उदाहरणाथ 'शद्धू ला' (सरौता) शब्द में, शब्द के आदि भाग में शङ्क धातु 
को मानकर उत्तर भाग में उलच्‌ प्रत्यय मानकर इस शब्द की व्युत्पत्ति कर लेनी 
चाहिए । इसी प्रकार अन्य शब्दों में प्रकृति प्रत्यय तथा अनुबन्धों की कल्पना कर 
लेनी चाहिए । 


उणादि प्रत्यय यद्यपि अष्टाध्यायी के सूत्रों द्वारा निदिष्ट नहीं है, तथापि 
पाणिनि आचार्य को ये प्रत्यय मान्य है, इसका प्रमाण उनका 'उणादथो बहुलम्‌’ यह 
सूत्र ही है, जो कि उणादि प्रत्ययों के विषय में नियम निर्धारित करता है । 


इति उणादयः 


I ~ Ooo MOIS SSNS PRS 


अथोत्तर कृदन्तभ्‌ 


तुसुतुण्बुलो क्रियायां क्रियार्थायास्‌ 1३॥४॥१०॥ 


क्रियार्थायां क्रियाया सुपपदे भविष्यदर्थं धातोरेतौ स्तः। मान्तत्वादव्ययत्वस्‌ । 
कृष्णं द्रष्टु याति । कृष्णं दशको याति । 


कृत्‌ प्रत्ययों के लिए पूर्व कृदन्त ओर उत्तर कृदन्त ये दो प्रकरण हैं। प्रथम में 
होने वाले प्रत्यय प्रायः किसी न किसी कारक के अर्थ में होते हैं, द्वितीय में वे प्रत्यय 
हैं जो प्रायः 'भाव' में होते है तथा इन प्रत्ययों से अव्यय पद भी बनते हैं। 


तुसुन्निति--एक क्रिया की सिद्धि के लिए दूसरी क्रिया के उपपद रहते, 
भविष्यत अर्थं में धातु से तुमुन्‌ और ण्बुलू प्रत्यय हों । 

(यहाँ उपपद का अर्थे है क्रिया का आगे या पीछे समीप में उपस्थित रहना । 
जिस क्रिया की सिद्धि के लिये अन्य क्रिया की जाती है उससे ही ये प्रत्यय होते हैं।) 


मान्तत्वादिति-मकारन्त होने के कारण तुमुन्‌ (जिसमें केवल तुम! शेष 
रहता है) प्रत्ययान्त शब्द अव्यय पद बनते हें । 'कृन्मेजन्तः' सूत्र के अनुसार मान्त 
एवं एजन्त कृदन्तों की अव्यय संज्ञा होती है । अव्ययक्कतो भावे सुत्र नियम के अनुसार 
तुमुन्‌ प्रत्यय भाव अथे में होता है। 

(ण्बुल्‌ प्रत्यय कर्त्ता अर्थ में होता है ।) 


कृष्णं द्रष्टुः याति--(कुष्ण को देखने के लिए जाता है) यहाँ जाना क्रिया 
दर्शन क्रिया के लिये है। अतः जाना क्रिया (याति) दर्शन क्रिया (हश्‌) के लिए है। 
इसलिये 'याति’ इस क्रिया के समीप रहते हश्‌ धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय, “सृजिद्रशो 
झेल्यमकिति” सूत्र से हश्‌ धातु स्थित ऋकार के आगे अमु का आगम, ऋकार को 
“अ? आगे रहने पर यणू-रेफ होने पर द्रश्‌+तुम्‌ इस स्थिति में “ब्रश्‍चभ्रस्जेत्यादि” 
सूत्र से शकार को षकार, ष्टुत्व विधि से 'तुम्‌' के तकार को टकार होने पर द्रष्टुम्‌' 
यह अव्यय पद बनता है । 


१६६ 


१७० १ संस्कृत-व्याकरण 


कालसमयवेलासु तुसुत्‌ ।३।३।१६७॥ 
कालार्थषूपपदेष्‌ तुमुन्‌ । काल:समयो वेला वा भोक्त म्‌ । 
भावे ।३।३।१८॥ 

लिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थ वाच्ये धातोधेज । पाकः । 


(यहाँ तुमुन्‌ प्रत्यय के भविष्यतु काल में विधान करने का तात्पर्यं यह है कि 
इसके प्रयोग में उपपद क्रिया की अपेक्षा तुमुसन्त क्रिया भविष्य काल में ही होती 
है, प्रकृत उदाहरण में याति (वर्तमान) की अपेक्षा दर्शन क्रिया भविष्य में ही होगी । 
न केवल वर्तमान, भूतकाल में भी प्रयुक्त इन रूपों में भविष्यत का ही तात्पर्यं रहता 
है-कृष्णं द्रष्टरुमगच्छतु । यहाँ भी गमन क्रिया की अपेक्षा दशेत क्रिया भविष्य में 
होगी ।) 

(“न लोकेत्यादि” सुत्र से षष्ठी का निषेध होने पर कृष्णम्‌ यहाँ पर कर्म में 
द्वितीया विभक्ति है 1) 

कृष्णं दर्शको याति- (कृष्ण को देखने वाला जाता है) यहाँ इश्‌ से ण्बुजू 
करने पर बु को अक आदेश, ऋकार को अर्‌ गुण, 'दशेक' इस कृदन्त प्रातिपदिक से 
“दर्शक: रूप बनता है । 

ण्बुल्‌ प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग लिगत्रय में होता है । “अकेनोभेविष्य- 
दाधमर्ण्ययोः” सुत्र से षष्ठी का निषेध होने पर यहाँ भी कर्म में द्वितीया विभक्ति 
होती है । 

- कालेति--काल, समय, बेला इन शब्दों के उपपद रहते धातु से तुमुन्‌ 
प्रत्यय हो । 


` (सुत्र में काल समय आदि पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से तात्पये है कि 
कालाथक शब्दों के उपपद रहते तुमुन प्रत्यय हो ।) 
काल : समयो, वेला वा भोक्त म्‌ यहाँ इन कालार्थक शब्दों के योग में भी 
भुज्‌ धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय, लघूपध गुण, 'चौः कु: कवर्ग-गकार तथा उसे चर्त्वं ककार 
होकर भोक्त मु” रूप बनता है । 


भाव इति--उस धातु का अर्थ यदि वाच्य हो जो सिद्ध (पूर्ण) अवस्था को | 


प्राप्त हो चुकी है, तो उस धातु से धन प्रत्यय हो । 

अर्थात्‌ “भाव? साध्यावस्थापन्न तो तिङन्त में रहता है पर कृदन्त में यह 
भाव सिद्धावस्थापन्न हो जाता हे, अतएव भाव में होने वाले घञ्‌ आदि प्रत्ययों से 
सिद्धावस्थापन भाव की प्रतीत होती है जब कि तिङन्त क्रियाओं से बहू साध्या- 
वस्था में ही रहता है। 'पचति' इस तिङन्त क्रिया से साध्यावस्था ही प्रतीति होती 
है, जबकि धात्वर्थं की पूर्ण सिद्धता कृदन्त शब्दों से प्रकट होती है, इसीलिए कृदन्त 


अथोत्तर कृदन्तम्‌ | १७१ 


अकर्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌ ।३।३।१९॥ 
कतृ भिन्ने कारके धज, स्यात्‌ । 
घजिं च भावकरणयोः ।६।४।१७॥ 
रञ्जेनेलोपः स्यात्‌ । राग: । अनयोः किम्‌-रज्यत्यस्मिन्निति रङ्ग । 
निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः ।३।३।४१॥ 
एषु चिनोते धज आदेश्च ककारः। उपसमाधानं राशीकरणम्‌ । निकायः । 
कायः । गोमय-निकायः। | 
शब्दों से धात्वर्थं भाव, द्रव्य' के रूप में प्रकट होता है, “कृदभिहितो भावो द्रव्यवतू 
प्रकाशते” फलतः घजन्त आदि कृदन्त शब्दों से लिग व वचन का भी योग हो 
जाता है। 


पाकः--(पकने का कार्य) पच्‌ धातु से भाव में धञ्‌ (अ) प्रत्यय, जितु होने 
से उपधा वृद्धि, धित्‌ होने से “चजोः कु घिण्यतोः” से चकार को ककार होकर पाक 
कृदन्त से 'पाक: रूप बनता है। 

(घञ, प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिंग भाव वाचक संज्ञाएँ होती है ।) 

अकर्तरीति-कर्त्ता से भिन्न कारक अर्थ में संज्ञा में धातु से घज, 
प्रत्यय हो । 

("भावे सुत्र द्वारा निर्दिष्ट घञ्‌ प्रत्यय भाव में होता है पर इस सूत्र द्वारा 
विहृहित घन. कारक में होता हे । 

घञीति--भाव और करण कारक में विहित घञ, परे रहते रञ्ज्‌ धातु के 
नकार का लोप हो। 

रागः--भाव में घञ्‌ होने पर इसका अथे होगा रंगना और करण में होने 
पर अर्थ होगा “रंग' जिससे रंगा जाय । अतः यहाँ 'भावे' सूत्र से “रञ्जनस्‌ रागः? 
इस अर्थ में, और रज्यते अनेन इति रागः इस अर्थ में (रंगने का साधन) अकर्तरीति 
सूत्र से धन, प्रत्यय होने पर दोनों ही अर्थो में घनि चेति सूत्र से नकार लोप, जिव 
परे रहते उपधा वृद्धि, जकार को 'ग' होकर रागः रूप बनेगा । 

अनयोः किमिति--भाव और करण अर्थ में हुये धञ्‌ परे रहते ही नकार 
का लोप होता है । अतः 

रङ्गः--रज्यति अस्मिव्‌-जिसमें लोग अनुरनिजत होते हैं, अर्धात रद्ध भुमि 
या रङ्गशाला) यहाँ अधिकरण में घज, होने से न लोप न होगा, जकार का “चजोः 
सूत्र से गकार, नकार का अनुस्वार पर सब होकर रङ्गः यह रूप बनेगा । 

निबासेति--निवास, चिति-चयन, शरीर और उपसमाधान अथे में चिन, 
धातु से घन, प्रत्यय हो, तथा आदि वर्ण को ककार हो । 


१७२ सॅस्कृत-व्याकंरण 


एरच्‌ ।३।३।५६॥ 

इवर्णान्ताद्‌ अच्‌ । चयः । जय: । 

ऋदोरप्‌ ।३।३।५७॥ 

नऋदन्तादुवर्णान्ताद्‌ अप्‌ । करः । गरः यवः लवः । स्तवः । पवः । 


उणसमाधानमिति-उपसमाधान का अर्थ है--राशीकरण--ढेर लगाना । 

निकायः--(तिवास-घर) नि उपसग पुर्वक चिन, (चुनना) धातु से निवास 
अर्थे में प्रकृत सूत्र से घञ आदि चकार को ककार, जितू प्रत्यय परे होने से इकार 
को ऐ वृद्धि, आय्‌ आदेश होकर निकाय इस कृदन्त प्रातिपदिक से प्र एक व० में 
“निकायः? रूप बनता है । 


काथः (चीयते-एकत्री क्रियतेऽस्थ्यादिकमत्र अर्थाव्‌ जिसमें हट्टी आदि एकत्र 
किये जायें अर्थात शरीर) यहाँ पुर्ववत्‌ चि --घन[., ककारादेश, वृद्धि, आयादेश होकर 
“काय: रूप बनता है।) 

गोमयनिकायः--'गोवर का ढेर” यहाँ गोमय पूर्वक चि धातु से पूर्ववत्‌ 
कार्यं होकर 'गोमयनिकायः' रूप बनता है। 

(चिति==चयन का उदाहरण है 'आकायम्‌ अग्नि चिन्वीत ।) 

एरजिति--इवर्णान्त धातुओं से भाव में अच्‌ प्रत्यय हो । 

चयः--चिन धातु से अच्‌ प्रत्यय, गुण भयादेश होकर, चयः, एवम्‌ जयः- 


जि धातु से अच्‌ गुण अयादेश होकर रूप बनते हैं। भाव में प्रत्यय होने के कारण 
इनका क्रमशः अर्थ है - चुनना, जीतना । 


ऋदोरिति - दीर्घं ऋकारान्त तथा उवर्णान्त धातुओं से भाव में अप 
प्रत्यय हो । 


करः (बिखेरना या हाथ) कृ. (फेंकना) धातु से अप्‌, गुण, कर: । 

एवं गरः--(निगलना) यू, (निगल जाना) धातु से अप्‌, गुण, गर: | 

एवं यवः-- (मिलना या जव) यु (मिलना) धातु से अप्‌ गुणावादेश, यव: | 
एवं लव:--(काटना, लेश या भाग) लु (काटना) धातु से अप गुणावादेश 

एवं पव:--(पवित्र करना) पु (पवित्र करना) धातु से अप्‌ गुणावादेश ! 


एवं स्तव:--(स्तुति, स्तोत्र) स्तु (स्तुति करना) धा 
होकर स्तव: रूप बनता है । Bl 


अच एवं अपू प्रत्यय घन, के अपवाद हैं, इनसे बने शब्द भी भाववाचक 
र ० © रो ० शड 
पुल्लि ग संज्ञ गए हुँ | ५ ia 


गुणावा देश 


अथोत्तर कृदन्तम्‌ १७३ 


(वा) घजर्थ क विधानस्‌ । प्रस्थः । विध्नः। 
ड्वितः कित्रः ॥३॥३॥८८॥॥ 
क्त्रेर्मम्‌ नित्यस्‌ ।३।३।२०॥ 


कित्र प्रत्ययान्तात्‌ मम्‌ निर्वृत्तेऽ्थे। पाकेन निर्वृत्तं पक्त्रिमम्‌ । डुवप्‌- 
उप्त्रिमम्‌ । 


वर्तक - घज, के अर्थ में अर्थात जिस अर्थ में घज, प्रत्यय होता है उसी अर्थ 
में क प्रत्यय भी हो। 

(क प्रत्यय के कितु होने से गुण और वृद्धि का निषेध होगा ।) 

प्रस्थः (प्रतिष्ठन्ते धान्यान्यस्मिन्निति अर्थात्‌ धान्य जिसमें तोले जाये-- 
एक तौल का नाम, अथवा यस्मिन्‌ जनाः प्रतिष्ठन्ते जिसमें लोग प्रतिष्ठित हों 
पर्वंत शिखर) प्र पूर्वक स्था धातु से प्रकृत वातिक द्वारा अधिकरण में क प्रत्यय, प्र 
स्थानक (अ), कितु परे होने से 'आतो लोप इटि च' से आकार लोप होकर उक्त 
रूप बनता है । 


विध्नः- “विशेषेण ध्नन्ति मनांसि यस्मिन्‌” जिसमें मन विशेष रूप से मर 
जाते हैं - अर्थात्‌ विघ्न-बाधायें) वि+ हन्‌ धातु से क प्रत्यय, गमहनजनेत्यादि” सूत्र 
से हकारोत्तर स्थित अकार लोप “वि हू न्‌न-अ' इस स्थिति में 'होहन्तेञ्णिन्नेषु' 
से हकार को घकार, 'विघ्न' इस अकारान्त कृदन्त प्रातिपदिक से विघ्नः रूप 
बनता है । 


ड्वित इति--जिस धातु के डु की इत्संज्ञा हुई हो, ऐसी धातु से कित्र प्रत्यय 
हो, भाव में । 

कत्रेरिति--कित्र प्रत्ययान्त से नित्य मप्‌ प्रत्यय हो, निष्पन्न या सिद्ध होना 
अर्थं में । 

(वित्र प्रत्यय में 'त्रि' शेष रहता है, कित होने से गुणादि नहीं होते ।) 


पक्त्रिमम्‌ --पाकेन निवृत्तम्‌ अर्थात्‌ पाक से निष्पन्न या पका हुआ, पच्‌ धातु. 
से 'डु' की इत्संज्ञा होती है, (ड्पचष्‌ पाके धातु है) अतः पच्‌ धातु से ड्वितः कित्र सूत्र 
से वित्र प्रत्यय, “चोः कुः” कुत्व, पवित्र से पुनः क्त्रेमेम्‌ नित्यम्‌ सूत्र से मप्‌ प्रत्यय होने 
पर 'पक्त्रिम' इस कृदन्त प्रातिपदिक से प्र० एक व० में पक्त्रिममू रूप बनता है । 


उप्त्रिसम्‌- वापेन निवृत्तम्‌ अर्थात्‌ बोने से निष्पन्न डुवप्‌ (बोना-उगाना) 
धातु के (डु की इतूसंज्ञा होने से) प्रकृत सूत्र से वित्र प्रत्यय, तथा क्त्रे रिति सूत्र से मप्‌ 
होकर वप्त्रिम, प्रत्यय के कित्‌ होने से 'वचिस्व पीत्यादि' सूत्र से वकार को सम्प्रसारण 
होकर उप्त्रिम प्रातिपदिक से उक्त रूप बनता है । 


१७४ संस्कृत-व्याकरण 


ट्वतोऽयुच्‌ ।३।३।८९॥ 

टुवेपृ कम्पने । वेपथुः । 
यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ, ।४।३।९६०॥ 
यज्ञः । याच्या । यत्नः । विश्नः । प्रश्नः । रक्ष्णः। 
स्वपो ननु ।३।३।६१॥ 

स्वप्नः । 

उपसग घोः किः ।४।४।९२॥ 

प्रधिः । उपधिः । 


दिवत इति - दु इत्संज्ञक धातुओं से अथुच्‌ प्रत्यय हो । 

वेपथुः (कम्पन) टुवेष्‌ (काँपना धातु से टु' इत्‌ होने के कारण प्रकृत सूत्र 
से अथुच्‌ (अथु) प्रत्यय होकर 'वेपथुः' बनता है । 

बजेति--यज्‌, याच्‌, यव्‌, विच्छ, प्रच्छ रक्ष्‌ धातुओं से नङ, प्रत्यय हो, 
भाव में । 

यज्ञः (याग) यज्‌ (हवन करना) धातु से नङ, प्रत्यय, नकार को एचुत्वविधि 
से अकार, ज तथा न. मिलकर “ज्ञ, बनकर उक्त रूप बनता हे । 

याच्ञा--(माँगना) याच्‌ धातु से पूर्ववत्‌ नङ, एचुत्व, न्‌ को न. टाप्‌ याच्ञा 
एवं यत्नः (यत्न) यत धातु से नङ, प्रत्यय होकर 'यत्न रूप बनता है। एवं विश्नः 
(प्रताप-कान्ति गति) बिच्छ (जाना) धातु से नङ, “च्छवोः शूडनुनासिके च' से च्छ 
को शकार होकर उक्ता रूप बनता है । 

प्रश्नः-- (पूछना) प्रच्छ--नडः पूर्ववत्‌ सिद्ध होता है । 

रक्षणः (रक्षा) रक्ष नङ, णत्व होकर 'रक्ष्णः रूप बनता है । 

(वित्र प्रत्ययान्त शब्दों में बिशेष्यानुसार लिङ्ग होता है, पर अथुच्‌ और नङ 
प्रत्ययान्त पुल्लिंग होते हैं ।) 

स्वप इति -स्वप्‌ धातु से नन्‌ प्रत्यय हो , 

स्वप्नः -स्वप्‌ धातु से नन्‌ प्रत्यय होकर स्वप्न: बनता है । 

उपसगे इति--उपसर्ग पुर्वक धु संज्ञक धातुओं से कि प्रत्यय हो । 

(कि प्रत्यय का इ शेष रहता है । दा रूप एवं 'धा' रूप धातुओं की घ संज्ञा 
होती है । प्रत्ययान्त शब्द भी पुल्लिंग होते हैं ।) 

प्रधिः--(पहिये का घेरा) प्र पूर्वक धा धातु से कि प्रत्यय, आकार लोप 
होकर प्रधिः रूप बनाता है । 


उपधिः--(कपट-छल) उप+-धा + कि=उपधिः पूर्ववत्‌ बनेगा । 


| 


| 


त 


अथोत्तर कृदन्तम्‌ १७५ 


स्त्रियां क्तिन्‌ ।४।४।९४॥ 

स्त्री लिगे भावे क्तिन्‌ स्यात्‌ । घजोऽपवादः । कृतिः । स्तुतिः । 

(वा) नऋहल्वादिभ्यः क्तिन्निष्ठावद्‌ वाच्यः । तेन नत्वम्‌-क्कोणिः । लूनिः । 
धूनिः । पूनिः । 


(वा) संपदादिभ्यः क्विप्‌ । संपत्‌ । विपत्‌ । आपत्‌ । क्तिन्तपोऽ्यते-- 
सम्पत्तिः । विपत्तिः । आपत्तिः । 


स्त्रियामिति स्त्रीलिंग में भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय हो । 
(यह धज, प्रत्यय का अपवाद है।) 


कृतिः - (कार्य) क धातु से क्तिन्‌ (ति) प्रत्यय, कितु होने से गुणाभाव, 
कृति इस कृदन्त प्रातिपदिक से प्र एक व० में 'कृतिः रूप बनता है । 


स्तुतिः (स्तवन) स्तु से क्तिन्‌, गुणाभाव, स्तुति: रूप बनता है । 
वातिक-_ऋकारान्त और लुज आदि धातुओं से क्तिन्‌ प्रत्यय को निष्ठा 


संज्ञक (क्त क्तवलु) प्रत्ययों के समान कहना चाहिये । अर्थात्‌ निष्ठा प्रत्यय परे जो 
नकारादि आदेश होते हैं, वे क्तिन्‌ परे भी हों । 


कीणः--(विक्षेप-फँलाना) कृ. (विक्षेपण करना) धातु से क्तिन्‌ (ति) प्रत्यय, 
“ऋत्‌ इद्धातोः' ऋ कार को इत्‌, रपर्‌, किरु+-ति इस स्थिति में 'हलि च से इकार 
को दीर्घ, निष्ठावऱद्घाव होने से 'रदाभ्याम्‌' इत्यादि सूत्र से रेफ परे तकार को नकार, 
णत्व 'कीणि:' रूप बनता हे । 


लूनिः= (काटना) लूज (छेदन) धातु से क्तिन्‌, निष्ठावद्धाव, “ल्वादिभ्यः? 
से नकारादेश होकर 'लुनिः' रूप बनता है। 

धूनिः (काँपना) "पूर्ववत्‌ क्तिन्‌’ नकारादेश, धुनिः' इसी प्रकार 

पुनिः (पवित्रता) पूज्‌ + क्तिन्‌, नकारादेश, पूनिः रूप बनता है । 

वातिक-सम्‌ आदि उपसगं पूर्वक पढ्‌ धातु से क्वप्‌ प्रत्यय हो । 

संपत्‌--सम्‌ पूर्वक पद्‌ (गति) धातु से क्विप्‌, सर्वापहार लोप, सम्पद्‌ प्राति- 
पदिक से स्त्रीलिंग, प्रथमैक वचन में 'सम्पद' बनता है । इसी प्रकार 

बिपत्‌--वि+-पद्‌+- किविप्‌ = विपत्‌ । 

आपत्‌-आ-+-पद्‌ क्विप्‌ == आपव । 

क्तित्पीति--इन उपसरो के पूर्वं रहते पद्‌ धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय भी 
होता है । व 

संपत्तिः--सम्‌-+ पद्‌-- क्तिन्‌, दकार को चत्वे से तकार, सम्पत्तः, इसी प्रकार 
| बिपत्तिः और आपत्तिः भी रूप बनते हैं । 


१७६ व संस्कृत-व्याकरण 


ऊति यूति जूति सातिहेति कीर्तयश्च ।४।४।९७।। 
एते निपात्यन्ते । / | 


ज्वरत्वर त्रिव्य विसवामुपधायाइच ।६।४।२०॥ 
एषा मुपधावकारयोरुठ अनुनासिके कवौ कलादो किङति च । 


ऊतीति अति, युति, जूति, साति, हेति और कीति इन क्तिच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों 
का निपातन किया जाता है । 

(तात्पर्यं यह कि इनमें होने वाले यदि किसी कार्ये का विधान किसी सूत्र 
द्वारा नहीं किया गया है, तो उसे निपातन से सिद्ध किया जाता है ।) 


ऊतिः (रक्षा) अव्‌ (रक्षा करना) धातु से क्तिन्‌, ज्वरत्वर सूत्र से (जिसका 
व्याख्यान आगे किया जायेगा) अकार तथा वकार को ऊठ आदेश, (यहाँ “स्त्रियां क्तिच्‌? 
से यद्यपि क्तिन्‌ प्रत्यय सिद्ध थो तथापि सूत्र में ऊति के ग्रहण का फल है, क्तिन्‌ प्रत्यय 
परे उदात्त स्वर होना अतः उदात्त स्वर का ही निपातन होता है) इस प्रकार 'ऊति:? 
रूप बनता है । 

यूतिः (मिश्रण) यु (मिश्रण करना) धातु से क्तिन्‌, होकर यहाँ निपातन से 
दीघं होता है । इसी प्रकार 

जूतिः--(वेग) जु धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय, निपातन से दीर्घे होकर 'जूतिः’ 
बनता है। 

सातिः--(अन्त, अवसान) षो (अन्तःकमं) धातु से क्तिन्‌ यहाँ द्यतिस्यति’ 
इत्यादि सुत्र से इत्व प्राप्त था उसके अभाव का निपातन हुआ, तब 'आदेच' इत्यादि 
सूत्र से धातुगत ओकार को आकार होकर 'सातिः' रूप बना है । अथवा 'सन्‌' धातु से 
क्तिन्‌ “जनसन” सूत्र से आत्व करने पर 'सातिः' रूप बनता है, इस दशा में स्वरार्थ 
निपातन माना जायेगा । 


हेतिः-- (अस्त्र शस्त्र) हन्‌ धातु से क्तिव्‌, निपातन से नकार को इकार करने 
पर हुकरोत्तरवर्ती अकार के साथ गुण होकर 'हेतिः' बनता है। अथवा 'हि' धातु से 
क्तिन्‌, गुण निषेध को बाधकर निपातन से गुण करके हेति? बनता है । 


कीतिः--(यश) ण्यन्त चुरादि कृ, त्‌ (संशब्दन, ख्याति) धातु से, प्यन्त होने 
के कारण “ण्यासश्रन्थो युच्‌' सूत्र से प्राप्त युच्‌ प्रत्यय का अभाव तथा निपातन से 
क्तिन्‌, 'उपधायाश्च' सुत्र से ऋकार को इर्‌ 'हलि च' से दीर्घं होकर 'कीत्ति/ रूप 
बनता है । 

ज्वर त्वरेति--ज्वर, त्वर, स्रिव, अव, और मव धातुओं के वकार तथा तग्दत 
अकार को ऊठ्‌ होता है, अनुनासिक किव तथा झलादि कित ङित प्रत्यय परे रहने पर । 


Ed 


OD FY >> 9... ..... ... _ SNS ot 020 


अथोत्तर कृदन्तम्‌ १७७ 


अतः किवप्‌ । ज: । तुः। स्रः। ऊः । सूः । 
इच्छा ।३।३।१०१॥ 

इषेतिपातोऽयम्‌ । 

अ प्रत्ययात्‌ ।३।३।१०२॥ 
प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्यः स्त्रियामकारः प्रत्ययः स्यात्‌ । चिकीर्षा । पुत्रकास्या । 


अतः क्विप्‌--इस सुत्र से क्विप्‌ प्रत्यय परे रहते ज्वर्‌ आदि को ऊठ्‌ विधान 
किया गया है अतः इस सूत्र से विवप्‌ प्रत्यय भी होगा । 

जुः--(रोग) ज्वर्‌ (रोगे) धातु क्विप्‌, सर्वापहार लोप, वकार तथा अकार 
(उपधा) को ऊठु आदेश 'जूर्‌' कृदन्त प्रातिपदिक से प्र एक० व० वचन में “जू: इसी 
प्रकार 'त्वर' (शीघ्र करना) धातु से क्विप्‌ ऊठ होकर तू” (शीघ्रकर्त्ता) रूप 
बनता है। 

सरू: (शोषक या गन्ता) खिव्‌ (गति या शोषण) धातु से क्विप्‌, लोप, ऊठ्‌ 
(इकार तथा वकार दोनों को) 'स्र: रूप बनता है । 

ऊ (रक्षक) अव्‌ (रक्षा करना) धातु से क्विप्‌ लोप, अकार वकार को ऊठ्‌, 
ऊः' रूप बनता है । 

सुः (बांधने वाला) मव्‌ (बाँधना) धातु से क्विप्‌, लोप, वकाराकार को ऊ 
मु: रूप सिद्ध होता है । 

(इन प्रयोगों में क्विप्‌ प्रत्यय, भाव में न होकर कर्ता में होता है, तथा इसका 
स्त्रीलिङ्ग से भी कोई सम्बन्ध नहीं है।) 

इच्छेति--इष्‌ (इच्छा करना) धातु से इच्छा शब्द की सिद्धि निपातन से 
. होती है । 

इच्छा--इष्‌ धातु से निपातन द्वारा भाव में श प्रत्यय होता हैं (शू की इत्‌ 
संज्ञा होकर 'अ' शेष रहता है) शितू होने से 'सावंधातुके यक से यक्‌ प्राप्त था उसका 
इससे अभाव निपातन होकर 'इषुगमियमां छ: सूत्र से षकार को छकार होता है, 
तुक का आगम, श्चुत्व, इच्छ से स्त्रीत्व विवक्षा में टाप्‌ होकर इच्छा बनता है । 

अप्रत्ययादिति -भाव में तथा कतृ भिन्न कारक में प्रत्ययान्त धातुओं से 
स्त्रीलिंग में 'अ” प्रत्यय हो । 

(धातुओं या सुबन्त शब्द से प्रत्यय लगाकर बनी हुई धातुओं से यह प्रत्यय 
होता है, सुबन्त शब्दों से प्रत्यय लगाकर बनी धातुएँ, नाम धातु कहलाती हैं ।) 

चिकीर्षा (करने की इच्छा) कृ धातु से सन्‌ प्रत्यय होकर चिकीष्‌ इस 
प्रत्ययान्त धातु से भाव में 'भ' प्रत्यय होकर चिकीषं +-म इस स्थिति में 'आतो लोप: 

१२ 


१७८ ` संस्कृत-ष्याकरण 


गुरोश्च हलः ।३।३।१३०॥ 

गुरुमतो हलन्तात्‌ स्त्रियास्‌ 'अ' प्रत्ययः स्यात्‌ । ईहा । 
ण्यासश्रन्थो युच्‌ ।३।३।१०७॥ 

अकारस्यापवाद: | कारणा । हारणा । 

नपु सके भावे क्तः ।३।३।११४॥ 

ल्युट्‌ च । हसितम्‌ । हसनम्‌ । 


से अकार लोप होकर चिकीषं से स्त्रीलिग में टाप्‌ प्रत्यय होने से चिकीर्षा' रूप 


बनता है । 

पुत्रकाम्या (पुत्र की इच्छा) 'आत्मनः पुत्रम्‌ इच्छति’ इस अर्थं में पुत्र शब्द 
से काम्यच्‌ प्रत्यय होकर पुत्रकाम्य यह प्रत्ययान्त धातु बनता है, इससे पू्वेवत्‌ 'अ' 
प्रत्यय होकर 'पुत्रकाम्या' बनता है। 

गुरोरिति--गुरुमान्‌, (गुरु वर्ण वाला) तथा हलन्त धातु से स्त्रीलिङ्ग में भाव 
में 'अ” प्रत्यय, होता है। 

ईहा (इच्छा) ईह (इच्छा करना) धातु दीघंवर्ण वाला तथा हलन्त भी है। 
अतः इससे 'अ” प्रत्यय, टाप्‌ होकर 'ईहा' रूप बनता है। 

ण्यासेति--प्यम्त (जिसके अन्त में णि प्रत्यय हो) आस्‌ तथा श्रन्थ धातुओं से 
युच्‌ प्रत्यय हो, स्त्रीलिङ्ग, में भाव में । 

कारणा--(कराना या 'कारणा तु यातना तीव्र वेदना' इस अमर कोष वचन 
से, यातना) क धातु से णिच्‌ प्रत्यय तथा वृद्धि होकर कारि, यह ण्यन्त धातु बनता 
है, इससे प्रकृत सूत्र से युच्‌ प्रत्यय करके तथा यु को 'युवोरनाकौ' से अन आदेश 
करने पर कारि-अन इस स्थिति में 'णेरनिटि' सुत्र से णि लोप करने पर कारन, 
णत्व, टाप्‌ कारणा? बनता है । 


हारणा--(हरण) ण्यन्त हारि+युच्‌, अन, णि लोप होकर पूर्ववत्‌ 'हारणा' 


रूप बनता है । आस्‌ धातु से आसना (स्थिति) श्रन्थ से 'श्रन्थना' रूप बनते हैं । 

नपु सके इति--नपुःसकलिद्ध भाव में क्त प्रत्यय होता है । 

(अब तक भाव में होने वाले प्रत्यय पुल्लिङ्ग व स्त्रीलिङ्ग में बताये गये थे, 
भब यहाँ से नपुसक लिङ्ग के भाव प्रत्ययों का निरूपण किया जाता है । 

ल्यु चेति -नपु सक भाव में त्युट्‌ प्रत्यय भी होता है। 

हसितम्‌--(हुँसना) हस धातु से 'नपु सके' सूत्र से भाव में क्त प्रत्यय, बलादि 
आधे धातुक 'त' परे रहते इट्‌, हसित’ से हसितम्‌ तथा हसनम्‌ --(हसना) "ल्युट्‌ च' 
से ल्युट्‌ प्रत्यय करने पर अन आदेश होकर 'हसनम्‌' भी रूप बनता है । 


| 


अथोत्तर कृदन्तम्‌ a] १७६ 


पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण ।३।३।११८॥ 

छादेघऽहयुषसर्गस्य ।६।४।९६।। 

हिप्रभृत्युप सर्गहीनस्य छादे हुस्वो घे परे। दम्ताश्‍छाद्यन्तेऽनेनेति दन्तच्छदः । 
आफकुर्वन्त्य स्मिन्निति आकरः । 

अवे तू स्त्रो घेञ्‌ ।३।३।१२०॥ 

अवतारः कूपादेः। अवस्तारो जवनिका । 

हलइच ।३।३।१२१॥ 

हलन्ताद्‌ घञ । घापवादः। रमन्ते योगिनोऽस्मिक्निति रामः । अक्मृज्यतेऽनेन 

एध्यादिरिति--अपामागेः । 


पु'सीत--पुल्लिग में संज्ञा अर्थ में प्रायः ध प्रत्यय हो, करण तथा अधि- 
करण में । 

छादेरिति--दो या दो से अधिक (द्विप्रभृति) उपसर्गो से रहित छादि धातु 
को हस्व होता है घ परे रहते । 

दन्तच्छदः--(ओष्ठ) दन्ताः छाद्यन्ते अनेन-दांत जिससे ढके जायें) दन्त 
उपपद छद (अपवारण, ढकना) धातु से णिच्‌ प्रत्यय, वृद्धि होकर छादि धातु बनता 
है इससे “पु सि संज्ञायाम्‌” सूत्र से करण में घ प्रत्यय, होकर “छादेः” सूत्र से धातु के ' 
आकार को ह्वस्व, (घ का 'भ' शेष रहता है) "छाद्‌ ह अ” इस स्थिति में “णेरनिटि” 
से णि लोप, छद--अ इस प्रकार दन्तच्छद (छ परे तुक्‌ श्चुत्व होकर) दन्तच्छद? 
रूप बनता है। 

आक्षरः--(खान-खनि) आकुर्वेन्ति-सवैतः आगत्य कार्य कुर्वन्ति जनाः अस्मित्‌ 
शर्थात्‌ जहाँ सब ओर से लोग आकर काम करें। आ--कृ यहाँ अधिकरण अथे में 
“पु'सि” सूत्र से घ प्रत्यय ऋकार को अर्‌ गुण होकर 'आकरः' रूप बनता है । 

(घ प्रत्ययान्त शब्द भी धज की भाँति पुल्लिंग ही होते हैं।) 

अवे इति-_अव उपसरे पूर्वक तू, और स्तू, धातुओं से धन्‌ प्रत्यय करण 
और अधिकरण में हों संज्ञा में । 

अवतारः--(कूप आदि का सोपान मार्ग या घाट) अवतरन्ति जना यत्र-जहाँ 
लोग उतरते हैं। अव पूर्वक तू. (तैरना) धातु से धज, जिव होने से ऋ, को आर्‌ 
बृद्धि होकर 'अवतारः' यह रूप बनता है । 

अवस्तारः (जवनिका, पर्दा) अव उपसर्ग पूर्वक स्तू, (आच्छादन करना) 
धातु से धज, प्रत्यय, ऋकार को भार्‌ वृद्धि होकर 'अविस्तारः' रूप बनता है। 

हलश्चेति--हलन्त धातु से धन, प्रत्यय हो । उक्त सुत्र से प्राप्त घ प्रत्यय का 
यह अपवाद है । 


१६० संस्कृतः व्याकरण 
ईषद्दुस्सुषु कृच्छा कृच्छार्थेषु खल्‌ ।३।३।१२६। 
करणाधिकरणयोरिति निवृत्तम्‌ । एषु दुःखतुखार्थेषूपपदेष खल्‌ तयोरे- 

वेति भावे कर्मणि च । कृच्छ--दुष्करः कठो भवता। भकच्छ--ईबत्करः । 

सुकरः । 


रामः-_ (रमन्ते योगिनः अस्मिन्‌ जिसमें योगी जन रमते हैं अर्थात्‌ ब्रह्म) रम्‌ 
(क्रीडाथेक) धातु से अधिकरण में धन, प्रत्यय, नितु होने से उपधा वृद्धि, 'रामः' यह 
रूप बनता है। 

अपासार्ग:-- अपमृज्यते व्याध्यादिः अनेन-जिससे व्याधि आदि दूर हो, शुद्ध 
हो, एक औषधि विशेष, जिसे 'चिरचिट' या 'सरफोंका कहा जाता है । अपू पूर्वक 
मृज्‌ (शुद्ध करना) धातु से धन्‌, “मृजेवृ द्वि? सूत्र से ऋकार को आर्‌ वृद्धि, 'चजोः' 
सूत्र से जकार को गकार आदेश, अप मार्गे--अ इस स्थिति में 'उपसगंस्य धञ्य- 
मनुष्ये बहुलम्‌' सूत्र से उपसगं अप के अन्त्य 'अ' को दीर्घ होकर अपामार्गः रूप 
बनता है । 

(यहाँ तक होने वाले भाव प्रत्ययो में क्तिन्‌ आदि स्त्रीलिङ्ग तथा क्त व 
युट्‌ नपु'सकलिङ्ग में, शेष प्रत्यय धज, घ अच्‌ अप्‌ आदि पुल्लिंग में होते हैं, इनसे 
बने शब्द भाव वाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होते हैं ।) 

ईषदिति--कठिनता (दुःख) या सुख बोधक ईषत्‌, दुस्‌ और सु उपसर्ग उपपद 
होने पर धातुओं से खलू प्रत्यय हो । 

(खल्‌ प्रत्यय में 'अ' शेष रहता है।) 

क्रणेति-'करण और अधिकरण र्थ में, इसकी निवृत्ति हो गई, अर्थात्‌ 
अब खलू प्रत्यय करण और अधिकरण में न होंगे । 

तवोरिति--तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः’ सूत्र के अनुसार खलथे प्रत्यय भाव 
और कमं में होंगे । 


दुष्करः--कटो भवता--(आपका चटाई बनाना कठिन है) यहाँ “कृच्छ! 


कठिनता अर्थ में है । कमें में दुस्‌ पूर्वक कृ धातु से खलू प्रत्यय, अर्‌ गुण होकर, सकार 
को रुत्व, विसर्गं, षत्व होकर 'दुष्कर:' बनता है । 
ईषत्कर:--(सहज में ही करने योग्य सरल) यहाँ सुख बोधक ईषत पुर्वक 
क धातु से पुर्ववत्‌ खल्‌ होकर ईषत्करः बनता है ।. 
पुकर:-- (सुख पुर्वक करने योग्य) सु+ कृ+ खल्‌ ='सुकरः' । 
(यहाँ कृ धातु के सकमंक होने से कमं में प्रत्यय है, अतः अनुक्त कर्ता में 
तृतीया विभिक्त है जिसका निर्देश 'भवता' इस शब्द के द्वारा किया गया है, “कट: 
यहाँ प्रथमा विभक्ति है क्योंकि कमं के उक्त होने से कमें में प्रथमा विभक्ति होती 


RE SS 


ओह दका. SR त तल ee Sn र < = 
क्षी siamese Se 


अथोत्तर कृदन्तम्‌ १८१ 


आतो युच्‌ ।४।३।१२८॥ 

खलोऽपवादः । ईषत्पानः सोसो भवता । दुष्पानः । सुपानः । 

अलं खल्बोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ।३।४।१८॥ 

प्रतिषेधार्थयोऽलं खल्बोरूपपदयोः क्त्वा स्यात्‌ । प्राचां ग्रहणं प्रजार्थम्‌ । 
अमेवाव्ययेनेति नियमान्नोपपद समासः । दो दद्योः:--अलं दस्वा घुमास्थेतोत्वस्‌-- 
पीत्वा खलु । अलं खल्वोः किस्‌--मा कार्षीत्‌ । प्रतिषेधयोः किम्‌--अलंकारः । 


है। यहाँ कतृ कर्मणोः कृतिः सुत्र से प्राप्त षष्ठी का “न लोकेत्यादि सूत्र निषेध 
करता है।) 

आत इति - आकारान्त धातुओं से कठिनता व सरलता बोधक दुस्‌ ईषत्‌ 
सु उपपद रहते युच्‌ प्रत्यय होता है । 

यह्‌ युच्‌ प्रत्यय खल्‌ प्रत्यय का बाधक है। 

ईषत्पान;--सोमो भवता (सोम पान करना आपके लिए सरल है) यहाँ पूववत्‌ 
ईषत्‌ पूर्वक आकारान्त पा धातु से युच्‌ प्रत्यय, यु को अन आदेश होकर 'ईषत्पानः' 
बनता है । 

(यहाँ भी प्रथमा व तृतीया का प्रयोग पूर्ववत्‌ समझना चाहिये ।) 


दुष्पानः सुपानः (कठिनता से तथा सरलता से पीने योग्य) यहाँ भी पूर्ववत्‌ 
खल्‌ होकर उक्त रूप बनते है । 

अलंखल्बोरिति--प्रतिषेधार्थक अलं और खलु शब्द उपपद रहते धातुओं से 
क्त्वा प्रत्यय हो । 

प्राचामिति सूत्र में प्राचाम्‌' (पूर्वाचायों के मत में) का ग्रहण केवल प्राचीन 
आचार्यो के प्रति आदर प्रदर्शन के लिये है, न कि विकल्प सूचनार्थ, जैसा कि 'लोपः 
शाकल्यस्य' अवङ, स्फोटायनस्य' आदि सूत्रों में शाकल्य, स्फोटायन आदि आचार्यों 
के नाम का ग्रहण विधि विकल्प के लिये होता है, क्योंकि इस प्रकरण सें तो “वासरूप” 
नियम के अनुसार विकल्प स्वतः सिद्ध है। यहाँ तो ल्युट्‌ आदि प्रत्यय विकल्प से 
हो ही सकते है, अतः 'प्राचाम्‌' ग्रहण का प्रयोजन केवल आदर प्रदर्शन मात्र है। 

अमंवेति--“'अव्यय के साथ यदि उपपद समास हो तो केवल अमु के साथ 
ही हो अन्य के साथ नहीं” इस नियम के कारण यहाँ उपपद समास नहीं होता, 
यद्यपि क्त्वा अव्यय है पर वह अस्‌ नहीं है । 

अलं दत्वा--(मत दो) यहाँ प्रतिषेधार्थक अलं शब्द के उपपद रहते दा धातु 
से कत्वा प्रत्यय होने पर 'दो दद्धो? सूत्र से दा को दद (दथ्‌) आदेश होकर चत्वं होने 
पर 'दत्वा' बनता है । 

पीत्वा खलु--(मत पीओ) यहाँ भी प्रतिषेधार्थक खलु के उपपद रहते पा 


१८२ 2 संस्कृत-व्याकरण 


ससान कतुं कयोः पूर्वकाले ।३।४।२१॥ 


समानकतृं कयो र्धात्वर्थेयोः पुर्वंकाले विद्यमानाद्धातोः वत्वा स्यात्‌ । भुकत्वा 
ब्रजति । हित्वमतन्त्रम्‌ । भृत्वा पोत्त्वा ब्रजति । 


धातु से कत्वा प्रत्यय होकर, उसके कितु होने से (क्त्वा में केवल त्वा शेष रहता है 
क्‌ इत्‌ संज्ञक है) 'धुमास्था गापेत्यादि सूत्र सें आकार को ईत्व होकर 'पीत्वा' 
बनता है । 

(कत्वा प्रत्ययान्त सभी शब्द “क्त्वात्तोसुनक सुनः” सूत्र से अव्यय होते हैं । 


अलंखल्वोः किमिति--प्रकृत सूत्र द्वारा प्रतिषेधाथेक अलं और खलु के ही 
उपपद रहते कत्वा प्रत्यय होता है अन्य प्रतिषेधाथे 'मा' आदि के योग में नहीं 
अत:--- 

मा कार्षीत्‌--यहाँ कृ धातु से प्रतिषेधार्थंक मा (माङ) उपपद रहते हुए भी 
कत्वा प्रत्यय नहीं हुआ है । 

प्रतिषेधयोः किमिति--सूत्र द्वारा प्रतिषेधाथेक ही अलम्‌ के योग में क्त्वा 
प्रत्यय होता है, अलं के अन्य-भूषण आदि अर्थो के साथ नहीं अत:-- 

अलङ्कार--(आभूषण) यहाँ अलं पूर्वक कृ धातु से क्त्वा प्रत्यय न होगा 
क्योंकि यहाँ अलं भूषणार्थक है, प्रतिषेध अर्थ में नहीं । 


समान कतृ कयोरिति--जहाँ दो या अधिक धात्वर्थो में एक (समान) ही 
कर्ता हो, वहाँ पुवे काल में वर्तमान धातु से वत्वा प्रत्यय हो, तात्पर्यं यह कि जहाँ दो 
क्रियाएं एक साथ हो रही हों, और उनका कर्ता एक ही हो अर्थात्‌ एक ही कर्ता 
दो या तीन क्रियाओं का करने वाला हो तो जो क्रिया पहिले हो उससे कत्वा 
प्रत्यय हो । 

भुक्त्वा ब्रजति- (खाकर जाता है) यहाँ भोजन व गमन क्रियाओं का 
एक ही कर्त्ता है, तथा भोजन क्रिया, गमन क्रिया से पूवे काल में हो रही है अतः 
भुज्‌ धातु से क्त्वा होकर, ज्‌ को गू, ग को क्‌ होकर 'भुक्त्वा' रूप बनता है । 

द्वित्वमिति सूत्र में समान कतृ कयोः' पद से सूचित दो वचन अविवक्षित 
है अर्थात्‌ इसका प्रयोग किसी विशेष अभिप्राय से नहीं किया गया है यह आवश्यक 
नहीं कि जहां दो क्रियायें हो उनमें से पुवेकालिक धातु से कत्वा हो, अपितु तु जहाँ दो 
ते अधिक भी क्रियायें हों, और उनका कर्ता एक ही हो तो उनमें से जो पुर्वकालिक 
क्रियायें होंगी उनसे वत्वा प्रत्यय होगा । अत:--- 


भुक्त्वा पीत्वा ब्रजति- यहाँ भुज्‌ तथा पा दोनों से ब्रजति के अपेक्षा पुवे- 
कालिक होने के कारण वत्वा प्रत्यय होगा, 'पीत्वा' में “घुमास्थेत्यादि सूत्र से ईत्व 


हुना है। 


DT का. 


ब, 


अथोत्तर कुदन्तम्‌ १८३ 


न कृत्वा सेट्‌ ।१।२।१८॥ 

सेट्‌ कत्वा किन्न स्यात्‌ । शयित्वा । सेट्‌ किमू--छत्वा । 

रलो ध्युपधाद्धलादेः संश्च १।२।२६॥ 

इवर्णोबर्णोपधाद्धलादेः रलन्ताष्परी क्त्वासनौ सेटो घा कितो स्तः । द्युतित्वा- 
द्योतित्वा । लिखित्वा-लेखित्वा । व्युपधात्‌ किम्‌-वतिध्धा । रलः किम्‌-सेवित्वा । 
हलादेः किम्‌-एषित्वा । सेट किस्‌--शुषत्वा । । 


न षत्वेति--सेट्‌ (इट्‌ सहित) क्त्वा कित्‌ नहीं होता अर्थात्‌ क्त्वा प्रत्यय 
सर्वेत्र कित होता है । परि यदि सेटू धातुओं में क्त्वा के पहिले इट्‌ हो तो ऐसा क्त्वा 
कित न होगा जिसका फल गुणादि का निषेध न होना है । 

शयित्वा--(सोकर) शीड (सोना, सेट्‌) धातु से क्त्वा प्रत्यय, इडागम 
होने से सेट क्त्वा परे प्रकत सूत्र से क्त्वा के कित न होने से 'सात्रंधातुकार्ध-धातुकयोः' 
से गुण, अयादेश होकर शयित्वा रूप बनता है। 

सेट किम्‌--सेटू क्त्वा ही अकित होता है अत:-- 

छत्वा-यहाँ इडभाव में अनिट्‌ कत्वा कित्‌ ही रहा, फलतः यहाँ गुण न 
हुआ । 

रल इति--इवणं और उवणं जिनकी उपधा में हो ऐसी हलादि और रलन्त 
धातुओं से परे सेट्‌ क्त्वा तथा सनू प्रत्यय विकल्प से कितु होते हैं । 

चुतित्वा-दयोतित्वा--(चमक कर) द्युत (दीप्ति करना) धातु से क्त्वा प्रत्यय 
यहाँ द्युत धातु के उपथा में 'उ' है, आदि में दृ हल वर्ण है, अन्त, में रल्‌ तकार हे । 
इट्‌ का आगम होने पर, प्रकृत सूत्र से सेट्‌ क्त्वा कितु माना गया अतः गुण नहीं 
हुआ तब द्युतित्वा और पक्ष में जब कित्‌ नहीं हुआ तब 'उ' को ओ गुण होकर 
द्योतित्वा रूप बनते हैं । 

लिखित्वा-लेखित्वा-- (लिखकर) यहाँ भी इवर्णोपध हलादि और रलन्त 
धातु लिख से पूर्ववत कार्य होने से उक्त रूप बनते हैं । 

व्युपधात्किम्‌ - सुत्र में इवर्णोवर्णोपध धातुओं से पर ही सेट्‌ क्त्वा को किष 
विधान किया गया है अत:-- 

वतित्वा-यहाँ वृत्‌ धातु के ऋवर्णोपध न होने से कितू न होने के कारण गुण 
होकर 'वतित्वा' रूप बनता है। 

रलः किस्‌-सूत्र में रलन्त धातु से पर ही सेट्‌ कत्वा को कितु किया गया 
है अतः-- द 

सेवित्वा में सिव्‌ धातु के रलन्त होते के कारण (रल्‌ प्रत्याहार में वकार 
नहीं आता) क्त्वा के कित त होने से गुण होकर सेवित्वा रूपं बनता हू । 


१८४ संस्कृत व्याकरण 


ˆ उदितो वा।७।२।५६॥ 
उदितः परस्य कत्व इड वा । शसित्वा-शात्त्वा । देवित्वा चूत्वा । दधातेहिः- 
हित्वा । 
जहातेइच कित्व ।७।४।४३॥ 
हित्वा । हाड्स्तु-हात्वा । 
समासेऽनञ, पुर्वे कत्नो ल्यप्‌ ।७।३।३७॥ 


हलादेः किम्‌ - सूत्र में हलादि धातु से परे ही कत्वा को कित किया गया है, 
अतः 
एषित्वा-यहाँ इष्‌ धातु से क्त्वा, इट्‌ होने पर धातु के हलादि न होने से, 
किव न होगा अतः गुण होकर 'एषित्वा' बनेगा । 
सेट किम्‌- सूत्र में सेट्‌ वत्वा को ही कितु किया जाता है । अत:-- 
भुकत्वा--यहाँ अनिट्‌ होने से क्त्वा परे रहते कित्‌ विकल्प न होने से, नित्य 
कितु रहने के कारण गुण निषेध होकर एक ही रूप बनेगा । 
उदित इति--उदित (जिनमें उकार इत्‌ हो) धातुओं से परे क्त्वा को इट्‌ 
विकल्प से हो । 
शमित्वा-शान्त्वा--(शान्त होकर) शमु (शान्त होना) धातु से (यह उकारे- 
संज्ञक है) कत्वा होने पर प्रकृत सूत्र से जब पक्ष में इट्‌ हुआ तो शमित्वा यह रूप 
बना, जब इट्‌ न हुआ तो शम्‌+-वत्वा इस स्थिति में 'अनुनासिकस्य क्विझलोः 
क्ङिति” सूत्र से धातु के उपधा अकार को दीघे, मकार का अनुस्वर परसवर्ण होकर 
'शान्त्वा' रूप बनता है। १ 
देवित्वा-द्यूत्वा--दिवु (खेलकरना आदि) धातु से ('उ' की इतूसंज्ञा होने से यह 
भी उदित धातु है) कृत्वा, प्रकृत सूत्र से इट्‌ होने पर गुण होकर देवित्वा, इडभाव 
पक्ष में 'च्छ्वोः शूडनुनासिके च” से वकार को ऊठ्‌ होने पर दि--ऊ--क्त्वा इस 
स्थिति में इ को यण्‌-यकार 'चूत्वा' रूप बनते हैं । 
हित्वा- (धारण कर) धा धातु से क्त्वा, दधातेहिः' सूत्र 'धा को हि आदेश 
होकर हित्वा रूप बनता है। 
जहातेरिति-औओहाक्‌ त्यागे धातु को भी हि आदेश हो क्त्वा परे रहते , 
हित्वा--(त्यागंकर) हा धातु से क्त्वा, प्रकृत सूत्र से हि आदेश होकर 
हित्वा रूप बनता है। 
हात्वा--“थोहाङ, गतौ' धातु के हा को उक्त सुत्र से हि आदेश न होगा अतः 
इसका रूप हात्वा (जाकर) होगा*। 
समास इति--(जिस समास में अव्यय पूर्व पद हो, पर तत्र, समास न हो, 
उसमें कवा को ल्यपू आदेश हो । 


FE hs as os -++-+-<ब्> - कई. 


Ee DE 


अधोत्तर कृदन्तस १८४ 


अव्यय पुर्व पदेऽनन समाले घत्वो ल्यबादेशः स्यात्‌ । 

तुक्‌ू- भरकृत्य । अनन किम्‌-अकृत्वा । 

आभीक्ष्ण्ये णमुल्‌ च ।३।४।२२॥ 

आभोधण्ये द्योत्ये पुवं विषये णमुल्‌ स्यात्‌, वत्वा च । 

नित्य वीप्सयोः ।८।३।४॥ 

आभोक्ष्ण्ये वीप्सायां च द्योत्ये पदस्य द्वित्वं स्यात्‌ । आभौक्ष्ण्यं तिङम्तेष्दव्यय 


संज्ञकेषु कुदन्तेषु । स्मारं स्सारं नमति शिवम्‌ । स्मृत्वा स्मृत्वा । पायं पायम्‌ । भोजं 
भोजम्‌ । भावं श्रावम्‌ । 


` प्रकृत्य--(करके) प्र पूर्वक कृ धातु से क्त्वा प्रत्यय करके प्र+ कृत्वा इस 

स्थिति में कृत्वा का प्र उपसर्ग रूप अव्यय के साथ कुगति प्रादय:? सूत्र से समास 
होता है अतः इस अव्यय पूर्वपद समास में प्रकृत सूत्र से क्त्वा को ल्यप्‌ (य) आदेश 
होकर, ल्यप्‌ के पिदर होने से. उसके परे रहते 'ह्वस्वस्येत्यादि सुत्र से तुक्‌ (तू) का 
आगम होकर उक्त रूप बनता है । ) 0 

अनन, किस्‌- सूत्र में नज. समास में ल्यवादेश नहीं होता, अतः-- 

अछत्वा--(न करके) यहाँ नज. समास होने से क्त्वा को ल्यप आदेश नहीं 
होता हे । ३ 

आभोक्षण्ये इति--(आभीक्ष्ण्य का अर्थ है--बार-बार करना या लगातार 
करना--पोन: पुन्य-पुनः पुनः होना) जहाँ निरन्तरता बतलानी हो, वहाँ क्त्वा प्रत्यय 
के विषय में धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो और क्त्वा भी । 

नित्येति-नित्यता अर्थात्‌ निरन्तरता और वीप्सा (प्रत्येक वस्तु में होना) 
प्रकट करना हो तो पद को द्वित्व (दो बार प्रयोग) होता है। ४ 

आभ्रीक्ष्यसिति--तिङन्त प्रयोगों (क्रियापदों) में तथा अव्यय संज्ञक कृदन्त 
पदों में क्रिया का बार-बार होना या लगातार होना आभीकषण्य प्रकट करता है । 

स्मारं स्मारं नमति शिवम्‌ (याद कर करके शिव जी को नमस्कार करता है) 
यहाँ स्मरण क्रिया का बार-बार होना रूप आभीक्ष्ण्य प्रकट करने के लिये स्मृ (स्मरण 
करना) धातु से आभीइ्ण्ये सूत्र से णमुल्‌ (अम्‌) प्रत्यय होता है। णमुल्‌ के णतु होने 
से ऋकार को आर्‌, वृद्धि, स्मारमू, नित्यवीप्सयोः सूत्र से द्वित्व होकर “स्मारं स्मारम्‌’ 
रूप बनते हैं । पक्ष में वत्वा प्रत्यय होकर स्मृत्वा, स्मृत्वा भी रूप बनते हैँ । 

पायं पायमू-- (बार-बार पीकर या रक्षा कर) पा धातु से आभीकषण्य अर्थ में 
णमुल्‌ होकर, णमुल्‌ के णितू होने से 'आतो युक्‌' इत्यादि सूत्र से युक्‌ का आगम होने 
पर द्वित्व होकर पायं पायम्‌, पक्ष में पीत्वा, पीत्वा रूप बनते हैं। 

भोज भोजम्‌-- (खा-खाकर) भुज + णमुल्‌, गुण होकर भोजं भोजम्‌, पक्ष में 
भरुक्त्वा, भुवत्वा रूप बनते हैं। 


१८६ | । संस्कृत-व्याकरणे 


अन्यथंवं कथमित्यंसु सिद्धा5प्रयोगवचेत्‌ ।३४।२७॥ 
एषु कुजो णघुल्‌ स्यात्‌, सिद्धोऽप्रयोगोऽस्य एवम्भुतश्चेत्‌ कूज्‌ । व्यर्थत्वात्‌ 
प्रयोगानहें इत्यर्थ:। अन्यथा कारम्‌ । एवं कारम्‌ । इध्थंकारं भुङ क्त । सिद्ध ति 
किस्‌ - शिरोऽन्यथा कूत्वा भुङ क्ते । 
इत्युत्तर कूदन्तस्‌ 


भावं श्रावमू-- (सुन-सुनकर) श्रृन-णमृल्‌, वृद्धि, आव्‌ आदेश होकर श्रावं 
श्रावम्‌ । पक्ष में श्रृत्वा श्रृत्वा रूप बनते हैं । 


(आभीक्ष्ण्य और वीप्सा में विशेष अन्तर नहीं है, प्रथम में क्रिया की निरंतरता 
रहती है भौर द्वितीय में अनेक पदार्थों का एक साथ क्रिया या गुण के साथ अन्वय 
दिखाने की इच्छा रहती है जैसे ग्रामो ग्रामो रमणीयः । 

अन्यथेति अन्यथा एवं कथं और इत्थम्‌ इन अव्ययों के पूर्वं रहते कृत धातु 
से णमुल्‌ प्रत्यय हो) यदि कुज, का अप्रयोग सिद्ध हो अर्थात्‌ कुज, के प्रयोग न करने 
पर भी यदि इष्टार्थ की प्रतीति हो सकती हो । 

व्यर्थत्वादिति -सिद्धाप्रयोग का अर्थं है--व्यर्थं होने के कारण जहाँ 
कूज्‌ धातु का प्रगोग आवश्यक न हो, तात्पर्य यह कि प्रयोग तो हो पर उसकी कोई 
उपयोगिता न हो। 

अन्यथा कारम्‌ भुङ क्त - (अन्य प्रकार से खाता है) यहाँ अन्यथा पूर्वक 
कून धातु से णमुल्‌, वृद्धि होकर, अन्यथा कारम्‌ बतता है । यहाँ जो बर्थ अन्यथा 
भुङ क्तं का है, वही अन्यथाकारं भुड्क्ते का है, अतः कन का अप्रयोग सिद्ध होने से 
उसका प्रयोग व्यर्थं है। इसी प्रकार एवंकारम्‌' कथंकारम्‌, इत्थंकारमु, भी रूप 
बनते है । 

सिद्धेति किम्‌ - सूत्र में कृञ्‌ धातु से णमुल्‌ प्रत्यय का विधान उसी अवस्था 
में किया गया है जबकि कुज, का प्रयोग व्यर्थं हो अत:-- 

शिरोऽन्यथा कृत्वा भुड क्त (शिर को अन्यथा करके खाता है) यहाँ कून्‌ का 
प्रयोग आवश्यक है अन्यथा वाक्य ही पुर्ण न होगा, अतएव णम्‌ल्‌ न होकर केवल 
क्तवा प्रत्यय होगा । इसी प्रकार एवम्‌ कथमु पूर्वक कृज्‌ धातु का प्रयोग जहाँ 
आवश्यक होगा वहाँ णमुल्‌ न होगा । 


इत्युत्तर कुदन्तम्‌ 


ac “Wi, . 


अथ तद्धित प्रकरणम्‌ 


साधारण प्रत्ययाः 
समर्थानां प्रथमाद्वा ।४। १।८२।। 
इदं पदत्रय सधिक्रियते । प्राग्दिश इति यावत्‌ । 


अथ तद्धितेति - तद्धित यह अन्वर्थ संज्ञा है, तेभ्यः प्रयोगेभ्य; हिता; तद्धिताः, 
जो प्रत्यय उन-उन प्रयोगों के लिए हितकर हों, अर्थात्‌ प्रयोगों के अनुसार ही तद्धित 
प्रत्ययों का प्रयोग होता है । 


समर्थानामिति “प्राग्दिशो व्विभक्ति: इस सूत्र से पूर्वं तक समर्थानाम्‌, प्रथमाद्‌ 
वा, इन तीनों पदों का अधिकार है । 


'समर्थानाम्‌' का अर्थे है-- अर्थ कथन-योग्यता रखने वाले पदों से । प्रथमात== 
प्रथमोच्चरित पद से, वा=विकल्प से अर्थात्‌ प्रयोग के योग्य-अर्थ-कथन योग्यता 
रखने वाले, तद्धित प्रत्यय विधायक सूत्रों में प्रथमात्‌ु--पहिले उच्चरित पद से जिसका 
बोध हो उस पद से अर्थात्‌ प्रयोग योग्य प्रथमोच्चरित पदों से तदित प्रत्यय हो 
विकल्प से । सभी तद्धित प्रत्यय विकल्प से होते हैं अतः एक पक्ष में वाक्य भी रहता 
है, उदाहरणार्थः--'उपगोः अपत्यम्‌ औपगवः' यहाँ इस विग्रह वाक्‍य में प्रयोग योग्य 
“उपगु' शब्द से 'तस्यापत्यम्‌' सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होगा क्योंकि इस सूत्र में 'तस्य' यह 
प्रथमोच्चरित शब्द है, इससे बोध्य पद उपगु है । विकल्प से होने के कारण एक पक्ष 
में ऐसा ही विग्रह वाक्य भी प्रयुक्त हो सकेगा । 


समर्थानाम्‌, प्रथमात्‌ वा इन तीनों पदों का समस्त तद्धित प्रत्यय विधायक 
सूत्रों में अधिकार जायेगा । 


अश्वेति--प्राग्दीव्यतीय अर्था में अश्वपति आदि शब्दों से अणू प्रत्यय हो । 
“तेन दीव्यति खनति” इत्यादि सूत्र से पूर्व के अपत्यार्थं, रक्ताद्यर्थं, चातुरथे, 


१5७ 


१६६ 9 संस्कृत-व्याकरणे 


अश्वपत्यादिम्यहच ।४।१।८४॥ 


एभ्योऽण्‌ स्यात्‌ । प्राग्दीव्यतीषेष्वर्थषु । अश्वपतेरपत्यादि आश्वपतम्‌ । 
गाणपतम्‌ । 


दित्यदित्यादित्यपत्युत्तर पदाण्ण्यः ।४।१।८४॥ 


दित्यादिभ्यः पत्युत्तरपदाच्च प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेषु ण्यः स्यात्‌ । अणोऽपवादः । 
दितेरपत्यं देत्यः । अदितेरादित्यस्य वा (अपत्यम्‌) आदित्यः । 
शेषिक, तथा विकारार्थ आदि अर्थो में अण्‌ आदि प्रत्यय होते हैं, यही अर्थ प्राग्दीव्यतीय 
अर्थ कहलाते हैं ।” 


आश्वपतम्‌ - अश्वपतेः अपत्यादि (अश्वपति का अपत्य आदि, 'अश्वपति 
ङस्‌' प्रकृत सूत्र से अण्‌ प्रत्यय, 'कृत्तद्धिसमासाश्च' से तद्धितान्तत्वात्र प्रातिपदिक 
संज्ञा “सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से विभक्ति लोप “अश्वपति--अ' इस स्थिति में 
'तद्धितेष्वचामादेः' से आदि अच्‌ अकार को आकार वृद्धि, “यस्येति च' इकार लोप 
होकर आश्वपत इस तद्धितान्त घ्रातिपदिक से प्रथमैक वचन में अर्थानुसार नपु ० में 
‘आश्वपतम्‌’ बनता है । 


इस प्रकरण में वृद्धि तथा 'यस्येति च' द्वारा लोप होना ये दोनों कार्य विशेष 
आवश्यक हैं । प्रायः सवेत्र प्रयोग सिद्धि में इनका काम पड़ता है। “तद्धितेष्वचामादे:” 
यह सूत्र नित या णिवू प्रत्ययों के आगे रहते स्वरों के आदि स्वर को वृद्धि करता है, 
दुसरा सुत्र है 'किति च यह कितू प्रत्ययों के आगे रहते वृद्धि करता है, अतः कित 
णित्‌ नित तद्धित प्रत्ययों के आगे रहते साधारणतया सर्वत्र वृद्धि होगी जब तक कि 
कोई विशेष विधान या निषेध न मिले । इसी प्रकार यकारादि और अजादि प्रत्ययों 
के आगे रहने पर पुर्व की भ संज्ञा होती है और 'यस्येति च' इस सूत्र से ईकार और 
तद्धित प्रत्यय पर रहते भ संज्ञक अंग के इवर्ण और अवर्ण का लोप होता है अर्थात्‌ 
यकारादि और स्वरादि तद्धित प्रत्ययों के आगे रहते पूर्व के इवर्ण और अवणं का 
लोप हो जाता है । यहाँ 'इ' और 'अ' से ह्वस्व व दीघं दोनों का ग्रहण है । 


गाणपतम्‌ -- गणपतेः अपत्यादि, यहाँ भी पूर्ववतू सभी कार्य होकर उक्त रूप 


सिद्ध होता है । 


दित्येति-दिति, अदिति, आदित्य तथा पतिशब्दान्त शब्दों से प्राग्दीव्यतीयार्थो 
में ण्य प्रत्यय हो । 

यह सामान्यतः प्राप्त अणू का बाधक है। 

दंत्यः--दितेः अपत्यम्‌ (दिति की सन्तान) दिति शब्द से अपत्यार्थं में ण्य 


प्रत्यय, णित्‌ होने से आदि अच्‌ को ऐ वृद्धि, यस्येति चेति, इकार लोप होकर दैत्य; 
छप बनता है ॥ 


तद्धित प्रकरणम्‌ | १८९ 


हलो यसां यसि लोपः ।८।४।६४॥ 

इति यलोपः । आदित्यः । प्राजापत्यः । 
(वा) देवाद्यजजो । दैव्यम्‌ । दैवम्‌ । 
(बा) वहिषष्टि लोपो यज्‌ च । वाह्यः । 
(वा) ईकक्‌ च। 

किति च ।७।२।११८॥ 


nn 
आदित्य: भदितेः, आदित्यस्य वा अपत्यम्‌ (अदिति या आदित्य की सन्तान) 
यहाँ अदिति शब्द से प्रक्कत सूत्र से ण्य प्रत्यय, णितु होन से आदि वृद्धि, इकार लोप 
होकर आदित्यः रूप बनता है, और आदित्य शब्द से ण्य प्रत्यय होने पर आदित्य+य 
इस स्थिति में 'यस्येति च' से यकारोत्तर वर्ती अकार का लोप होने पर आदित्य्‌ + य्‌ 


इस दशा में । 


हल इति - हल वणे से परे यम्‌ (प्रत्याहार) का लोप हो यम्‌ (प्रत्याहार) परे 
रहते । 

इस सुत्र से हल वर्ण तकार से परे, यम्‌,-य्‌--का लोप हो गया, क्योंकि यम्‌ 
वर्ण, यकार भागे है । अतः इस दशा में भी “आदित्य: रूप बनता है। 

प्राजापत्यः - प्रजापते रपत्यम्‌ पुमान्‌ (प्रजापति की पुरुष सन्तान) यहाँ पति 
उत्तर पद होने से प्रजापति शब्द से प्रकृत सूत्र से प्य प्रत्यय, वृद्धि, इकार लोप होकर 
उक्त रूप बनता है। 

बातिक-देवादिति--देव शब्द से अपत्यादि अर्थो में यन, तथा अन प्रत्यय 
हों । 

दैव्यम्‌-दैवम्‌ - देवस्य अपत्यम्‌ देव की सन्तान । यहाँ प्रकृत वातिक से, देव 
शब्द से यन, प्रत्यय करने पर, वृद्धि, यस्येतिच' अकार लोप होकर ‘देव्यम्‌ बनेगा 
भर अन, प्रत्यय करने पर 'दैवम्‌' रूप बनेगा । 


वातिक वहिष्‌ इति वहिस्‌ शब्द से अपत्यादि अर्थो में यन, प्रत्यय हो तथा 
टि लोप हो। 

वाह्मय:--वहिभेव: (बाहर होने वाला) वहिस्‌ शब्द से प्रकृत वातिक से यन, 
प्रत्यय, इस्‌ इस “टि' का लोप, आदि वृद्धि, “वाह्य रूप बनता है॥ 

वातिक-ईकक्‌ चेति - वहिस्‌ शब्द से उक्तार्थो में ईकक्‌ प्रत्यय भी होता है 
और 'टि' का लोप भी। | 


कितीति- कित्‌ तद्धित परे रहते स्वरों में आदि स्वर की वृद्धि हो । ('ईकक' 
के अन्त्य 'क्‌' की इत्संज्ञा है ।) 


१६० संस्कृत-व्याकरण 


किति तद्धिते चाचामादेरचो बुद्धिः स्यात्‌ । वाहीकः । 
(वा) गोरजादि प्रसंगे यतु । गोरपत्यादि-गव्यम्‌ । 
उत्सादिम्योऽञ्‌ ।४।१।८६॥ 

ओत्सः 1 

इत्यपत्यादि विकारान्तार्थाः साधारण प्रत्ययाः । 


वाहीकः - वहिर्भवः (बाहर होने वाला) वहिस्‌ शब्द से प्रकृत वातिक से ईकक्‌ 
प्रत्यय, इस्‌' इस "टि? का लोप, 'किति च' सूत्र से ईकक्‌ प्रत्यय के कित्‌ होने से वृद्धि 
होकर 'वाहीकः' रूप बनता है । 

वातिक गोरजादीति--अजादि अर्थात्‌ अण्‌ आदि स्वरादि प्रत्यय प्राप्त होने 
पर गो शब्द से यत्‌ प्रत्यय हो । 

गव्यम्‌ गोः अपत्यादि (गौ की सन्तान आदि) यहाँ गो शब्द से प्रकृत 
वातिक से, अण प्रत्यय प्राप्त होते पर, यवू प्रत्यय होकर गो--य इस स्थिति में 
(वान्तो यि प्रत्यये) सूत्र से ओ को अव्‌ आदेश होकर 'गव्यम्‌' रूप बनता हे । 

उत्सादिभ्य इति - उत्स आदि शब्दों से उक्त अर्थो में अन, प्रत्यय हो । 

ओत्सः--उत्सस्य अपत्यं पुमान्‌ (उत्स की पुरुष सन्तान) यहाँ उत्स शब्द से 
अन, प्रत्यय, नितु होने से आदि स्वर को वृद्धि होकर 'औत्सः' रूप बनता है । 

(यहाँ तक यज्‌ अण्‌ अञ्‌ आदि साधारण प्रत्ययों का अपत्यादि अर्थो में 
प्रयोग दिखलाया गया है, अब इसके आगे के प्रकरणों में विशेष विशेष अर्थों में इन 
प्रत्ययों का निर्देश किया जायेगा ।) 


इति साधारण प्रत्यय प्रकरणम्‌ 


अथ अपत्याधिकारः 


स्त्रीपु'सास्यां नज्‌स्तजौ भवनात्‌ ॥४॥१॥८७॥ 

“धान्यानां भवन! इत्यतः प्रागर्थेषु स्त्रीपु साध्यां फमान्नज स्तन स्तः । स्त्रेण: । 
पौंस्नः । न 

तस्यापत्यस्‌ ।४।१।६२॥ 

षष्ठयन्तात्‌ कृतसन्धे : समर्थादपत्येष्थें उक्ता वक्ष्पसाणाश्च प्रत्यया वा स्युः । 


्त्रीपु'साभ्यामिति--स्त्री और पुस्‌ शब्दों से क्रमशः नज. और स्नञ्‌, प्रत्यय 
हों “धान्यानां भवने' इत्यादि सूत्र से पूर्व के अर्थों में । 

स्त्रेणः--स्त्रिया अपत्यं पुमान्‌ स्त्रीषु भवः, स्त्रीणां समूहः (स्त्री की पुरुष 
सन्तान, स्त्रियों में होने वाला, स्त्रियों का समूह आदि) इन विग्रहों में, अपत्यादि अर्थो 
में स्त्री शब्द से प्रकृत सूत्र से नन, प्रत्यय “वित्वात्‌” प्रत्यय के नित्‌ सज्ञक होने से 
आदि अच्‌ ईकार को ऐ वृद्धिः, नकार का णकार होकर 'स्त्रेण:” रूप बनता है । 

पोंस्त;-- पु सः अपत्यादि (पुरुष का अपत्य आदि) यहाँ भी पूर्ववत्‌ पुस्‌ शब्द 
से स्नञ्‌, प्रत्यय, वृद्धि होकर पौंस्तः' रूप बनता है। यहाँ पुस्‌+-स्त इस स्थिति में 
“संयोगान्तस्य लोप: सूत्र से पु'स्‌ के स्‌ का लोप हो जाता है। 

तस्येति-षष्ठयन्त क्कत सन्धि समर्थं पद से अपत्य अर्थ मे पूर्वोक्त तथा थागे 
कहे जाने वाले प्रत्यय विकल्प से हों । 

यहाँ इस सूत्र में 'समर्थानां प्रथमा द्वा' का अधिकार होने से 'समर्थं पद से, 
विकल्प से, यह अर्थ किया गया है, प्रथमोच्चरित, 'तस्य' यह षष्ठयन्त पद है, इसी से 
प्रत्यय होंगे । यहाँ यह 'तस्य' पद सभी षष्ठयन्तों का परामर्शक है। कृत सन्धि' का 
तात्पर्यं यह है कि सन्धि किये हुए पद से अन्यथा 'सूत्थितस्य अपत्यं सौत्थितिः' यह रूप 
न बनता क्योंकि सु उत्थित इस भक्कत सन्धि पद से इन, प्रत्यय करने पर आदि वृद्धि- 


१६१ 


१६२ पझंस्कृत-व्याकरण 


ओगु णः ।६।४।१४६॥ 

उवर्णान्तस्य भस्य गृणः स्यात्‌, तडिते । उपगोरपत्य मौपगवः। आश्वपतः । 
देत्यः। ओत्सः। स्त्रेणः | पौंस्नः । ) 

अपत्यं पोत्र प्रभूति गोत्रम्‌ ॥४॥१॥१६२॥ 

अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रादिगोत्र संज्ञं स्थात्‌ । 

एको गोत्रे ।४॥१।६३॥ 

गोत्रे एक एवापत्य प्रत्ययः स्यात्‌ । उपगो गात्रापत्यम्‌-ओषगवः । 

गर्यादिस्यो यञ्‌ ।४।१।१८५॥ 

गोत्रापत्ये । गर्गेस्य गोत्रापत्यम्‌-गाग्यः । वात्स्यः । 


आ, आवादेश होकर सावुत्थिति: रूप बनने लगता है अतएव कृत सन्धि समर्थ पद से 


प्रत्ययों का विधान हे । 

ओरिति=-उवर्णान्त भसंज्ञक को गुण हो, तद्धित प्रत्यय परे होने पर। 

औंपगबः--(उपगोरपत्यम्‌-उपगु की सन्तान) यहाँ पलक समर्थ उपगु शब्द 
से 'तस्यापत्यम्‌' सूत्र से अपत्यार्थं में अण प्रत्यय, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति लोप, 
भादिवृद्धि, भसंज्ञक अन्त्य उकार को 'ओ' गुण, अव्‌ आदेश होकर 'औपगवः, रूप 
घना है । 

आश्वपतः--हत्यादि अन्य उदाहरणों की सिद्धि भिन्न-भिन्न प्रत्ययों द्वारा 
छपर दिखाई जा चुकी है । यहाँ केवल अपत्य अर्थ में इनका प्रयोग दिखाने के लिए 
हनका उल्लेख है । 


अपत्यमिति--अपत्य रूप में विवक्षित अर्थात्‌ जब पौत्र आदि दूसरी पीढी की 
सन्तान को भी अपत्य कहना हो तो उनकी गोत्र संज्ञा हो । 

एक इति - गोत्र अर्थ में एक ही अपत्य प्रत्यय हो । अर्थात्‌ यद्यपि गोत्रापत्य 
संज्ञा दूसरी पीढ़ी के पौत्र आदि की है तथापि इनसे एक ही अपत्य प्रत्यय होगा और 
उसी से सभी पीढियो के दूसरी से लेकर सौवी तक पौत्रादि का बोध होगा, प्रत्येक 
पीढी के लिए भिन्न-भिन्न अण्‌ इन यन, अन्‌ आदि प्रत्यय न करने पड़ेंगे । 

ओऔपगवः--उपगो गोत्रापत्यम्‌ (उपगु का गोत्रापत्य पौत्र अपौत्र आदि) यहाँ 
पूरववत्‌ अण्‌ प्रत्यय होकर “औपगवः यही रूप बनेगा जो कि अपत्यार्थं में बन चुका है 
और यही अन्य पीढियों के पौत्रादि का भी बोधक होगा । 

गर्गादिश्य इति--गर्गादि षष्ठयन्त सुवन्त से गोत्रापत्य अर्थ में यज्‌, प्रत्यय 
ही। 

गार्ग्य:--गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌-गर्गं का गोत्रापत्य । यहाँ गर्गे शब्द से यज, प्रत्यय, 
वृद्धि तथा अकार लोप होकर 'गाग्ये;' रूप बनेगा । 


EE न र 3 । 


हह... हित हँ रि त शी आल 


अपत्याधिकारः ike, ९३ 


यजजोइच ।२।४।६४॥ 

गोत्रे यद्यजन्त मजन्तं च तदवयवयोरेतयो लु क॒ स्यात्तत्कृते बहुत्वे, न तु 
स्त्रियाम्‌ । गर्गाः । वत्साः । 

जीवति तु वंश्ये युवा ।४।१।१६३॥ 

वंश्ये पित्रादौ जीवति पोत्रादे यंदपत्यं चतुर्थ्यादि तद्युव संज्ञ भेव स्यात्‌ । 


गोत्रादयून्यस्त्रियास्‌ ।४।१।६४॥ 

युन्यपत्ये गोत्रप्रत्ययान्ता देव प्रत्ययः स्यात्‌ । स्त्रियाँ तु न युव संज्ञा । 
यजिजोइच ।४।१।१०१॥ 

गोत्रे यौ यजिजौ तदन्तात्‌ फक्‌ स्यात्‌ । 

आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाघ्‌ ॥७॥१॥२९॥ 


त्ययादेः फस्य आयन्‌, ढस्य एय्‌, खस्य ईन्‌, छस्य ईय्‌, घस्य इय्‌ स्युः। गर्गस्य 
युवापत्यम्‌-गरर्यायणः । दाक्षायणः । 


वात्स्यः--वत्सस्य गोत्रापत्यम्‌-यहाँ भी पूर्ववत्‌ यञ, प्रत्यय, वृद्धि, अकार लोप 
होकर 'वात्स्यः' बनेगा । 

यञ्जोश्चेलि--गोत्र अर्थ में जो यन, प्रत्ययान्त और अब प्रत्ययान्त पद उनके 
अवयव यज्‌ और अज का लोप हो, यदि उन्हीं के अर्थ अर्थात्‌ गोत्रार्थं का बहुत्व 
बताना इष्ट हो, पर स्त्रीलिङ्ग में नहीं होता । 

` शर्गाः--यहां गर्ग शब्द से गोत्रापत्यार्थं में यम. प्रत्यय करके गाग्ये रूप बना 

था, यदि इसी अर्थ में इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाना इष्ट होगा तो प्रकृत सूत्र 
से यजन्त पद-गाग्यै के अवयव-य्‌ का लोप हो जायेगा, तन्निमित्तक वृद्धि भी न रहेगी 
अतः गाग्ये का बहुवचन में गर्गाः इसी प्रकार वत्साः (बहुवचन में) बनेगा । 

इस प्रकार गर्ग शब्द से निष्पन्न गोत्रापत्य के रूप गार्ग्यः, गाग्यौ, गर्गाः आदि 
होंगे, द्वितीयादि में भी इसी प्रकार गर्गान्‌ आदि बहुवचनान्त रूप होंगे । 

जीवतीति वंश के पिता, पितामह के जीवित रहते जो पोत्र आदि का 
अपत्य चौथी पीढी आदि में हो तो उसकी युव संज्ञा हो, अर्थात्‌ पिता पितामह के 
जीवित रहते पौत्र की सन्तान (प्रपौत्र) युवापत्य कही जायेगी । 

गोत्रादिलि--युवापत्य अर्थ में गोत्र प्रत्ययान्त से ही प्रत्यय हो । परन्तु स्त्री 
लिंग में यह युवापत्य संज्ञा नहीं होती । 

यभिने रितिः- गोत्र अर्थ में जो यज, और अज प्रत्यय तदन्त शब्द से फकू 
प्रत्यय हो । 

आयन्निति--प्रत्यय के आदि फकार को भयन्‌, ढकार को एय्‌, खकार को 
ईत्‌, छकार को ईय्‌, और घकार को इय्‌ आदेश हों । 

१३ 


संस्छृत-व्याकरण 


१६४ 


अत इञ्‌ ।४।१।६५॥। 
अपत्येऽयं । दाक्षिः । 


बाव्हादिभ्यश्च ।४।१।६६॥ 
बाहविः । ओड़लोमिः । 


गाग्यायणः--गर्गस्य युवापत्यम्‌ (गर्ग का युवापत्य) इस अर्थं में गोत्रादिति 
सुत्र के नियम के अनुसार गोत्र प्रत्ययान्त से युवापत्यार्थ में प्रत्यय होता है। अतः 
पहिले गर्गे शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में यन, प्रत्यय करके गाग्यं शब्द से युवापत्य अथं 
में 'बत्र ओश्च' सूत्र से फक्‌ प्रत्यय होगा, गाग्ये+फ इस स्थिति में “आयते” इत्यादि 
सूत्र से फकार को आयन आदेश होने पर भ संज्ञक अकार का 'यस्येति च' से लोप, 
तथा न, को ण्‌ होकर 'गाग्यायणः' रूप बनता है। 

(यहाँ गार्ग्यायण का अथे है--गर्ग की चतुर्थ पीढ़ी की सन्तान जो युवापत्य 
कहलाती है, इस पर इसकी युवापत्य संज्ञा तभी होगी जब उस वश के पिता पितामह 
जीवित होंगे अन्यथा नहीं, मृत पिता या पितामह की चतुर्थं पीढ़ी की सन्तान युवा- 
पत्य न कहलायेगी और न इससे युवापत्यार्थ में होने वाले फक्‌ आदि प्रत्यय ही हो 
सकेंगे उस दशा में तो गोत्रापत्य अर्थ का प्रत्यय ही रहेगा जैसे गर्गे का गोव्रापत्य 
गाम्ये ही रहेगा और इसी से चतुर्थ पीढी का बोध होगा ।) 

दाक्षायणः--दक्षस्य युवापत्यम्‌, यहाँ दक्ष से गोत्रापत्य में अत इज्‌” सूत्र से 
इज, प्रत्यय, वृद्धि होकर 'दाक्षि' यह गोत्रापत्य का रूप पहिले बनेगा तब 'यबिजोश्च' 
सूत्र से फक्‌ तथा उसको आयन आदेश, इकार लोप, णत्व होकर 'दाक्षायणः' 
रूप बनेगा । 

अत इति--भदन्त षष्ठयन्त समर्थ से अपत्यार्थं में इन, प्रत्यय हो । 

दाक्षिः--दक्षस्य अपत्यम्‌ । यहाँ दक्ष से इज, प्रत्यय, वृद्धि, भकार लोप होकर 
'दाक्षिः रूप बनता है । 

वाह्वादिभ्यश्चेति--बाहु आदि षष्ठयन्त समर्थं से अपत्यार्थं में इञ्‌ 
प्रत्यय हो । 

बाहविः बाहोः (अपत्यम्‌) वाहु शब्द से इन, प्रत्यय, पर्जेन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः 
न्याय से अनावश्यक होते हुए भी भादिवृद्धि, ओगुण: ओ गुण, अवादेश होकर 
'बाहुविः' बनता है । 

औडलोसिः--उड्ति (नक्षत्राणि) लोमानि यस्य स उड्लोमाः तस्य अपत्यमू- 
उड्लोमन्‌ की सन्तान) उडुलोमनू से हज , आदिवृद्धि, नस्तद्धिते अनु (टि) का लोप 
'औड्लोमिः । 


अपत्याधिकारः १९५ 


(वा) लोम्नोऽपत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्यः। उड्लोमाः। आकूति 
गणोऽयम्‌ । 

अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्योऽञ्‌ ।४।१।१०४॥ 

ये त्वत्रानुषयस्तेभ्योऽपत्ये अन्यत्र तु गोत्रे । विदस्य गोत्रं वेदः । वैदौ । विदाः । 
पुत्रस्या पत्यम्‌-पोत्रः, पौत्रौ, पौत्राः । एवं दौहित्रादयः । 

झिवादिस्थोऽण्‌ ।४।१।११२॥ 

अपत्ये । शेवः । गाङ्गः । 


वातिक-लोम्न इति - लोमच्‌ से अपत्यार्थं में बहुवचन में 'अ' प्रत्यय हो । 

उड्लोसाः--उड्लोम्नः अपत्यानि । यहाँ उड्लोमन्‌ से अपत्यार्थं में बहुत्व की 
विवक्षा में अ' प्रत्यय, “नस्तद्धिते' से टि लोप, उड्लोम इस अकारान्त शब्द से बहु- 
वचन में 'उड्लोमाः' । 

यह वाह्वादिगण आकृतिगण है । अतः इन प्रयोगों के अतिरिक्त जहाँ अन्यत्र 
इज प्रत्ययान्त शब्द मिलते हैं और उनका किसी अन्य सुत्र से विधान नहीं किया गया 
है उन्हें इसी गण में समझ लेना चाहिये । 

अनृषीति -विद आदिको से गोत्रापत्य में अन, प्रत्यय हो, पर इन विदादिकों 
में जो ऋषि नहीं हैं उनसे तो केवल अपत्यार्थं में हो, गोत्रापत्य में नहीं । 

बेदः--विदस्य गोत्रापत्यम्‌--यहाँ ऋषि होने के कारण विद शब्द से गोत्रा- 
पत्य में अन, प्रत्यय, वृद्धि, प्रथमेक वचन में “वेद: यह रूप बनता है, द्विवचन में वेदों 
पर बहुवचन में 'विदाः' रूप बनेगा; क्योंकि गोत्रापत्यार्थक अञ प्रत्यय का बहुवचन में 
'यनिजोश्च' से लोप हो जायेगा । 

पौत्रः पुत्रस्य अपत्यम्‌ (पुत्र की सन्तान) यहाँ पुत्र, ऋषि नहीं है, अतएव 
यहाँ गोत्रापत्य में प्रत्यय न होकर केवल अनन्तरापत्य अर्थात्‌ शुद्ध अपत्य अथे में 
यज्‌, प्रत्यय होकर वृद्धि द्वारा एक वचन में पौत्रः, द्वि० पौत्रौ और बहुवचन में भी 
पौत्राः, ही रूप बनेगा क्योंकि यहाँ गोत्रापत्यार्थक अन प्रत्यय न होने से उनका लोप 
न होगा । 

इसी प्रकार 'दुहितृ' से दोहित्र आदि रूप बनेंगे । 

शिवादिभ्य इति--शिव आदि (गण) से अपत्यार्थं में अण्‌ प्रत्यय हो । 

शेव:--शिवस्यापत्यम्‌, यहाँ शिव से भण प्रत्यय वृद्धि होकर शैवः रूप 
बनता है। 

गाङ्गः _ गङ्गाया अपत्यम्‌ (गंगा का पुत्र) गङ्गा शब्द से अण्‌ वृद्धि, अन्त्या- 
कार लोप "गाज: । 


१६६ | संस्कृत-व्याकरण 


क्रृष्यन्धक घुष्णि कुरुम्यशच ।४।१।११४॥ 

ऋषिभ्यः-वासिष्ठः, वैश्वामित्रः । अन्धकेभ्यः श्वाफल्कः । वृष्णिभ्यः -- 
वासुदेवः । कुरुभ्यः नाकुलः । साहदेवः । 

मातु ₹ुत्संख्यासंभद्र पूर्वायाः ।४।१।११५॥ 

संख्यादिपूर्वस्थ मातृशब्दस्य उदादेशः स्यादण्‌ प्रत्ययश्च । द्वेमातुरः । 

षाण्मातुरः । सांमातुरः । भाद्रमातुरः । 


ऋष्पन्धक्ेति -- ऋषि, अन्धक, (यादव) वृष्णि और कुरु इन से अपत्यार्थं में 
अण्‌ प्रत्यय हो । 

ऋषिभ्य इति--ऋषि के नामों से :--- 

वासिष्ठ: -वसिष्ठस्यापत्यम्‌, यहाँ अण्‌ प्रत्यय, आदि वृद्धि, अन्त्याकार लोप 
होकर वासिष्ठः । इसी प्रकार “विश्वामित्रस्थापत्यमु--वैश्वासित्र: । 

अन्धकेभ्य इति--अन्धक वंश वालों से :-- 

शवाफल्कः--शवफठ्करस्यापत्यम्‌ यहाँ श्वफल्क से अण्‌ वृद्धि, अकारलोप होकर 

'शवाफल्कः' बनता है । 


वृष्णिश्य इति--वृष्णि वंश वालों से :-- 

वासुदेवः--वसुदेवस्यापत्यम्‌ (वसुदेव का पुत्र) यहाँ वसुदेव से अण्‌ वृद्धि, 
अकार लोप होकर वासुदेवः बनता है । 

कुरुभ्य इति-कुरुवंशधरों से :-- 

नाकुल:--नकुलस्यापत्यम्‌ (नकुल की सन्तान) यहाँ नकुल से अण्‌, वृद्धि 
अकार लोप होकर 'नाकुलः' इसी प्रकार सहदेवस्यापत्यम्‌ “साहदेवः बनता है । 

सातुरिति--संख्या, सम्‌, और भद्र पूर्वक मातृ शब्द को उतु आदेश हो और 
अण्‌ प्रत्यय भी हो अपत्य अर्थ में । 

द्वैमातुरः- द्वयोर्मात्रोरपत्य द्वैमातुरः (दो माताओं का पुत्र) यहाँ 'द्विमातृ' इस 
संख्या पूर्वक शब्द से प्रकृत सूत्र से अणू प्रत्यय, तथा मातृ के ऋकार को उत्‌ आदेश 
एवं रपर्‌, आदिवृद्धि होकर 'हैमातुर' इस अकारान्त प्रातिपदिक से प्रथमेक वचन में 
मातुर: बनता है। ` 

षाण्मातुरः--षण्णाम्‌ मातृणामपत्यम्‌-छः माताओं की सन्तान। यहाँ 
'षण्मातृ' से अणू आदि सभी कार्य पूर्ववत होंगे । 

सांमातुरः -सांमातु रपत्यम्‌ इस विग्रह में पूर्ववत्‌ सांमातुरः’ तथा भद्रमातु- 
'रपत्यम्‌ इस विग्रह में पूववत्‌ 'भाद्रमातुरः' बनेगा । 


| 
| 
| 


क” ७ > aed, रु 


Har 


अंसत्याधिकाद: | १६७ 


स्त्रीभ्यो ढक्‌ ।४।१।१२०॥ 

्त्रीप्रत्यथान्तेभ्यो ढक्‌ । वैनतेयः । 

कन्यायाः कनीन च ।४।१।११६॥ 

चादण्‌ । कानीनो व्यासः कर्णश्च । | ९ 
राजइव शुराद्रत्‌ ।४।१।१३७॥ 

(बा) राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌ । 

येचाभावकर्मणोः ।६।४।१६८॥ 


यादौ तद्धिते परेऽन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ । न तु भावकमंणोः। राजन्य: । श्वशुर्यः 
जातावेवेति किम्‌ । 


स्त्रीभ्य-इति--्त्री प्रत्यायान्त शब्दों से ढक्‌ प्रत्यय हो । 

वैनतेयः विनताया अपत्यम्‌ (विनता की सन्तान-गरुड़) यहाँ स्त्री प्रत्ययान्त 
“विनता” से ढकू प्रत्यय, और ढकार को एयू आदेश, प्रत्यय के कित्‌ होने से 'किति च' 
से आदि वृद्धि, यस्येति च' से आकार लोप होकर 'वैनतेयः । रूप बनता है । 

कन्याया इति--कन्या शब्द से अपत्यार्थ में कन्या को कवीन आदेश हो और 
सुत्र में चकार ग्रहण से अण्‌ प्रत्यय भी हो । 

कानीनः--कन्यायाः अपत्यम्‌ पुमान्‌-कन्या की पुरुष सन्तान-कर्णं अथवा 
व्यासदेव । कन्या शब्द से अण्‌ प्रत्यय, कन्या को कनीन आदेश, आदिवृद्धि, कानीनः” 
यहु बनता है। 

राजेति--राजन्‌ और श्वशुर शब्द से अपत्यार्थ में यत्‌ प्रत्यय हो । 

वा्तिक-राज्ञ इति--राजन्‌ शब्द से जाति (अर्थे) में ही यत्‌ प्रत्यय कहना 
चाहिए । 

तात्पर्यं यह कि राजन्‌ शब्द से यवु होकर बने शब्द से जाति का बोध होना 
चाहिये, अपत्यादि का नहीं । 

येचेति--यकारादि तद्धित परे रहते अत्‌ प्रकृति से रहता है अर्थात्‌ उसमें 
कोई लोपादि विकार नहीं होते। किन्तु यह प्रकृतिभाव भाव और कमं में नहीं 
होता । 

राजन्यः--राज्ञः अपत्यं जातिः--राजा की सन्तान-क्षत्रिय जाति। यहाँ इस 
वातिक के सामर्थ्यं से जाति अर्थ में राजश्वेति सूत्र से यतू प्रत्यय, 'नस्तद्धिते' सूत्र से 
प्राप्त भसंज्ञक 'अन्‌' इस टि लोप का “ये चेति” सूत्र द्वारा प्रकृतिभाव करने पर 
“राजन्यः' रूप बनता है । 

जाताविति--राजन्‌ शब्द से 'जाति' में ही यतु प्रत्यय होता है इसलिये 
जातिभिन्न अर्थ में यतु प्रत्यय न होगा । 


१६८ । | संस्कृत व्याकरण 


अन्‌ ।६।४।१६७॥ 

अन्‌ प्रकृत्या स्यादणि परे । राजनः । 

क्षत्राद्‌ घः ।४।१।१३८॥। 

क्षत्त्रियः । जातावित्येब- क्षात्त्रिरन्यत्र । 
रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ ।४।१।१४६॥ 

ठस्येकः ।\७।३।५०।। 

अङ्कात्‌ परस्य ठस्येकादेशः स्यात्‌ । रंवतिकः । 


राजनः - राज्ञोऽपत्यमु-— (राजा की सन्तान) यहाँ अपत्यार्थं में यत्‌ प्रत्यय न 
होने से अण्‌ प्रत्यय होगा और 'नस्तद्धिते' से प्राप्त टि लोप का 'अन' इस सूत्र से 
प्रकृतिभाव होने पर “राजन: रूप बनेगा । 

श्वशुर्यः--श्वशुरस्यापत्पयम्‌ पुमान्‌ श्वशुर की पुरुष सन्तान । यहाँ श्वशुर 
शब्द से राजश्वेत्यादि सूत्र से यतर प्रत्यय, अन्त्याकार लोप होकर श्वशुर्यः रूप 
बनता है । 

अन्‌ इति-अण्‌ प्रत्यय परे रहते 'अन्‌' का प्रकृति भाव होता हे । 

क्षत्रादिति- क्षत्र शब्द से जाति अर्थ में घ प्रत्यय हो । 

क्षत्रियः--क्षत्रस्या पत्यं जाति:--क्षत्र की सन्तान जाति । क्षत्र शब्दसे घ 
प्रत्यय, घकार को इय्‌ आदेश अकार लोप होकर क्षत्रियः रूप बनता है । 


. जाताविति-क्षत्र से घ प्रत्यय जाति अर्थ में होता है अतः जातिभिन्न अर्थ 
में क्षत्रस्यापत्यमु' इस अर्थ में अत इज” से इन प्रत्यय तथा वृद्धि होकर क्षात्रिः? 
रूप बनेगा । 

रेवत्यादिभ्य इति--रेवती आदि शब्दों से अपत्य अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय हो । 

ठस्येति -अङ्ग संज्ञक से परे ठू को इक आदेश होता है (जिस शब्द से जो 
प्रत्यय किया जाता है, वह जिस समुदाय के आदि में है, ऐसे शब्दस्वरूप की उस 
प्रत्यय से परे रहने पर अंग संज्ञा होती है ।) 

रेवतिक: - रेवत्या अपत्यं पुमान्‌ (रेवती की पुरुष सन्तान) रेवती शब्द से 
“रेवत्यादिभ्यः” सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय, ठकार को इक्‌ आदेश, आदि वृद्धि, 'यस्येति च? 
ईकार लोप होकर 'रैवतिकः' रूप बनता है । 


जनपदेति--जनपद वाचक शब्द से जो कि क्षत्रिय का भी वाचक हो 
अपत्यार्थं में अन, प्रत्यय होता है । 

पाञ्चाल:--पञ्चालानामपत्यं पुमान्‌ -पञ्चाल-एक जनपद तथा क्षत्रिय 
जाति भी, उसकी पुरुष सन्तान । यहाँ पञ्चाल शब्द से अत्र, प्रत्यय, आदिवृद्धिः, 
“पाञ्चाल;' सिद्ध होता है। 


अपत्याधिकार १६६ 


जनपद शब्दात क्षत्रियादञ्‌ ।४।१।१६८॥ 

जन पद क्षत्रिय वाचकाच्छव्दादज स्यादपत्ये । पाञ्चालः । 

(बा) क्षत्रिय ससान शब्दाज्जन पदात्तस्य राजन्य पत्यवत्‌। पञ्चा 
लानां राजा-पाञ्चालः । 

(वा) पुरोरण्‌ वक्तव्यः ।पोरवः । 

(घा) पाण्डोड्यंण्‌ । पाण्ड्यः । 

कुरुनादिस्यो ण्यः ।४।१।१७२॥ 

कोरव्यः । नेषध्यः । 

ते तद्राजाः ।४।१।१७४॥ 

अजावय स्तद्राजसंशाः स्युः । 

तद्राजस्य बहुषु तेनेवाऽस्त्रियाम्‌ ।२।४।६२॥ 


वातिक-क्षत्रिय समानेति -जो जनपद वाचक शब्द समान रूप से क्षत्रिय 
जातिवाचक भी हो उससे अपत्यार्थ से राजा अर्थ में प्रत्यय हो। 

पाङचालः पञ्चालानां राजा (पञ्चालों का राजा( यहाँ राजा अर्थे में जन- 
पद एवं क्षत्रिय जातिवाचक पञ्चाल शब्द से अन, प्रत्यय, वृद्धि पाञ्चालः । 

वातिक-पुरोरिति--पुरु शब्द से राजा अर्थ में अण्‌ प्रत्यय हो । 

पोरवः-- पुरुणां राजा- पुरु क्षत्रियों का राजा, यहाँ पुरु शब्द से अण्‌ प्रत्यय, 
आदिवृद्धि, ओ गुणः, अवादेश होकर 'पौरवः' रूप बनता है। 

बातिक-पाण्डोरिति--पाण्डु शब्द से राजार्थे में ड्यण्‌ प्रत्यय हो (इस प्रत्यय 
में केवल य शेष रहता है, डितृ होने से 'टि' का लोप होता है।) . 

पाण्डयः-पाण्डूनां राजा-(पाण्डुजनपद और उसके निवासी क्षत्रियों का राजा) 
पाण्ड से ड्यण्‌ प्रत्यय, डित्‌ होने से उकार इस 'टि' का लोप, वृद्धि होकर, पाण्ड्यः 
बनता है। 

कुरुनादिभ्य इति- कुरु और नकारादि जनपद तथा तत्रत्य क्षत्रिय शब्दों में 
राजा अर्थ में प्य प्रत्यय हो । 

कौरव्यः कुरुणां राजा इस विग्रह में कुरू शब्द से प्य प्रत्यय, णित्त्वात्‌ आदि 
वृद्धि, ओगुंण: गुण्‌, अवादेश होकर 'कौरव्यः' इसी प्रकार नेषध्यः--निषधानां 
राजा-निषध जनपद व तत्रत्य क्षत्रियों का राजा पूर्ववत्‌ ण्य, वृद्धि, अन्त्याकार लोप 
होकर 'नैषध्यः' बनता है । (यह नकारादि जनपद वाचक है) 

ते इति--अज_ आदि प्रत्ययों की तद्राज संज्ञा होती है। 

तद्गाजस्येति-बहुत्व की विवक्षा में तद्राज संज्ञक प्रत्यय का लोप हो, यदि 
यहू बहुत्व तद्राज संज्ञक प्रत्यय का ही हो । किन्तु स्त्रीलिङ्ग में नहीं होता | 


२०० संस्कृत-व्याकरण 


बहुष्वथेषु तद्राजस्य लुक्‌ तदर्थङ्कते बहुत्वे, न तु स्त्रियास्‌ । इक्ष्वाकवः । 
पञ्चालाः इत्यादि । 
कम्चोजाल्लुक ।४।१।१७५॥ 
अस्मात्तद्राजस्य लुक । कम्बोजः । कम्वोजौ । 
(वा) कम्वोजादिभ्य इति वक्तव्यस्‌ । चोलः। शक्षः। केरलः यवनः । 
इत्यपत्याधिकारः 


इक्ष्वाकवः--इक्ष्वाकूणां जनपद विशेषाणां राजा यहाँ जनपद शब्दादिति सूत्र 
से अन प्रत्यय, वृद्धि, उकार को गुण, अवादेश होकर एक वचन में 'ऐक्ष्वाकवः' रूप 
बनता है, पर इसका बहुवचन में तद्राजस्येति सूत्र से अभ का लोप होने से वृद्धि 
की निवृत्ति भी हो जाती है तब इक्ष्वाकु इस शब्द का बहुवचन में रूप इक्ष्वाकवः 
बनता है । इसी प्रकार पञ्चाल शब्द का एक वचन में पाञ्चालः पर बहुवचन में 
अज, के लोप होने पर पञ्चालाः रूप बनता है । 

कम्वोजादिति-कम्वोज शब्द से तद्राज संज्ञक प्रत्यय का लोप होता है। 

कम्वोजः--कम्वोजानां राजा--कम्वोजों का राजा (कम्वोज शब्द जनपद 
एवं क्षत्रिय का भी वाचक है) यहाँ जनपद शब्दादिति' अज प्रत्यय उसका प्रकृत 
सूत्र से लोप होने से कम्बोजः ऐसा रूप बनेगा, अन्य वचनों में भी कम्वोज ही रहेगा 
कम्वोजौ कम्वोजा इत्यादि । 

वार्तिक-कम्वोजादिभ्य इति--कम्वोज आदिको से तद्राज प्रत्यय का लोप 
कहना चाहिये । 

चोलः शकः-चोलानां शकानां जनपदानां क्षत्रियाणाम्‌ वा राजा, इस विग्रह 
में द्यम मगध' इत्यादि सुत्र से अणू उसका प्रकृत वातिक से लोप होकर उक्त रूप 
बनेंगे । 

केरलः यबनः--इन दोनों प्रयोगों में जनपद शब्दादिति सूत्र से अज प्रकृत 
वातिक से उसका लोप होने पर उक्त रूप बनेंगे । 


इति अपत्याधिकारः 


अथ रक्ताद्यर्थकाः 


तेन रक्त रागात्‌ ।४1२।१॥ 

अण्‌ स्यात्‌ । रज्यते$नेनेति-रागः । कषायेण रक्त वस्त्रं काषायम्‌ । 

नक्षत्रेण युक्तः कालः ।४।२।३॥ 

अण्‌ स्यात्‌ । 

(बा) तिष्य पुष्यो नक्षत्राणि यलोप इति वाच्यस्‌ । पुष्येण युक्तम्‌-- 
पोषम्‌-अहः । 

रक्ताद्र्थक से तात्पर्य है कि इस प्रकरण में "रंगा हुआ' इत्यादि अर्थों में तद्धित 
प्रत्यय बतलाये गये हैं । - 

तेनेति--रागात्‌ अर्थात्‌ रंग विशेष वाची शब्द से 'उससे रंगा हुआ इस अथे 
में अणू प्रत्यय हो । 

रज्यत इति--इससे रंगा जाता है अतएव रंग को राग कहा जाता है। सूत्र 
में राग शब्द का अर्थ है--रंगने की वस्तु--नीला, पीला आदि रंग । 

काषायम्‌--कषायेण रक्त वस्त्रमु (गेरुआ रंग से रंगा हुआ वस्त्र) इस विग्रह 
में कषाय शब्द से अण्‌, आदिवृद्धि अन्त्याकार लोप होकर 'काषायम्‌ रूप बनता हे ।' 

नक्षत्रेणेति--नक्षत्र से युक्त (सम्बद्ध) काल अथे में नक्षत्र वाचक शब्द से अण्‌ 
प्रत्यय हो । 

वातिक तिष्येति--उक्त अर्थ में नक्षत्र वाचक शब्द से विहित अण्‌ परे रहते 
तिष्य और पुष्य शब्दों के यकार का लोप हो । & 

पौषम्‌ --पुष्येण युक्तम्‌ (अहः) अर्थात्‌ पुष्य नक्षत्र युक्त चन्द्रमा से युक्त दिन): 
यहाँ पुष्य (नक्षत्र वाचक) शब्द से नक्षत्रेणेति सूत्र से अण्‌ प्रत्यय, आदिवृद्धि, अन्त्या- 
कार लोप, पौष्य्‌--अ इस स्थिति में .प्रकति वातिक से यकार लोप होकर 'पोषमु' 
रूप बनता है । 


१०१ 


२ ७ २ सॅस्कृत-व्याकरणं 


लुबविज्ञेषे ।४।२।४॥ 

पूर्वण विहितस्य लुप्‌ स्यात्‌ । षप्टि दण्डात्मकस्य कालास्यावान्तर विशेष- 
श्चेन्न गम्यते । अद्य पुष्यः । 

हृष्टं सास ।४।२।७॥ 

तेनेत्येव । वसिष्ठेन इष्टं वासिष्ठं साम । 

वामदेवाड्ड्यड्ड्यो ।४।२।६॥ 

वामदेवेन इष्टं साम वामदेव्यम्‌ । 

परिबुतो रथः ।४।२।१०॥ 

अस्मिन्नर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । वस्त्रेण परिवृतो वास्त्रो रथः । 


लुबिति - पूर्वं सूत्र से विहित (अण्‌ प्रत्यय) का लोप हों, यदि साठ घड़ी 
(दण्ड) रूप काल का अवान्तर भेद (रात या दिन) का ज्ञान न हो। 

अद्य पुष्यः--अद्य पुष्पेण युक्तः कालः--आज पुष्य-नक्षत्र युक्त चन्द्र युक्त काल 
है । इस अर्थ में पुष्य शब्द से नक्षत्रेणेति सूत्र से अण्‌ प्रत्यय, प्रकृत सूत्र से उसका 
लोप होता है, यहाँ अद्य पुष्यः कहने से किसी रात या दिन आदि काल विशेष का 
पता नहीं लगता । 

इष्टमिति-_तेन--उसके द्वारा, दृष्टमु--देखा गया साम । इस अर्थ में तृती- 
यान्त समर्थ से अण्‌ प्रत्यय हो। 

बासिष्ठम्‌- साम वसिष्ठेन इष्टम्‌ (वसिष्ठ के द्वारा ज्ञान द्वारा प्राप्त साम) 
इस विग्रह में अणू, अन्त्याकार लोप होकर वासिष्ठम्‌ रूप बनता है । 


वामदेवादिति- पूर्वोक्त अर्थ में वामदेव शब्द से ड्यत्‌ और ड्य प्रत्यय हो । 

वामदेव्यम्‌ - वामदेवेन दृष्टं साम (वामदेव के द्वारा ज्ञान से उपलब्ध साम) 
पूर्ववत्‌ ड्यत्‌ एवं ड्य प्रत्यय करने पर वामदेव्यम्‌ रूप बनता है । यहाँ डित्त्व सामर्थ्य 
से टे: सूत्र से वकारोत्तरवर्ती अकार इस 'टि' का लोप होता है। ड्यत्‌ और ड्य 
दोनों में य' शेष रहता है, तितु होने से ड्यतृ के परे “स्वरित” होता है और डय के 
परे उदात्त स्वर होता है। ढु 

साम' मन्त्रविशेष का नाम है जिस ऋषि के द्वारा जो साम हृष्ट (ज्ञान दृष्टि 
से प्राप्त हुआ है) वह उसी के नाम से प्रचलित है ! 

परिवृत्त इति--'तेन' की इसमें अनुवृत्ति है, अतः तेन > उसके द्वारा परिवृत्त 
(ढका हुआ) इस अर्थ में तृतीयान्त से अण्‌ प्रत्यय होता है । 

वस्त्रो रथः--वस्त्रेण परिवृतः वस्त्र से ढका हुआ रथ । यहाँ वस्त्र शब्द से 
अणू, वृद्धि, अन्त्याकारलोप होकर “वास्त्रः प्रयोग बना है । 


रक्ताद्यर्थकाः २०३ 


तत्रोड त समत्रेस्यः ।४।२।१४॥ 

शरावे उतः शाराव ओदनः । 

संस्कृत भक्षाः ।४।२।१३॥ 

सप्तस्यन्तादण्‌ स्यात्‌ संस्कृतेऽथे, यत्संस्कृतं भक्षाश्चेत्ते स्युः। राष्ट्रेषु संस्कृता 
षटराः यवाः । 

साऽस्य देवता ।४।२।२४॥ 

न्द्रो देवताऽस्येति ऐन्द्र हविः । पाशुपतम्‌ । वाहँस्पतम्‌ । 

शुक्ताद्घन्‌ ।४।२।२६।। शुक्रियस्‌ । 

तत्रेति--अमत्र अर्थात्‌ पात्र "जिसमें उठाकर रखा हुआ हो, इस अर्थ में 
पात्र वाचक शब्दों से अण्‌ प्रत्यय हो । 

शाराव ओदन--शरावे उद्ध त:--सकोरे में उठाकर रखा गया ओदन इस अर्थ 
में शराब शब्द से अण्‌ प्रत्यय, वृद्धि, अन्त्याकारलोप 'शारावः' रूप बनता है । 

संस्कूतमिलि-_'उसमें संस्कृत किया गया” इस अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ से 
अण्‌ प्रत्यय हो, यदि संस्कृत किया गया पदार्थ भक्ष्य (खाने योग्य) हो । 

भ्राष्ट्रा यबाः--्राष्ट्रेषु संस्छता:--भाड में संस्कृत अर्थात्‌ भुने हुये यव) इस 
अर्थं में सप्तम्यन्त श्राष्ट्र शब्द से अण्‌ प्रत्यय होकर 'श्राष्ट्राः' बनता है, यहाँ भी 
अनावश्यक होते हुये भी पर्जन्य वल्लक्षण प्रवृत्तिः? न्याय के अनुसार आदि वृद्धि, तथा 
अन्त्याकार लोप होगा । 


सास्येति- वह्‌ इसका देवता है। इस अथं में प्रथमान्त देव वाची समर्थ पद 
से अण्‌ प्रत्यय हो । 

ऐन्द्र हृविः इ्द्रो देवता अस्य इन्द्र जिस का देवता हो ऐसा हवि) यहाँ इन्द्र 
शब्द से भण्‌ प्रत्यय, आदि वृद्धि, अन्त्याकार लोप होकर 'ऐन्द्रम्‌' रूप बनता है । 

पाशुपतम्‌--पशुपतिः देवता अस्य-पशुपति शिव जिसके देवता हो ऐसा अस्त्र । 
यहाँ पशुपति शब्द से अण्‌, आदि वृद्धि, यस्येतिच इकार लोप होकर उक्त रूप 
बनता है। | 

बाहुस्पतम्‌--'वृहस्पतिः देवता अस्य’ वृहस्पति जिसके देवता हो ऐसा 
शास्त्र । यहाँ वृहस्पति शब्द से अण्‌ ऋ कार को आर्‌ वृद्धि, इकार लोप होकर उक्त 
रूप बनता है । 

शुक्रादिति--शुक्र शब्द से उक्त अर्थ में घन्‌ प्रत्यय हो । 

शुक्रियम्‌--शुक्रो देवताऽस्य--शुक्र जिसका देवता है । इस अथे में शुक्र शब्द 
से घन्‌ प्रत्यय, आयन्‌--इत्यादि सूत्र से घ को इय्‌ आदेश, अन्त्याकार लोप होकर 
'ुक्रियमु' रूप बनता है। 


२०४ सॅस्कृत-व्याकरण 


सोमाद् यण्‌ ।४२।३०॥ सोम्यम्‌ । 

वाय्वृतुपित्रुषसो यत्‌ ॥४॥२॥३१॥ 

वायव्यम्‌ । ऋतव्यम्‌ । 

रीड. ऋतः ।७।४।२७॥ 

अकदृयकारे असार्वधातुके यकारे च्वौ च परे क्रदन्ताङ्गस्य रीङादेशः स्यात्‌ । 
“यस्येति च? । पित्र्यम्‌ । उषस्यम्‌ । 

पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः ।४।२।३४॥ 

एते पितात्यन्ते। पितुर्धाता पितृब्यः। मातु भ्राता मातुलः। मातुः पिता 
मातामहः । पितुः पिता पितामहः । 


सोमादिति-सोम शब्द से उक्त अर्थ में ट्यण्‌ प्रत्यय हो । 
सौम्पम--सोमो देवताऽस्य -सोम जिसका देवता हो। इस अर्थ में सोम शब्द 
से ट्यण्‌, आदि वृद्धि तथा अन्त्याकार लोप होकर “सौम्यम्‌' रूप बनता है। 


प्रत्यय हो । 

वायव्यम्‌ --वायुः देवता अस्य, वायु जिसका देवता हो। इस अर्थ में प्रकृत 
सूत्र से यत्‌ प्रत्यय, 'ओगु णः उकार को ओ गुण, 'वान्तो यि प्रत्यये’ से अवादेश होकर 
'वायव्यमू' रूप बनता है । 

ऋतव्यम्‌-- ऋतु देवता अस्य-- जिसका देवता ऋतु हो। इस अर्थं में यत 
पूर्ववत्‌ गुणावादेश होकर उक्त रूप बनता है । 

रीड, इति--कृत तथा सावंधातुक से भिन्न यकार और च्वि प्रत्यय परे रहते 
हुस्व ऋकारान्त अंग को रीङ आदेश हो । 

विश्यम्‌--पितरो देवता अस्य पितर जिसका देवता हो, इस अर्थ में 'वायु' 
सुत्र से यत प्रत्यय, ऋकारान्त अंग पितृ के ऋकार को प्रकृत सूत्र से रीङ आदेश, 
पित्र्‌ रीङ, यदू, पितीञ-य इस दशा में 'यस्येति च' सूत्र से ईकार लोप होकर 
“पित्र्यम्‌' रूप बनता है । 

उषस्यम्‌ -उषाः देवता अस्य हविषः जिस हवि का उषा देवता है। इस अर्थ 
में वायु इति सूत्र से यतू प्रत्यय होकर 'उषस्यम्‌' रूप बनता हैँ । 

पितृव्येति--पितृव्य (चाचा) मातुल (मामा) मातामह (नाना) पितामह 
(बाबा या दादा) ये शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं। 


` पितृब्यः--पितुर्भ्राता (पिता का भाई) यहाँ पितृ शब्द से निपातन से व्यत 
प्रत्यय होकर 'पितृव्य;' बनता दै । 


बायु इति--वायु, ऋतु, पितृ और उषस्‌ शब्दों से पूर्वोक्त अर्थ में यतर 


॥ 


किक त Pe आव अ DNS 


/ ऋचा 


रक्तायर्थका; १ २०५ 


तस्य समुह: ।४।२।३७॥ 

काकानां समूहः काकम्‌ । 

भिक्षादिस्योऽण्‌ ।४।२।३८॥ 

भिक्षाणां समूहो भैक्षम्‌ । गामणीनां समूहः गामिणम्‌ । इह -- 
(वा) भस्याढे तद्धिते । इति पुवभ्दावे कृते -- 

इत्‌ अण्यनपत्ये । ६।४।१६४॥ 


(निपातन पाणिनीय पारिभाषिक शब्द है, जहाँ सूत्रों में शब्द के सिद्ध रूपों 
का पाठ कर दिया जाता है, वहाँ उन सिद्ध रूपों में प्रकृति, प्रत्यय, आदेश लोप, आदि 
की आवश्यकतानुसार कल्पना कर ली जाती है और उन रूपों को सिद्ध मान लिया 
जाता है, इसी विधि का नाम निपातन है।) 


सातुलः-मातुः भ्राता (माता का भाई) यहाँ मातृ शब्द से निपातनं से 
डुलच्‌ प्रत्यय होता है भौर उसका “उल' शेष रहता है डित्‌ होने से 'ऋकार' इस 'टि' 
का लोप होकर 'मातुलः' रूप बनता है। 

सातामहः- मातुः पिता (माता का पिता) यहाँ मातृ शब्द से डामहच्‌ प्रत्यय 
का निपातन किया जाता है, प्रत्यय का आमह' शेष रहता है पूर्ववत्‌ टि लोप होकर 
मातामहः, इसी प्रकार पितुः पिता (पिता का पिता) यहाँ डामहच्‌ प्रत्यय होकर 
पुर्ववत्‌ पितामहः रूप बनता है । 

तस्येति --'उसका समूह्‌’ इस अर्थ में षष्ठयन्त समर्थ से अण्‌ प्रत्यय हो । 

काकम्‌ काकानां समूहः (कोवों का समूह) काक शब्द से अण्‌ प्रत्यय, आदि 
वृद्धि, अन्त्याकार लोप होकर 'काकम्‌' यह रूप सिद्ध होता है । 

भिक्षादिभ्य इति--भिक्षा आदि षष्ठयन्त शब्दों से समूह अर्थं में अण्‌ 
प्रत्यय हो । 

“सेक्षम'--भिक्षाणां समूहः (भिक्षा का समूह) यहाँ भिक्षा शब्द से अण्‌, वृद्धि, 

अन्त्याकार लोप होकर 'भैक्षम्‌' बनता है । 

गामिणम्‌-गभिणीनां समूहः (गभिणियों का झुण्ड) गभिणी शब्द से अण्‌, 
आदि वृद्धि होकर । इह्च्स्यहाँ-- 

चातिक-भस्येति- ढभिन्न प्रत्यय परे रहते भसंज्ञक अंग को पुवद्भाव हो । 

इस वातिक. से गभिणी का पुवद्भाव होने पर गाभिमू नअ इस स्थिति में 
'नस्तद्धिते' से इन्‌ इस 'टि' का लोप प्राप्त था -- 

इनिति--अपत्याथ भिन्न अण्‌ परे रहते इन प्रकृति से रहता है अर्थात्‌ उसका 


२०६ संस्कृत-व्याकरण 


अनपत्येऽ्थेऽणि परे इन प्रकृत्या स्यात्‌ । तेन “नस्तद्धिते' इति टिलोपो न । 
युवतीनां समूहः यौवनम्‌ । 

ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल्‌ ।४।२।४३॥। 

तलन्तं स्त्रियाम्‌ । ग्रामता, जनता, बन्धुता । 

(वा) गजसहयाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ । गजता । सहायता । 

(बा) अह्नः खः क्रतो । अहीनः । 


. लोप नहीं होता । अत एव 'नस्तद्धिते' से टि लोप नहीं हुआ । तब नकार को णकार 
करने पर 'गाभिणम्‌' रूप बनता है। 


यौवनम्‌ युवतीनाम्‌ समूहः (युवतियों का समूह) यहाँ 'युनस्ति' सूत्र से युवन्‌ 
शब्द से ति प्रत्यय करने पर निष्पन्न हुये युवति शब्द से समूह अर्थ में अण्‌ प्रत्यय, 
उक्तवातिक से पु वद्‌भाव होकर युवन्‌ + अण्‌ इस स्थिति में णित्वातू आदि वृद्धि, तथा 
अन्‌' सूत्र से 'अन्‌' इस 'टि' का प्रकृतिभाव होकर 'योवनम्‌' रूप बनता है । 

(यौबतम्‌ - का भी प्रयोग इसी अर्थ में होता, अतः वहाँ शतृ प्रत्ययान्त युवत 
शब्द से स्त्रीत्व विवक्षा में डीप्‌ प्रत्यय होकर 'युवती' दीघं ईकारान्त शब्द बनता है, 
इससे समूहार्थ में अण्‌ प्रत्यय, तथा पुवइभाव होने से युवत्‌ +अणू तब आदि वृद्धि 
होकर 'यौवतम्‌' भी रूप बनेगा ।) 

प्रामेति--ग्राम जन और बन्धु शब्दों से तलू प्रत्यय हो, समूह अर्थ में । 

तलन्तमिति-तल्‌ प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिंग होते हैं अतः इनसे टाप्‌ प्रत्यय 
जोड़ा जाता है । 

ग्रामता--ग्रामणां समूह! (गाँवों का समूह) यहाँ गाम से तलू (त) स्त्रीलिय 

होने से टाप्‌ (आ) होकर ग्रामता, इसी प्रकार जनता -जनानां समूहः इस अर्थ में 
तल्‌ प्रत्यय, टापू होकर जनता, इसी प्रकार बन्धुता -बन्धुनां समूहः इस अर्थ में तल 
प्रत्यय, टाप्‌ होकर उक्त रूप वनता है । ५ 


वातिक-गजेति--गज और सहाय शब्दों से उक्त अथे में तल प्रत्यय हो। 
गजता-गजानां समूह: यहाँ गज शब्द से तलू, टाप होकर गजता, इसी 
क EN ~ 2 
प्रकार सहाय शब्द से तल्‌ तथा टाप्‌ होकर सहायता रूप बनता है । 


वातिक अह्नः इति -अहव्‌ शब्द से समह अथे में ख प्रत्यय हो, यदि 
उसका यज्ञ अर्थ वाच्य हो । 


अहीनः--अह्नां समूहेन साध्यः ऋतुः (अनेक दिनों में किया जाने वाला यज्ञ) 
यहाँ अहन्‌ शब्द से ख प्रत्यय, 'आयन' इत्यादि सूत्र से 'ख' को 'ईन” आदेश, 'नस्त- 
द्विते' से 'अम्‌' इस 'टि' का लोप होकर 'अहीनः' रूप बनता है । 


रक्ताद्यथकाः २०७ 


अचित्त हस्तिधेनोष्ठक्‌ ।४।२।४७॥ 

इसु सुक्तान्तात्‌ कः ।७।३।५१॥ 

इस्‌, उस्‌, उक्‌, तान्तात्परस्य ठस्य कः स्यात्‌ । साक्त,कम्‌ । हास्तिकम्‌ । 
धैनुकम्‌ । 

तदधीते तद्वेद ।४।२।५६॥ 

न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पुवी तु ताभ्यामेच्‌ ।७।३।३॥ 

पदान्ताध्यां यकारवकाराभ्यां परस्य न वृद्धिः किन्तु ताभ्यां पुवो क्रमा देचा 
घागमौ स्तः । व्याकरणमधीते वेद वा वैयाकरणः । | 


अचित्तेति--अचेतन वाची तथा इस्ति और घेनु शब्द से ठक्‌ प्रत्यय हो, समूह 
अर्थ में । 

इसिति--जिन शब्दों के अन्त में इस्‌, उस्‌, उक्‌ या तकार हों उनसे परे 
ठकार का ककार आदेश हो । 

साक्त कम्‌ू--सक्त नां समूहः (सक्त.ओं का समूह) यहाँ सक्त, शब्द (अचित्त 
बाची शब्द) से ठक्‌ प्रत्यय, 'उगन्त' (उक्‌ प्रत्याहार इ उ) से परे ठक्‌ प्रत्यय के 
ठकार को “इसु सु” इत्यादि सूत्र से क आदेश, 'किति च' से आदि वृद्धि होकर, 
साक्त कम्‌’ रूप बनता है । 

हास्तिकम्‌ हस्तिनां समूह: (हाथियों का समूह) यहाँ उगन्त (इकारान्त) 
हस्ति शब्द से उक्त सूत्र से ठकू प्रत्यय, 'इसुसु' सूत्र से ठकार को क आदेश, आदि 
बृद्धि ‘हास्तिकम्‌’ रूप बनता है । 

धेनुकम्‌ धेनूनां समूहः गायों का समूह) धेनु शब्द से ठक्‌, क आदेश, वृद्धि, 
धैनुकम्‌' रूप सिद्ध होता हे । 

(यदि हास्तिकम्‌ का विग्रह--हस्तिनीनां समूह यह किया जाय तो ठक्‌ प्रत्यय 
होने पर 'भस्थाढे तद्धिते से पुवदभाव होकर 'हास्तिकम्‌' ही रूप बनेगा।) 

तदधीते--'उसको पढ़ता या जानता है, इस विग्रह में द्वितीयान्त समर्थ से 
अण्‌ आदि प्रत्यय होते हैं । 

न य्वास्यामिति पदान्त में स्थित यकार व वकार से परे अच्‌ को वृद्धि न 
हो, अपितु उनसे (यकार वकार) से पूर्व क्रमशः ऐ, औ का आगम हो । 

वैयाकरणः--व्याकरणमूधीते वेद वा--व्याकरण पढ़ता है या जानता है। 
इस अर्थ में तदधीते सूत्र से अण्‌ प्रत्यय, णित्‌ होने से प्राप्त आदिवृद्धि का “न 
य्वाभ्यामिति” से निषेध और यकार से पूर्व 'ऐ' का आगम, अन्त्याकार लोप होकर 
उक्त रूप बनता है। 


२०८ संस्कृत-व्याकरण- 


कऋमादिभ्यो बुन्‌ ।४।२।६१॥ 
कप्तकः । पदकः । शिक्षक: । सीमांसकः । 


(वि+आकरण' इस स्थिति में वि (उपसग) पद है 'इ' को ही य्‌ हुआ है, 


अतएव यहाँ यकार पदान्त है, उसके पूर्वं को ऐच्‌ का आगम हुआ अर्थात्‌ व्‌ ऐय्‌ 
आकरंण इस स्थिति में वृद्धि भी आकार को प्राप्त थी । ऐचागमाभाव में वैयाकरणः 
रूप न बनता ।) 

क्रमदिश्य इति--क्रम आदि द्वितीयान्त समर्थं पदों से उक्त अर्थं में बुन्‌ 
प्रत्यय हो । 

ऋमकः--क्रम मधीते वेद वा--क्रम (क्रम पाठ) पढ़ता या जानता है। यहाँ 
प्रकृत सूत्र से बुन्‌ प्रत्यय, बु को अक आदेश अन्त्याकार लोप होकर क्रमकः रूप 
बनता है । १ 

पदक: - पदमधीते वेद वा- “जो पद पाठ पढ़ता या जानता है । यहाँ पूर्ववत्‌ 
सब कार्य होकर पदक : बनता है , 

शिक्षकः--शिक्षामधीते वेद वा--जो शिक्षाशास्त्र पढ़ता या जानता है । यहाँ 
शिक्षा शब्द से बुच्‌, अकादेश, अन्त्यआकार लोप होकर शिक्षकः, मीमांसा मधीते वेद 
वा मीमांसक : भी इसी प्रकार बनता है , 


इति रक्ताद्ायंकाः 


अथ चातुरथिकाः 


तदस्मिन्नस्तीति देशे तत्तास्ति ।४।२।६७॥। 
उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्‌ देशे औदुस्बरो देशः । 

तेन निवृ त्तस्‌ ।४।२।६८॥ 

कुशाम्बेन निव्‌ त्ता नगरी कौशाम्बी । 

तस्य निवासः ।४।२।६९॥ 


चतुर्णाम्‌ अर्थानां समाहारः-चतुरर्थी तत्र भवा चातुरथिकाः । इस प्रकरण में 
वह इसमें है १. “वह देश” “उसने बसाया? २. “उनका निवास' ३. “उससे जो दूर नहीं 
है' ४. इन चार अर्थों में प्रत्यय होंगे, अतएव इस प्रकरण का नाम चातुरथिक है। 


तदिति -- वह (वस्तु) इसमें (इस देश में) है।' इस अर्थे में उस वस्तु वाचक 
प्रथमान्त समर्थ पद से, उक्त तथा वक्ष्यमाण अण्‌ आदि प्रत्यय हो यदि प्रत्ययान्त शब्द 
गे } 
देश वाचक हों । 


औदुम्वरो देश - उदुस्वराः सन्त्यस्मिन्‌ देशे (गूलर इस देश में हैं) इस अर्थ में 
उदुम्वर इस प्रथमान्त शब्द से अण्‌ प्रत्यय, आदिवृद्धि, अन्त्याकार लोप 'औदुम्वरः 
रूप बनता है । 


तेनेति--उसके द्वारा निवृत्त=बसाया हुआ (देश विशेष) इस अर्थ में अण्‌ 
आदि प्रत्यय हों । 


कौशास्बी - कुशाम्बेन निवृत्ता नगरी (कुशाम्ब नामक राजा द्वारा बसाई हुई 
नगरी) यहाँ कुशाम्ब शब्द से अण्‌ प्रत्यय, आदि वृद्धि, अन्त्याकार लोप, डीप्‌ प्रत्यय 
होकर 'कौशाम्बी' रूप बनता है । 


तस्येति--षष्ठयन्त समर्थ पदों से 'निवास' इस अर्थ में अणादि प्रत्यय हों । 


१४ २०६ 


२१० संस्कृत-व्याकरण 


शिबीनां निवासो देशः शेबः । 

अदूर भवश्च ।४।२।७०॥ 

विदिशाया अदूरभवं नगरम्‌ - वेदिशम्‌ । 

जनपदे लुप्‌ ।४।२।८१ ॥ 

जनपदे वाच्ये चातुरर्थिकस्य लुप्‌ । 

लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने ।१।२।५१॥। 

लुपि सति प्रक्ृृतिबल्लिद्गवचने स्तः। पञ्चालानां निवासो जनपदः-- 
पञ्चालाः । कुरवः। अङ्गाः । वङ्गाः । कलिद्धाः । 


शेबः शिबीनां निवासो देशः (शिबि नामक राजाओं का निवास-देश) यहाँ 


शिबि षष्ठयन्त पद से अण्‌ प्रत्यय, आदिवृद्धि, अन्त्य इकार लोप होकर 'शैबः' यह रूप 
` बनता है। 


अहुरेति--अदूरभवः अर्थात्‌ जो दूर न हो। इस अर्थं में पञ्चम्यन्त समर्थं पद 
से अणू आदि प्रत्यय हो । 

बैदिशम्‌-विदिशाया अदूरभवं नगरम्‌-विदिशा नामक नगरी से दूर न 
होने वाला नगर, यहाँ विदिशा शब्द से 'अदूरभव' इस अर्थ में अण्‌ प्रत्यय आदि 
बृद्धि, अन्त्य आकार लोप होकर 'वैदिशम्‌' रूप बनता है । 


जनपदे इति --जनपद रूपी देश विशेष के वाच्य होने पर चातुरथिक प्रत्यय 
का लोप हो । 


लुपीति--प्रत्यय का लोप होने पर प्रकृति के समान ही लिङ्ग और 
बचन हों । 


(सूत्र में 'युक्त' का अर्थे प्रकृति, व्यक्ति का लिङ्ग तथा वचन का वचन अर्थ है) 


पञ्चालाः-पञ्चालानां निवासो जनपदः (पञ्चालों का निवास जनपद) यहाँ 
पञ्चाल शब्द से 'तस्य निवासः” सुत्र से अण्‌ प्रत्यय, यहाँ निवास जनपद है अतः 
“जनपदे लुपू' सूत्र से अणू का लोप होने पर, शब्द के एक जनपद का नाम होने से 
एक वचन प्राप्त था पर लुपीति सूत्र से प्रकृतिवत्‌ लिङ्ग और वचन का विधान होने 
से पञ्चाल शब्द के पुल्लिङ्ग होने से पुल्लिङ्ग और बहुवचन होने से बहुवचन होकर 
'पञ्चालाः' ही रूप बनेगा । 

(पञ्चाल आदि जनपदों के नाम सदा पुल्लिङ्ग और बहुवचन में आते हैं) 


इसी प्रकार कुरुणां निवासो जनपदः, अङ्गानां, बङ्कानाम्‌, कलिङ्भानाम्‌ वा 
निवासो जनपदः इन विग्रहों में पुर्ववत अणू प्रत्यय, लोप प्रकृतिवत्‌ लिङ्ग, वचन होकर 
सभी उक्त रूप बनेंगे । 


चातुरथिकाः २११ 


वरणादिभ्यश्च ।४।२।८२॥ 

अजनपदार्थ - आरम्भः । वरणाना मदुरभवं नगरम्‌ वरणाः । 

कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप्‌ ।४।२।८७॥ 

झयः ।८।३।१०॥ 

झयन्तान्मतो मस्य वः । कुमुद्वान्‌ । नड्वान्‌ । 

साटुपधायाइच मतोर्वोऽयवादि्यः ।८।२।९॥ 

सवर्णावर्णान्तानुभवर्णावर्णोपधाच्च यवादिवर्जितात्परस्थ सतोमस्य वः। 
वेतस्वान्‌ । 


बरणादिभ्य इति--वरण आदि शब्दों से परे चातुरथिक प्रत्यय का लोप हो। 


अजनेति--जनपद वाचक से भिन्न अर्थ में लोप करने के लिए यह सूत्र बनाया 
गया है (अन्यथा उक्त सूत्र से लोप सिद्ध ही था ।) 

वरणाः-वरणाना मदूरभवं नगरम्‌ - यहां 'वरण' से अण्‌, प्रकृत सूत्र से 
उसका लोप, शेष कार्य पूर्ववत्‌ होकर 'वरणा: रूप बनता है । 


कुमुदेति-_कुमुद नड और वेतस शब्दों से सप्तम्यर्थं में ड्मतुप्‌ (मत्‌) प्रत्यय 
होता है । 

भयः इति - झयन्त से परे 'मतु' के मकार को वकार होता है। 

कुमुद्वान्‌ -_कृमुदाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे (जिस देश में कुमुद हों) यहाँ कुमुद 
शब्द से ड्मतुप्‌ (मत्‌) प्रत्यय, प्रत्यय के डित्‌ होने से टे” दकारोत्तरवर्ती अकार 


का लोप, 'झयः' सूत्र से प्रत्यय के मकार को वकार होकर 'क्मुद्त्‌' इस तकारान्त 
शब्द से प्रश एक व० में 'कुमुद्वान्‌' रूप बनता है। 


नड्वान्‌ --तडाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे, जिस देश में नड--नरकुल होते हैं। यहाँ 
नड शब्द से पुर्ववत्‌ 'नडवाम्‌' रूप बनता है । 


सादिति--मवर्णान्त और अवर्णान्त तथा मवर्णोपध और अवर्णोपध शब्दों से 
परे 'मतु' के मकार को वकार हो यवादि परे रहते न हो । 


(सूत्र में 'मातू' का अर्थं मकार और अवं है क्योंकि यहाँ मकारश्च अकारश्च 
अनयोः समाहारः मः तस्मात 'मातू' यह विग्रह है ।) 

वेतस्वान्‌--वेतसाः सन्ति यत्र देशे जिस देश में बेतस (बेत) हों । यहाँ बेतस 
शब्द से प्रकृत सूत्र से ड्मतुप्‌ (मत्‌) प्रत्यय डित्वसामथ्य से सकारोत्तरवर्ती अकार का 
लोप, तब अवर्णोपध होते से प्रकृत सूत्र से मकार को वकार 'वेतस्वत्‌' शब्द से 
वेतस्वान्‌’ रूप बनता है । 


२१२ संस्कृत-व्याकरण 
नडशादाड्ड्बलच्‌ ।\४।२।८दh। 
नडवलः । शाद्वलः । 


शिखाया दलच्‌ ।४।२।८९॥ 
शिखावलः । 


इति चातुर्राथक्राः 
नडेति- नड और शाद शब्द से उक्त अर्थ में ड्वलच्‌ प्रत्यय हो । 


नड्बलः-नडाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे (नड जिस देश में हों) नड शब्द से प्रकृत सूत्र 
से ड्वलच्‌ (बल) प्रत्यय, डित्वसामर्थ्यं से अकार 'टि' लोप होकर नड्वलः, इसी प्रकार 


शाद शब्द से शाद्वलः (शादाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे जिस देश में हरी घास अधिक हो) रूप 
बनता है । 


शिखाया इति- शिखा शब्द से उक्तार्थ में वलच्‌ प्रत्यय हो । 


शिखावलः--शिखाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे (जिस देश में शिखा अधिक हों) शिखा 
शब्द से बलच्‌ (बल) प्रत्यय होकर 'शिखाबलः रूप बनता है । 


इति चातुरथिकाः 


अथ शैषिकाः 


शेषे ॥४२॥९२॥ 

अपत्यादि चतुरश्येन्तादन्योऽ्थः शेष स्तत्राणादयः स्युः। चक्षुषा गद्मते 
चाक्षुषम्‌ -दपस_ । श्रावणः-शब्दः । ओपनिषदः पुरुषः । दृषदि पिष्टा दार्षदाः-सक्तवः 
चतुभिरहाते चातुरं-शकटस । चतुर्दश्यां इश्यते चातुर्दशम -रक्षः। “तस्य विकारः’ 
इत्यतः प्राक्‌ शेषाधिकारः । । 


शेष अर्थो में होने वाले प्रत्यय शैषिक कहलाते हैं । 

शेष इति अपत्य अर्थ से लेकर चातुरथिक तक के प्रत्ययों से भिन्न अथे शेष 
हैं, उस शेष अर्थ में अण्‌ आदि प्रत्यय हों । 

चाक्षुषम्‌ - चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषम्‌-रूपम्‌ जो चक्षु से ग्रहण किया जाय वह 
रूप चाक्षुष कहलाता है। यहाँ इस विग्रह में चक्षुष्‌ शब्द से ग्रहण अर्थ में अण्‌ प्रत्यय 
तथा आदि वृद्धि होकर 'चाक्षुषम्‌' रूप बनता है । 

श्रावण:--श्रवणेन गह्यते (जो श्रवण-कान-से णृहीत होता है वह शब्द) 
श्रवण +-अण्‌, वृद्धि = 'श्रावणः' । 

ओपनिषद:--उपनिषद्भः प्रतिपादितः-जिसका उपनिषदों द्वारा प्रतिपादन 
किया गया हो वहू पुरुष) उपनिषद्‌ + अणू आदिवृद्धि, 'औपनिषदः । 

दाषेदाः--हृषदि पिष्टा:--पत्थर से पिसे हुये सत्तू । हषदु--अण्‌, वृद्धि ` 
(ऋकार को आर्‌) दार्षदाः सक्तवः’ । 

चातुरम्‌ -चतुभिरुह्यते-जो चार से ले जाया जाता हे ऐसा शकट। 
चतुर्‌ञ-अण्‌, वृद्धि, चातुरम्‌’ । 

चातुदंशस्‌- चतुर्दश्यां हश्यते--चतुदशी में दिखाई देने वाला राक्षस । चतु- 
देशी+-अण्‌, वृद्धि, 'यस्येति च' अन्त्य ईकार लोप होकर 'चातुर्दशम्‌' रूप बनता है । 


२१३ 


२१४ संस्कृत-व्याकरण 


राष्ट्रावारपाराद्घखौ ।४।२।६३॥ 

आभ्यां ऋसाद्‌ घखौ स्तः शेषे । राष्ट्रे जातादिः-राष्ट्रियः । अवारपारीणः । 

(दा) अवार पाराहि गृहीतादपि विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌ । 

अवारीणः । पारीणः । पारावारीणः । इह्‌ प्रकृति विशेषाद्‌ घादयष्टयुट्‌युलन्ताः 
प्रत्यया उच्यन्ते, तेषां जातादयोऽर्थं विशेषाः समर्थ विभक्तयश्च वक्ष्यन्ते । 

ग्रामाद यलो ।४।२।९४॥ 

ग्राम्यः । ग्रामीणः । 


“तस्य विकारः इति’--'तस्य विकार: इस सूत्र से पहिले तक शेषे' इस सूत्र 
का अधिकार है । 

राष्ट्रेति-राष्ट्र और अवारपार शब्द से क्रमशः घ और ख प्रत्यय हों । 

राष्ट्रियः राष्ट्र जातः भवः आदि (राष्ट्र में उत्पन्न हुआ) राष्ट्र शब्द से घ 
प्रत्यय, 'आयन्‌? इत्यादि सूत्र से घकार को इय्‌ आदेश, अन्त्याकार लोप, “राष्ट्रियः? 
रूप सिद्ध होता है । 

अवारपारीणः--अवारपारंगतः-अवार पार जो जा चुका हो पारङ्भत। 
अवार पार शब्द से ख प्रत्यय, ख को ईन आदेश, अन्त्याकार लोप, णत्व होकर 
'अवारपारीणः' रूप बनता है। 
| वातिक-- अदारपारादिति- पृथक्‌ किये हुए अवारपार (अवार और पार) 
तथा विपरीत किये हुये (पार और अवार) शब्दों से भी ख प्रत्यय कहना चाहिए । 


अबारीणः--अवारे जातः, अवार--ख, ईन, ण्त्व, अवारीणः, पारे जातः- 
पारीणः, पारावारे जातः पारावारीणः रूप बनता हैं । 


इहेति--यहाँ प्रकृति विशेष (राष्ट्र आदि) से घ आदि प्रत्ययो से लेकर टयु- 
टय़ुल्‌ (सायं चिरं०) सूत्र पर्यन्त जितने प्रत्यय कहे गये हैं, उनके लिए “तत्र जातः आदि 
सूत्रों द्वारा केवल अर्थ एवं उनके लिए समर्थ विभक्तियों का आगे निर्देश किया जायेगा 
अर्थात्‌ आगे के सूत्रों का, प्रत्ययं विधायक एवं अर्थे विधायक सूत्रों की एक वाक्यता 
से, अर्थ किया जायेगा अतः सर्वत्र प्रकृति प्रत्यय अर्थ आदि का एक ही सूत्र में विधान 
न मिलने से कोई अर्थ विप्रतिपत्ति न समझनी चाहिए । 


ग्रामेति- सप्तम्यन्त समर्थ ग्राम शब्द से जातः, भवः, आदि अर्थं में य और 
खन, प्रत्यय हों । 


ग्राम्थः--ग्रामे जातादिः (ग्राम में उत्पन्न हुआ) ग्राम शब्द से यवृ प्रत्यय, 


भन्त्याकर लोप होकर ग्राम्यः, खन, प्रत्यय तथा ईन आदेश होकर प्रामीणः रूप. 


बनता है । 


[ 


ES SVS TO र तक जज 


शैषिका: २१५ 


नद्यादिभ्यो ढक्क ।४।२।९७॥ 

नादेयम्‌ । साहेयम्‌ । वाराणसेयम्‌ । 

दक्षिणा पश्चात्‌ पुरसस्त्यक्‌ ।४।२।६०॥ 
दाक्षिणात्यः । पाश्‍चात्य: । पोरस्त्यः । 
सुप्रागपागुदकप्रतीचो यत्‌ ।४॥।२।१०१॥ 

दिउ्यम्‌ । प्राच्यम्‌ । अपाच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ । 
अव्ययात्यप्‌ ।४।२।१०४h॥ 


नद्यादिभ्य इति--नदी आदि शब्दों से ढक्‌ प्रत्यय हो।' 


नादेयम्‌--नद्यां जातं भवं वा (नदी से उत्पन्न नदी शब्द से ढक्‌ प्रत्यय, 
कित्त्वातू आदि वृद्धि, ढकार को एयू आदेश, `ईकार लोप होकर नादेयम्‌, इसी प्रकार 
महूयां जातं भवं वा (पृथिवी में उत्पन्न) मही+ढक्‌, आदि वृद्धि, एय्‌, ईकार 
लोप माहेयम्‌, 'वाराणस्यां जातं भवं वा'। वाराणसी+-ढक्‌, एय्‌ आदेश, ईकार 
लोप “वाराणसेयम्‌” रूप बनते हैँ । 


दक्षिणेति--दक्षिणा पश्चात पुरस्‌ शब्दों से शैषिक त्यक्‌ प्रत्यय हो । 


दाक्षिणात्यः दक्षिणा जातः दाक्षिणात्यः (दक्षिण में उत्पन्न हुआ) यहाँ दक्षिणा 
शब्द से त्यक्‌ प्रत्यय, कित्त्वातृ आदि वृद्धि होकर 'दाक्षिणात्यः' रूप बनता है। यहाँ 
'दक्षिणादाच्‌' सूत्र से आच्‌ प्रत्ययान्त दक्षिणा शब्द अव्यय है । 


पाश्चात्त्यः - पश्चात्‌ भवः जातः वा यहाँ पश्चात से त्यक्‌, वृद्धि, पाश्चात्यः, 
“पुरो भवः जातः वा' (पूर्व में हुआ) यहाँ पुरसू से त्यक्‌, आदिवृद्धि होकर “पौरस्त्यः? 
बनता है । 


युप्रागिति--दिव्‌, प्राच्‌, अपाच्‌, उदच्‌, और प्रतीच्‌ इन सप्तम्यन्त शब्दों से 
भवादि अर्थ में यत्‌ (शेषिक) प्रत्यय हो । 


दिव्यम्‌ --दिवि जातमु आदि (स्वर्गं में हुआ) दिव्‌ शब्द से थतु प्रत्यय होकर 
दिव्यम्‌ रूप बनता है । 

प्राच्यस्‌ --प्राच्यां प्राग्‌ वा भवं जातं वा (पुवे में होने वाला पूर्वीय) प्राच्‌ 
यतु = प्राच्यम्‌ । इसी प्रकार अपाच्यां भवं (दक्षिण दिशा में उत्पन्न होने वाला) 
अपाच्‌ -- यत्‌ ==अपाच्यसु, उदीच्यां भवम्‌ आदि--(उत्तर दिशा में होने वाला) 
उदीच्‌ञ-यव्‌=उदीच्यस्‌, प्रतीच्यां भवमु इत्यादि (पश्चिम दिशा में होने वाला) 
प्रतीच्‌ यत्‌ == प्रतीच्यस्‌ आदि रूप बनते हुँ। 


अब्ययादिति - अव्यय शब्दों से अवादि अथे में त्यपू प्रत्यय हो } 


२१६ संस्कृत-व्याकरण 


(वा) अमेहक्वतसित्रेभ्य एव । अमात्यः। इहत्यः । क्वत्यः । ततस्त्यः । 
तत्रत्यः । 
(वा) त्यब्नेर्धब इति वक्तव्यम्‌ । नित्यः । 
“वुद्धियेस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धस्‌ ।१।१।७३॥ 
यस्य समुदायस्याचां मध्ये आदिवृ विस्तदु वृद्ध संज्ञं स्यात्‌ । 
त्यदादीनि च ।१।१।४७॥ 
वृद्ध संज्ञानि स्युः । 
वृद्धाच्छः ॥४॥२॥१४४॥ 
शालीयः । मालीयः । तदीयः। 
वातिक अभेहेति--अमा (सह) इह (यहाँ) कव, तसिल्‌ प्रत्ययान्त-यतः अतः 
आदि, और त्र प्रत्ययान्त तत्र अत्र आदि अव्ययों से ही त्यप्‌ प्रत्यय कहना चाहिए । 
अमात्यः--अमाम्=्सह भवः (साथ होने वाला अर्थात्‌ मन्त्री, क्योंकि वह्‌ 
सामयिक परामश के लिये संदा राजा के साथ रहता है) अमा+त्यप्‌=अमात्यः । 
इसी प्रकार, 
इहत्यः--इह भवः (यहाँ वाला) इहत्यः क्वञत्यप्‌=क्वत्यः (कहाँ का) 
तसन्त-ततः से ततस्त्यः (वहाँ का) त्र-प्रत्ययान्त- तत्र से तत्रत्यः वहाँ होने वाला) 
रूप बनते हैं । 
वातिक--त्यब्नेरिति-नि उपसर्ग से ध्रुव अर्थ में त्यप्‌ प्रत्यय हो । 
नित्यः (स्थायी) नि+-त्यप्‌--'नित्यः? बनता है । 
वृद्धिरिति-- जिस समुदाय के स्वरों में आदि स्वर वृद्धि संज्ञक (आ ऐ ओ) 
हो उस समुदाय (शब्द) की वृद्ध संज्ञा हो। 
त्यदादीनीति--त्यद्‌ आदि शब्दों की भी वृद्ध संज्ञा हो । 
बृद्धादिति- वृद्ध संज्ञक से छ प्रत्यय हो । 
शालीयः शालायां भवः जातः वा (शाला में होने वाला) यहाँ शाला शब्द 
के आदि शा में आकार वृद्ध संज्ञक होने से, इस शाला शब्द की वृद्धिरिति सुत्र से वृद्ध 
संज्ञा है अतः प्रकत सूत्र से छ प्रत्यय, छकार को ईय आदेश, अन्त्य आकार लोप 
होकर शालीयः । इसी प्रकार माला शब्द से माला -]- छ, ईयू, आकार लोप, मालीय: 
रूप बनेगा । 
तदीयः--तस्य अयम्‌ (उसका यह) तद्‌ शब्द के त्यद्‌ आदि शब्दों में पठित 
होने के कारण तद्‌ शब्द की प्रकृत सूत्र से वृद्ध संज्ञा होने से वृद्धाच्छः सुत्र से छ 
प्रत्यय, छ, को ईयू आदेश होकर 'तदीयः' प बनता है । 


शेषिकाः २१७ 


(वा) वा नामधेयस्य वृद्ध संज्ञा वक्तव्या । देवदत्तीयः । देवदत्तः । 
गहादिभ्थशच ।४।२।१३८॥ 

गहीयः । 

युस्मदस्मदोरन्यतरस्यां खज च ।४।३।१। 

चाच्छः, पक्षेऽण्‌ । युवयोयु स्माकं वाऽयम्‌ । युष्मदीयः । अस्मदीयः । 
तस्मिन्नणि च युस्माकास्माको ।४।३।६॥ 


युस्मदस्मदो रेतावा देशौ स्तः खजि अणि च । योष्माकीणः। आस्माकीनः 
यौस्साकः । आस्माकः । 


वातिक वा नामधेयस्येति--किसी व्यक्ति विशेष के नाम की वृद्ध संज्ञा विकल्प 
से हो। 


देवदत्तीयः- देवदत्तस्य अयम्‌ इस अर्थ में प्रकृत वातिक से वृद्ध संज्ञा, वृद्धाच्छः 
से छ प्रत्यय, ईय्‌, अकारलोप होकर 'देवदत्तीयः', वृद्ध संज्ञाभाव पक्ष में अण्‌ प्रत्यय, 
आदिवृद्धि, अकारलोप होकर 'दैबदत्तः' रूप बनेगा । 


गहादिभ्य इति--गह आदि शब्दों से भी छ प्रत्यय हो । 

गहीयः--गहे जातः (गह एक देश विशेष है, वहाँ होने वाला) गह+-छ, ईय्‌, 
अकारलोप होकर उक्त रूप बनता है। 

युस्मदस्मदोरिति-_युस्मद्‌ भौर अस्मद्‌ शब्द से विकल्प से खन, प्रत्यय हो । 


चादिति-चकार ग्रहण करने से छ प्रत्यय भी हो और पक्ष में अणू प्रत्यय 
भी हो। 


| युष्मदीय:--युवयो: युष्माकं वा अयम्‌ (तुम दोनों का या तुम सब का) इस 
अर्थ में युष्मद्‌ शब्द से छ प्रत्यय ईय्‌ आदेश होकर 'युष्मदीयः' आवयोरस्माकं वा 
अयम्‌ इस विग्रह में अस्मद्‌ शब्द से छ प्रत्यय होकर 'अस्मदीयः' बनेगा । 


तस्मिन्निति--उस खञ्‌ और अण्‌ प्रत्यय परे रहते युस्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों 
को क्रमशः युष्माक और अस्माक आदेश हों । 


योष्साकीणः--युवयोयु ष्माकं वा अयमु इस विग्रह में पूर्वं सुत्र से युष्मद्‌ शब्द 
से खज, प्रत्यय होने पर प्रकृत सूत्र से युस्मद्‌ शब्द को युष्माक आदेश, खकार को 
ईन आदेश, आदिवृद्धि, अकारलोप, णत्व होकर 'योष्माकोणः' इसी प्रकार अस्मद 
शब्द से खञ्‌, अस्माक आदेश, वृद्धि, अकारलोप होकर 'आस्माकोनः' पक्ष में अण्‌ 
होने पर युस्मई+-अण्‌, प्रकृत सूत्र से युष्माक आदेश, वृद्धि, अन्त्याकारलोप होकर 
यौष्माकः, अस्मदृ शब्द से भण्‌ प्रत्यय होकर पुर्ववत अस्माक आदेश, वृद्धि आदि होकर 
'भस्माकः' इस प्रकार छ, खन अणू इन तीन प्रत्ययों के परे युस्मदू अस्मद शब्दों 


२१८ सँस्कुत-व्याकरण 


तवकममकावेक बचने ॥४॥३॥३॥ 

एकार्थवाचिनोयु स्मदस्मदोस्तवकममको स्तः खजि अणि च। तावकीन:, 
तावकः । मामकीनः, मामकः । छे लु 

प्रत्ययोत्तरपदयोइच ।७।२।९८॥ 

मपर्थन्तयोरेकार्थं वाचिनो स्त्वसो स्तः प्रत्यये उत्तरपदे च परतः । स्वदीयः । 
मदीयः, त्वत्युत्रः | मत्पुत्रः । 

मध्यान्मः ।४।३।८॥ 

सध्यमः । 


के द्विवचन और बहुवचन से क्रमशः युस्मदीयः, अस्मदीयः यौष्माकीणः, आस्माकीनः । 


यौष्माकः, आस्माकः ये रूप बनते हैं। 


तवकेति--एकार्थ वाचक युस्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द को तवक और समक 
आदेश हों खन और अणू परे रहते । 


तावकीनः, वावकः- तव अयमु, यहाँ युस्मदु से खन्‌ तथा अण्‌ प्रत्यय, प्रकृत 
सूत्र से तवक आदेश, खकार को ईन आदेश, आदिवृद्धि, तावकीनः । अण्‌ परे भी 
आदिवृद्धि, अन्त्याकारलोप होकर तावकः, इसी प्रकार अस्मद्‌ शब्द से खज्‌ प्रत्यय 
होने पर प्रकृत सूत्र से ममक आदेश, वृद्धि आदि होकर मामकीनः, अण्‌ प्रत्यय होने 
पर वृद्धि आदि होकर पूर्ववत्‌ 'मामकः' रूप बनते हैं । 


छे तु- छ प्रत्यय होने पर तो-- 


प्रत्ययोत्तर पदयोरिति-- एकार्थ वाचक युस्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दों के मपर्यन्त 
भाग को त्व और म आदेश हों प्रत्यय और उत्तर पद परे रहते । 


त्वदीयः मदीयः-- तब अयम्‌, मम अयम्‌ इस विग्रह युस्मद्‌ तथा अस्मद्‌ से 
छ प्रत्यय, प्रत्यय परे रहते प्रकत सूत्र से दोनों के मपर्यन्त भाग को क्रमशः त्व और 
म आदेश त्वद्‌न- छ, मद्‌ छ; ईय आदेश त्वदीयः मदीयः रूप बनते हैं । 


(युस्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द त्यदादि शब्दों के अन्तर्गत हैं अतः इनकी 'त्यदा- 
दीनि च' सूत्र से वृद्ध संज्ञा होकर 'वृद्धा'च्छः' सुत्र से छ प्रत्यय होता है। ) 

त्वच्पुत्रः भत्पुत्र:-- (तेरा पुत्र, मेरा पुत्र) ये दोनों उत्तर पद के उदाहरण हैं; 
वास्तव में उत्तरपद समास के चरमावयव में रूढ़ है अतः तद्धित में उसके उदाहरण न 
मिलेंगे, इसलिये यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होने पर उत्तर पद पुत्र के परे रहते प्रकृत 
सूत्र से मपयंन्त युस्मद्‌ और अस्मद्‌ को क्रमशः त्व और म आदेश करने पर त्वत्पुत्रः 
और मत्पुत्रः रूप बनते हैं। ` 

म्रध्यादिति - मध्य शब्द से भवादि अर्थ में शैषिक म प्रत्यय हो । 


शैषिकाः २१६ 


कालाद्‌ ठञ्‌ ।४।३।११॥ 

कालवाचिभ्यष्ठ_ स्यात्‌ । कालिकम्‌ । मासिकम्‌ । सांवत्सरिकम्‌ । 

(बा) अव्ययानां भस्षात्रे टिलोपः । सायंप्रातिकः । पौनः पुनिकः। 

प्रावृष एण्यः ।४।३।१७॥ 

प्राबुवेण्यः । 

सायं चिरं प्राह णे प्रगेऽव्ययेभ्यष्टयुटयु लौ तुद्‌ च ।४।३।२३॥ 
सायमित्पादिभ्यश्चषुभ्योऽव्ययेभ्यश्च कालवाचिम्यष्टयुटयुलो स्तस्तयो स्तुट्‌ 


च । सायन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । प्राह्‌ण-प्रगेऽनयो रेदन्तत्वं निपात्यते । प्राहू णतनम्‌ । 
प्रगेतनम्‌ । दोषातनम्‌ । 4 


सध्यमः--मध्ये भवः यहाँ मध्य शब्द से म प्रत्यय होकर मध्यम: बनता है । 


कालादिति--काल शब्द से और काल वाचक सप्तम्यत्त शब्द से उक्तार्थ में 
ठज प्रत्यय हो । 

कालिकम्‌--काले भवम्‌ जातम्‌ वा (समय पर होने वाला) काल शब्द से 
प्रकृत सूत्र से ठन प्रत्यय, ठस्येक:' से ठकार को इक्‌ आदेश, वृद्धि, अकारलोप होकर 
'कालिकम्‌' इसी प्रकार मासे भवम्‌ मासिकम्‌, मास--ठन्‌, इक्‌, वृद्धि, अन्त्याकार 
लोप होकर “मासिकम्‌” सम्वत्सरे भवम्‌ (सम्वत्सर में होने वाला) सम्वत्सर-- ठन, 
इक, वृद्धि, अकारलोप होकर सास्वत्सरिकस्‌ रूप बनता है । 


वातिक अव्ययानामिति--भ संज्ञा होने पर सर्वत्र अव्ययो की टि का लोप हो। 


सायंप्रातिक- सायंप्रातभेवः- सांझ सबेरे होने वाला । सायंप्रातर्‌ अव्यय से 
कालाट्ठन, सूत्र से उन, प्रत्यय, इक्‌ आदेश, भ संज्ञा, आदिवृद्धि, प्रकत वातिक से 
'अर्‌' इस 'टि' का लोप होकर “सायंप्रातिकः सिद्ध होता है। 


पौनः पुनिकः-- पुनः पुतर्भेवः--बार-बार होने वाला । पुनः पुनर्‌ अव्यय से 
ठन्‌, इक्‌, वृद्धि, वातिक से अर्‌ टि लोप होकर पौनः पुनिकः रूप बनता है । 

प्रावृष इति--काल वाचक प्रावृष्‌ (वर्षा ऋतु) शब्द से एण्य प्रत्यय हो । 

प्रावृषेण्यः--प्रावृषि भवः (वर्षा में होने वाला) प्रावृष्‌ शब्द से प्रकृत सूत्र से 
एण्य प्रत्यय होकर प्रावृषेण्यः रूप बनता है । } 

सायमिति सायं चिरं प्राहू णे प्रगे और काल वाचक अव्ययों से भवार्थ में 
टयु तथा टयुल्‌ प्रत्यय हों ओर उनको तुटू का आगम भी हो। 

(इन दोनों प्रत्ययों का यु शेष रहता है उसे अन आदेश होता है। दोनों 
प्रत्ययों से स्वरों में भेद है तुट्‌ आगम में जो कि टयु टयुलू प्रत्ययों के यु के स्थान में 
झन भदेश करने पर उसके भ्रादि में होता है, केबल 'त्‌' शेष रहता है । 


|. 
| 
0 
| 


संस्कृत-व्थाकंरणै 


तत्र जातः ।४।३।२५॥ 

सप्तमी समर्थाज्जात इत्यर्थेऽणादयो घावयश्च स्युः। स्रध्ने जातः सौध्न; । 
उत्से जातः ओत्सः । राष्ट्र जातः राष्ट्रियः । अबारपारे जातः--अवारपारीणः 
इत्यादि । 

प्रावृषष्ठप्‌ \४।३।२६॥ 

एण्यापवादः । प्रावुषिकः । 


सायम्‌ और चिरम्‌ शब्द अव्यय भी हैं ओर सायं तथा चिरं सुवन्त भी । जब 
सुबन्त सायं और चिरं से प्रत्यय (टयु टयुल्‌) होते हैं तो ये निपातन से मान्त हो 
जाते हैं, और जब ये सायम्‌ एवमु चिरम्‌ अव्यय है तब भी इनसे प्रत्यय होकर वही 
रूप बनते हँ, सुवन्त सायं आदि तथा अव्यय सायम्‌ आदि समानार्थक ही है । 
सायन्तनम्‌ --साये भवं (सायं काल में होने वाला) यहाँ सुवन्त सायं से 
टयु टयुल्‌ होने पर, प्रत्ययों के साथ निपातन से सायं का मकारान्त रूप हो जाता है 
तव सायसु+ट्यु या टयुल्‌ इस स्थिति में यु को अन आदेश, अन के आदि को तुट्‌ 
का आगम, सायम्‌+ तु +अन==सायन्तन से सायन्तनमु रूप बनता है और सायमू 
यह मान्त अव्यय ही है तब भी प्रत्ययादि सब कार्य पुवेवते होकर 'सायन्तनम्‌' बनेगा 
इसी प्रकार चिरे भवं--(देर में होने वाला) इस अर्थे में चिरन्तनस रूप बनेगा । 
शाहू गेतम्‌--प्राहू णे भवम्‌ जातमु वा (पूर्वाह्‌ ण में हुआ) प्राह ण शब्द से ट्यु 
टयुलू प्रत्यय करने पर निपातन से एकारान्तता होगी अर्थात्‌ प्राह णे ऐसा रूप बन 
जायेगा शेष कार्य पूर्ववत होकर प्राहू णेतनमु और इसी प्रकार प्रगेतनम्‌ (प्रगे प्रात 
काले जातम्‌) रूप बनेगा । 
प्राहू णे और प्रगे ये दोनों निपातन से एकारान्त हो जाते हैं । 


दोषा तनम्‌-_दोषा जातमु (रात में होने वाला) काल वाचक अव्यय दोषा 

शब्द से टयु टयुल्‌ प्रत्यय तथा तुट्‌ आगम होकर पुवेबत्‌ 'दोषातनम्‌” रूप बनेगा । 
तत्रेति-सप्तम्यन्त समर्थ से ‘उत्पन्न हुआ’ इस अर्थे में अणू आदि और घ आदि 

प्रत्यय हों । 

स्रोष्नः:--स्रू ध्ने जातः (स्ुघ्न नामक देश में अत्पन्न हुआ) इस अर्थ में अणू 
प्रत्यय होकर 'स्रौष्च: रूप बनता है! 

औत्सः--उत्से जातः (उत्स उस गर्त या कुण्ड को कहते हैं जहाँ पर्वत से पानी 
गिरकर एकत्र होता है, वहाँ उत्पन्न हुआ) यहाँ भी अणू होकर 'ओत्सः' रूप बनेगा । 

राष्टरियः--राष्ट्रे जातः इस विग्रह्‌ में घ प्रत्यय होकर पुर्वेवतू रूप बनेगा । 

प्राबूष इति--प्रादृषि जातः (वर्षा में उत्पन्न हुआ) प्रावृष्‌ शब्द से प्रकृत सुत्र 
से ठपू प्रत्यय, 'ठस्येकः' से ठ को इकू आदेश होकर प्रावृषिकः रूप बनेगा । 


शैषिका: २२१ 


प्रायभवः ।४।३।३९॥ 

तत्रेत्येव । स्र घ्ने प्रायेण बाहुल्येन भवति स्रौघ्नः । 

सम्भूते ।४।३।४१॥ 

स्रघ्ने सम्भवति स्रौघ्नः । 

कोशाड्ढञ्‌ ।४।३।४२॥ कौशेयम्‌ वस्त्रम्‌ । 

तत्र भवः ।४।३।५३॥ स्ुघ्ते भवः स्रौघ्नः । औत्सः । राष्ट्रियः 1 
दिगादिस्यो यत्‌ ।४।२।५४॥। दिश्यम्‌ । वर्ग्यस्‌ । 


यह ठप्‌ प्रत्यय जात अर्थ में एण्य प्रत्यय का बोधक है । 

प्रायभव इति-_सप्तम्यन्त समर्थं सुवन्त से प्रायभवः (अधिकतर होने वाला) 
इस अर्थ में अणादि एवं घादि प्रत्यय हों । 

स्रोष्नः--स्रू घ्ने प्रायेण जातः (स्नूघ्न देश में अधिकता से होने वाला) अण्‌ 
प्रत्यय होकर स्रौघ्नः बनेगा । 


सम्भूते इति सप्तम्यन्त समथ शब्द से 'सम्भव होंता है! इस अर्थ में अणादि 
और घादि प्रत्यय हों । 

स्रौघ्नः-स्रु्ने सम्भवति (स्नुष्न में जिसकी सम्भावना है) यहाँ भी अण्‌ 
होकर 'सौघ्नः' बनेगा । 

कोशादिति--उक्त अर्थ में कोश शब्द से ढम प्रत्यय हो । 

कौशेयम्‌ --कोशे सम्भवति (कोश :कृमिकोश' से उत्पन्न होते वाला रेशम) 


यहाँ कोश से प्रकृत सूत्र से ढज प्रत्यय, जित्वात्‌ आदि वृद्धि, ढकार को एय्‌, आदेश, 
कौशेयम्‌” रूप बनेगा । 


(वस्तुतः ‘विकारे कोशाड्ढञ्‌, सम्भूते ह्र्थानुपपत्तिः' 'इस वातिक के अनुसार 
कोश शब्द से विकार अर्थ में ढन, प्रत्यय करने पर उक्त अर्थ सम्भव है । 'सम्भवति' 
इस अर्थ में नहीं क्योंकि रेशम” कृमिकोश का विकार ही होता है।) 

तत्रेति-सप्तम्यन्त से भव अर्थं में अणादि और घ आदि प्रत्यय होते हों । 

लोघध्तः - खन घ्ने भवः (विद्यमान या होने वाला) यहाँ अण्‌ प्रत्यय होकर 
'स्रौघ्नः' वना है । इसी प्रकार इस अर्थ में औस्सः, घ प्रत्यय करने पर राष्ट्रियः प्रयोग 
बनते हैं । 

दिगादिश्य इति--दिश्‌ आदि शब्दों से तत्र भवः अथं में यत्‌ प्रत्यय हो । 

दिश्यम्‌ दिशि भवम्‌, दिश्‌ + यत्‌+-दिश्यम्‌, इसी प्रकार 


२२२ संस्कृत-व्याकरण 
शरीरावयवाच्च ।४।३।५५॥। दन्त्यम्‌ 
(वा) अध्यात्मादेष्ठजिष्यते ॥ अध्या 
अनुशतिकादीनां च ।७।३।२०॥ 
एषामुभय पद वृद्धिः स्थात्‌ जिति, णिति क्विति च । 
आधिभौतिकम्‌ । ऐहलौकिकम्‌ । पारलौकिकम्‌ । आकृति 
जिह्वा सूलाङ गुलेइछः ।४।३।६२॥ | 
जिद्वामुलीयम्‌ । अङ्कः लीयम्‌ । 
शरीरेति--शरीर के अवयव वाचक शब्दों से तत्र भवः अर्थं में यत्‌ प्रत्यय 


। ऋष्ठयम्त्‌ । 
त्म भवसाध्यात्मिकम्‌ \ 


आधिदेविकम्‌ । 
तगणो5्यस्‌ । 


हो! 


दन्त्यम्‌ -दन्तेषु भवम्‌, यहाँ दन्त शब्द से यत्‌ प्रत्यय, अन्त 
दन्त्यम्‌, इसी प्रकार कण्ठ शब्द से कण्ठ्यम्‌ रूप बनेगा । 


ह आदि शड 
प्रत्यय इष्ट है । 


च्त्याकार लोप होकर 
दों से तत्र भव: अर्थ में ठ्ञ्‌ 


आध्यात्मिकम्‌ अध्यात्मं भवम्‌ (आत्मा में होने वाला) यहाँ सप्तम्यन्त 
अध्यात्म शब्द से ठज प्रत्यय, भादिवृद्धि, ठकार को इक्‌, अन्त्याकार लोप होकर 
आध्यात्मिकम्‌’ रूप बनता है । 


अनुशतिकेति अनुशतिक आदि समस्त पदों के पूव तथा उत्तर दोनों ही 
पदों की वृद्धि हो णितृ, नितु तथा कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे रहते । 


आधिदेविकम्‌--अधिदेवं भवम्‌ (देवों में होने वाला) अधिदेव इस समस्त पद 
से उक्त वातिक से ठञ प्रत्यय, प्रकृत सूत्र से दोनों पदों के आदि को वृद्धि होकर 
आधिदेव +ठ, इक्‌ आदेश अकार लोप होकर “आधिदेविकम्‌” बनता हे । 

आधिभौतिकम्‌--अधिभूतं भवम्‌ (पृथिव्यादि भूतों में उत्पन्न) अधिभूत से 
पूर्वत्र ठत, उभय पद वृद्धि आदि होकर 'आधिभोतिकम्‌ रूप बनेगा । 

ही शिकत 2 इहलोक भवम्‌, इहलोक --ठत उभय पद वृद्धि, आदि होकर 
ऐहलौकिकम्‌, एवं पारलौकिकम्‌ (परलोके भवम्‌) इत्यादि रूप बनते हैं । 

यह अनुशतिकादि गण आकृति गण है । जिन पदों में उभय पद a देखी 
जाती है और किसी सूत्र द्वारा उसका विधान नहीं मिलता उनको अनुशतिकादि गण 
में ना चाहिए । 
न --'तत्र भवः’ अथे में जिह्वामूल और अङ्गालि शब्द से छ 
प्रत्यय हो । 


शषिकाः २२३ 


वर्गान्ताच्च ।४।३।६३॥ 

कवर्गीयस_ । 

तत आगतः ।४।३।७४॥। 
आ स्रौघ्नः । 

ठगायस्थानेभ्यः ॥४॥३॥७५॥ 
शुल्कशालाया आगतः शौल्कशालिकः । 
विद्यायोनि सम्बन्धेभ्यो बुञ्‌ ।४।३।७७॥ 
ओपाध्यायकः । पेतामहकः । 


जिल्वामुलीयस, - जिह्वामूले भवमु--जिह्ल के मूल प्रदेश में उत्पन्न । जिह्वा- 
मूल शब्द से छ प्रत्यय, छकार को ईय आदेश, अन्त्याकार लोप होकर 'जिह्वामूलीयम्‌' 
इसी प्रकार अङ्ग लीयम (अङ्क,ल्यां भवम्‌-अङ्गलि में होने वाला अंगूठी आदि) 
अङ्ग लि+ छ, ईय्‌ आदेश, अन्त्य इकार लोप, 'अङ्गलीयम्‌' बनता है । 


वर्गान्तादिति -वर्ग शब्द जिनके अन्त में हो ऐसे सप्तम्यन्त समर्थ शब्दों से 
“तत्र भवः’ अर्थ में छ प्रत्यय हो । 

कवर्गोयम --कवर्गे भवम्‌ इस विग्रह में 'कवर्ग शब्द से छ प्रत्यय, ईय्‌ आदेश, 
झन्त्याकार लोप, 'कवर्गीयम्‌' रूप बनता है । 

ततइति--पञ्चम्यन्त समर्थ से आगतः (आया हुआ) इस अर्थ में अणादि 
तथा घादि प्रत्यय हों । 


स्रोघ्नः--स्रुघ्नातु आगतः (स्रुघ्न से आया हुआ) स्रु घ्नञ- अण्‌ ==स्रौघ्तः । 
ठगिति--आय स्थान वाचक शब्दों से 'आगतः' इस अथे में ठक्‌ प्रत्यय हो । 


शौल्कशालिकः--शुल्क शालाया आगतः [कर ग्रहण स्थान (चु'गी) से प्राप्त 
हुआ) शुल्कशाला शब्द से ठकू प्रत्यय, ठ का इक्‌ आदिवृद्धि, अन्त्याकार लोप होकर 
“शौल्कशालिकः? बनता है । 


बिद्येति--'तत आगतः’ इस अर्थं में विद्या और थोनि-रक्त सम्बन्ध वाचक 
शब्दों से बुज, प्रत्यय हो । 

ओपाध्यापकः--उपाध्यायादांगतः (उपाध्याय से प्राप्त) यहाँ विद्याकृत 
सम्बन्ध वाचक उपाध्याय शब्द से बुञ्‌ प्रत्यय, बु को अक, थादितृद्धि, अन्त्याकार 
लोप होकर औपाध्यायकः' रूप बनेगा । 


पेतासहकः--पितामह्वादागतः (पितामह से प्राप्त) पितामह से (योनि 
सम्बन्ध शब्द वाचक) बुज, प्रत्यय, अक आदेश बृद्धि, अकार लोप होकर पैता- 
महक: रूप बनता है । 


२२४ संस्कृत-व्याकरण 


हेतु सनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः ।४।३।८१॥ 
समादागतं समरुप्यम्‌ । पक्षे गहादित्वाच्छः । समीयम्‌ । विषसीयस_ । 
दैववत्तरप्यम, । दैवदत्तम्‌ । 
मयट्‌ च ।४।३।८२॥ 
सममयम_ । देवदत्तमयम्‌ । 
प्रभवति ।४।३।८३॥ 
हिमवतः प्रसवति हैमवती गडू । 
तद्गच्छति पथिदूतयोः ।४।३।८५॥ 
स्रुघ्नं गच्छति स्रोघ्नः पन्था दूतो वा । 
अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ।४।३।८६॥ 
स्र ध्नसभिगच्छति स्रौध्नं कान्यकुष्जट्वारम्‌ । 
हेतुमनुष्येष्य इति--तत आगतः’ इस अर्थे में हेतुवाचक एवं मनुष्य वाचक 
शब्दों से विकल्प से रूप्य प्रत्यय डो । 
समरुप्यम- समादागतं (समहेतु से प्राप्त) सम इस हेतु वाचक शब्द से 
रुप्य प्रत्यय होकर 'समरुप्यम्‌' प्रयोग बनता है । 
समीयम्‌ --रुप्य प्रत्यय विकल्प से होता है, अतः इसके अभाव पक्ष में 'गहा- 
दिभ्यश्च’ इस सूत्र से छ प्रत्यय, ईय्‌ आदेश, अन्त्याकार लोप होकर 'समीयम्‌' इसी 
प्रकार 'विषमादागतम्‌' इस विग्रह में विषमीयम रूप बनेगा । 
देवदत्तरुप्यम्‌-देवदत्तादागतम्‌ इस नाम वाचक देवदत्त शब्द से रुप्य 
प्रत्यय होकर 'देवदत्तरुप्यम्‌' अभाव पक्ष में तत आगतः' से अण्‌ वृद्धि होकर 
“देबदत्तम्‌’ रूप बनेगा । 
मयदचेति - उक्त अर्थ में उक्त शब्दों से मयट्‌ प्रत्यय भी होता है । 
समसयस --सम +-मयट्‌=सममयम्‌ । देवदत्त + मयट्‌ = देवदत्तमयम्‌ । 
प्रभवतीति--पञ्चम्यन्त समर्थं से प्रकट होता है, निकलता है! इस अर्थ में 
अणादि और घादि प्रत्यय हो । 
हैमवतो --हिमवतः प्रभवति, जो हिमालय से निकलती है या निकलने वाली 
गंगा । हिमवत्‌ +-अण्‌ आदि वृद्धि, हैमवत स्त्रीत्व विवक्षा में डीप्‌ प्रत्यय होकर उक्त 
रूप बनता है । 
तदृगच्छतीति-यदि जाने वाला मार्ग अथवा दूत हो तो द्वितीयान्त समर्थ से 


` उसको जाता है' इस अथे में अण्‌ आदि प्रत्यय हो । 


स्रौघ्नः--स्न घ्नं गच्छति (स्न्‌ध्न देश को जाने वाला मागे या दूत) स्नू.घ्न+- 
अण्‌ =स्नोघ्नः । 

अभिनिष्क्रामतीति--'उसकी ओर निकलता है इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ 
से अणादि प्रत्यय हों । 


शैषिका: | ` २२५ 


अधिङ्गत्य कृते ग्रन्थे ।४।३।८७॥ 

शारीरक सधिक्कत्य छुतो ग्रन्थः शारीरकीयः । 

सोऽस्य निवासः ।४।३।८६॥ 

त्नुधनो निवासोऽस्य स्रौध्नः । 

तेन प्रोक्तम्‌ ।४।३।१०१॥ 

पाणिनिना प्रोक्तम्‌ पाणिनोयम्‌ । 

तस्येदस्‌ ।४।३।१२०॥ 

उपगोरिदमीपगवम्‌ । 

सरौध्नम्‌ - त्रुध्नमभिनिष्क्रामति कान्यकुब्जद्वारम्‌=सुध्न देश की ओर 
निकलने वाला कन्नौज का द्वार स्रौध्न कहा जायेगा । स्रुध्न+ अण्‌ =ख्रौध्नम्‌ । 

अधिङृत्येति--द्वितीयान्त समर्थ शब्द से “उस विषय को लेकर ग्रन्थ बनाया” 
इस अर्थे में अणादि प्रत्यय हों । 

शारीरक्षीयः ~ शारीरिक मधिकृत्य कृतो ग्रन्थः (स्वार्थं में क प्रत्यय होकर शरीर 
से शरीरक (शरीरमेव शरीरकम्‌) शब्द बनता है। इस शरीरक शब्द से 'तत्र भवः' 
से अण्‌ प्रत्यय होकर शारीरक अर्थात्‌ शरीर में होने वाला अर्थात्‌ जौवात्मा, इस 
प्रकार इस शारीरक अर्थात्‌ जीवात्मा के विषय को लेकर बनाया गया ग्रन्थ शारीर- 
कीय: कहलायेगा) शारीरक शब्द से प्रकृत सूत्र द्वारा छ प्रत्यय, ईय्‌ आदेश अकार 
लोप होकर उक्त रूप बनेगा । 

सोऽस्येति--प्रथमान्त समर्थं से 'यह इसका निवास स्थान है, इस अर्थ में 
अणादि प्रत्यय हों । 

स्ौध्नः- खन ध्नो निवासोऽस्य (स्नुध्न जिसका निवास स्थान हो) खू. ध्न--अण्‌ 
==स्रौध्नः । 

तेनेति - तृतीयान्त समर्थे से श्रोक्तम्‌-कथितम्‌' इस र्थे में अणादि प्रत्यय हों । 

पाणिनीयम्‌--पाणिनिना प्रोक्तम्‌ (पाणिति के द्वारा प्रवचन किया गया) 
पाणिनि शब्द से वृद्ध संज्ञक होने के कारण 'वृद्धाच्छः सूत्र से छ प्रत्यय, ईय्‌, आदेः, 
इकार लोप होकर 'पाणिनीयमू' रूप बनता है। 

तस्येदमिति -'उसका यह' इस अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थं से अणादि प्रत्यय हो । 

ओपगवम्‌ --उपगोः इदम्‌ (उपगु का यह) उपगु शब्द से अण्‌, आदिवृद्धि, 
'ओगु'ण:' उकार को ओ गुण, अवादेश होकर 'आपगवम्‌ः रूप बनता है। | 


इति शेषिक प्रत्ययाः 
१५ 


अथ बिकाराथकाः 


तस्य विकार: ।४।३।१३४॥ 


(ब) अश्मनो विकारे टिलोपो वक्तव्यः । अश्मनो विकार: आएम; । आस्मन; \ 
सातिकः । 


अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेस्यः ।४।३।१३५॥ 


तस्येति--षष्ठयन्त समर्थ से विकार अर्थ में भण्‌ आदि प्रत्यय हों । 


(प्रकृति का प्रथम अवस्था से दूसरी अवस्था को प्रा 


प्त हो जाना ही विकार 
है, जैसे मिट्टी इस प्रकृति से घट बन जाना मिट्टी का विकार 


कहलाता है।) 
वातिक-अश्सन इति--विकार अर्थ में प्रत्यय 


होने पर अश्मन्‌ शब्द की पट! 
का लोप कहना चाहिये । 


आश्म:--अश्मन: विकार:--पत्थर का विकार सीमे 
शब्द से अणू प्रत्यय, आदिवृद्धि, वातिक से 'अनू' इस "टि' का लोप । यहाँ 'अन्‌' सूत्र 
से “टि! का प्रकृतिभाव प्राप्त है अतः वातिक द्वारा उस्का लोप किया गया है, इस 
प्रकार आश्म इस प्रातिपदिक से "आश्मः रूप बनता है । 


न्ट आदि पदार्थ । अश्मन्‌ 


भाह्सनः-भस्मनः विकार:-- (भस्म का विकार) यहाँ भस्मन्‌ शब्द से भण्‌ 
प्रत्यय, आदिवृद्धि, “नस्तद्धिते” सूत्र से प्राप्त टि लोप का 'अन्‌' सुत्र द्वारा प्रकृति भाव 
करने पर उक्त रूप बनता है । 


मातिक:--मृत्तिकाया विकारः (मृत्तिका का विकार) 


मृत्तिका |- भण्‌ आदि 
वृद्धि, आकार लोप होकर उक्त रूप बनता है। 


अवयवे घेति--प्राणि ओषधि और वृक्ष वाचक षष्ठ्यन्त श 


ब्दों से अवयव शर्थ 
में तथा चकार ग्रहण से विकार अर्थ में भी अन, आदि प्रत्यय हों । 


३२६ 


विकारथंका: २२७ 


चाहिकारे । मगूरस्यावयवो विकारो वा सायुरः । सोर्व काण्ड सर्छ छ) 
पैप्पलस्‌ । 
सयडू वेतयो भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः।४।३।१४३॥ 


प्रकृतिमात्रान्मयड्‌ वा स्यात्‌, विकारावयवयोः। अश्ममयम्‌ । आश्मनम्‌ । 
अभक्ष्येत्यादि किम्‌ । मौद्गः? सुपः । कार्पासमाच्छादनस्‌ ।. 


नित्यं वृद्धशरादिभ्यः ।४।३।१४४ी। 
आम्रसयस्‌ । शरमयम्‌ । 


सायूरः--मय़ुरस्य अवयवः विकारो वा (मोर का अंग या उसका विकार) 
यहाँ मयुर से अणू, वृद्धि, अकार लोप, 'मायुरः' रूप बनता है । 


मौवेम्‌--मूर्वायाः अवयवः (काण्डम्‌) विकारः (भस्म) वा (मूर्वा नामक) 
(ओषधिविशेष का तना या भस्म) मूर्वा अण्‌, वृद्धि, आकार लोप होकर 'मौवंम्‌' 
रूप बनता हे । 


पैप्पलम्‌--पिप्पलस्यावयवो विकारो वा (पीपल का अंग, या विकार) 
पिप्पल + अणू--वृद्धि, अन्त्याकार लोप 'पैप्पलमू' सिद्ध होता है । 


सयड्वेति प्रकृति मात्र से अवयव और विकार अथे में मयट्‌ प्रत्यय विकल्प 
से हो, भाषा में यदि भक्ष्य वस्तु, या आच्छादन--ओढना, योग्य वस्तु हो तो न हो। 


अश्मसयम्‌ अश्मनः विकारो अवयवो वा 'अश्मन्‌-पत्थर का विकार या 
अवयव-दुकड़ा आदि । अश्मन्‌ शब्द से मयट्‌ प्रत्यय, “न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' से न 
लोप 'अश्ममयम्‌' बनता है । 


आश्‍मनम्‌--मयट्‌ प्रत्यय के अभाव पक्ष में अण्‌ प्रत्यय, वृद्धि होकर आश्मनमू्‌' 
रूप बनेगा । 


अभक्ष्येत्यादीति -भक्ष्य एवं आच्छाद्य अर्थं से भिन्न अर्थ में मयट्‌ प्रत्यय 
- होता है अतः सोंदृग: सूपः--मुद्गस्य विकारः (मूग का विकार-दाल) यह भक्ष्य वस्तु 
है मयट्‌ न होकर अण्‌, वृद्धि होकर 'मौइय? रूप बनेगा । इसी प्रकार कार्पासस्‌-- 
कर्पासस्य विकारः इस अर्थ में मयट्‌ प्रत्यय न होकर अण्‌ एवं वृद्धि होकर कार्पासम्‌ 
बनेगा क्योंकि यह आच्छाद्य वस्तु है । 


नित्यमिति--षष्ठ्यन्त समर्थं वृद्ध-संज्ञक शब्दों एवम्‌ शर आदि शब्दों से 
नित्य ही मयट प्रत्यय हो । 
आश्यम्‌ -आम्रस्यावयवो विक्कारो वा, आस्र का अवयव या विकार । वृद्ध 


संज्ञक आम्र शब्द से मयट्‌ होकर उक्त रूप बनता है। इसी प्रकार शर शब्द से 
शरमयम्‌ बनेगा ! 


२२८ संस्कुत-व्याकरण 


गोइच पुरीषे ।४।३।१४५।। > 
गोः पुरीषं गोमयम्‌ । 


गोपयसो यत्‌ ।४।३।१६०॥। गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ । 
इति विकारार्थकाः प्राग्दीव्यतीयाः 


गोश्चेति--पुरीष (गोवर) अर्थं में षष्ठ्यन्त गो शब्द से मयट्‌ प्रत्यय हो । 
गोमयम्‌--गो शब्द से मयट्‌ होकर 'गोमयम्‌' रूप बना है। 


(वास्तव में गोबर” न तो गाय का अवयव ही होता है और न विकार 


ही अतः “गोमय में 'तस्येदम्‌' सूत्र से उसका यह” इस अर्थ में 'मयट', प्रत्यय 
समझना चाहिये ।) 


गोपर्यसोरिति--अवयव और विकार अर्थ में गो शब्द से थतू प्रत्यय हो । 


गव्यम्‌ -- गो: विकारः अवयवो वा-गाय का विकार या अवयव । यहाँ गो शब्द 
से यव प्रत्यय, “वान्तो यि प्रत्ययथे' सूत्र से अवादेश होकर 'गव्यम्‌' रूप बना है । 


पयस्यस्‌--पयसः विकारोऽवयवो वा, पयस्‌-दूध का विकार या अवयव-खीर 
आदि, पयस्‌ शब्द से यत्‌ प्रत्यय होकर 'पयस्यम्‌' बनता है । 


इति विकारार्थक प्रत्ययाः 


अथ ठगधिकारः 


प्राग्वहतेष्ठक्‌ ।४।४।१॥ 

“तद्‌बहति’ इत्यतः प्राक्‌ ठगधिक्रियते । 

तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ।४।४।२॥ 
अक्षै दीव्यति खनति जयति जितम्‌ वा--आक्षिकः । 
संस्कृत्‌ ।४।४।३॥ 

दध्ना संस्कृतं-दाधिकम्‌ । सारीचिकस्‌ । 


प्राग्बहतेरिति--“तद्वहति रथ युग प्रासङ्गम्‌” इस सूत्र से पुर्वं तक ठक्‌ 


प्रत्यय का अधिकार है । अर्थात्‌ उस सूत्र से पुवं अर्थों में ठक्‌ प्रत्यय होगा । 
तेनेति--तृतीयान्त समर्थ शब्द से खेलना जीतना खोदना और जीत लिया 
हुआ इन अर्थों में ठके प्रत्यय हो। 


आक्षिकः--अक्षैः दीव्यति खनति जयति जितम्‌ वा (पांशों से खेलता खोदता 
जीतना और जीता हुआ) अक्ष शब्द से ठक्‌ प्रत्यय, 'ठस्येकः ठकार को इक-आदेश, 
वृद्धि होकर 'आक्षिकः' बनता है। 


संस्कृतमिति--'संस्कार किया हुआ” इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ से ठक्‌ 
प्रत्यय हो। 

दाधिकम्‌--दध्ना संस्कृतम्‌, दघि से संस्कृत किया हुआ। दधि से ठक्‌, इक 
आदेश, वृद्धि अन्त्य इकार लोप, होकर 'दाधिकम्‌' रूप बनता है । 


मारीचिकभ्‌--मरीचिकाभिः संस्कृतम्‌, सिर्चो से तैयार किया गया। 
मरीचिका शब्द से ठक्‌, आदिवृद्धि, इक आदेश, आकारलोप होकर 'मारीचिकम्‌' रूप 
बनता है । 


२२६ 


२३० संस्कृत-व्याकरण 


तरति ।४।४।५॥ 
तेनेत्येव । उडुपेन तरति औडपिक्क: । 


चरति ।४।४।८॥ 

तृतीयान्ताद्‌ गच्छति भक्षयतीत्यर्थयोष्ठक्‌ स्यात्‌ । हस्तिना चरति हास्तिकः । 
दघ्ना चरति दाधिकः । 

संसृष्टे ॥४॥४॥२२॥ 

दघ्ना संसृष्टम्‌-दाधिकम्‌ । 

उञ्छति ।४।४।३२॥ १ 

बदराण्युञछति वादरिकः । 

रक्षति ।४।४।३३॥ 

समाजं रक्षति-सामाजिकः 


तरतीति--'तरता है, पार करने वाला इस अर्थ में करण तृतीयान्त शब्द से 
ठक्‌ प्रत्यय होता है । 
औडुपिक:--उड्पेन तरति-छोटी नाव से पार करने वाला, उड्प शब्द से 
ठक्‌ प्रत्यय, इक आदेश, आदिवृद्धि, होकर 'औड्पिक:' रूप बनता है। 
चरतीति-- 'चलने वाला या खाने वाला' इस अर्थ में करण तृतीयान्त समर्थ 
से ठकू प्रत्यय होता है । 
हास्तिकः--हस्तिना चरति (हाथी के द्वारा चलने वाला) हस्ति शब्द से 
चरतिः= गच्छति अर्थ में ठक्‌, इक्‌, वृद्धिहोकर 'हास्तिक: दाधिकः दघ्ना चरति (दही 
से खाता है) यहाँ भी ठक्‌, इक, वृद्धि होकर दाधिकः बनता है। 
संसृष्टे इति--संसुष्ट--मिला हुआ! इस अर्थ में करण तृतीयान्त शब्द से 
ठक्‌ प्रत्यय हो । 
दाधिकम्‌--दध्ना संसृष्टम्‌ (दही से संसृष्ट पदार्थ) 'दधिञ ठक्‌ =='दाधिकम्‌' 
पुवेवत्‌ । 
उञ्छतीलि--भूमि पर खेतों आदि में पड़े हुये धान्य को कण-कण कर चुनने 
को उञ्छन कहते हैं, इस उञ्छन अर्थ में द्वितीयान्त समर्थं शब्दों से ठकू प्रत्यय हो । 
बादरिकः--वदराणि उञ्छति-वेरों को चुनने वाला | वदर शब्द से ठक्‌, इक, 
वृद्धि होकर 'वादरिकः' रूप बनता है । 
रक्षतीति--“रक्षा करने वाला” इस अर्थ में द्वितीयान्त से ठक्‌ प्रत्यय हो । 
साम्राजिकः-समाजं रक्षति, (समाज रक्षक) यहाँ समाज शब्द से ठक्‌, इक 
भादिवृद्धि, अन्त्याकार लोप होकर सामाजिकः रूप बनता है । 


ठगधिकारः २३१ 


शब्दवढु रं करोति ।४।४।३४ी 

शब्वं करोति शाब्विक। । वबु रं करोति वाहु रिक! । 
धर्म चरति ।४।४।३१।। 

धर्म' चरति धार्मिक: । 

(था) अधर्साच्चेति वक्तव्य । अधामिकः। 
शिल्पम्‌ ।४।४।५५॥ 

मृदङ्ग थादनं शिल्प सस्य सार्वेज्धिकः । 

प्रहरणस्‌ ।४।४।५७॥ 

तवस्येत्येब । असिः प्रहरणमस्य-असिकः । धाुषक्कः । 


शब्ददवु रभिति--शब्द तथा ददु र शब्दों से 'करोति' करता है' इस अथे में 
ठक्‌ प्रत्यय हो । 

शाब्दिकः “शब्दं करोति’ इस अर्थं में शब्द--ठक्‌ पूर्ववत्‌ शाब्दिकः’ ददु रं 
करोति’ इस अर्थ में पूर्ववत्‌ ददु र" ठक “बाहु रिकः? बनता है । 

(दढ र का अर्थ है-मिट्टी का बड़ा बतेन, मेढक आदि) 

धर्सेखिति--आचरण करता है' अर्थ में द्वितीयान्त से ठक्‌ प्रत्यय हो । 

धार्मिकः--धर्मं चरति (धर्मं करने वाला) इस अर्थ में धर्म शब्द से ठक्‌ प्रत्यय, 
बृद्धि, अकारलोप होकर 'धामिकः' बनता है । 

वातिक-अधर्माच्चेति-अधमं शब्द से भी आचरण करने अर्थं में ठकू 
प्रत्यय हो । 

अधाशिक:--अधरमँ चरति-अधर्म करने वाला। इस अर्थ में अधमं शब्द से 
ठक्‌, इक, वृद्धि, अकार लोप होकर उक्त रूप बनता है। 

शिहपमिति-'जिसका यह शिल्प-पेशा है” अर्थ में प्रथमान्त से ठकू 
प्रत्यय हो । 

भार्देख्गिकः--मृदङ्गवादनं शिल्पमस्य - मृदङ्ग बजाना जिसका पेशा है। 
मुदङ्ग +ठक्‌, वृद्धि, इक, अकार लोप होकर उक्त रूप बना है। 

प्रहरणप्षिति--'उसका यहु प्रहरण-अस्त्र या शस्त्र है” इस अर्थ में प्रथमान्त 
शब्द से ठक्‌ प्रत्यय हो । 

आसिक्क:--असि: प्रहरणमस्य (तलवार जिसका शस्त्र है) यहाँ असि- उक्‌ 
वृद्धि, इक, इकार लोप, 'आसिकः' इसी प्रकार 'धनुः प्रहणमस्य धनुष्‌ जिसका 
अस्त्र हो' धनुष्‌ + ठक्‌ होकर 'इसु सुक्‌ तान्तात्कः सुन्न से ठ को क आदेश धनुः--क 


२३२ संस्कृत-व्याकरण 


शीलम्‌ ।४।४।६१॥ 
अपूप भक्षणं शीलमस्य-आपुपिकः । 
निकटे बसति ।४।४।७॥ 
नेकटिको भिक्षुः । 
इति ठगधिकारः 


इस दशा में आदिवृद्धि, तथा 'इणः षः सुत्र से विसर्गो को षकार होकर 'धानुष्कः' 


रूप बनता है । 
शीलमिति-- यह उसका स्वभाव है” इस अर्थ में प्रथमान्त सुवन्त से ठक्‌ 
प्रत्यय हो । 
आपुपिकः-अपुपभक्षणं शीलमस्य, मालपुये खाना जिसका स्वभाव हो । 
अपुप शब्द से ठक्‌, इक, वृद्धि, अन्त्याकार लोप होकर 'आपूपिकः' रूप बनता हे । 
निकटे इति--वसने वाला अर्थ में! सप्तम्यन्त निकट शब्द से ठकू 
प्रत्यय हो । 
नैकटिक:--निकटे बसति (जो पास में रहता है) यहाँ निकट शब्द से ठक्‌ 
प्रत्यय, आदिवृद्धि, इक आदेश, अन्त्याकार लोप होकर 'नैकटिकः' रूप बनता है । 


इति ठगधिकारः , 


या 


अथ यदधिकारः 


प्राग्धिताद्यत्‌ 1४॥४॥७५॥ 

तस्मै हितमित्यत: प्राग्‌ यदधि क्रियते । 
तद्वहति रथयुगप्रासद्गृस्‌ ।४।४।७६॥ 
रथं बहति रथ्यः, युग्यः, प्रासङ्ग यः । 
घुरोयड्ढको ।४।४।७७॥ 

हलि चेति दीघं प्राप्ते । 

नभकुछु राम्‌ ।८।२।७८॥ 


प्रागिति--'तस्मं हितम्‌’ इस सूत्र से पुर्वं के अर्थो में यतृ प्रत्यय का 
अधिकार है । 

तद्वहतीति--'वहृन करता है या वहन करने वाला' इस अर्थ में द्वितीयान्त 
रथ, युग और प्रासङ्ग शब्दों से यतु प्रत्यय हो । 

रथ्यः रथं वहति-- (रथ को खींचने वाला अश्व आदि) द्वितीयान्त रथ शब्द 
से यत्‌ प्रत्यय अन्त्याकार लोप होकर 'रंथ्यः' इसी प्रकार युगं वहति इस अर्थ में यतर 
प्रत्यय होकर 'युग्यः' तथा प्रासङ्गम्‌ वहति-जो प्रासङ्ग को खींचता है-बछड़े आदि 
को शिक्षित करने के लिए जो एक विशेष प्रकार का काष्ठ दण्ड बांधा जाता है वहु 
प्रासङ्ग कहलाता है। प्रासद्ध स-यत्‌ न प्रासद्ध_ य: रूप बनता है । 

घुर इति -'वहन करता है” दस अर्थ में द्वितीयान्त धुर्‌ शब्द से यत्‌ और 
हक्‌ प्रत्यय हो । 


हलि चेति-- यहाँ 'हुलि च' इस सूत्र से रेफ की उपधा को दीघे प्राप्त 
होने पर :-- 


नेति-भसंज्ञक छुर्‌ और छुर्‌ की उपघा को दीष न हो । 


१३ ३ 


२३४ संस्कृत व्याकरण 


भस्य कुछ रोश्चोपधाया दीर्घो न स्यात्‌ । धुर्यः । धौरेयः । 


नोवयोषंमेविषघुलघूलसीतातुलाम्यस्ता्यंतुल्यप्राप्यबषध्यानाब्य 
समसमित सम्मितेषु ।४।४।९१॥ 

नावा तार्य नाव्यम्‌-जलस्‌ । वयसा तुह्यो वयस्यः । धर्मेण प्राप्यं धस्येस्‌ । 
विषेण वध्यो विष्यः। मूलेन आनाम्यं मूल्यम्‌ । सूलेन समो सुल्यः। सीतया समितं 
सौत्यं क्षेत्रम्‌ । तुलया समित्तं तुल्यम्‌ । 

तत्र साधुः ।४॥४॥६८॥ 


धुर्यः—धुरं वहति--धुर को -- रथ आदि की वहू सीधी लकड़ी जिस पर घोड़े 
आदि जोतते हैं--धारण करने वाला । यहाँ द्वितीयान्त धुर्‌ शब्द से यवृ प्रत्यय होने . 
पर 'हलिच' सूत्र से रेफ की उपधा को दीं प्राप्त था 'नेति' सूत्र से उसका निषेध 
होकर 'धुर्यः' रूप बना, धुर से ढक्‌ प्रत्यय होने पर .ढकार को एयू आदेश एर्व आदि- 
वृद्धि 'धौरेयः रूप बनता है। 

नौवय इति नौ १, वयस्‌ २, धर्म ३, विष ४, मूल ५, मूल ६, सीता ७, 
और तुला ८ इन तृतीयान्त पदों से क्रमशः ताये, तुल्य, प्राप्य, वध्य, आनाम्य, सम, 
समित, संमित इन अर्थो में यतू प्रत्यय हो । 

नाव्यम- नावा तार्यमु--(नाव से उतरने योग्य) यहाँ तृतीयान्त नौ शब्द से 
यवर प्रत्यय, “वान्तो यि प्रत्यये' से आवादेश होकर 'नाव्यम्‌' । 

वयस्यः--वयसा तुल्यः जो अवस्था में समान हो, यहाँ वयस्‌ से यपू होकर 
‘वयस्यः’ । 

धर्म्यम्‌ --धर्मेण प्राप्यम्‌ (धर्म से पाने योग्य) यहाँ धमं से यव प्रत्यय, 
अन्त्याकार लोप होकर “धर्म्यम्‌ । 

बिष्यः--विषेण वध्य:--विष से मारने योग्य । यहाँ विष से यप्र होकर 
विष्यः | 

मुल्यम-- मूलेन भानाम्यम्‌-मूलधन से बचाया जाने योग्य धनादि । मूल -- 
यतु == 'सूल्यम्‌' । 

मुल्य:- मूलेन समः--(मूल के बराबर) यहाँ मूल + यवर ='मूल्यः' । 

सीत्यम्‌--सीतया समितमु--सीता द्वारा समीकृत--बराबर किया हुआ, 
सीता खेत की उस खुदी रेखा (कुँड) को कहते हैं जिसे हल द्वारा बनाया जाता 
है। यहाँ सीता+यतू, आकार लोप--'सीत्यमू' । 

तुल्यम --तुलया संमितम्‌ ~ (तराजू से तोला हुआ) तुला नयत्‌, आकारालोप 
होकर 'तुल्यम्‌' रूप बनते हैँ'। 

तत्रेतिसाधु-प्रवीण अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थे से यतु प्रत्यय हो । 


यदधिक्रारः २३५ 

अग्ने साधु: अग्र यः । साससु साधुः सामन्यः। येचाभाव-कमंणोरिति प्रकृति 
भाव: । कर्मण्यः । शरण्यः । 

सभाया यः ॥४॥४1१०५।। 

अग्न य:-- अग्रे साधुः (आगे रहने में प्रवीण) अग्र†-यत्‌='भग्र्यः' यस्येति 
चेति अकार लोप । 

सामन्य-सामसु साधुः (सामगान में प्रवीण) सामन्‌ ययव =सामन्यः। यहाँ 
येचाभावकर्मणोः' सूत्र से अन्‌ इस 'टि' का प्रकृति भाव हुआ है । 

कर्मेण्य:--कर्मणि साधुः (कमं करने में कुशल) कमंचू यत्‌ =कमंण्यः 
पुर्ववत । 

शरण्यः--शरणे साधुः (शरण दान में कुशल) शरण--यत्‌=शरण्यः । 
“यस्येति च' अकार लोप । 

सभाया इति-सभा शब्द से उक्त अथे सें य प्रत्यय हो । 


सभ्यः-सभायां (सभा में प्रवीण) सभा शब्द से य प्रत्यय 'यस्येति च' से 
अकार लोप होकर 'सभ्यः' रूप बनता है । 


इति यत्‌ प्रत्ययाः 


अथ छयतोरधिकारः 


प्राक्‌ क्रीताच्छः 1५४११॥ . 
तेन क्रीतमित्यतः प्राक्‌ छोऽधिक्रियते । 
उगवादिभ्यो यत्‌ ।५।१।१।२॥ 
प्राक्‌क्रीतादित्येव । उवर्णान्ताइ गवादिश्यश्च यत्‌ स्यात्‌ । छस्यापवादः । 
शडूबे हितम्‌-शङ्भव्यम्‌-दारु । गव्यम्‌ । 
(वा) ताभि नभं च । तभ्यः, अक्षः । नभ्यम्‌, अञ्जनम्‌ । 
प्रागिति--'तेन क्रीतम” इस सुत्र से पुर्वं तक के अर्थो में छ प्रत्यय का 
अधिकार है । 
उगवादिभ्य इति--उकारान्त और गो आदि शब्दों से तिन क्रीतम्‌? इस सुत्र 
से पूर्व तक आगे वाले अर्थो में यत्‌ प्रत्यय हो । छ प्रत्यय का अपवाद है । 
शङ्कव्यम्‌ --दारू - शद्ूवे हितम्‌-_खूंटे के लिए अच्छा काष्ठ। चतुर्थ्यन्त. 
उकारान्त शंकु शब्द से यतु प्रत्यय, “ओगुर्णः' से उकार को 'ओ' गुण, “वान्तो यि 
प्रत्यये’ से अवादेश होकर 'शङ्कुव्यम्‌' रूप बनता है । 
गव्यम_- गवे हितम्‌ - (गौ को हित कर तृणादि) गौ+ यतर्‌ =='गव्यम्‌' 
'वान्तो यि प्रत्यये’ अवादेश । 
बातिक-वाभीति- हित अर्थ में नाभि शब्द को नभ आदेश और यत्‌ 
प्रत्यय हो । 
नभ्य--अक्षः--नाभये हितः--नाभि के लिए हितकर--रथ-चक्र का बहू 
मध्य भाग जिसमें अक्ष दण्ड डाला जाता है नाभि कहलाता है । अक्ष-एक काष्ठ विशेष 


का नाम है, यहाँ नाभि शब्द से उक्त वातिक से यतु प्रत्यय और नाभि को नभ 
आदेश, अन्त्याकारलोप होकर 'नम्यः' रूप बनता है। 


२३६ 


छयतोरधिकारः २३७ 


तस्मै हितस्‌ ।५।१।५॥ 

वत्सेभ्यो हितः वत्सीयः, गोधुक्‌ । 

शरीरावयवाद्यत्‌ ।५।१।६॥ 

दन्त्यम्‌ । कण्ठयम्‌ । नस्यम्‌ । 

आत्मन्‌विइवजनभोगोत्तरपदात्खः । ५।१।९॥ 

आत्माध्वासौ खे ।६।४।१६९॥ 

एतौ खे प्रकृत्या स्तः । आत्मने हितम्‌ आत्मनीनम्‌ । विश्वजनीनम्‌ । सातू 
सोगीणः । 

इति छयतोः पूर्णोऽवधिः । 


नभ्यम्‌ --अञ्जनम्‌-नाभये हितम्‌-चक्र नाभि के लिए हितकर तैलाभ्य- 
ङजन-तेल डालना-अञ्जन (ओंगना) कहलाता है । यहाँ भी पूर्ववत्‌ थत्‌ प्रत्यय नभ 
आदेश हुआ हे । 

` तस्मै इति--हित अथे भें चतुर्थ्यन्त से छ प्रत्यय हो । 

बत्सीयः - गोधुक्‌--वत्खेभ्यः हितः-बछड़ों के लिए हितकर । वत्स से छ, 
ईय्‌ आदेश, अन्त्याकार लोप होकर 'वत्सीयः' रूप बनता है। गोधुक्‌ ==गाय दुहुने 
घाला ग्वाला । 

शरीरेि-शरीर के अवयव वाचक चतुथ्यंन्त समर्थं शब्दों से “हितम्‌' 
अर्थं में यतु प्रत्यय हो । 

दन्त्यम्‌ -दन्तेम्यो हितम्‌ (दांतों के लिए हितकर) दन्त शब्द से यत्‌ प्रत्यय, 
क्न्त्याकार लोप होकर 'दन्त्यम्‌' इसी प्रकार कण्ठ से कण्ठयम रूप बनता है । 

नस्यम्‌ --नासिकायै हितम्‌--(नाक के लिए हितकर) नासिका से यत्‌ 
'पहन्नोमास०' इत्यादि सूत्र से मासिका को नस्‌ आदेश होकर 'नस्यम्‌' रूप बनता है । 

आस्मन्निति--हित अर्थं में आत्मन्‌, विश्वजन और भोगोत्तर वाले शब्दों से 
'ख' प्रत्यय हो । 

आस्माध्वानाविति--ख प्रत्यय परे रहते आत्मम्‌ और अध्वम्‌ शब्दों को 
प्रकृति भाव होता है । 

आत्मनीस्‌ - आत्मने हितम्‌-अपने लिए हितकर । आत्मन्‌ शब्द, से आत्म 
न्निति सूत्र से ख प्रत्यय, ईन्‌ आदेश, यहाँ प्राप्त अनु” इस टि लोप का आत्माध्वा- 
नाविति सूत्र से निषेध कर प्रकृति भाव हो जाता है। इस प्रकार आत्मनीनम्‌' तथा 
विश्वजनीनम्‌ -- विश्वस्मै जनाय ह्वितम्‌- (सब के लिए हितकर) विश्वजन शब्द से 
ख प्रत्यय, इन्‌ आदेश, अन्त्याकार लोप होकर “विशवजनीनम्‌' रूप बनता है । 

सातुभोगीणः--मातृभोगाय हितः ~ माता के शरीर के लिए हितकर) यहाँ 
-भोगोत्तर मातृभोग शब्द से आत्मन्निति सूत्र से ख प्रत्यय, ईख्‌ आदेश, अन्त्याकार लोप 
होकर 'मातृभोगीणः' रूप बनता है । 

इति छयतोऽव्रधिः 


अथ ठजधिकारः 


प्राग्वतेष्ठञ्‌ ।५।१।१८॥ 

तेन तुल्यसिति बति वक्ष्यति, ततः प्राक्‌ ठन्ञधिक्रियते । - 
तेन क्रीतम्‌ ।५।१।३७॥ 

सप्तत्या कीतम,-साप्ततिकम, । प्रास्थिकम्‌ । 
तस्येशवरः ।५।१।४२॥ 

सवंभ्रुसि पृथिवीभ्या मणौ स्तः । 

अनुशतिकादीनां च ।७।३।२०॥ 


प्राग्वतेरिति--'तेत तुल्यं क्रिया चेद्वतिः’ इस सूत्र से आगे वति प्रत्यय का 
विधान किया जायेगा, इससे पूर्व तक ठन, प्रत्यय का अधिकार किया जाता है अर्थात्‌ 
उस सूत्र से पूर्व तक के सूत्रों द्वारा निर्दिष्ट अर्थो में ठन, प्रत्यय होगा । 

तेनेति—-'क्रीत-खरीदा हुआ” इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ से ठञ प्रत्यय हो । 

साप्ततिकम्‌ --सप्तत्या क्रीतम्‌-सत्तर रुपयों द्वारा खरीदा हुआ । सप्तति शब्द 
से ठज, प्रत्यय, आदिवृद्धि, ठस्येकः’ ठकार को इक आदेश, अन्त्य इकार लोप होकर 
उक्त रूप बनता है। 

प्रास्थिकम्‌ --प्रस्थेन क्रीतम्‌-प्रस्थ-एक परिमाण विशेष से खरीदा हुआ । प्रस्थ 
से ठञ वृद्धि, इक, अन्त्याकार लोप होकर प्रास्थिकम्‌” रूप बनता है । 

तस्येश्वर इति--षष्ठयन्त सर्वभूमि और पृथिवी शब्दों से 'ईश्वर-स्वामी' 
अर्थ सें क्रमशः अणू और अन प्रत्यय हों । 

अनुशलिकेलि --अनुशतिकादिगण पठित शब्दों के उभय पदों को वृद्धि हो 
सद्धित नितु णित्‌, कित्‌ प्रत्ययो के परे रहते । 


२३८ 


ठनधिकार: २३६ 


एषा घुभय पद वृद्धि जिति णिति किति च तद्धिते। सर्वभुमेरीश्वरः--सार्व- 
भोस: । पार्थिवः । 

पङ र्तिविशतित्रिशच्चत्वांरिशत्पङ चाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिनवति 
शत्‌ ।५।१।५९॥ 

एते रढ़ि शब्दा निपात्यन्ते । 


सार्वमौमः--सर्वभूमे रीश्वर:-- सब पृथिवी का स्वामी । यहाँ सर्वभूमि शब्द 
से “तस्येश्वरः” सूत्र से अण्‌ प्रत्यय, णितु तद्धित प्रत्यय परे रहते अनुशतीति सूत्र से 
सर्वभूमि शब्द के दोनों पदों को बृद्धि होकर सार्वभौमिक इस स्थिति में 'यस्येति 
च” से इकार लोप होकर “सार्वभौमः” रूप बनता है । 

पा्थिवः--पृथिव्या ईश्वरः (पृथिवी का स्वामी) पृथिवी शब्द से ‘तस्येश्वरः? 
सूत्र से अज, प्रत्यय, जित्वातू आदिवृद्धि, अन्त्य ईकार लोप होकर 'पाथिवः' रूप 
बनता हे । 

पड क्तीति--पडः क्ति, विशति, त्रिशतू, चत्वारिशत्‌, पञ्चाशत्‌' षष्टि, सप्तति, 
अशीति, नवति, शतम्‌, ये रूढ़ शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । 

पडि क्ति-पाँच पाद वाले एक वेदिक छन्द का नाम है, पञ्च पादाः परिमाण 
मस्य-पाँच पाद जिसके परिमाण हों, यहाँ पञ्चन्‌ शब्द से ति प्रत्यय, अनु इस 'टि' 
का लोप, चकार को कुत्व विधि से क आदेश, नकार को अनुस्वार परसवर्ण ङकार 
होकर पङक्ति' रूप बनता है, यह शब्द ग्रन्थादि की पंक्ति: (लाइन) के अर्थ में 
रूढ़ है। 

विंशतिः-द्वौ दशतौ परिमाणमस्य संघस्य-दो दशक जिस समूह का परिमाण 
हो अर्थात्‌ बीस । यहाँ ह्विदशत्‌ शब्द से निपातन से शतिच्‌ प्रत्यय तथा प्रकृति को 
वित्र आदेश, नकार को अनुस्वार होकर विशतिः रूप बनता है । 

(दश का वर्ग दशत्‌ कहलाता है 'पञ्चहशतौ वर्तो वा” इस सूत्र से दशन्‌ शब्द 
से वर्ग अर्थ में दशतु रूप बनता है।) 

नरिशत्‌--त्रयो दशतः परिमाणमस्य--तीन दशक जिसके परिमाण हैं अर्थात्‌ 
तीस । यहाँ त्रिदशत्‌ से निपातन से शतु प्रत्यय प्रकृति को त्रिन्‌ आदेश, नकार को 
अनुस्वार होकर त्रिशतू (तीस) रूप बनता है । 

चत्वारिशत --चत्वारो दशतः परिमाणमस्य-चार दशक जिसके परिमाण हों । 
यहाँ चतुर्देशत शब्द से निपातन से शू प्रत्यय, प्रकृति को चत्वारिन्‌ आदेश नकार को 
अनुस्वार होकर चत्वारिशत्‌ (चालीस) बनता है । 

पञ्चाशत्‌ --पञ्च दशतः परिमाणमस्य-पाँच दशक जिसके परिमाण हों । 
यहाँ पञ्चदशत्‌ से शतृ प्रत्यय, प्रकृति को पञ्चा आदेश होकर पञ्चाशवर (पचास) 
रूप बनता है । 


8 संस्कृत व्याकरण 


तदहेति ।५।१।६३॥ 
गि लब्घु योयो भवतीत्यथें द्वितीयान्ताट्ठञादय: स्युः । श्वेतच्छत्र महँति श्वैतच्छ- 
: 
दण्डादिभ्यो यत्‌ ।५।१।६६॥ 
एभ्यो थत्‌ स्यात्‌ । दण्डमहंति दडण्यः । अर्ध्य: । वध्यः । 
तेन निबू त्तम्‌ ।५।१।७९॥ 
अहना निवृ त्तम - आह्विकम । 
इति ठजोश्वधिः 


षष्टिः - षड्‌ दशतः परिमाणमस्य-छः दश वाला संघ । षड्दशत्‌ शब्द से ति 
प्रत्यय, प्रकृति को षष्‌ आदेश, तथा जएत्व का अभाव षष्टिः (साठ) रूप बनता है । 

सष्ततिः--सप्त दशतः परिमाणमस्य-सात दशकों वाली संख्या, सत्तर! सप्त- 
दशत्‌ -- ति, प्रकृति को सप्त आदेश होकर 'सप्ततिः बनता है । 

अशीतिः-अष्ट दशतः परिमाणमस्य संघस्य-आठ दशक जिस संघ में हो-- 
(अस्सी) यहाँ ति प्रत्यय और अष्टदशत्‌ इस प्रकृति को अशी आदेश होकर 'अशीतिः' 
बनता है । " 

नवतिः--नव दशतः परिमाणमस्य--नवदशक संघ वाला अर्थात्‌ नब्बे । नव- 
दशत से ति प्रत्यय, प्रकृति को नव आदेश होकर 'नवतिः बनता है । 

शतम, --दश दशतः परिमाणमस्य-दश दशक जिसमें हों अर्थात्‌ सौ । दशदशत्‌ 
से त प्रत्यय, प्रकृति को श आदेश होकर 'शतम्‌' बनता है । 

तबहँतीति-- प्राप्त करने योग्य होता है! इस अर्थ में ठन आदि प्रत्यय हों । 

शवैतच्छत्रिकः--ए्वेतच्छत्रम्‌ अहंति==सफेद छत्र प्राप्त करने योग्य होता है। 
यहाँ श्वेतच्छत्र शब्द से ठन्‌, इक, वृद्धि, अन्त्याकारलोप होकर 'इवैतच्छत्रिकः रूप 
बनता है । 

दण्डादिभ्य इति--द्वितीयान्त दण्ड आदि शब्दों से यतू, अन्त्याकारलोप होकर 
'दण्ड्यः' इसी प्रकार अर्घमहुति ==अर्ध्यः, वघमहति-'वध्यः' रूपों की सिद्ध होगी । 

तेनेति--'निवृत्तम्‌-सिद्ध हुआ’ इस अर्थं में करण तृतीयान्त शब्द से ठ्‌ 
प्रत्यय हो । 

आह्विकम--अह.ना निवृत्तम्‌ 'आह्विकम्‌' जो एक दिन में किया गया हो । 
हन्‌" इस शब्द से ठन, प्रत्यय, ठ को इक आदेश, थअहन्‌नइक इस स्थिति में 
‘अल्लोपोऽनः? से अइन्‌ के हकार के अकार का लोप, आदिवृद्धि होकर 'आह्लिकमू' 
रूप बनता है । 


इति ठनधिकारः 


लच 


अथ त्वतलोरधिकारः 


तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ।५।९।११५॥ 
ब्राह्मणेन तुल्यम्‌ ब्राह्मणवत्‌ अधीते । क्रियाचेदिति किम्‌--गुणतुल्ये मा भृत्‌, 
पुत्रण तुल्य: स्थूलः । 
तत्र तस्येव ।५।९।११६॥ 
मथुरायामिव-मथुरावत्‌ त्र्‌ घ्ने णाकारः । चैत्रस्येव चेत्रवन्‌ मैत्रस्य गावः । 


तेनेति - तृतीयान्त समं से तुल्य अर्थ में वति प्रत्यय हो, यदि तुल्य क्रिया 
हो अर्थात्‌ जो तुल्य है वह यदि क्रिया हो गुणादि नहीं । 

(वति प्रत्यय में इकार इत्‌ संज्ञक है, इस अव्यय का प्रयोग क्रिया विशेषण 
की भाँति होता हे ।) 

ब्राह्मणवत्‌ ब्राह्मणेन तुल्यम्‌ अधीते-ब्राह्मण के समान पढ़ता है। यहाँ 
ब्राह्मण इस तृतीयान्त पद से प्रकृत सुत्र से वति प्रत्यय होता है । 'ब्राह्मणवतू' रूप 
सिद्ध होता है। 

क्रियाचेदिति--क्रिया तुल्य होने पर ही बति प्रत्यय होता हे अतः गुण तुल्य 
होने पर प्रत्यय न होगा। पुत्रेण तुल्यः स्थूलः’ यहाँ स्थूलता रूप गुण है अतः गुण 
तुल्य में प्रत्यय नहीं हुआ है । 

तत्रेति - सप्तम्यन्त और षष्ठयन्त समर्थ से इव के श्रथे अर्थाव्‌ समानता में 
बति प्रत्यय हो । 


मथुरावत्‌ रु घ्ने प्राकारः--मथुराया मिव, मथुरा के समान सरघ्न में प्राकार 
है, यहाँ सप्तम्यन्त मथुरा शब्द से इव-समानता के अर्थं में वति प्रत्यय हुआ है । 


१६ २४१ 


२९४९ संस्कृत-व्याकरण 


तस्य भाव स्त्व तलौ ।५।१।११९॥ 


प्रहृतिजन्य वोधे प्रकारो भाव: । गोर्भावः-गोत्वम्‌, गोता । त्वान्तं क्लीबम्‌ । 
तलन्तं स्त्रियास्‌ । 
आच त्वातु।५।१।१२०॥ 


'ब्रह्मण स्त्व/---इत्यत: प्राक्‌ 'त्वतलो' अधिक्रिषेते। अपवादैः सह समावेशार्थं 
मिदम्‌ । चकारो नञ्जस्तबाभ्यामपि समावेशार्थः । स्त्रियाः भावः स्ब्रेणम्‌, स्त्रीत्वम्‌, 
स्त्रीता । पौंस्नम्‌ । पु स्त्वम्‌ । पुस्ता । 


चेत्रबत्‌ -मँत्रस्य गाव:---चैत्रस्य इव, चैत्र के समान मैत्र की गायें। यहाँ : 
षष्ठयन्त चैत्र शब्द से वति प्रत्यय है । 


(इन दोनों ही उदाहरणों में द्रव्य की तुल्यता में वति प्रत्यय है क्रिया की 
तुल्यता में नहीं 1) 


तस्येति--षष्ठयन्त शब्द से भाव अथं में त्व तलू प्रत्यय होते हैं । 


प्रकृति जन्येति --उस पदार्थ को 'भाव' कहा जाता है जो प्रकृति से उत्पन्न 
ज्ञान में विशेषण हो । तात्मर्य यह कि जिससे किसी प्रत्यय का विधान किया जाता है 
वह प्रकृति कहलाती है । इस प्रकृति से उत्पन्न जो बोध इसमें जो विशेषण हो वह 
“भाव? कहा जायेगा । जैसे--'गो' शब्द से त्व प्रत्यय होकर गोत्व रूप बनता है यहाँ 
गो प्रकृति है यहां गो से उत्पन्न ज्ञान, गोत्वविशिष्ट गो व्यक्ति है इस प्रकार के ज्ञान 
सें गोत्व यह विशेषणीभ्रूत पदार्थं है, यही 'भाव' कहा जायेगा । 


शब्दों से जाति और व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, उसमें व्यक्ति विशेष्य रहता 
है और जाति विशेषण । 


गोत्वम्‌ गोता--गोर्भावः--'गो का भाव' इस अर्थ में त्व प्रत्यय होकर 
“गोत्वम्‌? और तलू प्रत्यय होकर 'गोता' रूप बनता है । 'तल्‌ प्रत्ययान्त शब्द सदा 
स्त्रीलिङ्ग होते हैं अतएव उनके आगे स्त्रीत्व बोधक टाप्‌ लगाया जाता है। त्व 
प्रत्ययान्त शब्द सदा नपुंसक लिङ्ग होते हैं ॥ इसी बात को उपयुक्त लिङ्गानुशासन 
सूत्रों से बतलाया गया है । 


आचेति--'ब्रह्मण स्त्व? इस सूत्र से पूर्वं तक त्व और तल्‌ प्रत्ययों का 
अधिकार है । 


अपवादैरिलि--आगे कहे जाने वाले इमनिच्‌ आदि अपवाद (बाधक) प्रत्ययों 
के साथ इनका समावेश करने के उद्देश्य से यहाँ यह अधिकार किया गया है अर्थात 
अग्निम सूत्रों में यदि अनुवृत्ति करके काम चलाया जाता तो इमनिच्‌ प्रत्यय इनके 
बाधक हो जाते उस समय इमनिच्‌ आदि के साथ त्व और तल्‌ न हो सकते थे अत- 


लर 


N ~ 


त्वतलोरविकारः 10226: २४३ 
पृथ्वादिभ्य इमनिच्‌ वा ।५।१।१२२॥ 


वावचनमणादि समावेशार्थम्‌ । 

र तो हलादे लंघोः ।६।४।१६१॥ 

हलादेलेघो ऋ कारस्य रः स्यात्‌, इष्ठेमेयस्सु परतः । 

टेः ।६।४।१५५॥ 

भस्य टेर्लोपः इष्ठेमेयस्खु । 

(वा) पृथुमृढुभ्ृश कृश इढपरिव्रृढा नामेव रत्वम्‌ । प्रयोर्भावः । 
प्रथिमा, पार्थवम्‌ । स्रादिमा मार्दवम्‌ । 


एव अधिकार किया गया है जिससे इमनिच्‌ आदि के साथ ही साथ त्व तल भी हो 
सकें । 

सूत्र में चकार ग्रहण नज. स्नञ्‌, प्रत्ययों के समावेशार्थं है जिससे कि त्व और 
तल्‌ के साथ-साथ नञ्‌ और स्नञ्‌ भी हो सके । 

स्त्रैणम्‌ स्त्रियाः भाव: इस अर्थ में नज, प्रत्यय करने पर स्त्रंणम्‌' त्व प्रत्यय 
करने पर स्त्रीत्वम्‌' तल्‌ करने पर स्त्रीता” रूप बनेंगे । 

पौंस्नम्‌ -पु सः भावः पुस्‌ शब्द से स्नज्‌ करने पर पाँस्तम्‌, पु स्‌ + त्व = 
पु'स्त्वम्‌, पुस्‌ +तल्‌ = पुस्ता रूप बनेंगे । 

पृथ्वादिभ्य इति-पृथु आदि शब्दों से भाव अर्थं में इमनिच्‌ प्रत्यथ विकल्प 
से हो। 

बेति--सूत्र में 'वा' का कथन अण्‌ आदि प्रत्ययों के समावेश के लिए है, 
जिससे कि इमनिच्‌ के अभाव में अण्‌ आदि प्रत्यय भी हो सके । 

(इमनिच्‌ प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिङ्ग होते हैं, इमनिच्‌ में केवल इमन्‌ शेष 
रहता है।) 

र ऋत इति-हल्‌ जिसके आदि में हो ऐसे लघु ऋकार को रेफ आदेश हो, 
इष्ठन्‌ इमनिच्‌ एवं ईयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते । 

टेरितिः - भसंज्ञक टि का लोप हो उक्त प्रत्ययों के आगे रहते । 

वातिक-पृथुमृढु इति ~ पृथु, मृदु, भृश्‌, कृश्‌, हढ़, परिवृढ़ इन शब्दों के ही लघु 
ऋकार को रत्व हो । 

प्रथिमा - पृथोर्भावः _ (विशालता) पृथु शब्द से भाव में पृथ्वादिभ्यः सूत्र से . 
इमनिच्‌ प्रत्यय, हलादि लघु ऋकार को “र ऋतो' से रेफ आदेश, प्रथु +- इमन्र इस दशा 
में भसंज्ञक “टि उकार का टे; सूत्र से लोप होकर प्रथिमन्‌ प्रातिपदिक से प्र०एक०व० 
में नान्त की उपधा को दीघं, न लोप, सुलोप होकर 'प्रथिमा' रूप बनता है। 


२४४ संस्कृत-व्याकरण 


वर्णरढादिन्य: ष्यज च ।५।१।१२३॥ 
चाद्‌ इमनिच्‌ । शोक्ह्यम्‌, शुक्लिमा । दाढयेम्‌, द्रढिमा । 
गुणव चनब्नाह्मणादिभ्यः कर्मणि च ।५।१।१२४॥ 


चाद्धावे । जडस्य भावः कर्म वा जाड्यम्‌ । मूढस्य भावः कने वा मोढयम्‌ । 
ब्राह्मण्यम्‌ । आक्कृतिगणोऽयस्‌ । 


पार्थवम्‌ -- पृथोर्भावः इमनिच्‌ प्रत्यय के अभावपक्ष में "इगन्ताच्च लघु पूर्वात्‌ 
सुत्र से पृथु शब्द से भाव में अण्‌ प्रत्यय, णित्त्वात्‌ आदिवृद्धि, अन्त्य उकार को 'ओगु ण: 
से ओ गुण, अवादेश होकर पार्थवम्‌ रूप बनता है । 


खदिमा - मृदोर्भावः-मृदुता, मृदु शब्द से पूर्ववत्‌ इमनिच्‌ प्रत्यय, र ऋतो 
सूत्र से, वातिक के विशेष नियम के अनुसार मृदु के ऋकार को रेफ, टे: से उकार 
“टि! का लोप होकर पूर्ववत्‌ म्रदिमन्‌ शब्द से 'ञ्रदिमा' रूप बनता है। 

मार्दबम्‌ मृदोर्भावः इमनिच्‌ के अभाव में अण्‌ प्रत्यय, पूर्ववत्‌ वृद्धि, गुणा- 
वादेश होकर 'मादवम्‌' रूप भी बनता है । 

वर्णेति -वर्ण वाचक और हृढ़ आदि शब्दों से भाव अर्थे में ष्य, प्रत्यय 
हो । 

चकार ग्रहण से इमनिच्‌ प्रत्यय भी होता है। 

(ष्यञ्‌, में केवल 'य' शेष रह जाता है, और ष्यज, प्रत्यान्त सभी शब्द नपुसक 
लिंग होते हैं ।) 

शौक्ल्यम्‌ -- शुक्लस्य भावः (शुक्लता) शुक्ल इस वर्ण वाचक शब्द से ष्यञ्‌ 
प्रत्यय, जित्त्वात्‌ आद्यच्‌ को वृद्धि, अन्त्याकार लोप होकर 'शौक्ल्यम्‌' रूप बनता है। 

शुक्लिमा - ष्यञ्‌ के अभाव पक्ष में इमनिच्‌ प्रत्यय करने पर अन्त्याकार 
लोप होकर शुक्लिमन्‌ प्रतिपादिक से उक्त रूप बनता हवै । 

दार्ळ्यम्‌-हृढस्य भावः (हढ़ता) हढ़ शब्द से ष्यञ, प्रत्यय, आदिवृद्धि, 
अन्त्याकार लोप होकर उक्त रूप बनता है। 

द्रढिमा - ष्यञ्‌ के अभाव में इमनिच्‌ करने पर ञ्दिमा की तरह यह रूप 
भी सिद्ध होता है। 

गुणबचनेति-_षष्ठयन्त गुणवाचक और ब्राह्मण आदि शब्दों से ष्यज, प्रत्यय 
भाव व कर्म अर्थ में होता है । 

जाडयम्‌--जड्स्य भावः कमं वा जाड्यमु--मूखे का कमं या भाव मूखंता । 
यहाँ जड शब्द से ष्य, प्रत्यय, आदिवृद्धि, अन्त्याकार लोप होकर 'जाड्यम्‌' बनता 


है 


त्वतलोरधिकार॑: २४५ 


सख्युर्यः ।५।१।१२६॥ 
सख्युर्भावः कर्म का सख्यम्‌ । 
कपि ज्ञात्यो ढक्‌ ।५१।१२७॥ 
कापेयम्‌ । ज्ञातेयम्‌ । 
पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ ।५१।१२८॥ 
संनापत्यम्‌ । पौरोहित्यम्‌ । 
इति त्वतलोरधिकारः 


सौड्यम्‌ - मूढस्य भावः इस अर्थं में ष्यञ्‌ होकर पूर्ववत्‌ मौढ्यम्‌ रूप 
बनता है । 

ब्राह्मण्यम्‌ - व्राह्मणस्य भावः कर्म वा-ब्राह्माण का कर्म । ब्राह्मण शब्द से 
प्रकृत सुत्र से ष्यज्‌ प्रत्यय, आदिवृद्धि, अन्त्याकार लोप होकर ब्राह्मण्यम्‌’ रूप 
बनेगा । 

ब्राह्मणादि गण आकृति गण है अर्थात्‌ जहाँ अन्यत्र भी ष्यज्‌, प्रत्यय मिले उसे 
भी इसी गण में समझना चाहिए । 

सख्युरिति--सखि शब्द से भाव तथा कर्म में य प्रत्यय हो । 

सख्यम्‌ सख्युर भावः कर्म वा, मित्र का कर्म। सखि शब्द से य प्रत्यय, 
'यस्येति च' से इकार लोप होकर 'संख्यम्‌' रूप बनता है। 

कपीति कपि ओर ज्ञाति शब्द से भाव और कमें में ढक्‌ प्रत्यय हो । 

कापेयम्‌--कपेः भावः कर्म वा-कपि का कर्म । यहाँ कपि शब्द से ढक्‌ प्रत्यय 
कित्त्वात्‌ आदिवृद्धिः ढकार को 'आयन्‌' इत्यादि सुत्र से एय आदेश, अन्त्य इकार का 
लोप होकर कापेयम्‌ रूप बनता है । 

ज्ञातेथम्‌--ज्ञातेर्भावः - कुट्रम्बी का कमं । यहाँ ज्ञाति शब्द से ढक्‌, अन्य कार्य 
पुर्ववत्‌ ज्ञातेयम्‌’ । 

पत्यन्तेति-पति जिनके अन्त में हो, ऐसे शब्दों तथा पुरोहित आदि शब्दों 
से भाव और कमें में यक्‌ प्रत्यय हो । 

सेनापत्यम्‌ - सेनापते भावः कमं वा। यहाँ सेनापति इस पत्यन्त षष्ठयन्त 
शब्द से प्रकृत सूत्र से यक्‌ प्रत्यय, कित्त्वातू वृद्धि, अन्यत्य इकार लोप होकर उक्त रूप 
बनता है। 

पौरोहित्यम्‌ पुरोहितस्य भावः कर्म वा । यहाँ भी पूर्ववत्‌ यक्‌ वृद्धि, इकार 
-लोप होकर उक्त रूप बनता है। 


इति ध्वतलोरधिकारः 


अथ भवनाद्यथेकाः 


धान्यानां भवने क्षेत्रे खज ।५।२।१॥ 

भवत्यस्मित्िति भवनम्‌ । सुद॒गानां भवनं क्षेत्रस्‌-मौद्गीनस्‌ । 
ब्री हिशाल्योढेक्‌ ।५।२।२॥ 

ब्रं हेयम्‌ । शालेयम्‌ । 


धान्यानामिति--धान्यविशेष वाचक षष्ठयन्त समर्थ शब्दों से भवन (जिसमें 
हो) अर्थात क्षेत्र (खेत) अर्थ में खन, प्रत्यय हो। 

भू धातु से अधिकरण में ल्युट्‌ प्रत्यय करने पर भवनम्‌ रूप बनता है इसका 
विग्रहृ है, भर्वात अस्मित्र-जिसमें हो या पैदा हो वह भवन है अर्थात्‌ क्षेत्र, क्योंकि 
धान्य खेतों में उत्पन्न होते हैं। 


मोदृगोनम्‌--मुद्गानां भवनं क्षेत्रमु--वह खेत जिसमें मूँग पैदा हो। यहाँ 
मुदूग शब्द से खज, प्रत्यय, नित्त्वातु आदिवृद्धि, ईत्‌ आदेश, अन्त्याकारलोप होकर 
“मौग्दीनम्‌' रूप बनता है । 


ब्रीहीति--धान्य विशेष वाचक ब्रीहि और शालि शब्दों से ढक्‌ प्रत्यय हो, 
पुर्वोक्त भवन क्षेत्र अर्थ में । 


ब्रैहेयम्‌--न्रीहीणां भवनं क्षेत्रम्‌--ब्रीहियो का खेत । ब्रीहि से प्रकृत सूत्र से 
ढक्‌ प्रत्यय, कित्त्वातू आदिवृद्धि, ढकार को एय्‌ आदेश, अन्त्य इकार लोप होकर 
“ब्रेहेयमु' रूप बनता है । 


शालेयम्‌--शालीनां भवनं क्षेत्रम्‌-शालिधान्यों का खेत। शालि शब्द से 
पूर्ववतु ढक्‌ तथान्यकार्यं होकर उक्त रूप बनता है । 


२४६ 


भवनाद्यर्थंकाः २४७ 


हैयङ्गवीनं संज्ञायास्‌ ।५।२।२३॥ 

ह्योगोदोहस्य हियङ्गः रावेशः विकारेऽथं च खञ्‌ च निपात्यते । दुह्मत इति दोहः- 
क्षीरम्‌ । ह्योगोदोहस्य विकारः हैयङ्गवीनम्‌ नवनीतम्‌ । 

तदस्य संजातं तारका दिभ्य इतच्‌ ।५।१।३६॥ 

तारकाः संजाता अस्य तारकितं नभः। पण्डितः । आफ्कृतिगणोऽयम्‌ । 

प्रमाणे इयसजूदघ्नन्‌ मात्रचः । ५।२।३७॥ 

तदस्येत्यनुदतंते । ऊरू प्रमाणमस्य ऊरूद्वयसम्‌ । ऊरूवध्नम्‌ । ऊरूमात्रम्‌ । 


हैथङ्भबीनमिति-संज्ञा अर्थ में निपातन से ह्योगोदोह शब्द को हियङ्ग आदेश 
तथा विकार अथे में खज, प्रत्यय होता है । 

दोह:--का अर्थ है जो दुद्दा जाय (दुह्यते इति-दुहू +- घञ्‌) अर्थात्‌ दूध । 
ह्यः- कल (बीता हुआ) गवां दोह:--गोदोह:--गायों का दूध, ह्योगोदोह=कल 
का गायों का दूध । ह्योगोदोहस्य विकार:--कल के गोदुग्ध का विकार-मक्खन घृत 
आदि । 

हैयङ्गवीनम्‌ - ह्योगोदोहस्य विकारः इस अर्थ में प्रकृत सुत्र से प्रकृति को 
हियङ्ग, आदेश, तथा खन, प्रत्यय, आदिवृद्धि, खू को ईन आदेश, अन्त्य उकार को 
गुण, अवादेश होकर हैयङ्गवीनम्‌” रूप बनता है । 

तदस्येति -- अस्य संजातमु-इसके हो गये हैं अर्थात्‌ जो इसके पहिले नहीं थे 
वे अब हो गये हैं! इस अर्थ में प्रथमान्त तारका आदि शब्दों से इतच्‌ प्रत्यय हो । 

तारकितम्‌ नभ:--तारका: संजाता अस्य--जिसके तारे हो गये हैं अर्थात्‌ 

जिसमें तारे निकल आये हैं ऐसा आकाश । यहाँ तारका शब्द से इतच्‌ प्रत्यय, 'यस्येति 
च' आकारलोप होकर 'तारकितम्‌ रूप बनता है । 

पण्डित:--पण्डा संजाता अस्य - पण्डा-बुद्धि जिसमें हो गई हो अर्थात्‌ सदसद्‌ 
विवेक वाली बुद्धि जिसमें हो । यहाँ पण्डा शब्द से इतच्‌, अन्त्य आकार लोप होकर 
उक्त रूप बनता है । 

यह तारकादिगण आकृतिगण है, इतच्‌ प्रत्ययान्त अन्य भी शब्दों को इसी 
गण में समझना चाहिए । 

प्रमाण इति--इसका यह प्रमाण है” इस अर्थ में प्रथमान्त समर्थ शब्दों से 
यसच्‌, दघ्नच्‌ एवं मात्रच्‌ प्रत्यय होते हैं। 

ऊरुट्रयसम्‌- ऊर प्रमाणमस्य - ऊर-जाँघ जिसका प्रमाण हैं अर्थात्‌ जाँघ तक 
जल आदि । यहाँ ऊर शब्द से द्वयसच्‌ प्रत्यय, चकार की इत्संज्ञा होकर 'ऊरुद्ययसम्‌', 
इसी प्रकार दघ्नच्‌ भोर मात्रचू प्रत्यय करने पर ऊरुदघ्नम्‌ तथा ऊरुमात्रम्‌ रूप 
बनेंगे । 


२४८ संस्कृत-व्याक रण 
यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ।५।२।३९॥ 

यत्परिमाणमस्य-यावान्‌ । तावान्‌ । एतावान्‌ । 

किमिदभ्यां वो घः ॥५।२।४०॥ 

आभ्याँ बलुप्‌, वकारस्य घश्च । 

इदं किसोरीश्‌ को ।६।३।६०॥ 

इग्‌ इश्‌ वतुषु इदम ईश्‌ किमः की: । कियान्‌ । इयान्‌ । 

संख्याया अवयवे तयप्‌ ।५।२।४२॥ 


यत्तदिति-परिमाण अथे में यद्‌, तद्‌, एतद्‌, इन शब्दों से वतुपू प्रत्यय हो । 

यावान्‌ यतु परिमाणमस्य-_ जितना! यहाँ यत्‌ शब्द से वतुप्‌ प्रत्यय (उप्‌ 
की इत्संज्ञा) यत्‌ + वतु इस स्थिति में 'आसर्वेनाम्नः' सूत्र से यत्‌ शब्द को अकारान्ता- 
देश होकर यावत इस प्रातिपदिक से पु० प्र० एक व० में, उगित्‌ होने से नुमू, 
- आगम्‌, अत्वन्त की उपधा को दीँ, सुलोप, संयोगान्त तकारलोप होकर 'यावान्‌' रूप 
बनेगा । 

तावान्‌ तत्परिमाणमस्य-उतना-तद्‌ शब्द से वतुप्‌ प्रत्यय, अकारान्तादेश 
होकर 'तावान्‌' इसी प्रकार एतद्‌ शब्द से एतावान्‌ रूप सिद्ध होगा । 


किमिदंभ्यामिति--किम्‌ और इदमु शब्दों से परिमाण अर्थ में वतुप्‌ प्रत्यय 
हो, और वतुप्‌ के वकार को घ आदेश हो । 


इदमिति-_इदम्‌ शब्द को ईश्‌ और किम्‌ शब्द को की आदेश हो हृग्‌, हश्‌ 
और वतुप्‌ प्रत्यय परे रहते । 


(ईश्‌ और की आदेश क्रमशः शित एवं अनेकाल्‌ होने से सम्पूर्णं इदम्‌ और 
किमु के स्थान में होंगे ।) 

कियान्‌--कि परिमाणमस्य (कितना) किम्‌ शब्द से किमिदंभ्यामिति सूत्र से 
वतुष्‌ प्रत्यय, इसीसे वकार को घादेश, होकर किमुन घत्‌ इस स्थिति में 'आयन्‌' सूत्र 
से घ को इय आदेश, किम्‌+ इय्‌ + अवतु इस स्थिति में इदमिति सूत्र से किमु को की 
आदेश, “रस्येति च! से 'की' के ईकार का लोप, क्‌-इय्‌+ अत्‌ न्=कियव्‌ शब्द से 
पुः ० प्र एक व० में कियान्‌ रूप बनेगा । 

इयान्‌--इदं परिमाणमस्य-इतना । इदम्‌ शब्द से किमिदंभ्यासिति सूत्र से 
वतुपू, घादेश, इय्‌ आदेश, इदमिति सूत्र से इदम्‌ को ईश्‌ आदेश होकर ई-- इयू -- अतृ 
इस स्थिति में 'यस्येति च' प्रकृति ईकार का लोप होकर इयत शब्द से घ्र० एक व० 
में इयान्‌ रूप बनता है । 


संख्याया इति--इसके अवयव हैं! इस अर्थ में संख्या वाचक शब्दों से तयपु 
प्रत्यय ही | 


भवनाद्य्थकाः २४६ 


पञ्च अवयवा अस्य-पञ्चतयस्‌ । 
हित्रिभ्यां तयस्याऽयज्वा ।५।२।४३॥ 
इयम्‌, द्वितयम्‌ । त्रयम्‌, त्रितयम्‌ । 
उभाइुदात्तो नित्यम्‌ ।५।२।४४॥॥ 

उभ शब्दात्तयपोऽयच्‌ स्यात्‌ स चोदात्तः। 
तस्य पुरणे डट्‌ ।५।२।४८॥ 
एकादशानां पुरणः एकादशः । 


पञ्चतयम्‌ - पञ्च अवयवा अस्य--पाँच अवयव वाला समुदाय । पञ्चन्‌ से 
तयपू प्रत्यय, न लोप होकर उक्त रूप बनता है। 


हित्रिभ्यामिति-द्वि और त्रि शब्द से परे तयपू को अयच्‌ आदेश हो 
विकल्प से । 


इयम्‌-द्वितयम्‌--द्वौ अययवौ अस्य--दो अवयव वाला समुदाय । द्वि शब्द से 
संख्यायाः सूत्र से तयपू प्रयत्य, प्रकृत सूत्र से उसको अयच्‌ आदेश 'यस्येति च' इकार 
का लोप होकर 'द्वयम्‌', अयच्‌ आदेश के अभाव पक्ष में 'द्वितयमू' रूप बनेगा । 


त्रथम्‌-न्रितयम्‌ - त्रयः अवयवा अस्य, तीन अवयवों का समुदाय । त्रि शब्द 
से पूर्ववत्‌ तयप्‌, अयच्‌ आदेश, इकारलोप होकर 'त्रयम्‌' अयच्‌ के अभाव में "त्रितयम्‌? 
रूप बनता है । 


उभादिति--उभ शब्द से परे तयप्‌ को अयच्‌ आदेश नित्य हो और वह 
उदात्त हो। 


उभथम्‌--उभौ अवयवौ अस्य-दो अवयवों का समुदाय अर्थात्‌ दो । उभ शब्द 
से संख्यायाः सूत्र से तयप्‌, उसको प्रकृत सुत्र से अयच्‌ आदेश, अन्त्याकार लोप होकर 
उक्त रूप सिद्ध होता है। 


तस्येति-षष्ठयन्त संख्या वाचक शब्द से पुरण अर्थ में डट्‌ प्रत्यय । 


(डट्‌ प्रत्यय में एक केवल 'अ' शेष रहता है । पुरण का अथं है अवयव, जो 
मिलकर किसी समुदाय को पूरा बनाते हैं, पूर्य्यतेऽनेन इति पुरणः । पुरणाथं प्रत्ययान्त 
शब्द ही पुरणो संख्या वाले कहे जाते हैं यही शब्द हिन्दी में क्रम बोधक संस्यावाचक 
विशेषण कहलाते हैं।) | 

एकादश:--एकादशानां पुरणः-- ग्यारह संख्या को पुरा करने वाला अर्थात्‌ 
ग्यारहवां । यहाँ एकादशतृ शब्द से प्रकृत सूत्र से डट्‌ प्रत्यय, डित्त्वातू अतू' इस 'टि' 
का लोप होकर 'एकादशः” बनता है। 


२५० संस्कृत व्याकरण 


नान्ताद संख्यादे सेट्‌ ।\५।२।४९॥ 

डटो मडागमः । पञ्चानां पुरणः पञ्चमः । नान्तात्किस्‌- 

ति विशते डिति ।६।४।४२॥ 

विशते भस्य तिशब्दस्य लोपः स्यात्‌ डिति परे। विश: । असंख्यादेः किम्‌- 
एकादशः । 

बट्कतिकतिपयचतुरां थुक्‌ ।५।२।५१॥ 


एषां थुगागमः स्याड्डटि । षष्णां पुरणः-- षष्ठ: । कतिथः । कतिपय शब्दस्या 
संख्यात्वेऽप्यत एव ज्ञापकाडडट । कतिपयथः । चतुर्थः । 


नान्तादिति - नकारान्त संख्या वाचक शब्द से यदि उसके आदि में संख्या न 
हो, डट्‌ प्रत्यय को मट्‌ का आगम हो (मट्‌ आगम टितू होने से डट्‌ के आदि में होगा। 
मट्‌ का अकार उच्चारणार्थक है केवल म्‌ शेष रहता है।) 


पञ्चमः--पञ्चानां पूरणः-पाँचवाँ । पञ्चन्‌ शब्द से तस्य पूरणे' सूत्र से डट्‌ 
प्रत्यय, असंख्यादि नकारान्त पञ्चन्‌ से डट्‌ परे रहते प्रकृत सूत्र से मट्‌ का आगम, 
पञ्चनू मु अ इस स्थिति में “न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' सूत्र से नकारलोप होकर 
“पञ्चम: बनता है । 
नान्तादिति--नकारान्त संख्या वाचक से ही डट्‌ को मट्‌ का आगम होता 
है । अत:-- 
तिविशतेरिति--विशति शब्द खे भ संज्ञक 'ति' का लोप हो डट्‌ परे रहते । 
[बशः विशतेः पूरणः--बीसवां । विशति शब्द से तस्य पुरणे सूत्र से डट्‌ 
प्रत्यय, प्रकृत सूत्र से 'ति' का लोप, विशन अ इस स्थिति में अतो गुणे' सूत्र से 
अकार का पर रूप होकर उक्त रूप बनता है । 
असंख्यादेरिति --संख्यादि तान्त संख्यावाचक शब्द से मद्‌ का आगम नहीं 
होता, अत:-- 
एकादशः-- यहाँ एकादशन्‌ शब्द यद्यपि नान्त है तथापि संख्यादि होने के 
कारण यहाँ डट्‌ परे मट्‌ न होगा तब पूर्ववत्‌ एकादशः रूप बनेगा । 
षडिति--षष्‌, कति, कतिपय, चतुर्‌ इन शब्दों से डट्‌ परे रहते थुक्‌ का 
आगम हो । 
(थुक में थू शेष रहता है, कितूं होने से यह आगम प्रकृति के अन्त में होता 
है।) 
षष्ठः षष्णां पूरणःत्ट्छठा । षष्‌ से डट प्रत्यय, प्रकृत सूत्र से थुक्‌ का 
आगम षष्‌ +थ्‌ त-अ इस स्थिति में थकार को ष्ट्रुव ठकार होने पर षष्ठः रूप बनता 


भवनाद्यर्थकाः २५१ 


द्वेस्तीयः ।५।२।५४॥ 

डटोऽपवादः । दयोः पुरणो द्वितीयः । 
त्रेः संप्रसारणं च ।५।२।५५॥ 
तृतीयः । 

श्रोत्रियं इछन्दोऽधीते ।५।२।८४॥ 
श्रोत्रियः । वेत्यनुवृत्तेश्छान्दसः । 
पुर्वा दिनिः ।५।२।८६॥ 

पुवं कृत सनेन-पुर्वी । 


कतिथ:--कतीनां पूरण:--कितनवां । कति शब्द से डट्‌ प्रत्यय, थुक्‌ का 
आगम, होकर उक्त रूप बनता है । 

कतिपयेति--यद्यपि कतिपय शब्द संख्या वाचक नहीं है फिर भी इससे डट्‌ 
परे जो धुक्‌ का विधान किया है यही ज्ञापित करता है कि कतिपय शब्द से भी डट्‌ 
प्रत्यय होता है । 

फपिपयथः--क तिपयानां पुरण:-- पूर्ववत्‌ यह भी सिद्ध होगा । 

चतुर्थः- चतुर्‌ शब्द से डट्‌, थुक्‌ होकर 'चतुर्थः' बनेगा । 

हेस्तीय इति--द्वि शब्द से पुरणाथेक तीय प्रत्यय हो । 

ह्वितीय:-- द्वयोः पूर्णः द्वितीय:--ह्वि -- तीय--हितीय: । 

त्रेशिति-त्रि शब्द से पूरणार्थक तीय प्रत्यय तथा प्रकृति को सम्प्रसारण 
अर्थात्‌ रेफ को ऋकार हो । 

तृतीय:--त्रयाणां पुरणः--त्रि शब्द से प्रकृत सूत्र से तीय प्रत्यय, र्‌ को ऋ 
सम्प्रसारण 'सम्प्रसारणच्च' से सुत्र से इकार को पूर्वरूप होकर तृतीयः बनता है । 

श्रोत्रिय इति--'पढ़ने वाला? अर्थ में छन्दस्‌ शब्द से घन्‌ प्रत्यय तथा प्रकृति 
को श्रोत्र आदेश निपातन से होता है। 

श्रोत्रियः छन्दोऽधीते-वेद पढ्ने वाला । छन्दस्‌ शब्द से घन्‌ प्रत्यय, प्रकृति 
को श्रोत्र आदेश, घस्य इय्‌ आदेश, अन्त्याकारलोप होकर “श्रोत्रिय:” बनता है । 

“बा इत्यनुवृत्तेरिति'--इस सूत्र में “वा' की अनुवृत्ति होती है । अतः ध्‌ 
प्रत्यय आदि सभी उक्त निपातन कार्य विकल्प से होते हैं। अतएव अभाव पक्ष में 
छन्दस्‌ शब्द से उक्त अर्थ में अण्‌ प्रत्यय तथा आदिवृद्धि करके “छान्दसः भी रूप 
बनता है । 

पुर्वादिति-कृतमनेन-इसने किया, इस अर्थ में पूवे शब्द से इनि प्रत्यय होता 


है! 


२५२ संस्कृत-व्याक रण 


सपूर्वाच्च ।\५२।८७॥। 

कृतपूर्वी । 

इष्टादिस्यइच । इष्ट मनेन-इष्टी । अधीती । 
इति भवनाद्यर्थकाः 


पूर्वो--पूर्व कृतम्‌ अनेन इसने पहिले किया । पूर्व शब्द से इनि प्रत्यय, अन्त्या- 
कारलोप होकर पूविन्‌ शब्द से प्र एक व० में पुर्वी' रूप बनता है। 


सपुर्वाच्चेति--जिसके पहिले कोई शब्द हो ऐसे पूर्वं शब्द से भी इनि प्रत्यय 
होता है । 

कृतपुर्वी _ कृतं पुरवंमु अनेन-इसने पहिले कर लिया है । कृतपूर्वं शब्द से इनि 
प्रत्यय होकर पूर्ववत्‌ कृतपूर्वी’ रूप बनता है । 

इष्टादिभ्यश्चेति--इष्ट आदि शब्दों से 'अनेन इष्टम्‌ इस अर्थ में इनि 
प्रत्यय हो । 

इष्टी--इष्टमु अनेन इसने यज्ञ किया है।' यहाँ इष्ट शब्द से इनि प्रत्यय, 
अन्त्याकारलोप होकर 'इष्टी' बनेगा । 


अधीती --अधीत मनेन--यह पढ़ चुका है। अधीत शब्द से इनि प्रत्यय, 
अकारलोप, 'अधीती' रूप बनता है । 


इति भवनाद्यर्थकाः 


८,८८1 


26000 


तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ।५।२।९४॥ 


गावोऽस्यास्मिन्‌ वा सन्ति-गोमान्‌ । 
अब यहाँ से मतुपू प्रत्यय के अर्थ वाले प्रत्ययों का निर्देश है। 
तदस्येति - तद्‌ अस्य अस्ति’ वह इसका है और 'तद्‌ अस्मिन्‌ अस्ति’ वह 
इस में है” इस अर्थ में मतुपू प्रत्यय होता है । 
गावः अस्य अस्मिन्‌ वा सन्ति--गाये जिसकी हों अर्थात्‌ जिसके पास गायें 
हैं, या जिसमें गायें हैं। गो शब्द से मतुपू प्रत्यय, (मतुप्‌ में मत्‌ शेष रहता है) गो- 
मतु इस प्रातिपदिक से प्र एक व० में गोमान्‌ रूप बनता है । 
(इनि आदि वक्ष्यमाण प्रत्यय भी मतुपू प्रत्यय के उक्त अर्थ में ही होते हैं 
अतएव वे मत्वर्थीय प्रत्यय कहलाते हैं ।) 
मत्वर्थीय प्रत्ययों के अर्थो का संग्रह निम्नलिखित कारिका में किया गया 
है:-- 
| “भुमनिन्दा प्रशंसासु नित्य योगे$तिशायिने । 
विमति विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥ 
अर्थात्‌ मतुप्‌ आदि प्रत्यय भूम (बहुत्व आधिक्य) निन्दा, प्रशंसा, नित्ययोग 
(नित्य सम्बन्ध), अतिशायन (अतिशय), संसर्ग (सम्बन्ध) इन अर्थो में विवक्षानुसार 
होते हैं । 
इनके क्रमशः उदाहृदण हैं : -- 
१. भूम:--जैसे गोमानू-अधिक गायों वाला, यहाँ बहुत्व की विवक्षा में 
मतुप्‌ प्रत्यय है । 


२५३ 


२१४ संस्कृत व्याकरण 


तसौ सत्वथ ।१।४।१६॥ 

तान्त सान्तौ भसंज्ञौ स्तो मत्वर्थे प्रत्यये परे । गरुत्मान्‌ । 

“वसोः सम्प्रसारणम्‌’ विदृष्मान्‌ । 

(वा) गुणवचनेस्यो मतुपो लुष्गिटः । शुक्लो गुणोऽस्यास्तीति शुक्ल: पटः । 
कृष्णः । 


२. निन्दा:--ककुदावतिनी कन्या--(कुवड़ी) यहाँ निन्दा अर्थं है (ककुदा- 
वत + इनि ।) 
३. प्रशंसा--रूपवती, यहाँ रूप +मतुप्‌ होकर रूपवती बना है। 

४. नित्ययोगः-क्षीरी वृक्षः दूध वाला वृक्ष, यहाँ मत्वर्थीय इनि प्रत्यय 
है-वृक्ष और दूध का नित्य सम्बन्ध है । 

४. अतिशायन--उदरिणी-बड़े पेट वाली (उदर+- इनि) 

६. संसर्गः--दण्डी--(दण्ड+-इनि) दण्ड वाला पुरुष, संसर्ग अर्थ है । 

तसाविति--तकारान्त और सकारान्त शब्दों की भसंज्ञा हो मत्वर्थीय प्रत्यय 
परे रहते । 

गरुत्मान्‌ --गरुतः अस्य सन्ति, जिसके पंख हैं । गरुत्‌ शब्द से तदिति' सूत्र से 
मतुप्‌ प्रत्यय, गरुत्‌ शब्द के तकारान्त होने से प्रकृत सूत्र द्वारा मतुपू प्रत्यय परे 
भसंज्ञा, भसंज्ञा होने से पद संज्ञा न होने के कारण यहाँ प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌” 


वातिक से तृकार को अनुनासिक नहीं हुआ और न जश्त्वेन दकार ही हुआ । अतः 


गरुत्मत शब्द से गरुत्मान्‌ रूप बना । 


बिढुष्मान्‌ -विद्वांसोऽस्य सन्ति-जिसके विद्वान्‌ हों। विद्वस्‌ शब्द से मतुप्‌ 
प्रत्यय, सक्रारान्त होने से प्रकृत सूत्र से भसंज्ञा अतः 'वसो: सम्प्रसारणम्‌' सूत्र से वकार 
को उ सम्प्रसारण, “सम्प्रसारणाच्च” सूत्र से अकार का पूर्वरूप होकर विदुष्मतृ शब्द से 
प्र एक व० में विदुष्मानू रूप बनता है । 


वातिक - गुणवचनेभ्य इति---- गुणवाचक शब्दों से मतुप्‌ एत्यय का लोप हो । 


(पक्कत वातिक में गुण शब्द से केवल उन्हीं गुणवाचक शब्दों का ग्रहण है जो 
कि गुण और गुणी (गुणवान्‌) दोनों हो सकते हैं जैसे कृष्णः पटः - काला वस्त्र | रूप 
आदि गुण वाचक शब्दों का इसमें प्रहण न होगा अतएव छपं वस्त्रम्‌ यह प्रयोग नहीं 
होता हे ।) 

शुक्लः पट:--णुक्लः गुण: अस्यास्ति-शुक्ल जिसका गुण है ऐसा वस्त्र । यहाँ 
शुक्ल शब्द से मतुपू प्रत्यय, प्रकृत वातिक से इसका लोप होकर शुक्ल: रूप बनता 
है इसी प्रकार कृष्ण: पटः भी प्रयोग होता है । 


+ 


मत्वर्थीयाः २५५ 


प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ 1५२६ ६॥ 

चूड!लः - चूडावान्‌ । घ्राणिस्थात्किम्‌- शिखावान्‌ । 

(वा) प्राण्यद्कादेव । नेह-मेधावान्‌ । 

लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः ।५।२।१००॥ 

लोमादिभ्यः शः। लोम्रशः लोमवान्‌ । रोमशः रोमवान्‌ । पामादिभ्यो न- 
पामनः । 

(ग० सु ०) अङ्कात्कल्याणे । अङ्गना । 

(ग० सु०) लक्ष्म्या अच्च । लक्ष्मणः । 


प्राणिस्थादिति - प्राणी में स्थित अंग वाचक अकारान्त शब्द से मत्वर्थ में 
विकल्प से लच्‌ प्रत्यय हो । 

चूडालः--चूडा अस्य सन्ति (जिसके केश हों) चूडा शब्द से लच्‌ प्रत्यय, 
चूडालः? । पक्ष में मतुप्‌ प्रत्यय, 'मादुपधायाश्च' इत्यादि सूत्र से मकार को वकार 
होकर चूडावान्‌ रूप बनता है। 

प्राणिस्थात्किमिति-प्राणिस्थ पद से प्राणिस्थ पदार्थं से ही लच्‌ प्रत्यय 
होगा, अतएव शिखावान्‌ यहाँ पर शिखा के प्राणिस्थ न होकर दीपस्थ होने से लच्‌ 
प्रत्यय न होगा केवल मतुप प्रत्यय ही होगा । 

प्राण्यद्खादेवेति--प्राणी के अंग वाचक से ही लच्‌ प्रत्यय होता है अतएव 
मेधावान्‌ (बुद्धिमान्‌) यहाँ मेधा शब्द से लच्‌ प्रत्यय न होकर केवल मतुप्‌ प्रत्यय 
होगा, मेधा प्राणी का अङ्ग नहीं, यहाँ अङ्ग पद से मूर्त अङ्ग-हाथ पेर आदि की 
ही विवक्षा है । 

लोमादीति-लोमन्‌ आदि से श, पामन्‌ आदि से न और पिच्छ आदि से 
इलच्‌ प्रत्यय मत्वर्थ में होते हैं, विकल्प से । 

लोसशः--लोमानि सन्त्यस्य । लोमन्‌ शब्द से श प्रत्यय, नकार लोप होकर 
लोमशः पक्ष में मतुप्‌ लोमवान्‌ इसी प्रकार रोमन्‌--(रोमाणि अस्य सन्ति) रोमशः 
और रोमवान्‌ रूप बनते हैं । 

पामनः -पामास्यास्तीति (खुजली वाला) पामन्‌ से न प्रत्यय, प्रकृति नकार 
का लोप, पामनः । 

(ग० सु०) अङ्कादिति--कल्याण विशेषणक अङ्ग शब्द से न प्रत्यय हो । 

अङ्कना--कल्याणानि-सुन्दराणि अङ्गानि अस्याः सा अङ्गना। अङ्ग शब्द से 
न प्रत्यय, स्त्री बोधक टापू प्रत्यय होकर उक्त रूप बनता है । 

(ग० सु०) लक्ष्या इति - लक्ष्मी शब्द से मत्वर्थ में न प्रत्यय हो तथा अकार 
अत्‌ आदेश हो । 


२५६ | स॒स्कृत-व्याकरण 


पिच्छादिश्य इलच्‌ । पिच्छिलः, पिच्छवान्‌ । 
दन्त उन्नत उरच्‌ ।५।२।१०६॥ 

उन्नता दन्ताः सन्त्यस्य-दन्तुरः । 
केशाट्रोऽन्यतरस्यास्‌ ।५।२।१०९॥ 
केशवः, केशी, केशिकः, केशवान्‌ । 

(बा) अन्येभ्योऽपि इश्यते । मणिवः । 
(वा) अणंसो लोपइच । अर्णवः । 

अत इनिठनौ ।५।२।११५॥ 

दण्डी, दण्डिकः । 


लक्ष्मणः लक्ष्मी रस्यास्तीति (लक्ष्मीवान्‌) लक्ष्मी शब्द से प्रकृत गण सूत्र से 
न प्रत्यय, और ईकार को अकारान्तादेश, णत्व होकर उक्त रूप बनता है । 

पिच्छलः - पिच्छ मस्यास्तीति मोर पंख वाला । यहाँ पिच्छ शब्द से इलच 
(इल) प्रत्यय, अन्त्याकार लोप होकर 'पिच्छिलः, इलच्‌ के अभाव में मतुप्‌ होकर 
पिच्छवान्‌ रूप बनेगा । 

इन्त इति--दन्त शब्द से मत्वर्थे में उरच्‌ प्रत्यय हो । 

दन्तुरः--उन्नता दन्ताः सन्त्यस्य (जिसके ऊंचे दाँत हों) यहाँ दन्त शब्द से 
उच्चता सूचनार्थ उरच्‌ प्रत्यय, अन्त्याकार लोप होकर उक्त रूप बनता है । 

केशादिति - केश शब्द से मत्वर्थ में व प्रत्यय विकल्प से हो। 

क्केशवः-- केशाः सन्त्यस्य-केशों वाला । केश से व प्रत्यय, 'केशवः' पक्ष में 'अत 
इनिठनौ' सूत्र से इनि प्रत्यय अन्त्याकार लोप होकर केशिन्‌ से केशी रूप बनेगा, 
केश से ठन्‌ प्रत्यय करने पर 'ठस्येकः' से ठ को इक करने पर 'केशिकः' और इनके 
अभाव में मतुप्‌ करने पर केशवान्‌ इस प्रकार चार रूप बनेंगे । 


वातिक-अन्येभ्य इति--केश शब्द से भिन्न शब्दों से भी व प्रत्यय देखा जाता 


है। 


मणिबः--मणिरस्या स्तीति-(मणि वाला सर्प) मणि से प्रकृत वातिक से व 
प्रत्यय, 'मणिवः' सिद्ध होता है । 

वातिक-अणंस इति--अणंस्‌ शब्द से व प्रत्यय हो और अन्त्य सकार का लोप 
भौ हो । 

अर्णवः- अर्णासि अस्य सन्ति (जल वाला सागर) अर्णस्‌ शब्द से प्रकृत 
वातिक से व प्रत्यय, सकार का लोप होकर अर्णव? रूप बनता है । 

अत इति--अदन्त शब्द से मत्वर्थ में इनि और ठन्‌ प्रत्यय हो । 


मत्वर्थीयाः २५७ 


ब्रीह्यादिभ्यशच ।५।२।११६॥ 

ब्रीही । ब्रोहिकः । 

अस्माया मेधास्जो विनिः ।१।२।१२१॥ 
थशस्वी-यशस्वान्‌ । मायावी । मेधावी । स्रग्वी । 
वाचो ग्मिनिः ।५।२।१२४॥ 

वाग्ग्मी । 

अशे आदिभ्योऽच्‌ ।५।२।१२७॥ 

अर्शोऽस्य विद्यते--अर्शसः । आङ्कतिगणोऽस्यम्‌ । 


दण्डी-दण्डिकः-- दण्डोऽस्यास्तीति, दण्ड वाला । अकारान्त दण्ड शब्द से इनि 
प्रत्यय, अन्त्याकार लोप, दण्डिन्‌ से प्रथमैकवचन में दण्डी तथा ठन्‌ प्रत्यय करने पर 
'ठम्येकः' से ठकार को इक तथा अकार लोप करने पर दण्डिकः रूप बनते हैं । 

ब्रोह्मादिश्य इति - ब्रीहि आदि शब्दों से भी इनि और ठन्‌ प्रत्यय हो । 

ब्रीही-ब्रीहिकः-_ब्रीहियः अस्य सन्ति धान वाला । ब्रीहि शब्द से इत्ति, अन्त्य 
इकार लोप होकर ब्रीहिन्‌ से प्र एक० व० से ब्रीही, ठन्‌ करने पर इक, इकार लोप 
होकर ब्रीहिकः रूप बनते हैं । 

अस्मायेति- अस्‌ अन्त वाले शब्दों से, माया मेधा और स्रज्‌, इन शब्दों से 
मत्वर्थ में विनि प्रत्यय हो । 

यशस्वी-यशस्वान्‌--यशोऽस्थास्तीति असन्त यशस्‌ शब्द से प्रकृत सूत्र से विति 
विन्‌) प्रत्यय होकर यशस्विन्‌ शब्द से यशस्वी पक्ष में मतुप्‌ करने पर यशस्वान्‌ 
रूप बनते हैं । 

सायावी--मायास्यास्तीति - माया ‡विनि=मायावी, इसी प्रकार मेधावी -- 
मेधा अस्यास्तीति - मेधा -- विनि=मेधावी । इसी प्रकार स्रग्वी- खग्‌ अस्य अस्ति 
(माला वाला) स्रज्‌ शब्द से विनि प्रत्यय 'चोः कु: से जकार को गकार होकर 
्रग्वित्‌ से खग्वी' बनता है। 

बाच इति--वाच्‌ शब्द से ग्मिनि प्रत्यय हो । 

बागमी वाचोऽस्य सन्ति-अच्छा बोलने वाला । वाच्‌ शब्द से ग्मिनि प्रत्यय 
चकार को जश्त्वेन जकार तब जकार को कुत्वेन गकार होकर वाग्ग्मिन्‌ शब्द से प्र० 
एक व० में वाग्मी, रूप बनता है । 

अर्शस्‌ आदि शब्दों से मत्वर्थ में अच्‌ प्रत्यय हो । 

अरशंसः- अर्शासि सन्ति अस्य-बवासीर रोग वाला। अर्शस्‌ शब्द से अच्‌ 
प्रत्यय होकर अर्शसः बना है। 

१७ 


२१८ सँस्कुत-व्याकरण 
अहंशुभंयोयुस्‌ ।५।२।१४०॥ 
अहंगुः:--अहंकारवान्‌ । शुभंयु:- शुभान्वितः । 


इति सत्वर्थोयाः 


यह आक्कतिगण है, मत्वर्थीय प्रत्ययों की सम्भावना में अकारान्त शब्दों की 
सिद्धि इस सूत्र के अन्तर्गत समझनी चाहिये । 


अहमिति--अहम्‌ और शुभम्‌ इन मकारान्त अव्ययों से युस्‌ प्रत्यय होता है । 


अहंयु:-- अहङ्कारोऽस्यास्तीति (अहङ्कारी) अहम्‌ से युस्‌ प्रत्यय होकर 'अहंयुः 


बनता हे । 


युस्‌ प्रत्यय का सकार इत्‌ संज्ञक है, अत: सितु होने से 'सितिच' से पद संज्ञा 
होने से पदान्त मकार को अनुस्वार होता है। इसी प्रकार शुभम्‌ -।- युस्‌ = "शुभंयुः? 
(शुभान्वित) रूप भी बनता है। 


इति मत्वर्थोयाः 


>” ३ 


अथ प्राग्दिशीयाः 


प्राग्दिशो विभक्तिः ।५।३।१॥ 

दिक्‌ शब्देभ्य इत्यतः प्राग्वक्ष्यमाणाः प्रत्यया विभक्ति संज्ञाः स्युः । 

कि सर्वेवाम-बहुभ्यो5ह यादिभ्यः ।५।३।२॥ 

“किमः सर्वनाम्नो बहुशब्दाच्च' इति प्राग्दिशोऽधिक्रियते । 

पञ्चभ्यास्तसिल्‌ ।५।३।७॥ 

पञ्चभ्यन्तेभ्यः किमादिभ्य स्तसिल्‌ वा स्यात्‌ । 

कु तिहोः \७।२।१०४॥ 

प्राग्दिश इति-- दिक्‌ शब्देभ्यः' इस सूत्र से पूर्वं तक कहे जाने वाले प्रत्ययों 
की विभक्त संज्ञा हो । 

कि सर्वनामेति-द्वि आदि भिन्न सर्वनाम, तथा किमु और बहु शब्दों से 
(ये प्रत्यय होंगे) 'दिक्‌ शब्देभ्यः’ के पूर्व तक होने वाले प्रत्यय प्राग्दिशीय कहलायेगे, 
क्योंकि वहाँ तक इस सूत्र का अधिकार है । 

(द्वि आदि से भिन्न कहने के कारण ही, सर्वमान के अन्तर्गत होते हुये भी 
किम्‌ शब्द का पृथक्‌ ग्रहण किया गया है, अन्यथा द्वि आदि में आते के कारण किम्‌ 
का ग्रहण न हो सकता था।) 

पञ्चस्था इति-पञ्चम्यन्त किम्‌ आदि शब्दों से तसिल्‌ प्रत्यय विकल्प 
से हो। 

_  कुतिहोरिति-किम्‌ शब्द को कु आदेश हो, तकारादि और हकारादि प्रत्यय 
परे रहते । 

(तसिल्‌ में केवल तस्‌ शेष रहता है ।) 


२५६ 


२६० संस्कृत-व्याकरण 


किमतः कुः स्थात्तादो हादो च विभक्तो परतः। कुतः कस्मात्‌ । 

इदस्‌ इश्‌ ।५।३।३॥ 

प्राग्दिशीये परे । इतः । 

अन्‌ ।५।३।५॥ 

एतदः प्राग्दिशीये । अनेकाल्‌ त्वात्‌ सर्वादेशः । अतः । अमुतः । यतः । बहुतः । 
ह यादेस्तु-द्वाभ्याम्‌ । 

पर्यभिभ्यां च ।५।३।९॥ 

आभ्यां तसिल्‌ स्यात्‌ । परितः, स्तः, इत्यर्थः । अभितः, उभयतः, इत्यर्थः । 

सप्तम्यास्त्रल्‌ ।५।३।१०॥ | 

कुत्र । यत्र । तत्र । बहुत्र । 


कुतः-कस्मातु--(किस से या कहाँ से) कस्मादिति कुतः इस विग्रह में किम्‌ 
ङसि से तसिल्‌ करने पर प्रातिपादिक-संज्ञा, विभक्ति लोप, प्रकृत सूत्र से तकारादि 
प्रत्यय परे रहते किम्‌ शब्द को कु आदेश होकर 'कुतः रूप बनता हे । 

इदम इति--प्राग्दिशीय प्रत्यय परे रहते इदम्‌ शब्द को इश्‌ आदेश हो । 

(इश्‌ आदेश के शिवू होने से यह सम्पुर्ण इदमू के स्थान में होगा ।) 

इतः--अस्मातृ--इससे । पञ्चम्यन्त इदमु शब्द से तसिलू प्रत्यय, प्रकृत सूत्र 
से इदम्‌ शब्द को इशू आदेश होकर उक्त रूप बनता है । 

अन्‌ इति--प्राग्दिशीय प्रत्यय परे रहते, एतद्‌ शब्द को अन्‌ आदेश हो । 

अनेकाल्‌ होने से अन्‌ आदेश सम्पूर्ण एतद्‌ के स्थान में होगा । 'नलोपः प्राति- 
पदिकान्तस्य' से नकार का लोप होकर केवल 'अ' शेष रहता है। 

अत: -- एतस्मात्‌- (इससे) एतद्‌ शब्द से तसिल्‌ प्रत्यय, अन्‌' सूत्र से अन्‌ 
आदेश, न लोप होकर अतः रूप बनता है । 

अमुतः--अमृष्मात्‌-इससे । अदस्‌ शब्द से तसिलू प्रत्यय, तसिलु प्रत्यय के 
विभक्ति संज्ञक होने से विभक्ति परे रहते “त्यदादीनामः सूत्र से सकार को अकार, 
अद-{-अ--तस्‌ इस स्थिति में 'अतो गुणे' सूत्र से अकार का पर रूप, अद्‌--तस्‌ 
इस स्थिति में 'अदसो$सेर्दादुदोमः' सूत्र से दकार से परे अकार के स्थान में उकार 
तथा दकार को मकार आदेश होकर 'अमुतः' रूप बनता है 

यतः--यस्मात्‌-जिससे” यद्‌ शब्द से तसिल्‌ प्रत्यय, “त्यदादीनामः सूत्र से 
दकार को अकार और पूर्व अकार का “अतो गुणे' से पर रूप होकर 'यतः' रूप 
बनता है। 


बहुतः--बहु--तसिल्‌ ='बहुतः रूप बनता हे । 


PRS, + रि 17३ ss 


प्राग्दिशीयाः २६१ 


इदमो हः ।५।३।११॥ त्रलोऽपवादः । इह । 

किमोऽत्‌ ।५।३।१२। 

वा--ग्रहण मप कृष्यते । सप्तभ्यन्तात्‌ किमोऽत्‌ वा स्यात्‌ । पक्षे त्रल्‌ 
क्वाऽति ।७॥२।१०५॥ 

किमः क्वादेशः स्यादति । कव, कुत्र | 


इ यादेरिति-द्वि आदि शब्दों से प्राग्दिशीय प्रत्यय नहीं होते अतः दवि से 
तसिल्‌ न होगा उसका पंचमी विभक्ति में द्वाभ्याम्‌ केवल यही रूप बनेगा । 


पर्यभिभ्यामिति-परि और अभि से तसिल्‌ प्रत्यय हो । 

परितः-सर्वंतः सब ओर । 

अभितः--उभयतः--दोनों ओर । 

सप्तभ्या इति--सप्तम्यन्त किम्‌ आदि से त्रल्‌ प्रत्यय हो । 

कुत्र -कस्मिन्‌ (किसमें कहाँ) किम्‌ से त्रल्‌ (त्र) प्रत्यय, 'कु तिहोः’ से किम्‌ 
को कु आदेश होकर उक्त रूप बनता है। 

यत्र-तत्र--यस्मिन्‌-तस्मिन्‌-जहाँ-वहाँ या उसमें यद्‌ तथा तद शब्दों से 
त्रल्‌ प्रत्यय, “त्यदादीनामः' से दकार को 'अ' 'अतोगुणे' पर रूप होकर उक्त रूप 
बनते हैं । 

बहुत्रः- बहु + त्रल्‌ = बहुत्र । (बहुषु--बहुतों में) 

इदम इति--सप्तम्यन्त इदम्‌ शब्द से ह प्रत्यय हो । 

(ह प्रत्यय त्रल्‌ का अपवाद 'बाधक' है ।) ॒ 

इह -अस्मिन्‌-- (इसमें यहाँ) इदम्‌ शब्द से ह प्रत्यय, 'इदम इश्‌' सूत्र से 
इदम्‌ को इश्‌ आदेश होकर उक्त रूप बनता है । 

किस इति- सप्तम्यन्त किम्‌ शब्द से अत्‌ प्रत्यय हो । 


वाग्रहणमिति --'वा ह॒ च छन्दसि’ सूत्र से इस सूत्र में 'वा' (विकल्प) का 
अपकर्ष किया जाता है अतः अतू प्रत्यय के अभाव में पक्ष में त्रलू प्रत्यय भी होगा । 


क्वाऽतीति-_अतु प्रत्यय परे किम्‌ शब्द को क आदेश हो । 

क्व-कुत्र- कस्मिन्‌--(किसमें-कहाँ) किम्‌ शब्द से किमोऽत्‌ सूत्र द्वारा अत्‌ 
प्रत्यय, प्रकृत सूत्र से किम्‌ को क आदेश, 'अतो 'गुणे' सूत्र से पूव अकार का पर रूप 
होकर 'क्क' रूप बनता है (अत्‌ का तु इत्संज्ञक है) पक्ष में त्रल्‌ प्रत्यय कु आदेश होकर 
“कुत्र' रूप बनता है । 


| 


२६२ संस्कृत व्याकरण 


इतराभ्योऽपि इश्यन्ते ॥५॥३॥१४॥ 

पञ्चमी सप्तमीतर विभक्त यन्तादपि तसिलादयो दृश्यन्ते । 

(बा) हृशिग्रहणाद्‌भवदादियोग एव । स भवान्‌-ततो भवान्‌, तत्र भवान्‌ 
तं भवन्तम्‌ ततो भवन्तम्‌, तत्र भवन्तम्‌ । एवं दीर्घायुः, देवानां प्रियः, आयुष्मान्‌ । 

सर्वेकान्यकियत्तदः काले दा ।५।३।१५॥ 

सप्तम्यन्तेभ्यः कालार्थभ्यः स्वार्थ दा स्यात्‌ । 

सवस्य सोऽन्यतरस्यां दि ।५।३।६॥ 

दादौ प्राग्दिशोये सर्वस्य सो वा स्यात्‌ । सर्वस्मिन्‌ काले सदा, सर्वदा । 
एकदा । अन्यदा । कदा । यदा । तदा । काले किम्‌-- सर्वत्र देशे । 


इतराभ्य इति--पञ्चमी और सप्तमी (जिनमें अभी तक प्रत्ययों का विधान 
किया गया है) से भिन्न विभक्तत्यन्त शब्दों से भी तसिल आदि प्रत्यय देखे जाते हैं । 
इश्‌ ग्रहणादिति सूत्र में हश्‌ ग्रहण समार्थ्ये से -भवत्‌ आदि के योग में ही 
अन्य विभक्तत्यन्त शब्दों से ये प्रत्यय होंगे । अर्थात्‌ सूत्र में जो 'इश्यन्ते' पद कहा गया 
है उससे यह जाना जाता है कि तसिलादि प्रत्यय पञ्चम्यन्त और सप्तम्यन्त शब्दों 
के अतिरिक्त उन्हीं शब्दों से होंगे जिनके कि आगे वे प्रायः देखने में आते हैं, भवत 
आदि शब्दों के योग में ही ये देख जाते हैं अतः कहा गया है कि 'भिवदादियोग एव' | 
अतः अन्य विभक्तित्यन्तों से यदि ये प्रत्यय होंगे तो भवत्‌ आदि के ही योग में होंगे 
अन्य से नहीं । 
ततो भवान्‌-तत्र भवान्‌-स भवान्‌ (पूज्य) यहाँ भवतु शब्द के योग में 
प्रथमान्त से तसिल्‌ प्रत्यय और त्रल्‌ प्रत्यय देखे जाते हैं । 
ततो भवन्तम्‌-तत्र भवन्तम्‌ - तं भवन्तम्‌ (पूज्य) यहाँ द्वितीयान्त भत्रतु शब्द 
से तसिल्‌ प्रत्यय और त्रलू प्रत्यय हुआ है । 
एवमिति--इसी प्रकार भवत के अतिरिक्त दीर्घायुः, देवानां प्रियः तथा 
आयुष्मान्‌ के योग में भी अन्य विभक्तत्यन्त से ये प्रत्यय होंगे । जैसे स दीर्घायुः इस 
अर्थ में ततो दीर्घायुः भी प्रयोग बनेंगे । 
सर्वेकेति--सप्तम्यन्त काल बोधक सर्वे, एक, अन्य, किम्‌, यद्‌ और तद्‌ शब्दों 
से स्वार्थ में दा प्रत्यय हो । 
सर्वस्येति - सवं शब्द को विकल्प से स आदेश होता है प्राग्दिशीय दकारदि 
प्रत्यय परे रहते । 


सदा सर्वदा--सर्वस्मित्‌ काले--(सब समय) सप्तम्यन्त काल वाचक सबं 
शब्द से सर्वेकेत्मादि सूत्र से स्वार्थ में दा प्रत्यय, दादि-प्राग्दिशीय दा प्रत्यय परे रहते 


प्राग्दिशीयाः २६३ 


इदमो हिल ।५।३।१६॥ 

सप्तम्यन्तात्‌ । काल इत्येव । 

एतेतो रथोः ।५।३।४॥ 

इदम्‌ शब्दस्य एत्‌ इत्‌ इत्यादेशों स्तो रेफादो थकारादौ च प्राग्दिशोये परे । 
अस्मिन्‌ काले--एर्ताह । काले किम्‌-इह देशे । 

अनद्यतनेहिलन्यतरस्यास्‌ ५।३।२१॥ 

कहि, कदा । यहि, यदा । तहि तदा । 


सर्वस्येति' सुत्र से सर्वं शब्द को स आदेश होकर 'सदा' स आदेश के वैकल्पिक 
होने से पक्ष में सर्वदा रूप बनेगा । 

एकदा - एकस्मिन्‌ काले - (एक समय) यहाँ एक शब्द से दा प्रत्यय होकर 
एकदा रूप बनता हे । 

कदा -कस्मिनु काले (किस समय) किमु शब्द से दा प्रत्यय 'किमः कः । 
सूत्र के किमु शब्द को कादेश होकर कदा बनता है । 


यदा--यस्मित्र काले (जिस समय) यद्‌ शब्द से दा प्रत्यय, विभक्ति संज्ञक 
दा प्रत्यय के आगे रहते 'त्यदादीनामः' सुत्र से दकार का अकार, अतो गुणे' से अकार 
का पर रूप होकर 'यदा' इसी प्रकार -- 


तदा--तद्‌ शब्द से दा प्रत्यय होकर तदा बनता है । 


काले किस्‌- काल वाचक उक्त शब्दों से ही दा प्रत्यय होता है, अतः स्थान 
वाचक शब्दों से दा प्रत्यय न होगा सर्वत्र देशें' यहाँ सर्वं शब्द स्थान वाचक है अतः 
दा प्रत्यय न होकर 'सवंत्र रूप बना है । 

इदस इति - सप्तम्यन्त काल वाचक इदम्‌ शब्द से हिलू प्रत्यय हो । 

एतेताबिति-रेफ आदि तथा थकार आदि प्राग्दिशीय प्रत्यय परे रहते इदम्‌ 
शब्द को एतु और इत्र आदेश क्रम से हों। 

एतहि-अस्मिनु काले (इस समय-अब) इदमु शब्द से हिल्‌ प्रत्यय होकर 
'एतहि' बना है । 

काले किमिति-काल वाचक से ही प्रत्यय होता है। अतः 'इह देशे” यहाँ 
इदम्‌ शब्द से हृ प्रत्यय और इदम्‌ को इश्‌ आदेश होकर 'इह' बनेगा क्योंकि यहाँ 
यह स्थान वाचक है । 


अनद्यतने इति--अनद्यतन (जो आज का न हो) अर्थ में वतमान क!ल वाचक 
सप्तम्यन्त शब्दों से हिल्‌ प्रत्यय हो । 


२६४ संस्कृत-व्याकरण 


एतदः ।५। ३।५॥ 

एत्‌ इत्‌ एतो स्तो रेफादौ थादो च प्राग्शीये । एतस्मिन्‌ काले एतहि । 

प्रकार वचने थाल्‌ ।५।३।२३॥ 

प्रकार वृत्तिभ्यः किमादिभ्यः थाल्‌ स्यात्‌ स्वार्थे। तेन प्रकारेण तथा। 
यथा । 

इदमस्थमुः ।\५।३।१४॥ 

थालोऽपवादः । 

(वा) एतदोऽपि वाच्यः । अनेन एतेन वा प्रकारेण--इत्त्यम्‌ । 

किमइच ।५।३।२५॥ 

केन प्रकारेण--कथम्‌ । 

इति प्राग्दिशीयाः | 

कहि-कदा--कस्मितनू काले (किस समय कब) किम्‌ शब्द से हिल्‌ प्रत्यय, 
'किमः क? से किम को क आदेश होकर 'कहि' हिल्‌ के अभाव पक्ष में 'दा' प्रत्यय 
होकर कदा बनेगा । 

यहि-यदा--यस्मिन्‌ काले (जिस समय जब) यत्‌ शब्द से हिल्‌, 'यहि' पक्ष 
में 'यदा', एवम्‌ तहि--'तदा' रूप बनते हैं । 

एतद इति--क्रमशः रेफादि और थादि प्रत्यय परे रहते एतद शब्द को भी 
एत्‌ इत्‌ आदेश होते हैं । 

एर्ताह - एतस्मिन्‌ काले--अब । एतद्‌ से हिल्‌, एतद्‌ को प्रकृत सूत्र से एत 
आदेश होकर “एतहि' रूप बनता है । 

प्रकाद वचने इति--प्रकार अर्थ में किम्‌ आदि शब्दों से थाल्‌ प्रत्यय स्वार्थ 
में होता हे । 

तथा--तैन प्रकारेण--उस प्रकार से-- वैसा--उस दशा में । यहाँ तद से थाल्‌ 
प्रत्यय 'त्यदादीनामः' से दकार को 'अ' होकर 'तथा' इसी प्रकार यतु से यथा बनता हे । 

इदम इति--इदम्‌ शब्द से प्रकार अर्थ में थमु प्रत्यय होता है । 

यह थाल्‌ प्रत्यय का बाधक है । 

वातिक---एतद इति-- एतद्‌ शब्द से भी थमु प्रत्यय होता है। 

इत्थम्‌ - अनेन एतेन प्रकारेण वा--(इस प्रकार) इदम्‌ या एतद्‌ शब्द 
से थमु (थम्‌) प्रत्यय, थकारादि प्रत्यय आगे होने से 'एतेतोरथो:' सूत्र से इदम्‌ को 
इत्‌ आदेश होकर 'इत्थमु” और एतद्‌ को 'एतदः' सूत्र से इत्‌ आदेश होकर भी इत्थम्‌ 
रूप बनता है । 

किम्‌ इति--किमु शब्द से भी प्रकार अर्थ में थमु प्रत्यय होता है । 

कथमु - केन प्रकारेण - (कंसे-किस प्रकार) किम्‌ शब्द से प्रकृत सूत्र से थमु 
प्रत्यय 'किमुः कः से क आदेश होकर कथमु' रूप बनता है । 

इति प्रागिशीया; 


क 


अथ प्रागिवीयाः 


अतिशायने तमविष्ठनौ ॥५॥३॥५५॥ 

अतिशय विशिष्टार्थवृत्तेः स्वार्थे एतौ स्तः । 

अयमेषा मतिशयेनाइयः आढ्यतमः । लघुतमः । लघिष्ठाः । 
तिङइच ।५।३।५६॥ 

तिङन्ता दतिशये द्योत्ये तमप्‌ स्यात्‌ । 

तरप्तम पौ घः ।१।१।२२॥ 

एतौ घ संज्ञो स्तः । 


7 


यहाँ से लेकर 'इवे प्रतिकृती’ सूत्र से पूवे तक के प्रत्यय जञ दसि कहलाते 


हैँ । 

अतिशायन इति--भतिशय अर्थ में वर्तमान शब्द से स्वार्थ में तमपू और 
इष्ठनू प्रत्यय होते हैं । 

(जहाँ बहुत में से एक का सबसे अधिक उत्कर्ष दिखाया जाता है वहाँ तमपू 
(तम) और इष्ठवु (इष्ठ) प्रत्यय होते हैं ।) 

आढ्यतमः-अयम्‌ (जनः) एषाम्‌ अतिशयेन आढूयः (सम्पन्न) इस अर्थं में 
आढ्य शब्द से तमप्‌ होकर उक्त रूप बनता हे । इसी प्रकार अयमेषा मतिशयेन लघुः 
इस अर्थ में तमप्‌ होकर 'लघुतमः' रूप बनता है ॥ 

लघिष्ठः - अयमेषा मतिशयेत लघु: इस अर्थ में इष्ठन्‌ प्रत्यय होने पर भ 
संज्ञा होकर 'टेः' सूत्र से उकार का लोप होकर 'लघिष्ठः' रूप बनता है। 


तिङश्चेति--अतिशय द्योतनाथे तिङन्त से भी तमपू प्रत्यय होता है । 


तरपू इति-तरपू और तमप्‌ प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है । 


२६% 


२६६ न संस्कृत-व्याकरण 


किसेत्तिङव्ययधादाम्वद्रव्यप्रकर्षे ।५।४।११॥ 

किम एदन्तात्तिडो$व्ययाच्च यो घस्तदन्तादामुः स्यान्नतु द्रव्यप्रकर्ष । किन्तमाम्‌ । 
धाह णेतमाम्‌ । पचतितमाम्‌ । उच्चैस्तमाम्‌ । द्रव्यप्रकर्ष तु-उच्चैस्तमस्तड: । 

द्विवचनविभज्योपपदे तरवीयसुनो ।५।३।५७॥। 


इयोरेकस्यातिशये विभक्तव्ये चोपपदे सुप्तिङन्ता देतो स्तः । पुर्वेयोरपवादः । 
अयमनयो रतिशयेन लघु लेघुतरः लघोयान्‌ । उदीच्याः प्राच्येभ्यः पटुतराः, पटीयांसः । 


` किमेत्‌ इति -किम्‌, एकारान्त, तिङन्त और अव्यय से परे जो घ (संज्ञक 
तरप्‌ तथा तमप्‌) प्रत्यय, तदन्त जो शब्द उससे आमु (आम्‌) प्रत्यय हो, पर द्रव्य 
की उत्कर्षता में न हो । 
किन्तमाम्‌ -किम्‌ शब्द से तमप्‌ होने पर घ संज्ञा, तदन्त किन्तम शब्द से 
प्रकृत सूत्र से आमु प्रत्यय होकर उक्त रूप बनता है । 


प्राहू णेतमाम्‌- यहाँ एकारान्त प्राह णे शब्द से तमपू प्रत्यय और घ संज्ञा होने 
पर आमु प्रत्यय होकर उक्त रूप बना है। 


पचतितमाम्‌ - यहाँ तिङन्त पचति से तमप्‌ और भमु होकर उक्त रूप 
बनता है । 


उच्चेस्तमाम्‌-यहाँ अव्यय उच्चँस्‌ से उक्त प्रत्ययों के होने पर उक्त रूप 
बनता है। 


द्रव्य प्रक्षे तु- द्रव्य के प्रकर्षं में आमु प्रत्यय नहीं होता अतः उच्चैस्‌ अव्यय 
से केवल तमपू त्यय होकर 'उच्चैस्तमः' रूप बनेगा, क्योंकि यह द्रव्य वाचक तरु के 
लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है । 

द्विवचनेति-दो में से एक के अतिशय या उत्कर्ष द्योतनार्थ, तथा जिससे 
विभाग (अलग) करना हो उसके उपपद (समीप पठित) होने पर सुवन्त और तिङन्त 
से तरप (तर) तथा ईयसुन्‌ (ईयस्‌) प्रत्यय होते हैँ । 


पुबंयोरिति-ये प्रत्यय पूर्वोक्त तमपू और इष्ठन्‌ के बाधक हैं क्योकि अतिशय 
द्योतनार्थं में ये प्रत्यय भौ होते हैं। इन दोनों प्रकार के प्रत्ययों में अन्तर यह है कि 
तम और इष्ठन्‌ तो बहुतों से एक का उत्कर्ष दिखाने में तथा तरपू और ईयसुन्‌ः, दो 
में से एक का उत्कर्ष दिखाने में प्रयुक्त होते हैं । 

लधुतरः-लघीयान्‌--अयम्‌ (जनः) अनयोः अतिशयेन लघु:-- यह इन दो में से 
अधिक हल्का है । यहाँ लघु शब्द से तरप्‌ होकर लघुतरः, और ईयसुन्‌ होकर, भ 
संज्ञा, उकार लोप होकर लघीयसू शब्द से प्र एक ब में लघीयान्‌ रूप बनता है । 


> छ 


प्रागिवीया: २६७ 


प्रशस्यस्य श्रः ॥५३॥५०॥ 

अस्य श्रादेशः स्यादजाद्योः परतः । 

प्रकृत्येकाच्‌ ।६।४।१६३॥ 

इष्ठादिष्वैकाच्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ । श्रेष्ठ, श्रे यान्‌ । 

ज्य च॑ ।५।३।६१॥ 

प्रशस्यस्य ज्यादेशः स्यादिष्ठेयसोः । ज्येष्ठः । 
ज्यादादीयसः ।६।४।१६०॥ 

ज्यादुत्तरस्येयसुन्‌ । आकारादेशः। आदेः परस्य । ज्यायान्‌ । 


पटुतरा:-पटीयांसः--उदीच्याः प्राच्येम्यः अतिशयेन पटवः--उत्तर के लोग पूर्वी 
लोगों से अधिक चतुर हैं। यहाँ प्राच्य से उदीच्य का भेद (विभाग) दिखाया जा रहा 
है, अतः यहाँ पढु शब्द से तरप्‌ होकर 'पटुतराः' ईयसुन्‌ होकर भसंज्ञा, उकार लोप 
होकर, 'पटीयांसः' बनेगा । 

(तमपू आदि प्रत्यय वाले शब्दों का प्रयोग विशेषणवतू होता है अतः इनके 
रूप तीनों लिङ्गो में बनते हैं।) 

प्रशस्यस्येति - अजादि इष्ठन्‌ एवं ईयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते प्रशस्य शब्द को 
श्र आदेश होता है । 

प्रकृत्यैकाजिति- इष्ठन्‌ आदि प्रत्यय परे रहते एकाच्‌ को प्रकृतिभाव होता 
है अर्थात्‌ 'टेः' सूत्र से टि लोप नहीं होता । 


श्रेष्ठः शर यान्‌-भयमेषामतिशयेन प्रशस्य:-- यह इसमें सबसे अधिक 
प्रशंसनीय, अथवा अयमनयोरतिशयेन यह इन दोनों में अधिक प्रशंसनीय, इस अथ 
में प्रशस्य शब्द से इष्ठनु एवं ईयसुन्‌ प्रत्यय करने पर “प्रशस्यस्य श्रः” सूत्र से प्रशस्य 
को श्र आदेश और प्रकृत सूत्र से एक स्वर वाले श्र शब्द को प्रकृति भाव होने से टि 
लोपभाव होकर श्रेष्ठ और श्रेयस्‌ शब्दों से उक्त रूप बनते हैं । 

ज्य चेति-- प्रशस्य शब्द को ज्य भी आदेश हो उक्त प्रत्ययों के परे रहते । 


ज्येष्ठः अयमेषामतिशयेन प्रशस्तः--यह इनमें अधिक प्रशंसा पात्र है। 
प्रशस्य शब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यय परे रहते प्रकृत सूत्र से प्रशस्य को ज्य आदेश, प्रकृत 
सूत्र से प्रकृति भाव होकर ज्येष्ठः रूप बनता है। 

ज्यादादिति-- ज्य से परे ईयस्‌ को आकार आदेश होता है। 

“आहेः परस्य'---ज्यातू इस पद का उच्चारण कर विधीयमान कार्य ईयस्‌ के 
आदि ईकार को होगा । | 

ज्यायान्‌-अयमन योरतिशयेन प्रशस्थ:--दो में से अधिक प्रशंसनीय । यहाँ 


२६८ टं संस्कृत-त्र्याङरणे 


बहोर्लोपो भू च बहोः ।६।४।१५८h॥ 
बहोः परियोरिमेयसोलोपः स्याद्वहोश्च भूरादेशः । भुसा । भूयान्‌ । 


इष्ठस्य यिट्‌ च ।६।४।१५९॥ 
बहोः परस्य इष्ठस्य लोपः स्याद्‌ यिडागसश्च । भुयिष्ठ: । 
विन्मतोलु क्‌ ।५।३।६४॥ 
दिनो मलुपश्च लुक्‌ स्यादिष्ठेयसोः। अतिशयेन त्रग्वी स्रजिष्ठः, स्रजीयान । 
अतिशयेन त्वग्वान्‌ -स्वचिष्ठः, त्वचीयान्‌ । क 
ररशरशिर्शि्शिशिशिशिशिशिशिशिणाणगगप---._________ 
प्रशस्य से ईयसुन्‌, ज्यच' सूत्र से प्रशस्य को ज्यादेश, 'प्रकृत्यैकाचू' से प्रकृतिभाव, 
ज्य--ईयस्‌ इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से ईयस्‌ के ईकार को आकार, सवर्णदीघं होकर 
ज्यायस्‌ शब्द से 'ज्यायान्‌' रूप बनता है । 
बहोरिति बहु शब्द से परे इमनिच्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्ययों का लोप हो और 
बहु को भू आदेश हो । 
भझुमा-भूयान्‌-बहोर्भावः (बहुत्व) बहु शब्द से भाव में इमनिच्‌ प्रत्यय, 
प्रकृत सूत्र से इमनिच्‌ के इकार का 'आदैः परस्य नियम के अनुसार लोप, और बहु 
प्रकृति को भू आदेश होकर भूमन्‌ शब्द से 'भूमा' तथा ईयसुन्‌ प्रत्यय करने पर 'ई 
का लोप, भु आदेश होकर भूयस्‌ शब्द से श्र० एक व० में 'भूयान्‌' रूप बनता है । 
इष्ठस्येति- बहु शब्द से परे इष्ठन्‌ का (प्रत्यय के आदि इकार का) लोप 
हो और यिट्‌ (य) आगम हो तथा बहु को भू आदेश हो । 


भूयिष्ठः -- अयमेषां बहुः--यह इनमें अधिक । बहु से इष्ठन्‌ प्रत्यय, प्रकृत सूत्र 
से इष्ठन्‌ के इकार का लोप तथा भू आदेश और यिट्‌ का आगम होकर भूयिष्ठः 
रूप बनता है। 


बिन्मतोरिति -- इष्ठन्‌ भौर ईयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते विनु और मतुपू प्रत्ययों 
का लोप हो । 


स्रजिष्ठः अतिशयेन ्रग्वी-सब से अधिक माला वाला । यहाँ “स्रग्वी” इस 
विन्‌ प्रत्ययान्त स्रग्विन्‌ शब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यय होने पर प्रकृत सूत्र से विन्‌ का लोप कर 
“निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः' अर्थात्‌ निमित्त के नष्ट हो जाने पर उसे मानकर 
होने वाले कार्य भी नष्ट हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार कुत्वेन जो गकार हुआ 
था वह भी न रहा अतः स्रजिष्ठ यह रूप बना है। 

त्रजीयान्‌-यहाँ पर भी ईयसुन्‌ प्रत्यय के आगे रहते विनू प्रत्यय का लोप 
होने पर स्रजीयानु' रूप बनता है । 

हवच्नि5; ~ ईषदिति --अतिशयेन त्वग्वान्‌=अधिक त्वचा वाला | यहाँ मतुषृ 


प्रागिवीयाः २६६ 


ईषद समाप्तौ कल्पब्देशयदेशीयरः ।५।३।६७॥ 

ईषदूनो विद्वान्‌ विद्वत्कल्पः विद्वद्देश्यः । विद्वदेशीयः । पचति कल्पम्‌ । 

विभाषा सुपो बहुच्पुरस्तात्तु ।५।३।६८॥ 

ईदसमाप्तिबिशिष्टेऽ्थे सुवन्ताद्ठहुच्‌ वा स्यात्‌ स च प्रागेव न तु परतः। ईषदूनः 
पटुः बहुपटुः । पटुकल्पः । सुपः किम्‌-यजतिकल्पम्‌ । र 

प्रागिवात्कः ।१॥३॥७०॥ 

“ठवे प्रतिकृतो इत्यतः प्राक्‌ काधिकारः । 

अव्यय सर्वनाम्नासकच्‌ प्राक्‌ टेः।५।३।७१॥ 

कापवादः । तिङश्चेत्यनुवर्तं ते । 


प्रत्ययान्त त्वम्बत्‌ शब्द से इष्ठन्‌ और ईयसुन्‌ आगे रहते मतुप्‌ का लोप होने पर 
त्वचिष्ठः और त्वचीयान्‌ रूप बनते है । 

ईषदिति--ईषदसमाप्ति - जब किसी पदार्थ में कुछ 'कमी बतानी हो, इस 
अर्थं में वर्तमान सुवन्त व तिङन्त से स्वार्थ में कल्पप्‌ देश्य और देशीयर्‌ प्रत्यय हों । 

विद्वत्कल्प:--ईषत्‌ उनो विद्वान्‌--कुछ कम विद्वान्‌ । इस अर्थ में विद्वस्‌ शब्द 
से प्रकृत सूत्र द्वारा कल्पप्‌ (कल्प प्रत्यय) “वसुस्र सु” सूत्र से सकार को दकार और 
चत्बेन तकार होकर विद्वत्कल्पः रूप बनता है । 

इसी प्रकार देश्य और देशीयर्‌ प्रत्यय करने पर विद्वृद्देश्यः और विद्वद्देशीयः 
रूप बनते हैं । 

___ कचतिकल्पम्‌-- ईषद्‌ असम्पूर्णं पचति - कुछ कम पकाता है। इस अथे में 

पचति इस तिङन्त से कल्पप्‌ प्रत्यय होकर 'पचतिकल्पम्‌' रूप बनता है । 

विभ्नाषेति--ईषदसमाप्ति विशिष्ट अर्थे में वर्तमान सुवन्त से बहुच्‌ प्रत्यय 
विकल्प से होता है और वह प्रकृति से पूर्व होता है, पर नहीं । 

बहुपट्‌ः--ईषदूनः पटुः कुछ कम चतुर अथवा चतुर जैसा, यहाँ पढ़ शब्द 
से प्रकृत सूत्र हारा पटु के पूं बहुच्‌ (बहु) प्रत्यय होने पर “बहुपद्ठ: रूप बनता है । 
इसी प्रकार कल्पप्‌ प्रत्यय करने पर 'पट्टुकल्पः' रूप बनेगा । 

सुपः किसिति--सुवन्त से ही बहुच्‌ प्रत्यय होता है अतः यजति इस तिडन्त 
से बहुच्‌ प्रत्यय न होकर कल्पप्‌ प्रत्यय होकर “यजतिकल्पम्‌' बना है। 

घ्रागिति--'इवे प्रतिक्कतौ' सूत्र से पूर्वं तक क प्रत्यय का अधिकार है। 

अव्ययेति - अव्यय और सर्वेनामों से टि के पूर्व अकच्‌ प्रत्यय हो । 

यह पूर्वे सूत्र से प्राप्त क प्रत्यय का बाधक है । 

इस सूत्र में “तिङश्च” सूत्र से तिङ, की अनुवृत्ति है । 


२७० संस्कृत-व्याकरण 


(वा) ओकार सकार भकारादो सुपि स्वनाम्नष्टेः प्रागकच्‌ अभ्यत्र 
सुवन्तस्य । 

अज्ञाते ।५।३।७३॥ 

कस्यायमश्वः--अश्वक्रः । उच्चकंः। नीचः । स्वके । युष्माकाभिः । 
युवकयोः । तवयक्षा । 

कुत्सिते \५।३।७४॥। 

कुत्सितोऽश्वः अश्वक: । 


वातिक-ओकारेति- ऐसे सुप्‌ प्रत्ययों के परे रहते जिनमें आदि में ओकार 
सकार भकार हों सर्वनाम की टि से पूर्व अकच्‌ प्रत्यय हो और अन्यत्र अर्थात्‌ जहाँ 
इस प्रकार के सुपू प्रत्यय न हो वहाँ सुवन्त की टि से पूर्वं अकच्‌ हो । 

अज्ञाते- अज्ञात अर्थ में वर्तमान सुवन्त से क प्रत्यय हो । 


इन दोनों सूत्रों की एक वाक्यता से यह निष्कर्ष निकलता है कि अव्यय सर्वे- 
नाम और तिङन्त से भकच्‌ प्रत्यय होगा तथा शेष सुवन्त से क प्रत्यय होगा । 

अश्वकः-- कस्य अयम्‌ अश्वः अज्ञात घोड़ा । यहाँ अश्व से ‘अज्ञाते’ सूत्र से 
क प्रत्यय होकर उक्त रूप बना । 


उच्चकैः नीचकंः-- अज्ञातम्‌ उच्चैः नीचैः वा-अज्ञात ऊँचा और नीचा। यहाँ 
उच्चेस्‌ और नोचंस्‌ अव्ययों की 'टि' 'ऐस्‌' से पूर्वं भकच्‌ (अक) प्रत्यय होकर उक्त 
रूप बने हूँ । 


स्वेकेः--अज्ञाताः सर्वे-यहाँ सवनाम सुवन्द पद सर्वे से टि के पूर्वं अकच्‌ होकर 
“सर्वेकः' बनता है । 

युष्माकाभिः--अज्ञातैः युष्माभिः यहाँ सर्वनाम युष्मद्‌ शब्द से भकारादि 
सुपू प्रत्यय भिस्‌ परे रहते, उक्त वातिक के नियमानुसार सर्वनाम की टि अद्‌ से पूर्व 
अकच्‌ प्रत्यय होने पर युष्मु--अक--अद--भिस्‌ इस स्थिति में युष्मकद-- भिस्‌ से 
युष्मदष्मदो रनादेशे” सूत्र से दकार को आए युष्मका-- भिस्‌न्ऱ्युष्मकाभि: रूप 
बना है। 


युवकयो:--अज्ञातयों यु बयो: यहाँ ओकारादि ओस्‌ प्रत्यय के परे सर्वनाम 
की टि अद्‌ से पूर्व अकच्‌, होकर उक्त रूप बना है। 


त्वयका--अज्ञातेन त्वया यहाँ ओकार सकार भकारादि सुप न होने से सुवन्त 
त्वया की टि आ से पूवं अकच्‌ होकर 'त्वयका' रूप बनेगा । 


कुत्सिते इति -कुत्सा-निन्दा अर्थ में वर्तमान शब्दों से पूर्वोक्त रूप से क और 
अकच्‌ प्रत्यय हौं । 


प्रागिवीयाः २७१ 


कियत्तदोनिधारणे हयोरेकस्य डतरच्‌ ।१।३।९२॥ 
अन्यः कतरो वैष्णव: । यतरः । ततरः। 
वा बहुनां जाति परिप्रश्ने डतमच्‌ ।५।४।९३॥ 
बहूनां मध्ये एकस्य निर्धारणे डतमज्वा स्यात्‌। जातिपरिप्रशने, इति 
प्रत्याख्यातमाकरे । कतमो भवतां कठः । यतमः । ततमः। वा ग्रहणमकजर्थम्‌ । यकः । 
सकः। 
इति प्रागिवीयाः 


अश्वकः कुत्सितः अश्वः-निन्दित अश्व । अश्व शब्द से क प्रत्यय होकर 
अश्वकः बनता है। 

कियत्तदोरिति-दो में से एक के निर्धारण करने में किम्‌, यत और तद्‌ 
शब्दों से डतरच्‌ (अतर) प्रत्यय होता हे । 

कतरः कः अनयोः वैष्णव:-- इन दोनों में कौन वैष्णव है। यहाँ किम्‌ शब्द 
से डतरच्‌ प्रत्यय, डित्वात्‌ 'इम्‌’ इस 'टि' का लोप होकर 'कतरः' इसी प्रकार अनयोः 
यः यतरः। तथा अनयोः सः-ततरः रूप बनते हैं । 

वा बहुनामिति--बहुतों में जब एक का निर्धारण किया जाय तो उक्त शब्दों 
से डतमच्‌ (अतम) प्रत्यय होता है, विकल्प से । 

जातिपरिप्रश्ने इति-सूत्र में स्थित 'जातिपरिप्रश्‍ने' पद का भाष्यकार ने 
इसलिए खण्डन कर दिया है कि इस पद के रहने से केवल जाति विषयक निर्धारण 
में ही यह प्रत्यय हो सकेगा अभ्यत्र नहीं जब कि प्रयोग अन्यत्र भी मिलते हैं अतः 
यह व्यर्थं हे । 

कमतो भवतां कठ:--आप लोगों में कठ शाखा का कौन है । कठ एक जाति 
है अतः जातिनिर्धारण में किम्‌ शब्द से डतमच्‌ प्रत्यय, डित्वातृ टिलोप होकर 
'कतमः? बनेगा । इसी प्रकार यः भवताम्‌ - यतमः, स भवताम्‌-ततमः खूप भी 
बनते हैँ । 

वा ग्रहणसिति- सूत्र में 'वा' (विकल्प) का ग्रहण इससिए किया गया है 
कि पक्ष में अकच्‌ प्रत्यय भी हो सके | 

यक:-सक:--य: भवतां या एषाम्‌ यः इनमें जो, स भवतां या तेषामु स, उनमें 
वह । इस अर्थं में डतमच्‌ के अभाव पक्ष में यद्‌ और तद्‌ शब्दों की टि 'अद्‌' के 
पूर्वे अकच्‌, य्‌+भद्‌-अक्‌, त्‌ +भद्‌+-भक्‌न््यकद्‌ तकद्‌ से सु प्रत्यय होने पर 
“त्यदादीनामः? से दकार कौ अ, अतोगुणे, पर रूप, यक--सु, तक सु इस स्थिति में 
सकार को रुत्व विसर्ग होकर 'यकः? 'तदोः सः सावनन्त्यो से तकार को सकार तथा 
सु के सकार को रुत्व विसर्गे होकर सकः बनता हैँ । 

इति प्रागिवीय प्रत्ययाः 


अथ स्वाथिकाः 


इवे प्रतिकृती ।५।३।£६॥ 
कन्‌ स्यात्‌ । अश्व इव प्रतिकृतिः--अश्वकः । 
(वा) सर्व प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे कन्‌ । अश्वकः । 
तत्प्रकृत वचने मयट्‌ ।५।४।२१॥ 
प्राचुर्येण प्रस्तुतं प्रकृतम्‌ । तस्य वचनं प्रतिपादनम्‌ । भावे अधिकरणे वा 
ल्युट्‌ । आद्ये प्रकृतमन्नम्‌ अन्नमयम्‌ । अपुषमयम्‌ । द्वितीये-अन्नमयो यज्ञः। अपुपमयं 
पर्व । 
इचे इति-इव के अर्थ अर्थात्‌ सहश अर्थ में वर्तमान अर्थात्‌ उपमान अर्थं 
वाले प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय होता है, यदि प्रतिक्ृति-मूति या चित्र उपमेय हो । 
तात्पर्यं यह कि कन्‌ प्रत्यय उपमान शब्द से होता है और कन्‌ प्रत्यय के द्वारा 
उपमेय का अर्थ प्रकट होता रहता है । स्वभावतः प्रतिकृति उपमेय और वास्तविक 
वस्तु उपमान होती है, जब प्रतिकृति को असली पदार्थ के समान बताना हो तब यह 
प्रत्यय होता है। 
अश्वकः--अश्व इव, अश्व के समान, यहां उपमान अश्‍व से उपमेयार्थ प्रति- 
कृति को प्रकट करने के लिए प्रकृत सूत्र से कत्‌ प्रत्यय होकर अश्वकः बना है। 
बातिक-सर्वेति - सब प्रातिपदिकों से स्वार्थ में कन्‌ होता है। 
अश्वकः--अश्व एव अश्वकः अश्व ही अश्वक है दोनों के अर्थो में कोई अन्तर 
नहीं । 
तत्प्रकृतवचने इति - प्रचुरता-आधिक्य बोधन में ततू-प्रथमान्त शब्दों से मयट्‌ 
प्रत्यय हो । 


प्राचुर्येणेति -- सूत्र में प्रकृत शब्द का अर्थं है - प्रचुरता से प्रस्तुत किया गया 


२७२ 


बिह 


स्वार्थिकाः २७३ 


प्रज्ञादिभ्यश्च ।५।४।३८h 

अण्‌ स्यात्‌ । प्रज्ञ एव प्राज्ञः प्राज्ञी स्त्री । देवतः । बान्धवः । 
वह बल्पार्थाच्छस्का रकादन्यतरस्याम्‌ ।५।४।४२॥ 
बहुनि ददाति बहुशः । अल्पशः । 


(वा) आयादिभ्यस्तसेख्पसंख्यानस्‌ । आदौ-आदितः । मध्यतः । 
अन्ततः । पृष्ठतः । पार्श्वतः । आकृतिगणोऽयम्‌ । स्वरेण स्वरतः । वर्णतः । 


पदार्थ, वचन का अर्थे प्रतिपादन, वच्‌ धातु से भाव और अधिकरण में ल्युट्‌ प्रत्यय 
करने पर वचनम्‌ रूप बनता है। अतः जब्र भाव में ल्युट्‌ प्रत्यय माना जायेगा तब मयट्‌ 
प्रत्यय के द्वारा बने हुए शब्द से भी उसी वस्तु की अधिकता प्रकट की जायेगी जिसके 
वाचक शब्द से मयट्‌ प्रत्यय किया गया होगा । पर अधिकरण में ल्युट्‌ प्रत्यय मानने 
पर उस वस्तु को प्रकट करेगा जिसमें अधिकता होगी । 

जैसे आद्ये प्रथम अर्थ में अर्थात्‌ भाव में ल्युट्‌ मानने पर-- 

अन्नमयस्‌--प्रकृतम्‌ अन्नम्‌-अन्न का आधिक्य । अन्नमयट्‌=अन्नमयम्‌ । 
प्रकृतः अपूपः-पूओं को अधिकता । अपूप+- मयट्‌ =अपूपमयम्‌ । 

द्वितीये-दूसरे अर्थ में अर्थात्‌ अधिकरण में ल्युट्‌ मानने पर-- 

अन्नमयो यज्ञः -प्रकृतमन्नं यस्मिन्‌-जिसमें अन्न की अधिकता हो ऐसा यज्ञ ! 
अन्न -- मयटु==अन्नमयः। इसी प्रकार प्रकृतः अपूपः यस्मित्‌ पर्वेणि, जिस पर्वं में पूओं 
का आधिक्य हो । अपूप +मयट्‌ =अपूपमयम्‌ । 

प्रज्ञेति --प्रज्ञ आदि शब्दों से स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय हो । । 

प्राज्ञः--प्रज्ञ एव -प्रज्ञ--अण्‌, वृद्धि 'प्राज्ञः प्रज्ञ और प्राज्ञ दोनों का एक 
ही अर्थ है । इसी प्रकार स्त्रीत्व विवक्षा में डीप्‌ प्रत्यय होकर 'प्राज्ञी', देवता एव -- 
देवता --अण्‌, वृद्धि, आकारलोप 'देवतः' बन्धु रेव-बन्धु+अण्‌ वृद्धि, भोगुण 
ओगुण, अवादेश होकर वान्धवः रूप बनता है । 

बह्वल्यार्थात्‌ -बहु और अल्प अर्थ वाले कारक शब्दों से स्वार्थं में शस्‌ 
प्रत्यय हो विकल्प से । 

बहुशः--बहुनि ददाति--बहुत देता है । बह्नर्थक बहु शब्द से शस्‌ प्रत्यय 
सकार को रुत्व विसर्ग होकर बहुशः, अल्प से अल्पशः बनता है । 

वातिक-आद्येति --'आदि' आदि शब्दों से तसि प्रत्यय कहना चाहिए । 

(यह प्रत्यय सभी विभक्तियों से होता है) | 

आदितः--आदौ-आदि में, आदि+तसि=भादितः, एवम्‌ मध्य --तसिच्छ 
मध्यतः, इसी प्रकार अन्ततः, पृष्ठतः, पाश्वेत: आदि रूप बनते हैँ । 

१५ 


२७४ संस्कृत-व्याकरण 


कृशवस्तियोगे सम्पद्यकतंरि च्विः ।५।४।५०॥ 


(वा) अभूत तद्भाव इति वक्तव्यस्‌ । 
विकारात्मतां प्राप्नुवत्यां प्रकृतो वर्तमानाद्विकारशब्दात्‌ स्वार्थे च्विर्वा स्यात्‌ 
करोत्यादिभि योगे । 


अस्य च्वौ ।७।४।३२॥ 


अवणेस्य ईत्स्याच्च्चौ । वेर्लोपः। च्व्यन्तस्वादव्ययत्वम्‌ । अङ्कुष्णः कृष्ण: 
सम्पद्यते तं करोति कृष्णीकरोति । ब्रह्मी भवति । गंगी स्यात्‌ । 


आक्नतिगणोश्यमिति--्यह आद्यादि आकृति गण है अतः अन्य शब्दों से भी 
तसि प्रत्यय होता है। 


स्वरतः--स्वरेण-स्वर से । वर्णतः भी रूप बनते हैं। 
(शस्‌ एवं तसि प्रत्ययान्त शब्द अव्यय होते हैं ।) 
कुम्वस्तियोगे--विकार रूप को प्राप्त होने वाली प्रकृति के कारण में अर्थात्‌ 


विकार के कारणभूत में वर्तमान विकार-वाचक सुवन्त से स्वार्थे में च्वि प्रत्यय विकल्प 
से हो कृ, भू और अस्‌ धातु के योग रहते । 


वातिक-अभ्नुतेति--अभूत के तद्भाव अर्थं में अर्थात्‌ जो पहिले वैसा नहीं था 
उसके वैसा हो जाने अर्थ में च्वि प्रत्यय होता है । अतः वातिक के साथ मिलाकर 
सम्पूर्ण सूत्र का अर्थ है--जो पहिले वैसा नहीं था उसके वैसा होने के अर्थ में, होने 
वाले (संपद्य क्तरि) के वाचक शब्द से क, भू, अस्‌ धातुओं के योग रहते च्वि प्रत्यय 
होता है। 


अस्येति-अवर्ण को ई होता है च्वि परे रहते । 


बेर्लोपः--च्वि प्रत्यय के वकार का 'बेरपृक्तस्य' सुत्र से लोप होता है, चकार 
की इत्संज्ञा और लोप तथा इकार उच्चारणाथं है इस प्रकार च्वि प्रत्यय का सर्वाप 
हार लोप हो जाता है। 


इच्यन्तत्वादिति--च्वि प्रत्ययान्त शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। 

क्षणी करोति-अकृष्णः कृष्णः सम्पद्यते तं करोति, जो काला नहीं वह काला 
होता है या उसे करता है अथवा अकृष्णं कृष्णरुपेण सम्पद्यमानं करोति-जो अकुष्ण से 
कृष्ण हो रहा हो या उसे करने वाला हो। यहाँ कृष्ण शब्द से अभूततद्भाव अर्थ में 
कृ धातु के योग में पूर्व सूत्र से च्वि प्रत्यय, उसका सर्वापहार लोप, प्रकृत सूत्र से, 
अकार को ईकार होकर उक्त रूप बनता है। 


ब्रह्मी भवति - अन्नह्म ब्रह्म भवति जो ब्रह्म नहीं था वह ब्रह्म होता है, यहाँ 
ब्रह्म से च्वि, लोप, नकार लोप, होकर प्रकृत सूत्र से ईकार करने पर उक्त रूप बनता है। 


स्वाथिकाः २७५ 


(वा) अव्ययस्य च्वावीत्वं नेति वाच्यम्‌। दोषाभुतमह:। दिवाभूता 
रात्रिः। } । 

विभाषा साति काट स्न्ये ।५।४।५२॥ 

च्विविषये साति वा स्यात्‌ साकल्ये । 

सात्पदाद्योः । ८।३।१११॥ 

सस्य षत्वं न स्यात्‌ । दधि सिञ्चिति। छुर्स्नं शस्त्र मग्निः सम्पद्यते अग्नि 
सादृभवति । 

च्वौ च ।७।४।२६॥ 

च्वौ परे पुर्वस्य दीर्घः स्यात्‌ । अग्नोभवति । 


गंगी स्यात्‌ -अगङ्गा गङ्गा सम्पद्यमाना स्यात्‌ जो गंगा नहीं वह गङ्गा 
हो जाय। यहाँ अस्‌ धातु के योग में गङ्गा शब्द से च्वि, उसका लोप, आकार को 
ईकार होकर उक्त रूप बनता है। 

(वातिक) अव्ययस्येति-_च्वि प्रत्यय परे रहते अव्यय के अवर्ण को ईकार 
न हो। 

दोषाभुतम्‌-अहः--अदोषा दोषा सम्पद्यमानमु अभूतु-जो रात नहीं वह रात 
बन गया ऐसा दिन । यहाँ दोषा यह अव्यय है, भू के योग में च्वि प्रत्यय उसका लोप 
होकर 'दोषाभ्ूतम्‌' बना यहाँ अस्य च्वौ' से प्राप्त ईकार आदेश का प्रकृत वातिक से 
निषेध होता है । 

दिवाभूता रात्रि:--अदिवा दिवा सम्पद्यमाना अभूत जो दिन नहीं थी वह दिन 
हो गई ऐसी रात्रि । यह भी पूर्ववतु सिद्ध होता है । 

विभाषेति-च्वि प्रत्यय के विषय में साति प्रत्यय हो विकल्प से साकल्य 
(सम्पूर्णता) अर्थं में । 

सादिति- साति प्रत्यय के स तथा पदादि के सकार को षत्व नहीं होता । 

भरिनसादमवति--कृत्स्नं शस्त्रम्‌ अग्निः सम्पद्यते सम्पूर्णं शस्त्र (जलकर) 
अग्नि हो रहा है। यहां अग्नि शब्द से विभाषेति सूत्र द्वारा भू धातु के योग में साति 
प्रत्यय, अग्नि+-साति+-भवति इस स्थिति में “आदेश प्रत्ययोः' सूत्र से प्राप्त षत्व का 
निषेध प्रकृत सूत्र द्वारा होने पर 'अग्निसाद्भवति' रूप बनता है। साति में केवल 'सातू' 
शेष रहता है। 

दधि सिञ्चति प्रयोग में पद के आदि में स्थित सिञ्चति में सकार का षत्व 
निषेध प्रकृत सूत्र द्वारा होता है। 

च्वाविति--च्वि परे रहते पुवे अण्‌ को दीर्घं हो । 


२७६ संस्कृत व्याकरण 


अव्यक्तानुकरणाद्‌ इयजवरार्धादनितो डाच्‌ 1५॥४५७॥ 


इयजेवावरं दयजवर न्यूनं न तु ततो न्युनमनेकाजिति यावत्तारशसद्धेसस्य 
तस्माडड'च स्यात कृस्वस्तिभि योगे । 


(बा) डाचि विवक्षिते हे बहुलम्‌ । इति डाचि विवक्षिते द्वित्वम्‌ । 
(वा) नित्य मास्रे डिते डाचीति वक्तव्यम्‌ । 
डाच्परं यदास्रे डितं तस्मिन्‌ परे पुर्वेपरयो वणयोः पररूपं स्यात्‌ । इति तकार 


पकारयोः पकार: पट पटाकरोति। अव्यक्तानुकरणात्किम्‌-ईषत्करोति। द्वयजवरार्धात्‌ 
किम्‌-श्रत्करोति । अवरेलि किम्‌-खरट-खरटाक्करोति । अनितो किम्‌ पटिति करोति । 


इति स्वार्थिकाः 
इति तद्धित प्रकणरम्‌ 


अग्नी भवति अनग्निः अग्निः भवति-जो अग्नि नहीं वह अग्नि होता है । 
यहाँ भू के योग में अग्नि शब्द से च्वि प्रत्यय, उसका लोप, प्रकृत सूत्र से इकार को 
दीर्घं होकर उक्त रूप बनता है। 


अव्यक्त ति--जिसका अर्धभाग अनेकाच्‌ अनेक स्वर वाला हो तथा जिससे 
परे इति शब्द न हो ऐसे अव्यक्त ध्वनि के अनुकरणात्मक शब्द से कु, भू और अस्‌ के 
योग में डाच्‌ प्रत्यय हो । 


हृयजेवावरमित्यादि--सूत्रस्थ द्वयजवरार्धात्‌ पद का अर्थ है--द्वयच्‌ एव अवरं 
न्यूनं यस्य, न तु ततो न्यूनम्‌ अनेकाच्‌ इति यावत्‌ ताहशम्‌ अर्धे यस्य तस्मात अर्थात्‌ : 
केवल दो ही स्वर जिसमें कम हों, दो कम अर्थात्‌ एकाच्‌ नहीं, फलतः अनेकाच्‌ जो 
शब्द उसका जो आधा शब्द स्वरूप उससे । यहाँ केवल हृयच्‌ कहने से अनेकाच्‌ नहीं 
समझा जाता है अतएव अवर शब्द लगाया गया है। वस्तुतः अनेकाच्‌ कहना ही अधिकं 
स्पष्ट था । इस प्रकार अनेकाच्‌ जिसका अधे. भाग हो ऐसे अव्यक्त ध्वनि के अनुकरणा- 
त्मक शब्द से डाच्‌ प्रत्यय होता है। 

ऐसी ध्वनि जिसमें अकारादि वणे स्पष्ट न हों उसे अव्यक्त ध्वनि कहा जाता 


है। जैसे किवाड़ बन्द करने या खोलने से.उत्पन्न ध्वनि आदि, या हाथ पैर पटकने से 
उत्पन्न ध्वनि आदि। 


चातिक डाचीति--डाच्‌ प्रत्यय की विवक्षा में द्वित्व हो अर्थात्‌ डाच्‌ प्रत्यय 
करने से पूवे विवक्षा मात्र में द्वित्व होता है, बाहुलक से । 


वातिक-नित्यमिति--डाच्‌ परक आम्रं डित शब्द से परे पूर्व और पर वर्णों के ' 


स्थान में पर रूप एकादेश होता है.। 


पटपटाकरोति पटत करोति--पटपट ऐसी ध्वनि करता है। यहाँ डाच्‌ की 
विवक्षा होने पर 'डाचि विवक्षिते द्वे बहुलम्‌ वातिक से पटत शब्द को द्वित्व होकर 


स्वाथिका: २७७ 


पटतू-पटत्‌ करोति बनता है, यहाँ पटवु-पटवृ}इस अवस्था में अर्ध भाग पटतू अनेकाच्‌ 
भी है और यह अव्यक्त ध्वनि का अनुकरण भी है अतः कृ के योग में प्रकृत सूत्र द्वारा 
डाच्‌ (आ) प्रत्यय, डित्वातू अत्‌ इस “टि' के लोप होने पर पटवु+पटा करोति इस 
स्थिति में नित्य मित्यादि वातिक से डाच्‌ परक आम्रोडित 'पटा' के परे रहते पुवे 
तकार और पकार को पर रूप अर्थात्‌ पकार मात्र होने पर पटपटा करोति रूप 
बनता है । 

(द्विरुक्त-- दो बार कहे गए एक समान शब्दों में पर शब्द की आम्रेडित 
संज्ञा 'तस्यपरमाग्रे डितम्‌' इस सूत्र द्वारा होती है।) 

अव्यक्तानुकरणाव्‌ किम्‌ अव्यक्त ध्वनि के अनुकरण करने वाले शब्द से ही 
डाच्‌ प्रत्यय होता हे अतः -- 

ईषत्‌ करोति यहाँ डाच्‌ प्रत्यय न होगा क्योंकि ईषत्‌ अव्यक्त ध्वनि का 
अनुकरण नहीं है । - 

हयजवरार्धात्‌ किस्‌ -- जिसका अर्धं भाग द्वयच्‌ से कम अर्थात्‌ अनेकाच्‌ हो 
उसी से डाच्‌ प्रत्यय होता है अत:--'श्रत्‌ करोति’ यहाँ डाच्‌ न होगा क्योंकि श्रत्‌ में 
एक ही अच्‌ है। 

अवरेति किम्‌- द्वयच्‌ के साथ अवर जोड़ने के कारण ही खरटखरटा करोति 
यहाँ डाच्‌ प्रत्यय होता है यदि इयजवर न कहकर द्यच्‌ कहते तो यहाँ डाच्‌ न 
होता । 

यहाँ अर्ध भाग खरटतू दो अच्‌ वाला नहीं अपितु अनेकाच्‌ है, अवर शब्द के 
ग्रहण से ही अर्थ लब्ध होता है कि दो अच्‌ से कम वाला नहो भले ही अधिक 
अच्‌ वाला हो अर्थात्‌ द्रयजवर शब्द एकाच्‌ को रोकता है अनेकाच्‌ को नहीं अतः 
यहाँ भी डाच प्रत्यय होता है। 

अनितौ किमिति--इति परे रहते डाच्‌ नहीं होता अतः 'पटिति करोति’ यहाँ 
डाच न होगा क्योंकि अव्यक्त ध्वनि के अनुकरणात्मक पटत शब्द के आगे इति है । 


इति स्वार्थिकाः 
इति तद्धित प्रकरणम्‌ 


अथ तिङन्त प्रकरणम्‌ 


तत्र 
स्वादिगणः 


लट्‌, लिट्‌, जुट, लुट्‌, लेट, लोटू, लड_, लिङ, लुड_, लुड_। एषु पञ्चमो 
लकारश्छन्दोमात्रगोचरः । 


लडिति-लट्‌ आदि दश लकार हैं। इन सभी में 'ल' होने के कारण इन 
सबको 'लकार' इस नाम से अभिहित किया जाता है । 

एषु इति--इन दश लकारों में पाँचवाँ 'लेट्‌' लकार है , इसका प्रयोग केवल 
वेद में ही देखा जाता है । अर्थात्‌ इस लकार का प्रयोग लौकिक संस्कृत में नहीं 
होता । 

शेष नौ लकारों में से प्रथम पाँच लकार अर्थात्‌ लट्‌, लिट्‌, लुट्‌, लुटू, लोट्‌, 
टित लकार कहलाते हैं, क्योंकि इन सब में 'ट्‌' की इत्‌ संज्ञा और लोप हो जाता है, 
शेष चार लकार अर्थात्‌ लङ, लिङ, लुङ, ओर लुङः, डितू लकार कहे जाते हैं, वयोंकि 
इनमें 'ङ,' की इत्‌ संज्ञा और लोप होता है । 

थे सभी लकार धातुओं के आगे ही प्रयुक्त होते हैं, और इन सभी लकारों के 
द्वारा धातु वाच्य क्रिया के काल, प्रकार आदि का ज्ञान होता है। 

काल- साधारणतः “वर्तमान, भूत और भविष्यत’ ये तीन काल होते हैं, 
कोई भी क्रिया जिस समय होती है, वह उसका काल कहा जाता है। फिर भी उक्त 
तीन प्रकार के कालों के अतिरिक्त अन्यं भी इस काल के अवान्तर भेद होते हैं, 
जिनका बोध इन लकारों से होता है। 


क्रिया के उस काल को वर्तमान काल कहते हैं, जिसमें क्रिया विशेष का 
प्रारम्भ और कार्य तो पाया जाता है, पर कार्य की समाप्ति नहीं, जैसे 'स पठति, ते 
गच्छन्ति, त्वं भाषसे’ आदि, यहाँ इन वाक्यों में पढ़ना, जाना, बोलना, रूप कार्य का 
प्रारम्भ और होना तो पाया जाता है, पर इनकी समाप्ति नहीं देखी जाती, अतः ये 


१७६ 


तिङन्त प्रकरणेम्‌ं २७६ 


वर्तमान काल की क्रियायें हैं । इस वर्तमान काल के वोधनार्थ लट्‌ लकार का प्रयोग 
किया जाता है। 

जिस काल में प्रारब्ध कार्यं की अथवा क्रिया की समाप्ति देखी जाय अर्थात्‌ 
जिस काल में कोई क्रिया या कार्य आरम्भ होकर समाप्त हुआ भी ज्ञात हो, वह 
काल भुत काल कहलाता है। जैसे--राम: स्वण्हम्‌ भगमत्‌-राम अपने घर गया'-- 
इस वाक्य में 'जाना' क्रिया की समाप्ति देखी जाती है, अतः यह भूतकाल की क्रिया 
है। इस प्रकार के सामान्य भुतकाल के वोधनार्थ लुङ, लकार का प्रयोग होता है । 


इस सामान्य भूतकाल के अतिरिक्त एक अनद्यतन भुतकाल भी होता है। 
अनद्यतन भूतकाल वह काल है, जो कि आज का न हो, अर्थात आज के बारह बजे 
रात से पूर्व का समय अथवा आज प्रातः से पूर्व का समय । इस अनद्यतन भूतकाल के 
बोधनार्थं लङ, लकार का प्रयोग होता है, जेसे, देवदत्तः स्वण्हम्‌ अगच्छत्‌ । 

इन सामान्य भूतकाल एवं अनद्यतन भूत के अतिरिक्त एक परोक्ष अनद्यतन 
भुतकाल भी होता है। परोक्ष अनद्यतन भूतकाल वह काल होता है जिस काल की 
क्रिया का प्रत्यक्ष होना न पाया जाय अर्थात जिसे किसी ने न देखा हो, केवल सुना 
ही हो । सामान्य एवं अनद्यतन भूतकाल का तो प्रत्यक्ष होता है, किन्तु परोक्ष अन- 
द्यतन भूतकाल का नहीं । जैसे, “रामोऽयोध्यायाः राजा वभूव” “राम अयोध्या के 
राजा हुए थे” यहाँ राम का, जो कि 'वभूव' क्रिया का कर्ता है, राजा होना, इस 
वाक्य के प्रयोक्ता को प्रत्यक्ष नहीं है, अर्थात इस वाकय के कहने वाले ने राम का 
राजा होना कभी नहीं देखा है, उसने केवल सुना है, अतः उसके लिए यह परोक्ष है 
भौर अनद्यतन भी । इस परोक्ष अनद्यतन भुतकाल के बोधनार्थ लिट्‌ लकार का प्रयोग 
किया जाता है। यथा--रामो वनम्‌ जगाम ।” 


क्रिया का वह काले जिसमें क्रिया का प्रारम्भ होना तो न पाया जाय, अपितु 
उसका आगे होना पाया जाय, भविष्यत्‌ काल कहा जाता है; जसे-_देवदत्तः स्वगृहम्‌ 
गमिष्यति “देवदत्त अपने घर जायेगा ।” इस वाक्य में गमन-क्रिया का आगे होना ही 
पाया जाता है, न कि उसका अभी होना, अतः यह भविष्यत्‌ काल है । 


यह भविष्यत्‌ काल भी दो प्रकार का होता है, सामान्य भविष्यत्‌ काल और 
अनद्यतन भविष्यत्‌ काल । सामान्य भविष्यत्‌ काल में तो लुट्‌ लकार का प्रयोग होता 
है, जेसे 'ते स्वणृहं यास्यन्ति’ बे अपने घर जायेंगे । किन्तु अनद्यतन भविष्यत काल में 
लुट्‌ लकार का प्रयोग किया जाता है, जँसे- देवदत्तः स्वग्रहं शवो गन्ता-देवदत्त अपने 
घर कल जायेगा । आज बारह बजे रात से ओने वाले कल के बारह बजे रात तक 
का समय अनद्यतन भविष्यत काल कहा जायेगा । यदि क्रिया का अनद्यतन काल में 
होना प्रकट हो तो वहाँ इस काल के बोधनार्थं लुट्‌ लकार का ही प्रयोग होना 
चाहिए, लुट्‌ का नहीं । उक्त वाकय में एव: शब्द के द्वारा क्रिया का अनद्यतन 
भविष्यतु काल में होना प्रकट हो रहा है अतएव वहाँ लुट्‌ लकार का प्रयोग किया 


२६०. संस्कृत-व्याकरंण 
है, लृट्‌ लकार का नहीं । जिस वाक्य में अनद्यतन का उल्लेख स्पष्ट न हो, वहाँ लृट्‌ 
लकार का प्रयोग किया जा सकता है । 


इस प्रकार, लट्‌, लिट्‌, लुटू, लृट्‌, लङ, लुङ ये छः लकार ही काल विशेष री 
के वोधक हैं, शेष तीन लकार अर्थात्‌ लोट्‌, लिङ्‌ और लुङ., किसी काल विशेष का 


बोध नहीं कराते, अपितु वे क्रिया के प्रकार को बतलाते हैं । 


लोट्‌ लकार का प्रयोग आगे बताये जाने वाले विधि (प्रेरणा) आदि छः 
अर्थो में, आज्ञा अर्थ में तथा आशीर्वाद आदि अर्थों में होता है। 


लिङ लकार का प्रयोग, विधि आदि छः:-विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट 
संप्रश्न और प्रार्थना-अर्थो में तथा अश्शीर्वाद अर्थ में भी होता है। विधि आदि 
अर्थों के अतिरिक्त, जब लिङ, लकार का प्रयोग आशीर्वाद अर्थ में होता है, तब इसे 
“आशीलिङ,” लकार कहा जाता है। इस प्रकार लिङ, लकार द्विधा विभक्त हो जाता 
है, जब विधि आदि छः अर्थों में इसका प्रयोग होता है, तब इसे विधि लिङ, लकार 
और जब इसका प्रयोग आशीर्वाद अर्थं में होता है तब इसे आशीलिङ लकार कहा 
जाता है। इन दोनों ही लिङ, लकारों के रूप एक दूसरे से भिन्न होते हैं । 


लड लकार का प्रयोग हेतुहेतुम ज्राव आदि अर्थो में होता है। 
इन लकारों के काल और प्रकार जानने के लिए निम्नलिखित तालिका 
द्रष्टव्य है :-- 


लकारों के काल ओर प्रकार 


काल और प्रकार लकार उदाहरण 
१. वतैमान काल लट्‌ रामः स्वपुस्तकम्‌ पठति । 
२. भूतकाल (१) समान्य भूत लुङ्‌ [| देवदत्तः स्वग्रहम्‌ अगमत्‌ । 
(२) अनद्यतन भूत लङ, | रामः स्वपुस्तकम्‌ अपठत्‌ । 
(३) परोक्ष अनद्यतन भूत लिट्‌ | रामः अयोध्यायाः राजा बभूव। 
३. सामान्य भविष्यत्‌ काल लृट्‌ ते स्व पुस्तकम्‌ पठिष्यन्ति । 
अनद्यतन भविष्यत लुट्‌ सः शवो गृहम्‌ गन्ता । 
४. विध्यादि, आज्ञार्थं तथा लोट्‌ | भवानू स्वणृहं गच्छतु । 
आशीर्वादादि 
५. विध्यादि अर्थो में विधिलिङ | अहरहः सन्ध्यामुपासीत । 
६. आशीर्वादार्थं में आशीलिङ, | ते मड गलानि भूयासुः 
७. हेतु हेतुमद्‌ भावार्थें लुङ सुवृष्टिश्चेदभविष्यत्तदा सुभिक्षमः 


भविष्यत्‌ । 


तिझन्त प्रकरणम्‌ २८१ 


(१) लः कर्मणि च भावे चाकमंकेभ्यः ।२।४।६९॥ 
लकारा: सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्थु रकर्सकेभ्यो भावे कर्तरि च । 


ल इति-ये लकार सकर्मक धातुओं से कर्ता और कमं में, तथा अकर्मक 
धातुओं से भाव और कर्ता में हों । 

प्रत्येक धातु चाहे वह सकर्मक हो अथवा अकर्मक, दो अर्थ रखता है- फल, 
और व्यापार । व्यापार का जो आश्रय होता है वही कर्ता कहा जाता है, अर्थात्‌ धातु 
वाच्य (धातु से प्रकट होने वाली) क्रिया (काम) का जो करने वाला होता हैं, वही 
कर्ता कहा जाता है, जैसे “देवदत्तः ओदनम्‌ पचति” (देवदत्त चावल पकाता है) इस 
वाक्य में “पच्‌” धातु है जिसका अर्थ 'पकाना' है। धातु वाच्य क्रिया अर्थात्‌ धातु से 
प्रकट होने वाला काम का आश्रय अर्थात्‌ करने वाला-- यहां 'देवदत्त' है, इस प्रकार 
यहाँ धातु वाच्य व्यापार (काम) का करने वाला होने के कारण 'देवदत्त' ही कर्ता 
है, क्योंकि 'पचति' इस क्रिया में 'बटलोई' को चूल्हे पर रखने, आग जलाने आदि 
से लेकर उतारने तक की जो कुछ भी क्रियायें (काम) की जाती हैं, उन सबका 
केवल एक मात्र 'कर्ता' 'देवदत्त' ही है । इस प्रकार पच्‌ धातु से बोध्य (बतलाया जाने 
वाला) जो व्यापार (कार्य) उसका कर्ता होने से 'देवदत्त' ही इस वाक्य का कर्ता 
होता है । 

इस प्रकार व्यापार और व्यापाराश्रय के अतिरिक्त धातु का दूसरा अर्थ होता 
है “फल” । जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए कोई क्रिया (काम) की जाती है, वह 
उद्देश्य प्राप्ति उस क्रिया का फल होता हे और इस फल का जो आश्रय होता है वही 
फ़लाश्रय उस धातु का कर्म होता है, जैसे उक्त वाक्य 'देवदत्तः ओदनम्‌ पचति” में 
'पचति’ क्रिया (काम) का उद्देश्य है 'चावलों का गलाना या पकाना” क्योंकि 
चावलों के गलने या पकने के ही उद्देश्य से यह क्रिया की जाती है, इस प्रकार 
'गलना' ही उद्देश्य है, और इस गलने का आश्रय ओदन हैं क्योंकि ओदन ही गलते हैं, 
भतः गलने का आश्रय ओदन है, अतएव इस बाक्य में फलाश्रय ओदन हैं ओर वही 
कर्म है । 

इस विवरण से स्पष्ट है कि धातु वाच्य क्रिया या व्यापार का जो आश्रय 
होता है अर्थात्‌ व्यापार जिसमें रहता है वह कर्ता होता है, ओर क्रिया का फल 
जिसमें रहता है वह फलाश्रय ही कर्म होता है। उक्त वाक्य में व्यापाराश्रय देवदत्त 
कर्ता है और फलाश्रय ओदन कर्म है, प्रत्येक क्रिया में कर्ता और कमें का भेद इसी 


प्रकार देखा जा सकता है। 

जिन धातुओं में फल और व्यापार भिन्न-भिन्न आश्रय में रहने वाले होते हैं वे 
सकर्मक कहे जाते हैं जैसे उक्त वाक्य में व्यापार का आश्रय देवदत्त था और फल का 
आश्रय ओदन था अतः. व्यापार और फल के भिन्न-भिन्न आश्रयों में होने के कारण 
(पचु' धातु सकर्मक था । सकर्मक का अर्थ है कर्म सहित धातु । 


२५२ संस्कृत-व्याक रण 


इन सकर्मक धातुओं से भिन्न वे धातु जिनका फलाश्रय और व्यापाराश्रय एक 
ही होता है अकमंक कहे जाते हैं, अकमक धातुओं का व्यापार और फल एक ही 
आश्रय में रहता है, भिन्न-भिन्न आश्रयो में नहीं । जैसे--“देवदत्त: शेते” 'देवदत्त 
सोता है' इस वाकय में शेते’ शीङ धातु का रूप है जिसका अर्थ है सोना । यहाँ धातु 
वाच्य व्यापार अर्थात्‌ 'शी' धातु से प्रकट होने वाला व्यापार या काम है लेट जाना 
आदि' इस व्यापार (काम) का करने वाला देवदत्त है, अतः व्यापाराश्रय होने से 
देवदत्त कर्ता है। शयन क्रिया या सोने का उद्देश्य या फल है आराम या 'विश्राम' 
इस आराम का आश्रय भी देवदत्त है क्योंकि लेटने रूप काम से आराम देवदत्त को 
ही मिलता है । इस प्रकार इस वाक्य में व्यापार और फल दोनों का आश्रय केवल 
एक देवदत्त ही है, अतः यह धातु अकमक है, इसमें कर्ता से भिन्न अन्य कोई कर्म 
नहीं है। 

इसी विधि से सभी धातुओं में सकर्मकत्व और अकर्मकत्व जाना जा 
सकता है। 

इतना होने पर भी धातुगत सकर्मकत्व और अकर्मेकत्व वस्तुतः विवक्षाधीन 
ही होता है किसी भी धातु का प्रयोग करने वाला व्यक्ति इसे जिस किसी भी रूप में, 
चाहे सकर्मक की तरह, अथवा चाहे अकर्मक की तरह प्रयोग में ला सकता है, अतएव 
वक्ता या प्रयोक्ता की स्वेच्छा के अनुसार कभी कोई धातु सकर्मक होते हुए भी अकमंक 
की तरह प्रयुक्त होते हैं और कभी अकमंक भी धातु सकर्मक को तरह प्रयुक्त होते हैं, 
अतः सकर्मकतव और अकर्मकत्व को विवक्षाधीन ही समझना चाहिए । 

यद्यपि विद्वानों ने निम्नलिखित कारिका में इन अर्थो वाली धातुओं को 
अकर्मक तथा शेष को सकर्मक लतलाया है, तथापि यह बड़ा स्थुल परिगणन है; 
क्योंकि इन अर्था वाले धातुओं के अतिरिक्त अन्य धातु भी विवक्षानुसार अकर्मक हो 
सकते हैं, जैसा कि आगे सोदाहरण स्पष्ट किया गया हे । अस्तु निम्नलिखित अरिका 
में अकर्मक धातुओं का अति संक्षिप्त परिगणन ही समझना चाहिए-- 

“लज्जा सत्ता स्थिति जागरणं बुद्धिक्षय भय जीवितमरणम्‌ । 
शयनक्रोड़ारचिदीप्त्यथं धातुगणन्तमकमंकमाहुः ॥ 


निम्नलिखित अर्थो वाले धातु अकर्मक होते हैँ- लज्जा (लज्जित होना) सत्ता 
(होना) स्थिति (ठहरना) जागरण (जागना) वृद्धि (बढ़ना) क्षय (घटना या नष्ट 
होना, भय (डरना) जीवित (जीना) मरणम्‌ (मरना) शयन (सोना) क्रीड़ा (खेलना) 
रुचि (इच्छा करना) दीप्ति (प्रकाशित होना) आदि अर्थो वाले सभी धातु अकमंक हैं, 
और शेष सकर्मक । 
किन्तु इनके अतिरिक्त अन्य धातु भी विवक्षाधीन अकमक तथा सकर्मक हो 
सकते हैं, जैसा कि निम्नलिखित कारिका में बतलाया गया है । 
“घातोरर्थान्तरे वृत्ते धात्वर्थनोपसंग्रहात्‌ । 
प्रश्निद्धे रविवक्षातः क्लणोऽकमिकाः क्रिया; ॥ 


तिडन्त प्रकरणम्‌ | २५३ 


अर्थात्‌ सकर्मक भी धातु इन चार प्रकारों से अकर्मक बन जाते हैं-- 

धातु का अर्थान्तर में अर्थात अपने से भिन्न अर्थ में प्रयोग होने से सकर्मक 
धातु भी अकमक बन जाता है, जेसे--'वह' धातु (ले जाना या ढोना) अर्थ में स्वतः 
सकर्मक है “भारम्‌ वहति गर्दभः (गदहा बोझ ढोता है) यहाँ 'भारम्‌' यह कमे है, 
“गरदेभः' यह कर्ता है, फलाश्रय और व्यापाराश्रय के भिन्न-भिन्न होने से यहाँ वह 
धातु अपने निजी अर्थे में सकर्मक है, पर जब प्रयोक्ता इसके अपने अर्थ से भिन्न अर्थ 
में अपनी इच्छानुसार इसका प्रयोग करेगा, तब यही अकर्मक बन जायेगा, जैसे-- 
“नदी बहति’ नदी बहती है, यहाँ इस वाक्य में यह धातु अकमक बन गया है, क्योंकि 
यहाँ फलाश्रय भौर व्यापाराश्रय केवल एक “नदी” ही है। 

इसी प्रकार जब धातु के अर्थ से उसका कर्म भी उसी में संगृहीत हो जाता है 
तब सकमक धातु भी अकसंक बन जाता है, जैसे--स जीवति-वह जीता है, यहाँ जीव्‌ 
धातु का अर्थ है, प्राणों को धारण करना, किन्तु यहाँ वह इस धातु का प्राण रूप कमे 
जीव्‌ धातु के अर्थ में ही संग्रहीत कर लिया गया है, अतः सकर्मक होता हुआ भी यह 
यहाँ अकमक बन गया है । 

इसी प्रकार कमं के प्रसिद्ध होने से भी सकर्मक धातु अकर्मक बन जाता है, 
जैसे--मिघो वर्षेति' यहाँ 'वर्षेति' इस क्रिया में 'जलम्‌' यह कर्म सर्व प्रसिद्ध है, अतः 
'मेघो जलं वर्षति’ न कहकर केवल. 'वर्षति' का प्रयोग किया गया है और इस प्रकार 
इसे अकमक बना दिया गया है । 


इसी प्रकार वक्ता यदि जानबूझ कर भी किसी धातु के कर्म का प्रयोग ही 
नहीं करता है, तब भी सकर्मक धातु अकर्मक बन जाता है, जैसे-“हितान्न यः 
संश्ृणृते स किप्रभु:” यहाँ 'संशणुते' में यद्यपि श्रृधातु सकर्मक है तथापि इसमें वक्ता 
ने अपनी इच्छा से कर्म का प्रयोग नहीं किया है, अतः यह सकमक हो कर भी यहाँ 
अकर्मक बन गया है । 

इसी प्रकार अन्यत्र भी सकर्मक और अकमक की व्यवस्था समझनी चाहिये । 
यद्यपि आचार्यो ने “फलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वस्‌ सकर्मकत्वम्‌” तथा “फल- 
समानाधिकरणव्यापारवाचकत्वमु अकर्मकत्वम्‌” आदि लिखकर सकर्मेकत्व और 
अकर्मकत्व की व्यवस्था की हैं, तथापि सकर्मकत्व और अकर्मकत्व को सर्वत्र ही 
विवक्षाधीन समझना चाहिये । आगे निरूपणीय “लकारार्थप्रक्रिया” में अनेक धातु 
ऐसे बतलाये गये हैं जोकि विशेष-विशेष आर्थो में सकमक से अकर्मक, और अकमंक 
से सकमंक बन गये हैं । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धातु वाच्य व्यापार का आश्रय तथा धातु व्यापार 
यो क्रिया में जो स्वतन्त्रता पुर्वक विवक्षित हो वही कर्ता होता है । 

धातु वाच्य फल का जो आश्रय तथा क्रिया का फल या उद्देश्य जिस पर 
ध्माप्त होता हो वही कर्म कहा जाता है। 


२६४ सँस्कृत-ब्याकरण 


धातु वाच्य व्यापार को ही भाव कहा जाता है अर्थात्‌ धातु से प्रकट होने 
वाला जो व्यापार या कार्य वही भाव होता है । 
` _ सभी सकमंक धातुओं से लकार कर्ता या कर्म में होते हैं और अकर्मक धातुओं 
से लकार कर्ता या भाव में होते हैं। 
\ इस दृष्टि से तीन प्रकार के वाच्य सिद्ध होते हैं-कतूं वाच्य, कमवाच्य और 
भाववाच्य । 'वाच्य' का अथे है, प्रकार अर्थात्‌ जिससे यह जाना जाय कि लकार 
किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 
कतृ वाच्य--धातु का वह रूप है जिसमें लकार का अर्थ कर्ता हो अर्थात्‌ 
लकार क्रथं में प्रयुक्त हो, फलतः जब लकार कत्रंथं में प्रयुक्त होगा तब क्रिया पद 
को कर्ता के अनुसार होना पड़ेगा, कर्ता के लिङ्ग वचन व पुरुष का प्रभाव क्रिया पर 
होगा, क्रिया को कर्ता के अनुसार अपने रूप को बदलना पड़ेगा । 
कर्मवाच्य - धातु का वह रूप है जिसमें लकार का अर्थ कर्म होता है अर्थात्‌ 
लकार कमं के अथे में प्रयुक्त होता है । फलतः जब लकार कर्म के अथे में प्रयुक्त होगा 
तब क्रिया पद को कर्म के अनुसार होना पड़ेगा, कर्म के लिङ्ग वचन और पुरुष का 
प्रभाव क्रिया पद पर होगा और क्रिया को कमं के अनुसार अपना रूप परिवतित 
करना पड़ेगा । 


भाववाच्य--धातु का वह रूप है जिसमें लकार का अथ भाव अर्थात्‌ 
केवल धातु व्यापार मात्र होता है अर्थात्‌ जहाँ लकार का प्रयोग न कर्ता में और न 
कर्म में अपितु केवल धातु व्यापार मात्रा में हो। फलतः धातु व्यापार मात्र में 
प्रयक्त क्रिया पद पर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कर्म तो भाववाच्य में होता 
ही नहीं, क्योंकि अकर्मक धातुओं से ही भाववाक्य होता है। इस प्रकार भाववाच्य 
प्रयुक्त क्रिया पद पूर्ण स्वतन्त्र होता है, कर्ता के लिङ्ग वचन आदि का उस पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । 

उक्त सूत्र बतलाता है कि जब लकार कत्र थे में आये तब कतृ वाच्य, जब 
कर्म अर्थ में आये तब कर्मवाच्य और जब भाव==धातु वाच्य व्यापार मात्र में आये 
तब भाववाच्य होता है । सकर्मक धातुओं से लकार कर्ता और कर्म में, तथा अकर्मक 


- धातुओं से कर्ता और भाव में होगा । इस प्रकार सकर्मक से-कतू वाच्य और कर्मवाच्य 


तथा अकर्मक से कतृ वाच्य ओर भाववाच्य होंगे । 

इन त्रिविध वाच्यों के कारण संस्कृत वाक्य रचना में बड़ा अन्तर पड़ जाता 
है । कतृ वाच्य में, कत्रर्थ में लकार होने से कर्ता के अभिहित या उक्त हो जाने से, कर्ता 
में सदा प्रथमा विभक्ति और कमं के अनभिहित या अनुक्त रहने से कर्म में सदा 
द्वितीय विभक्ति रहती है, क्रिया पद कर्ता के अनुसार विविध रूपों में परिवर्तित होता 
रहता है, पर कर्म का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यथा- रामः पुस्तकम्‌ पठति 
ब्रालकाः पुस्तकम्‌ पठन्ति, तौ धर्म कुरुतः, त्वम्‌ स्वपाठं स्मरसि, युवाम्‌ गहम्‌-गच्छथः 
पत्रं लिखथ, अहं पत्रं लिखामि, आवाम पुस्तकं पठावः, वयम पठामः। यहाँ सर्वत्र 


तिङन्त प्रकरणम्‌ २०८५ 


(२) वतमाने लट्‌ 1३॥२॥१२३॥ 

वर्तमान क्रियावृत्ते धातो ल्द स्यात्‌ । 

अटावितौ । उच्चारण सामर्थ्याल्लस्य नेत्वम्‌ । 

भु” सत्तायाम्‌ । कतृ विवक्षायां 'भ' 'ल्‌ इति स्थिते 


क्रिया पद अपने कर्ता के अनुसार परिवतित होता गया है पर कमं का उस पर कोई 
“प्रभाव नहीं पड़ा है। 4 

कर्म वाच्य में क्रिया पद कमें के अनुसार होगा, जब कमं अर्थ में लकार होगा 
तो कर्म के अभिहित होने से उसमें प्रथमा विभक्ति होगी और कर्ता में तृतीया, कमे के. 
लिङ्ग वचन और पुरुष का प्रभाव भी क्रिया पर पड़ेगा कर्ता पर नहीं। यथा-- 
देवदत्तेन एको मृगो हन्यते, एभि व्यधिरेको मृगोऽहन्यत, ताभिरेकं पुस्तकं पठ्यते, 
तेनेमानि पुस्तकानि पञ्यन्ते, मया त्वम्‌ हश्यसे, ताभिरहं हश्ये, तेनेमानि फलानि 
आवीयन्ते । इन वाक्यों में कर्मानुसार क्रिया पदों में परिवर्तेन होता गया है--कर्ता का 
इन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है । 

भाव वाच्य में क्रिया पद सर्वेथा स्वतन्त्र रहता है अतः उस पर कर्ता का कोई 
प्रभाव नहीं होता, यथा--तेनाद्य गम्यते, ताभिरत्र स्थीयते, अस्माभिः गम्यते, तेन 
विदुषा भूयते, श्रेयसि न केनापि तृष्तेन भूयते, अस्माभि : विद्वद्भिः भूयते । इन वाक्यों 
से स्पष्ट है कि भाववाच्य की क्रिया में पुरुषकृत एवं वचनक्ृत भेद नहीं होते, कर्ता 
में कोई भी पुरुष लिङ्ग वचन रह सकता है पर क्रिया में सदा प्रथम पुरुष एकवचन, 
ही होगा । क्र 
इन त्रिविध वाच्यों के रहते हुये भी करत वाच्य का ही प्रयोग अधिक 
होता है, अतएव गर्णो एवं प्रक्रियाओं में धातुओं के प्रायः कतृ वाच्य ही रूप दिये-गये: 
है। भाववाच्य और कमंवाच्य के रूप प्रायः भाव कर्म प्रक्रिया में ही देखे: 
जाते हैं । 

बर्तेमान इति--वतेमान कालिक क्रियावृत्ति धातु से लट्‌ लकार हो। अर्थात्‌ 
यदि धातु वाच्य क्रिया वतैमान काल की हो तो उस धातु से लट्लकार का? 
प्रयोग हो । 

अटाविताविति--लट्‌ लकार के अकार और टकार की इत्‌ संज्ञा है, फलतः 
तस्य लोप: सूत्र से उन इत्‌ संज्ञक 'अ' और टू का लोप हो जाता है, केवल 'ल्‌' 
शेष रहता है । हि 

उच्चारणेति--उच्चारण सामर्थ्यं से ल्‌ की इत्‌ संज्ञा नहीं होती; क्योंकि यदि" 
अ और ट्‌ की तरह ल्‌ की भी इत्‌ संज्ञा हो जाती और फलतः उसका भी लोप होः 
जाता तो कुछ भी शेष न रहता, और 'लट्‌' का उच्चारण करना ही व्यर्थं हो जाता: 
अतः उच्चारण सामर्थ्यवश 'ल्‌' की इत्संज्ञा और लोप नहीं होता है। 


२८६ संस्कृत-व्याकरण 


(३) तिप्तस्‌ झि-सिप्‌ थस्‌ थमिब्वस्‌सस्‌, तातांझ-थाँसाथां 
ध्वसिड्वहिसहिङ, 1३1४।६६॥ 
एते अष्टादश लादेशाः स्युः । 


भु इति-- भू! यह इस गण का प्रथम धातु है, और -इसका अथे 'सत्ता' अर्थात्‌ 
“होना? है “भु इस गण का प्रथम धातु है, अतएव इस गण का नाम भ्वादिगण है, 
हसी प्रकार अन्य गणों का नाम भी उस गण के प्रथम धातु के नाम से रखा गया है, - 
जैसे अदादि तुदादि चुरादि आदि गण । 


कत्रिति--इस भू धातु से कर्ता की अर्थात्‌ कतृ वाच्य की विवक्षा में लट्‌ लकार 
लाने पर “भू ल्‌' इस स्थिति में । कतृ विवक्षा का तात्पर्ये यह है कि वक्ता या 
प्रयोक्ता यहाँ इस 'भू' धातु का प्रयोग कतृ वाच्य में ही करना चाहता है, अन्यथा इस 
धातु के अकमंक होने के कारण इसका प्रयोग भाववाच्य में भी हो सकता था, पर 
कर्ता की विवक्षा के अनुसार यहाँ लट्‌ लकार का प्रयोग कतृवाच्य में ही किया 
गया है। 


तिप्तस्‌क्तिति-तिप्‌, तस्‌, झि। सिप्‌, थस्‌, थ। मिप्‌, बस्‌, मस्‌। त, 
आताम्‌, झ । थास्‌, आथाम्‌, ध्वम्‌ । इट्‌, वहिङ महिङ, । ये अठारह प्रत्यय लकारों 
के स्थान में होते हैं । 


सूत्र संख्या (३) में तिप्‌ आदि अठारह प्रत्यय बतलाये गये हैं, ये प्रथम अक्षर 
“ति? से लेकर महिङ, प्रत्यय के 'डः” तक हैं, अतएव इन सब प्रत्ययों को तिङ, प्रत्यय 
कहा जाता है, अर्थात्‌ यह एक प्रकार का तिङ, प्रत्याहार है जो किति से लेकर 
महिङ, के 'ङ' तब आने वाले १५ प्रत्ययों का बोधक है, ये प्रत्यय नव गणों के 
अन्तर्गत आने वाले सभी धातुओं के आगे प्रयुक्त होते हैं, अतएव इस प्रकरण का नाम 
'तिङन्त' प्रकरण है, क्योंकि ये १८ प्रत्यय सभी धातुओं के बाद प्रयुक्त होते हैं। 
पहले नौ प्रत्ययों को छोड़कर यदि दशवें प्रत्यय 'त' से लेकर महिङ के 'ङ” तक 
लिया जाय तो यह “तड! प्रत्याहार बनता है, इस तङ प्रत्याहार के अन्तर्गत त से 
मह्दिङ तक नौ प्रत्यय आयेंगे। ये सभी प्रत्यय लकारों के ही स्थान में होते हैं, 
अतएव इन्हें 'लादेश' (ल्‌ के स्थान में हुए आदेश) कहा जाता है । 


इन १८ प्रत्ययों के अतिरिक्त कानच्‌ कसु शतृ, शानच्‌, चानश्‌ आदि प्रत्यय 
भी लकारों के ही स्थान में होते हैं, अतएव इन्हें भी लादेश कहा जाता है। लिट्‌ 
लकार के स्थान में कानच्‌ और क्वसु प्रत्यय होते हैं तथा लट्‌ और लृट्‌ के स्थान में 
शतु और शानच्‌ प्रत्यय होते हैं। इनके क्रमशः सूत्र “लिटः कानज्वा, कुसुश्च, लटः 
शतृशानचावप्रथमा समानाधिकरणे तथा लुटः सदा” हैं। “ताच्छील्यवयोवचनेषु 
चानश्‌' सूत्र से चानण्‌ प्रत्यय भी होता है, इसका रूप शानच्‌ के समान ही बनता 
है। लकारों के स्थान में इन सभी प्रत्ययों के होने के कारण इन्हें 'लादेश' कहा जाता 


तिङन्त प्रकरणमु २८७ 

(४) लः परस्मेपदम्‌ ।१।४।९६॥ 

लादेशाः परस्मंपदसंज्ञाः स्युः । 

(५) तङानावात्मनेपदम्‌ ॥१।४।१००॥ 

तङ, प्रत्याहारः शानच्‌ कानचो चेतत्‌ संज्ञाः स्युः । 

पुवंसंज्ञापवादः । 

(६) अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ ।१।३।१२॥ 
है । उक्त प्रत्ययों में तङ प्रत्यय, शानच्‌ और कानच्‌ तो आत्मने पद में होते हैं, 
शेष तिङ प्रत्यय तथा चानश्‌ प्रत्यय परस्मैपद में होते है । 

ल इति-लकारों के स्थान में जो भी आदेश हों उनकी परस्मैपद संज्ञा हो 
अर्थात्‌ उन्हें परस्मैपद कहा जाय । 

इस सूत्र से तो उक्त सभी लादेशों को परस्मैपद संज्ञा प्राप्त होती है क्योंकि 
ये सभी प्रत्यय लकारों के ही स्थान में होने से लादेश हैं, इस प्रकार आत्मने पद के 
लिए तो कहीं भी अवकाश न रह जायेगा अतः अग्निम सूत्र निरवकाश होने से इस 
सूत्र का अपवाद हो जाता है। 

तडानेति -- तड! प्रत्याहार (त से लेकर महिड तक) तथा शानच्‌ और 
कानच्‌ प्रत्ययों की आत्मने पद संज्ञा हो (शानच्‌ कानच्‌ शतृ क्कसु चानश्‌ आदि कृदन्त 
प्रकरण में बताये जायेंगे) । 

ुर्वसंज्ञेति- पूवं संज्ञा अर्थात्‌ सूत्र सं० ४ से की जाने वाली परस्मैपद संज्ञा 
का यह सूत्र अपवाद है “निरवकाशो विधि रपवादो भवति” इस वचन के अनुसार 
यदि सवंत्र लादेशों की परस्मैपद संज्ञा ही हो जायेगी, तो इस सूत्र संख्या ५ से की 
जाने वाली आत्मने पद संज्ञा को कहीं भी अवकाश न रह जायेगा और उसका विधान 
व्यर्थं हो जायेगा, अतः निरवकाश होने से आत्मने पद संज्ञा पूर्व संज्ञा (परस्मैपद संज्ञा) 
की अपवाद होकर अपने क्षेत्र में परस्मैपद संज्ञा को रोक देगी । फलतः प्रथम नौ 
प्रत्ययों-तिप्‌ से लेकर मस्‌ तक का प्रयोग तो परस्मंपद धातुओं से होगा, और शेष 
नौ प्रत्ययों त से महिङ्‌ तक का प्रयोग आत्मने पद धातुओं से होगा, इसके अतिरिक्त 
शानच्‌ कांनच्‌ आदि प्रत्यय भी आत्मनेपदी धातुओं से ही होंगे । 

अनुदात्तङित इति--अनुदात्तेत अर्थात्‌ वे धातु जितना अनुदात्त संज्ञक स्वर 
इत्संज्ञक हो, तथा डित अर्थात्‌ वे धातु जिनके ङ की इत्‌ संज्ञा हुई हो, इन दोनों ही 
प्रकार के धातुओं से आत्मनेपद हो अर्थात्‌ इन धातुओं से तङ्‌ आदि नौ (तसे 
महिङ, तक) प्रत्यय हों-- 

जैसे 'एध' वृद्धौ धातु का धकारोत्तरवर्ती अकार स्वर इक्‌ संज्ञक है, तथा 
‘शीङ ' धातु का ङ्‌ भी इत्‌ संज्ञक है अतः इन धातुओं के क्रमशः अनुदात्तेत्‌ और डिल 
होने से इन में आत्मनेपद के त आदि नो प्रत्यय ही लादेश होते हैं। 


२८८ संस्कृत-व्याकरण 


(७) स्वरितजितः कत्रभिप्राये ङ्रियाकले । १।३।७२॥ 
स्वरितेतो जितश्च धातोरात्मनेपदं स्यात्‌, कतृ गामिनि क्रियाफले । 
(८) शेषात्कर्तरि परस्मेपदम्‌ ।१।३।७८।। 
आत्मनेपदनिभित्तहीनादधातोः कतेरि परस्सेवदं स्यात्‌ । 

(९) तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथससध्यमोत्तसाः १।४।१०१॥ 
तिङ उभयो: पदयोस्त्रयस्त्रिका: कऋमाद्‌ एतत्संज्ञाः स्थुः । 


अनुदात्तेत्‌ तथा ङित धातुओं का ज्ञान धातु पाठ से होता है। वहाँ सभी 
धातु सस्वर एवं सानुबन्ध लिखे गये हैं । 
स्वरितेति स्वरितेत्‌ अर्थात्‌ वे धातु जिनका स्वरित संज्ञक स्वर इत्‌ संज्ञक 
हो तथा जितु अर्थात वे धातु जिनका 'ज्‌ इत्‌ संज्ञक हो, इन दोनों प्रकार की धातुओं 
से आत्मनेपद हो, यदि क्रियाजन्य फल कर्ता को प्राप्त होता हो, अन्यथा नहीं, इससे 
स्पष्ट होता है कि यदि क्रिया जन्य फल स्वयं कर्ता को न मिलकर अन्य किसी को 
मिलता होगा तो उससे परस्मैपद ही होगा आत्मनेपद नहीं । 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि स्वरितेत्‌ और जितू धातु उभय पद वाले हें 
अर्थात्‌ इनसे क्रियाजन्य फल के कतृं गामी होने पर आत्मनेपद और क्रियाजन्य फल के 
परगामी होने पर परस्मैपद होता है, अतः जितू और स्वरितेत्‌ धातु उभयपदी हैं । 
जैसे 'यज' धातु का अन्तिम अकार स्वरित है और वह्‌ इत्संज्ञक भी है, अतः 
क्रियाजन्य फल के कतृ गामी होने पर इससे आत्मनेपद के प्रत्यय आयेंगे, इसी प्रकार 
श्रिब धातु जितु है क्योंकि इसका न्‌ इत्संज्ञक है, अतः इससे भी क्रियाफल के 
कतृं गामी होने पर आत्मनेपद के ही प्रत्यय आयेंगे । यह सूत्र क्रिया फल के कतृ गामी 
होने पर स्वरितेत्‌ और जितु धातुओं से केवल आत्मनेपद का विधान करता है, किन्तु 
जब क्रियाजन्य फल परगामी होगा तब इन्हीं धातुओं से आगे आने वाले शेषातू . 
कतेरि परस्मैपदम्‌’ सूत्र से परस्मैपद होगा । 
क्रिया का मुख्य उद्देश्य अर्थात्‌ जिसकी सिद्धि के लिए क्रिया की जाती है, 
वही क्रिया का फल होता है, यह फल क्रिया करने वाले कर्ता को ही मिलता है यदि 
कर्ता स्वयं के लिए क्रिया करता है, यदि वह कोई क्रिया दूसरे के निमित्त करता है 
तो भले ही बह उस क्रिया को करे पर उसका फल उसे न मिलकर, जिसके लिए 
उसने उस क्रिया को किया है, उसे ही मिलेगा अर्थात्‌ क्रिया का फल ऐसी दशा में 
परगामी होगा। जैसे एक पुरोहित जब स्वयं संध्योपासन करता है तब इस 
संध्योपासन रूप क्रिया से होने वाला पाप निवारण रूप फल उसी पुरोहित को 
मिलता है अतः इस स्थिति में क्रिया फल कतृ गामी होगा । किन्तु जब वही पुरोहित 
किसी लपने यजमान के.लिए उसे पुत्र प्राप्ति आदि के निमित्त यज्ञ करता है तब 
पुरोहित की उस यज्ञ क्रिया का फल यजमान को मिलता है इस प्रकार यह क्रिया: 
फल परगामी हो जाता है। यद्यपि यज्ञ कराने के बदले पुरोहित को दक्षिणा मिलती है. 


तिङन्त प्रकरणम्‌ २०६ 


(१०) तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः ।१।४।१०२॥ 
लब्ध प्रथमादि संज्ञानि तिङस्त्रीणि चीणि प्रत्येक मेकवचनादि संज्ञानि स्युः । 


पर दक्षिणा तो पारिश्रमिक मात्र है, क्रिया का.मुख्य फल नहीं, उसका मुख्य फल तो 
पुत्र प्राप्ति आदि है जो यजमान को ही मिलेगा अतः फल परगामी होगा और फल 
के परगामी होने पर स्वरितेत एवं निवत्‌ धातुओं से परस्मंपद के तिप्‌ आदि नौ प्रत्यय 
ही होंगे । 

शेषादिति आत्मनेपद के निमित्त से रहित धातु से कत्रैर्थ अर्थात्‌ कतृ वाच्य 
में परस्मैपद हो । 

आत्मनेपद के निम्नलिखित चार निमित्त (हेतु) हूँ जिनका कि विधान सूत्र 
सं० ३ एवं ७ से किया गया है-- 

(१) धातु का अनुदात्तेत्‌ होना । (२) धातु का डित्‌ होना । (३) धातु का 
स्वरितेत्‌ होना और क्रियाफल का कतृ गामी होना । (४) धातु का निव होना और 
क्रिया फल का कतृ गामी होना । 

इन चार निमित्तों से जो धातु रहित होगा उससे परस्मै पद ही होगा, आत्मने 
पद नहीं । 

उक्त चार निमित्तों वाले धातुओं से तो आत्मनेपद होता ही है किन्तु कमं 
वाच्य तथा भाववाच्य में प्रयुक्त धातु से भी आत्मने पद ही होता है। कतूंवाच्य में 
अवश्य आत्मने पद और परस्मैपद दोनों ही आते हैं । उक्त चार निमित्तों वाले धातुओं 
से आत्मनेपद और शेष धातुओं से परस्मैपद होता है, जैसे --“भू” धातु उक्त चारों 
निमित्तों से रहित है अतः कतृ वाच्य में इससे परस्मैपद होगा किन्तु भाववाच्य में 
इससे भी आत्मनेपद ही होगा । 

तिङ इति--तिङ (तिप्‌ से लेकर महिङ तक) के दोनों पदों अर्थात्‌ परस्मैपद 
झर आत्मनेपद के जो तीन-तीन त्रिक (तीन-तीन के तीन समूह) हैं उनकी क्रम से 
प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा हो । 

परस्मैपद और आत्मनेपद इन दोनों ही पदों के पृथक्‌-पृथक्‌ नौ-नौ प्रत्यय हैं 

और इतुके तीन-तीन त्रिक हैं । 

प्रत्येक त्रिक में तीन-तीन प्रत्यय हैँ--यथा-- 

, परस्मैपद 

त्रिक १-तिप्‌, तस्‌, झि। त्रिक २-सिप्‌, थस्‌, थ। त्रिंकं ३--मिप्‌, 

वस्‌, मस्‌ । 
आत्मनेपद 

त्रिक १--त, आताम्‌, झ। त्रिक २--थास्‌, आथाम्‌, ध्वम्‌ । त्रिक र- इट्‌, 

वहि, महिङ, । 
१६ 


२६० संस्कृत-व्याकरण 


(११) युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः ।१।४।१०५॥ 
तिङ वाच्य कारक वाचिनि युष्सदि प्रयुज्यमानेऽप्रयुज्यमाने च मध्यमः । 
(१२) अस्मद्युत्तमः ।१।४।१०७॥ 

तथा भूतेऽस्मद्युत्तमः । 

(१३) शेषे प्रथमः ।१।४।१०८॥ 

सध्यमोत्तमयोरविषये प्रथमः स्यात्‌ । 


इस प्रकार इन दोनों ही पदों के पृथक्‌-पृथक्‌ तीन तीन त्रिक हैं, प्रत्येक 
के तीन-तीन त्रिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा है, अर्थात्‌, प्रथम 
त्रिक प्रथम (पुरुष) द्वितीय त्रिक मध्यम (पुरुष) और तृतीय त्रिक उत्तम (पुरुष) 
कहलायेगा । 

तानीलि--जिनकी उक्त सूत्र सं० & से प्रथम मध्यम ओर उत्तम संज्ञा की जा 
चुकी है, ऐसे तिङ के इन त्रिकों के तीन-तीन प्रत्ययों की क्रम से एक वचन द्विवचन 
और बहुवचन संज्ञा हो । 

ऊपर बतलाये गये दोनों पदों के प्रत्येक त्रिक में तीन तीन प्रत्यय हैं जिनको 
क्रम से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कहा जाता है--यथा-- 


परस्मेपद आत्मनेपद 
एकवचन द्विवचन बहुवचन एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथम० तिप्‌ तस्‌ झि प्रथम° त आताम्‌ झ 
मध्यम० सिप्‌ थस्‌ थ मध्यम० थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ 
उत्तम० मिप्‌ वस्‌ मसू उत्तम० इट्‌ वहि महिङ्‌ 


किस वचन का विधान कहाँ किया जाना चाहिए, इस सम्बन्ध में सुबन्त 
प्रकरण में निर्देश किया जा चुका है। अर्थात्‌ एकत्व की विवक्षा में एकवचन, द्वित्व 
की विवक्षा में द्विवचन और बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन होता है, वही नियम यहाँ 
भी समझना चाहिए । वचन विधान विवक्षा और स्थिति के आधीन है। 

युष्मदीति-_तिङ का वाच्य जो कारक (कर्ता अथवा कर्म) उसी काहवाचक 
यदि युष्मद्‌ शब्द भी हो तो उसका, चाहे प्रयोग हुआ हो या न हुआ हो लकार के 
स्थान में मध्यम संज्ञक प्रत्यय होंगे । 

मध्यम संज्ञक प्रत्यय सिप्‌ थस्‌ थ, थास्‌, आथाम्‌, ध्वम्‌ हैँ । 

सूत्र में प्रयुक्त “समानाधिकरणे” का ही फलितार्थ-”तिङ वाच्य कारक 
बाचिनि युष्मदि उपपदे” है । क्योंकि लकार के स्थान में तिङ होता है और लकार 
कर्ता या कर्म कारक में होते हैं, अतः तिङ, का अथं भी कारक है। यदि इसी कारक 
को युष्मद्‌ शब्द भी कहता हो, तो उससे मध्यम संज्ञक प्रत्यय ही होंगे । युष्मद्‌ शब्द 
का उस तिङ के साथ प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है, अतः चाहे युष्मद्‌ का प्रयोग हो 


तिङन्त प्रकरणम्‌ २६१ 

(१४) तिङ शित्‌ सावंधातुकस्‌ ।३।४।११३॥ 

तिङ: शितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत्संज्ञाः स्युः । 

(१५) कतरि शप्‌ ।३।१।८८॥ 

क्रर्थे सार्वधातुके परे धातोः शप्‌ । 
अथवा न हो, मध्यम संज्ञक प्रत्यय ही होंगे। शब्द सदा अर्थ में रहता है अतएव शब्द 
अधिकरण अर्थ होता है यदि कोई दूसरा भी शब्द उसी अर्थ को बतलाता है तो वे 
दोनों शब्द समानाधिकरण कहे जायेंगे । प्रकृत में तिङ, का अर्थ कारक है और उसी 
कारक को युष्मद्‌ शब्द भी यदि बतलाता है तो वह समानाधिकरण होगा । सूत्र में 
स्थानिन; का अर्थ है अप्रयुज्यमान’ क्योंकि आदेश होने पर स्थानी का लोप हो जाता 
है, अपि” से प्रयुज्यमान अर्थ लिया गया है । इस प्रकार सूत्र का उक्त अर्थ फलित 
होता है । 

अस्मदीति-तिङ का वाच्य जो कारक उसी का वाचक यदि अस्मद्‌ शब्द हो 
तो चाहे उसका प्रयोग हुआ हो अथवा न हुआ हो, लकार के स्थान में उत्तम संज्ञक 
तिङ. प्रत्यय अर्थात्‌ मिप्‌, वस्‌ मस्‌ । इट्‌, वहि, महिङ प्रत्यय हों । 

शेष इति--मध्यम और उत्तम के विषय को छोड़ कर शेष स्थलों में 
लकार के स्थान में प्रथम संज्ञक प्रत्यय अर्थात्‌ तिप्‌ तस्‌, झि। त, आताम्‌, झ । हों । 

सारांश यह कि जहाँ युष्मद्‌ शब्द का प्रयोग हो अथवा उसका विषय हो वहाँ 
मध्यम संज्ञक और जहाँ अस्मद्‌ का प्रयोग हो अथवा उसका विषय हो वहाँ उत्तम 
संज्ञक और इन दोनों के विषय से शेष बचे स्थलों में प्रथम संज्ञक प्रत्यय हों । इससे 
स्पष्ट है कि प्रथम संज्ञक प्रत्ययो का क्षेत्र इन दोनों से अधिक व्यापक है । 

यहाँ उक्त सामान्य सूत्रों द्वारा पद व्यवस्था, लकार एवं तिङ प्रत्ययों का 
निर्देश कर अब क्रम से लट्‌ आदि लकारों के विविध रूपों की सिद्धि का प्रकार 
बतलाया जा रहा है :-- 

यह बतलाया जा चुका है कि 'भू” धातु से जो कि सत्तार्थक है, एवं आत्मने 
पद के उक्त निमित्तों से रहित है, प्रथम लकार होने के कारण वर्तमान काल की विवक्षा 
में “वर्तमाने लट सूत्र से लट्‌ लकार होगा, और कतृ वाच्य की विवक्षा में भू+लट्‌ 
इस स्थिति में अकार और टकार की इत्संज्ञा एवं लोप हो जाने पर भू-ल्‌ यह 
स्थिति होगी, लू की भी इत्‌ संज्ञा और उसका लोप इसलिए नहीं होता कि लू का 
का उच्चारण करना ही व्यर्थ न हो जाय । इस प्रकार भू--ल्‌ इस स्थिति में, युष्मद्‌ 
और अस्मद्‌ शब्दों के विषय न होने के कारण, प्रथम पुरुष की विवक्षा में और एकत्व 
की विवक्षा में यहाँ तिपू प्रत्यय लादेश होगा अर्थात्‌ लकार के स्थान में प्रथम पुरुष 
एकवचन की विवक्षा में वर्तमान काल में तिपू प्रत्यय होगा । तव 'भु+-तिप्‌' ऐसी 
स्थिति होने पर, 'हलन्त्यम्‌' सूत्र से 'प्‌' की इत्‌ संज्ञा और 'तस्य लोप: सुत्र से उसका 
लोप होगा, इस प्रकार 'भू + ति’ इस स्थिति में-- 


२६२ संस्कृत-व्याकरण 
(१६) सारवंधातुकार्धधातुकयोः ।७।३।८४॥ 
अनयोः परयो रिगन्ताङ गस्य गुणः । 
अवादेशः । भवति, भवतः । 


तिङ इति--'धातोः ।३।१।६१॥' इस सूत्र के अधिकार में कहे गये जो तिङ 
और शित (जिनमें शू की इत्‌ संज्ञा हुई हो) प्रत्यय, उनकी सार्वधातुक संज्ञा हो । 


इस सूत्र से धात्वधिकारोक्त तिङ, उक्त स्थिति में 'ति' की सावँधातुक संज्ञा 
होगी । 


प्रत्येक संज्ञा विधान का कोई न कोई फल होता है, अतः अग्रिम सुत्र द्वारा 
उसके फल का निर्देश किया जा रहा है- 

कतेरीति - कत्रे्थक सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय के आगे रहते धातु से 'शप्‌' 
प्रत्यय हो । 

प्रकृत उदाहरण में सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय 'ति' आगे है अतः भू धातु से 
शप्‌' प्रत्यय होगा । फलतः 'भ्‌+- शप्‌ ति’ इस स्थिति में शकार एवं पकार की इतू 
संज्ञा और लोप होने पर 'भू+अ--ति' यह स्थिति होगी । 'शप्‌' 'विकरण' है, अतः 
वह धातु और प्रत्यय के बीच में होगा । 


सावेधाहुक्केति-सार्वंधातुक तथा आर्धेधातुक प्रत्ययों के आगे रहने पर इगन्त 
अंग को गुण होता है । 


'आर्धेधातुक प्रत्ययों को आगे बतलाया जायेगा । प्रकृत सूत्र दोनों ही प्रकार 
के प्रत्ययों के आगे रहने पर गुण करता है, यह गुण, 'अलोऽन्त्यस्थ परिभाषा के वल से 
अंग के अन्तिम इक्‌ वर्ण को होता है, प्रस्तुत उदाहरण में 'भू' इस अंग का अन्तिम 
इक्‌ वर्ण 'ऊ' है अतः इस 'ऊ' को सार्वधातुक प्रत्यय 'ति’ के आगे रहते 'ओ' गुण 
होगा और “ओ' को “'अव्‌' आदेश होकर “भवति? यह रूप बनेगा । 

“'यस्मातू प्रत्यय विधि स्तदादि प्रत्ययेऽङ गम्‌” सूत्र भंग संज्ञा करने वाला है, जो 
प्रत्यय जिस शब्द से किया जाता है वह जिस समुदाय के आदि में होता है, उस शब्द 
स्वरूप की उस प्रत्यय परे रहते अंग संज्ञा होती है । जेसे--'भवामि' इस उदाहरण में 
भू धातु से उत्तम पुरुष एकवचन में मिपू प्रत्यय तथा शप्‌ (अ) प्रत्यय करने पर “भू-- 
अ--मि' यह स्थिति होती है, यहाँ मिप्‌ प्रत्यय “भू धातु से होता है इसके आदि में 
भू -अ' यह समुदाय है, अतः मिप्‌ प्रत्यय परे 'ऊ को गुणादेश करके “भव” यह 
अदन्त अंग बन जाता है । प्रकृत उदाहरण में 'भू+अ+ति' इस स्थिति में भू धातु 
से शपू प्रत्यय हुआ है अतः “भू को भौ शपू प्रत्यय परे रहते अंग संज्ञा है और फलतः 
'ऊ इगन्त अंग है अतः 'ऊ' को गुण होता है, शप्‌ का अवशिष्ट 'अ' स्पष्ट है अतः 
अवादेश होकर भवति रूप बनता है । 


तिङन्त प्रकरणम्‌ ! २६३ 


(१७) झोऽन्तः ।७।१।३॥ 

_ प्रत्ययावयवस्य ऋस्यास्तादेशः। 
“अतो गुणे'--भवल्ति । 
भवसि, भवथः, भवथ । 
(१८) अतो दोर्घो यजि ।७।३।१०१॥ 
अतोऽङ्गस्य दीर्घो यजावौ सावंधातुके । 
भवामि, भवावः, भवामः । 


स भवति, तो भवतः, ते भवन्ति। त्वं भवसि, युवाम्‌ भवथः, यूयं भवथ । 
अहँ भवामि, आवां भवावः, बयं सवामः । 


भू धातु से प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में लट्‌ के स्थान में तस्‌ प्रत्यय 


होगा, धातु से शप्‌ (अ) होकर 'भू+अ--तस्‌' इस स्थिति में 'अ' को पूवेवत्‌ गुण 
अवादेश, और तस्‌ के सकार को रुत्व तथा रु को विसर्ग होकर भवतः रूप बनेगा । 

भू धातु से वहुत्व की विवक्षा में प्रथम पुरुष में लट्‌ के स्थान में “झि' प्रत्यय 
होगा, शप्‌ (अ) प्रत्यय करने पर 'भू त-अ झि' इस स्थिति में-- 

झो$न्त:-- प्रत्यय के अवयव ज्‌ को अन्त्‌ आदेश हो । उक्त स्थिति में प्रकृत 
सूत्र से झू को अन्त्‌ आदेश होकर 'भू--अ--अन्ति' इस स्थिति में, पूर्ववत गुण और 
अवादेश करके 'भव+अन्ति' इस स्थिति में शप्‌ के अकार ओर अन्ति के अकार 
(अअ) को (अतोगुणे) सूत्र से पर रूप एकादेश होने पर भवन्ति यह रूप होगा । | 

मध्यम पुरुष एकवचन में भू धातु से सिप्‌ (सि) प्रत्यय, शप्‌ (अ) गुण अवादेश 
होकर भवसि, मध्यम पुरुष द्विवचन में लट्‌ के स्थान में थस्‌ प्रत्यय, शप्‌ (अ) गुण 
अवादेश और प्रत्यय के सकार को रुत्व विसर्ग होकर भवथः, मध्यम पुरुष बहुवचन में 
*थ' प्रत्यय, शपू, गुण अवादेश होकर भवथ रूप होगा । 

उत्तम पुरुष एकवचन की विवक्षा में भू धातु से लट्‌, लट्‌ के स्थान में मिप्‌ 
(मि) प्रत्यय, शप्‌ (अ) प्रत्यय, गुण अवादेश होकर 'भवमि' इस स्थिति में--- 

अत इति-- यजादि सार्वधातुक प्रत्यय आगे रहते अदन्त अंग को दीघे हो । 

उक्त स्थिति में अदन्त अंग 'भव' का अन्तिम वर्ण अकार है और उसके आगे 
“मि? यह यजादि सावेधातुक प्रत्यय भी है, अतः प्रकृत सूत्र से अकार को दोघं होकर 
भवासि रूप बनेगा । . 

उत्तम पुरुष द्विवचन में भू धातु से लट्‌, उसके स्थान में वसू प्रत्यय, शपू गुण 
अवादेश और सूत्र सं० १८ से दीर्घ होकर, सकार को रुत्व विसे होने पर भवावः, 
रूप होगा । 

उत्तम पुरुष बहुवचन में मस्‌ "तय, शपू, गुण, अवादेश, पूर्ववत्‌ दीघे, सकार 
को इत्व विसर्ग होकर भवामः रूप होगा । 


२९४ संस्कृत-व्याकरण 


(१९) परोक्ष लिट्‌ ।३।२।१२५॥ 

झूतानद्यतनपरोक्षाथंवृत्तं धातोलिट्‌ स्यात्‌ । लस्य तिबादयः । 

(२०) परस्मंपदानां णलतुसुस्‌ थलतुस, णल्बसाः । ३।४।८८॥ 
लिटस्तिबादीवां नवानां णलादयः स्युः । 

भु--अ इति स्थितिः-- 

(२१) भुवो वुग्‌ लुङ, लिटोः ।६।४।८८॥ 

भुवो बुगागमः स्यात्‌ लुङ्‌ लिटोरचि। 


भू धातु के लट्‌ लकार के सम्पुर्ण रूप इस प्रकार होंगे :-- 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष भवति अवतः भवन्ति 
मध्यम पुरुष भवसि भवथः भवथ 
उत्तम पुरुष भवामि भवावः भवामः 


लट्‌ लकार के इन विविध रूपों को इनके अपने-अपने कतू वाचक पदों के 
साथ इस प्रकार दिखाया जाता है-स भवति (वह होता है) तो भवतः (वे दोनों 
होते हैं) ते भवन्ति (वे सब होते हैं) त्वं भवसि (तुम होते हो) युवां भवथः (तुम दोनों 
होते हो) यूयं भवथ (तुम सब होते हो) अहं भवामि (मैं होता हूँ) आवां भवावः 
(इम दोनों होते हैं) बयं भवामः (हम सब होते हैं) । 

इसी प्रकार अन्य लकारों के रूपों के साथ भी इन्हीं कतृ वाचक पदों को 
समझना चाहिए । 

परोक्ष इति--भुत अनद्यतन परोक्ष क्रिया अर्थे में वर्तमान धातु से 'लिट्‌' 
लकार होता है । 

लस्येति-लिट्‌ लकार के स्थान में पुर्ववव तिव्‌ आदि प्रत्ययों का विवक्षानुसार 
आदेश होता हे । 

परस्मेपदानामिति--लिट्‌ के स्थान में आदिष्ट हुए परस्मंपद के तिपू आदि नौ 
आदेशों के स्थान में पुनः णलू आदि सूत्रोक्त नौ आदेश होते हैं। अर्थात्‌ तिप्‌ के 
स्थान में णल्‌, तस्‌ के स्थान में अतुस्‌, झि के स्थान में उस्‌, सिपू के स्थान में थलू, 
थस्‌ के स्थान में अथुस्‌, थ के स्थान में अ, मिपू के स्थान में णल्‌, वस्‌ के स्थान में 
व, और मसू के स्थान में म आदेश होते हैं । 

भूतानद्यतन परोक्ष क्रियार्थ की विवक्षा में भू धातु से लिट्-लकार, प्रथम-पुरुष 
एक वचन की विवक्षा में लिट्‌ के स्थान में तिपू आदेश करने पर सूत्र सं २० से 
तिपू के स्थान में णलू आदेश, ण एवं ल्‌ की इतू संज्ञा तथा लोप होने पर “भू अ' इस 
स्थिति में-- 

भुव इति-1लुङ, और लिटू लकार सम्बन्धी स्वर के आगे रहने पर भू धातु 
को वुक्‌ का आगम हो । 


तिङन्त प्रकरणंम्‌ ` २६५ 


(२२) लिटि धातोरनभ्यासस्य ।३।१।८॥ 

लिटि परे अनभ्यास धात्ववयव स्यैकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः आदि भुतादचः परस्य 
तु द्वितीयस्य । 

भूव्‌ भुव्‌ अ इति स्थिते । 

(२३) पूर्वोऽभ्यासः ।३।१।४॥ 

अत्र ये हे विहिते तयोः पुर्वोऽभ्यांससंज्ञः स्यात्‌ । 

(२४) हलादिः शेषः ।७।४।३०॥ 

अभ्यास स्यादि हल्‌ शिष्यते, अन्ये हलो लुप्यन्ते । 

इति बलोपे । 


बुकू में 'उ' और क्‌ की इत्संज्ञा होकर उनका लोप हो जाने से केवल “व्‌ 
शेष रहता है, अतएव कित होने से यह आगम भू के आगे होगा । 


उक्त स्थिति में लिट्‌ सम्बन्धी णल्‌ का 'अ' स्वर आगे है, अतः प्रस्तुत सूत्र से 
वुक का आगम होकर "भूव्‌ अ' इस स्थिति में- 


लिटीति--लिट्‌ लकार के आगे रहते, अनभ्यास (द्वित्व से रहित) धातु के 
अवयव प्रथम एकाच्‌ (एक स्वर वाले भाग) को द्वित्व हो । यदि धातु स्वरादि हो तो 
आदि भूत स्वर से परे द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व हो । 


इस सूत्र का स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि हलादि धातु एकाच्‌ है तो इसके 
एकाच्‌ को व्यपदेशिवद्भाव से प्रथम एकाच्‌ मानकर द्वित्व होगा, जैसे 'जि' धातु 
हलादि एकाच्‌ है, अतः व्यपदेशिवदभाव से “जि” इस अकेले एकाच्‌ को प्रथम एकाच्‌ 
मानकर “जि! को द्वित्व होगा । 'चकास धातु हलादि अनेकाच्‌ है अतः इसके प्रथम 
एकाच्‌ अर्थाव्‌ 'च' को द्वित्व होगा । 

यदि स्वरादि धातु एकाच्‌ होगा तो उसके व्यपदेशिवदुभाव से प्रथम एकाच्‌ 
को मान कर उसके एकाच्‌ को द्वित्व होगा, जैसे अत धातु स्वरादि एकाच्‌ है, इसको 
व्यपदेशिवदूभाव से प्रथम एकाच्‌ मानकर अर्थात्‌ 'अतू' को ही द्वित्व होगा । यदि 
स्वरादि धातु अनेकाच्‌ है तो इसके द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होगा, जैसे “अणु ज. । 
धातु स्वरादि अनेकाच्‌ है अतः इसके द्वितीय एकाच्‌ अर्थात्‌ 'नु' को द्वित्व होगा । 


लिट्‌ लकार में धातु के द्वित्व के विधान के लिए सर्वत्र यही व्यवस्था माननी 
चाहिए । 

अनभ्यास से तात्पर्य यह है कि एकबार द्वित्व होने पर पुनः जिसमें द्वित्व न 
हुआ हो । एक बार द्वित्व होने पर पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो जाती है, यदि पुनः 
द्वित्व किया जायेगा तो वह धातु अनभ्यास न होगा, द्वित्व अनभ्यास धातु के अवयव 
के एकाचु को ही होता है । 


२६६ ८ संस्कृत व्याकरण 


(२५) ह्वस्वः ॥७॥४॥५९॥ 
अभ्यासस्याचो हस्वः स्यात्‌ । 

(२६) भवतेरः ॥७४॥७३॥ 

सवते रभ्यासस्योकारस्य अः स्याल्लिटि । 
(२७) अभ्यासे चर्चे ।८।४।५४॥ 
अभ्यासे कलां चरः स्युः, जशश्च । 

कशां जशःः खयां चर इति विवेकः । 
बभुव, वभ्रुवतु:, बभुवुः । 


oo 1 | 

उक्त स्थिति 'भुव्‌ अ' में भू के आगे जो वकार है वह भू का ही अवयव माना 
जायेगा, क्योंकि “यदागमास्तद्गुणी भूतास्तद्‌ ग्रहणेनैव ग्रह्मन्ते” (अर्थात्‌ जिसको 
जो आगम होते हैं, वे उसी के आधीन रहते हैं और उसके ग्रहण से उस आगम का 
भी स्वतः ग्रहण हो जाता है) इस परिभाषा के बल से यहाँ जो भू को वुक-का आगम 
हुआ था वह भू का ही अवयव माना जायेगा और भू के ग्रहण से “भूव्‌' का ही ग्रहण 
होगा । अतएव 'लिटिधातोः' इत्यादि सूत्र से यहाँ प्रथम एकाच्‌ “भुव्‌' को ही द्वित्व 
होगा केवल “भू” मात्र को नहीं। भूव्‌ को द्वित्व होने पर “भूव्‌ भूव्‌ अ” यह्‌ स्थिति 
होगी । 


पुर्वे इति - यहां द्वित्व करने के बाद जिन दो रूपों का विधान किया गया है 
अर्थात्‌ द्वित्व करके जहाँ एक के दो समान रूप बना लिए गये हैं, उनमें प्रथम रूप 
की अभ्यास संज्ञा हो । 


उक्त स्थिति में प्रथम 'भूव” की अभ्यास संज्ञा होगी । 


हलादिरिति--अभ्यास संज्ञक शब्द का आदि हल्‌ वर्ण तो शेष रहता है; 
अन्य हलो का लोप हो जाता है । 


उक्त स्थिति में 'भूव्‌ भूव्‌ अ' के प्रथम भूव्‌ की अभ्यास संज्ञा की गई है, अतः 
इस अभ्यास का आदि हलू अर्थात्‌ 'भू' तो शेष रहेगा, पर द्वितीय हल वर्ण अर्थात 
व्‌! का लोप हो जायेगा । तब “भू भुव्‌ अ' ऐसी स्थिति हो जायेगी । 


हलादि धातुओं में तो इस सुत्र से निर्वाध काम हो जायेगा अर्थात्‌ आदि हूल्‌ 
शेष रहेगा अन्य हलो का लोप हो जायेगा । किन्तु 'अतू' जैसी अजादि धातुओं में क्‍या 
व्यवस्था होगी ? वहाँ तो आदि हल्‌ मिलेगा ही नहीं। इसके समाधान के लिए, 
हलादि: शेषः सूत्र में 'अहल्‌” तथा “आदिः शेषः” ये दो योगविभाग किये जाते हैं, प्रथम 
योग का अथे होता है कि 'अभ्यास' हल्‌ रहित हो, किन्तु इस कथन से तो सभी धातुओं 
के सभी हलो का लोप प्राप्त होगा, तब दूसरा योग यह नियम करेगा कि यदि आदि 
में हुनू हो तो बह शेष रहता है। इस योग विभाग के फलस्वरूप “तु! धातु में “भतु 


तिङन्त प्रकरणम्‌ २६७ 


अतू' द्वित्व करने पर अभ्यास के हल-का लोप हो जायेगा “'आतू' रूप बनेगा, अन्यत्र 
भी कहीं कोई दोष न रहेगा । 

ह्रस्व इति--अभ्यास के स्वर को ह्वस्व हो । 

उक्त स्थिति में प्रथम 'भू' के ऊकार को हुस्व होकर 'भू भूव अ इस 
स्थिति में-- 

सवतेरिति--भू धातु के अभ्यास के उकार को अकार हो लिट्‌ लकार परे 
रहते । 

उक्त स्थिति में उकार को अकार होकर 'भ भूव्‌ अ' इस स्थिति में -- 

अभ्यास इति-अभ्यास में झल्‌ वर्णो के स्थान में चर्‌ वर्ण हों और जश्‌ वर्ण 
भी हों । 

इस सम्बन्ध में यह निर्णय है कि झशू वणों के स्थान में तो जश्‌ वर्ण हों और 
खय्‌ प्रत्याहारान्तर्गत वर्णों के स्थान में चर्‌ वर्ण हों । 

झल्‌ वणो के अन्तगेत-वर्यो के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण तथा 
श ष स और ह आते हूँ । इनके स्थान में होने वाले जश्‌ वर्ण (ज बग ड द अर्थात्‌ 
वर्गों के तृतीय अक्षर हैं, तथा चर्‌ वर्ण (च ट त क प अर्थात्‌ वर्यो के प्रथम वर्ण हैं । 
किस वर्ण के स्थान पर कौन-सा वर्ण हो, इसके लिए यह निर्णय किया गया है कि 
वर्गों के प्रथम वर्णो के स्थान पर तो' प्रथम, तृतीय के स्थान पर तृतीय और श ष स्‌ 
के स्थान पर शषस ही रहेंगे, अर्थात्‌ चट ज आदि कोचटजआदिही होंगे, 
किन्तु द्वितीय वरणो को प्रथम वर्ण तथा चतुर्थ वर्णों को तृतीय वर्ण होंगे, "चिच्छेद 
डुढौके' इन उदाहरणों में क्रमशः छ को च और ढ को ड हुआ है। पूर्वोक्त “कुहोश्चुः 
सूत्र से कवग को चवर्ग हो जाता है, जसे 'जगाम' में ग को ज हुआ है, इसी सूत्र 
से ह को अन्तरतम वर्ण झ होता है, 'जघान' इस उदाहरण में, प्रस्तुत सूत्र से पुनः 
“झ? इस चतुर्थं वर्ण के स्थान में 'ज' होता है। प्रस्तुत उदाहरण की उक्त स्थिति में 
चतुर्थ वर्णं 'भ' के स्थान में प्रकृत सुत्र से 'ब' होकर बभूव” यह रूप बनेगा । 

भू धातु से प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में लट्‌ लकार उसके स्थान में 
तस्‌ प्रत्यय, और तस्‌ के स्थान में 'परस्मपदानामित्यादि' सूत्र से अतुस्‌ आदेश, भू 
धातु को बुक्‌ का आगम, तदनु भूब्‌ का द्वित्व, पूर्व भूब्‌ की अभ्यास संज्ञा, 'हलादिः 
शेष? से व लोप; 'हुस्वः सुत्र से हृस्व, ‘भवतेरः सुत्र से उकार को अकार, 'अभ्यासे 
चर्च! सूत्र से भ को 'ब' होकर सू को रूत्व विसर्ग होकर बभूवतुः रूप बनेगा । 

प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में भू धातु से लट्‌ उसके स्थान में झि प्रत्यय, 
झि को उस्‌ आदेश, धातु को बुकू, द्वित्व, अभ्यास संज्ञा, व लोप; ह्रस्व और पु्वेवत्‌ 
उकार को अकार, अभ्यासे चर्च से भ को ब होकर, सकार को छत्व विसगे होकर 
ब्नभुवु; रूप बनेगा । 


२६४ सँस्कृत-व्याकरण 


(२८) लिट्‌ च ।३।४।११५॥ 

लिडादेशस्तिङ,_ आर्धधातुकसंज्ञः स्यात्‌ । 

(२९) आर्धेधातुक स्पेड्वलादेः ।७।२।३५॥ 
बलादे रार्धधातुकस्येडागमः स्यात्‌ । 

बभूविथ, बभुवथुः, बभुव । 

बभूव, वभूविव, बभुविम्र । 


लिडिति-लिट्‌ लकार के स्थान में आदिष्ट हुए तिङ प्रत्ययों की आर्ध- 
धातुक संज्ञा हो । 

भू धातु से मध्यम पुरुष एकवचन की विवक्षा में लिटू लकार, लिट्‌ के स्थान 
सिपू प्रत्यय, सिप्‌ के स्थान में 'परस्मेपदानामित्यादि सूत्र से थल्‌ (थ) आदेश, भू + थ 
इस स्थिति में “लिट्‌ च' सूत्र से 'थ' की आर्घेधातुक संज्ञा, (थल्‌ आदेश तिङ, प्रत्ययों 
“के स्थान में होता है अतः स्थानिवदभाव से थल्‌ भी तिङः है ।) 

उपयु क्त “तिङ शिवू सावेधातुकम्‌” सूत्र सभी तिङ प्रत्ययों की सार्वधातुक 
संज्ञा का विधान करता है अतः यहाँ भी उससे सावंधातुक संज्ञा प्राप्त होती है, किन्तु 
'लिटू च' सूत्र अपवाद होने से उसे वाध कर आर्धधातुक संज्ञा करता है । 

भू +थ इस स्थिति के होने पर, थ की आधधातुक संज्ञा होकर । 

आर्धधातुकस्येति-वलादि आर्धधातुक को इट्‌ का आगम हो । (इट्‌ में केवल 
“इ? शेष रहता है, टितु होने के कारण यह आगम प्रत्यय के अर्थात्‌ यहाँ 'थ' के आदि 
में होगा और 'थ' वलादि आर्धधातुक भी है ।) 

'भून-इन-थ' इस स्थिति में बुक्‌ का आगम, भूव्‌ को द्वित्व और पूवेवत्‌ 
अभ्यास संज्ञा, व लोप, ह्लस्व, अकार एवं भ को 'ब' करके बभूविथ रूप बनता है । 

द्विवचन में लिटू, थसू, थस्‌ को अथुस्‌ आदेश, पूर्ववत्‌ बभूव्‌+-अथुस्‌, सकार 
को रूत्व विसर्ग, बभुवथुः । 

बहुवचन में बभूव्‌ नथ, थ को 'अ' आदेश होकर बभुव रूप होगा । 

भू धातु से उत्तम पुरुष एकवचन की विवक्षा में लिट्‌, लिट्‌ के स्थान में मिप्‌- 
मिप्‌ के स्थान में “परस्मैपदानामु' सूत्र से णल्‌ (म) आदेश, पुर्वोक्त विधि से वृक, 
द्वित्व, व लोप, आदि करके बभुव्‌ +-अ==वभुव, 

द्विवचन में लिट्‌-वस्‌-वस्‌ के स्थान में “व” आदेश, 'व' के वलादि आर्धधातुक 
होने से 'आधंधातुकस्येड्वलादे:” सूत्र से इट्‌ (इ) पूर्वोक्त प्रकार से बभूव +- इय व हो 
कर बभुबिब, रूप बनेगा । 

बहुवचन में इसी प्रकार लिटू, मस्‌, मस्‌ के स्थान में 'म' आदेश, इट्‌, बभूवू -- 
इनम होकर बभूविम्र रूप होगा । 


तिङन्त प्रकरणम्‌ २९६ 


(३०) अनद्यतने लुट्‌ ।३।३।१५॥ 

भविष्यत्यनद्यतनेऽर्थे धातो लुट्‌ । ` 

(३१) स्यतासी लृलुटोः ।३।१।३३॥ 

धातोः स्यतासी एतो प्रत्ययो स्तः, लृलुटोः परतः । 

शबाद्यपवादः । 

“ल्‌” इति लुङ, लुदोग्नं हणम्‌ । 

(३२) आर्धधातुक शेषः ।३।४।११४॥ 

तिङ शिद्भ्योऽन्यः, धातोः, इति विहितः प्रत्यय एतत्संज्ञः स्यात्‌ । 


अनद्यतन इति- अनद्यतन भविष्यत्‌ कालिक क्रिया के अर्थ में वर्तमान धातु 
से लुटू लकार हो । 

स्यतासीति--लुङ, लृट्‌ और लुट्‌ लकार परे रहते धातु से स्य और तासि- 
प्रत्यय हों । 

(लुट्‌ और लुङ लकारों में तो स्य प्रत्यय होगा तथा लुट्‌ लकार में तासि- 
प्रत्यय होगा, तासि का तास्‌ शेष रहेगा) । 

शबादोति--यह सुत्र शपू आदि प्रत्ययों का बाधक है। क्योंकि यह निरवकाश- 
त्वात्‌ इसका अपवाद है । 

इन तीनों लकारों में अपने अपने गणों के अनुसार जो शप्‌ श्यन्‌ श्नु आदि 
विकरण प्राप्त होते हैं, यह सुत्र इनका अपवाद होने से बाधक होता है । 

लू इति - सूत्र में 'लु' से लुङ ओर लट्‌ इन दोनों ही लुकारों का ग्रहण है, 
क्योंकि जहाँ अनुबन्ध रहित का ग्रहण किया जाता है वहाँ सामान्य का ग्रहण होता 
है। जैसा कि इस परिभाषा द्वारा निर्देश किया गया है “निरनुबन्धकग्रहणे सामान्य 
ग्रहणम्‌'' अर्थाव्‌ जहाँ अनुवन्ध रहित का ग्रहण किया गया हो, सामान्य का ग्रहण 
करना चाहिये यहाँ पर 'लू' इस अनुवन्ध रहित पद का ग्रहण किया गया है, अतः 
इससे सामान्यतः लुङ और लृट्‌ लकार का ग्रहण किया जायेगा, फलतः इन दोनों 
लकारों में “स्य” प्रत्यय होगा । 

आधेधातुकमिति--'धातोः' इस सूत्र के अधिकार में अर्थात्‌ तृतीयाध्याय 
समाप्ति पर्यन्त, विहित तिङ, और शितू प्रत्ययों को छोड़कर शेष प्रत्ययों की आधे- 
धातुक संज्ञा हो । 

भू धातु से प्रथम पुरुष एकवचन की विवक्षा में अनद्यतने 'लुट्‌' सूत्र से लुटू 
लकार, उसके स्थान में तिपू प्रत्यय, भू नति इस स्थिति में सावधातुक संज्ञा होने से 
“कतंरि शप्‌' सुत्र से शपू प्रत्यय प्राप्त होगा, उसे अपवादत्वात्‌ वाधकर “स्यतासी 
लुलुटोः' सुत्र से तासि (तास) प्रत्यय होकर “भू तास्‌ ति’ इस स्थिति में 'भाधंधातुकं 


३०० सँस्कुत-व्यांक रणे 


(३३) लुटः प्रथमस्य डारोरसः ।२।४।८५॥ 
लुटः प्रथमस्य डा रो रस्‌ एते क्रमात्स्युः । 
डित्वसामर्थ्यादभस्यापि टे लॉप:--भविता । 
(३४) तासस्त्यो लषः ॥७४॥५०॥ 
तासेरस्तेश्च लोपः स्यात्‌ सादो प्रत्यये परे । 


(३५) रि च ।७।४।५१॥ 

रादो प्रत्यये तथा । 

भवितारो, भवित्तारः। 

भवितासि, भवितास्थः, भवितास्थ । 
भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्सः । 


शेषः सूत्र से तास्‌ प्रत्यय की आर्धधातुकं संज्ञा होगी, क्योंकि तासू प्रत्यय 'धातोः सूत्र 
के अधिकार में है और तिङ शित्‌ से भिन्न भी है। न 

तास्‌ प्रत्यय का 'त” बलादि आर्धधातुके भी है, अतः 'आधंधातुकस्येडूवलादे: 
सुत्र से इट्‌ का आगम होगा, तब “भू इ तास्‌ ति' इस स्थिति में “सावेधातुका 
धंधातुकयोः' सुत्र से ऊक्रार को 'ओ' गुण और ओ को अवादेश होकर 'भवितास्‌ 
ति? इस स्थिति में--- 


सुट इति--लुट्‌ लकार के प्रथम पुरुष को क्रमशः डा रौ रस्‌ आदेश हों, 
अर्थात तिपू को डा, तस्‌ को रौ ओर झि को रस्‌ आदेश हो ! 

उक्त स्थिति में 'ति' का डा आदेश होकर 'भवितासू, डा' इस स्थिति में, 
लकार की इत्संज्ञा तथा उसका लोप होने पर, यह डितू कहलायेगा॥ . 

डिस्वेति--डित्त्व विधान के वल से भसंज्ञक न होने पर भी अंग की टिका 
लोप हो जायेगा । 

तात्पर्यं यह्‌ कि यद्यपि “डा' आदेश स्वादि कप्‌ प्रत्ययान्तों के अन्तर्गत नहीं 
आता, फलतः इसके परे रहते, 'यचि भम्‌, सूत्र से भ संज्ञा यहाँ नहीं होती, 'भवितास्‌' 
इस अंग के भसंज्ञक न होने के कारण, यहाँ 'टेः' सूत्र से 'भवितास्‌' में आस्‌ जो यह 
'टि' है उसका लोप नहीं हो सकता था, तथापि यहाँ 'डा' आदेश के डितू करने के वल 
से भसंज्ञक न होने पर भी अंग की 'आस्‌' इस टि का लोप हो जायेगा । 

उक्त स्थिति में डकार की इत्संज्ञा लोप होने के कारण भवितास्‌ आ इस 
दशा में 'आस्‌ इस टि का लोप होकर “भविता? यह रूप बनेगा । 

तासस्त्योरिति - तास्‌ और अस्‌ धातु का लोप हो सकारादि प्रत्यय परे 
रहते । 

यद्यपि प्रस्तुत सूत्र में तास्‌ और अस्‌ का लोप बतलाया गया है, तथापि बह 
'अलो#त्य परिभाषा सुत्र के वल से इनके अन्तिम वर्ण सकार का लोप करेगा, जैसे-> 


तिङन्त प्रकरणसु ३०१ 


(३६) लुट्‌ शेषे च ।३।३।१३॥ 
सदिष्यदर्थाद्‌ धातो लट, क्रियार्थायां क्रियायां सत्यामसत्यां वा । 


स्यः, इट्‌--भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति । भविष्यसि, भविष्यथः) भवि- 
ह्यथ । भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्याझ: । 


अस्‌ धातु से लट्‌ के स्थान में सिप्‌ प्रत्यय करने पर धातु के अन्तिम स्‌, का लोप 
होकर 'असि' रूप बनता है, और इसी प्रकार भू धातु के लुट्‌ मध्यम पुरुष एकवचन 
में भवितास्‌ -- सिप्‌' इस स्थिति में सादि प्रत्यय सिप्‌ के आगे रहते इस सूत्र से 
सकार का लोप होकर 'भवितासि' रूप बनता है । 


रि चेति-रकारादि प्रत्यय आगे होने पर पूर्व सूत्रवत्‌ तास्‌ और अस्‌ धातु 
का लोप हो । 


(यहाँ भी 'अलोऽन्त्य परिभाषा के वल से सम्पूर्ण तास्‌ और अस्‌ का लोप न 
होकर इनके अन्तिम वणे सकार का ही लोप होगा) । 


भू धातु से प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में लुट्‌ लकार, लुटू को तस्‌ 
आदेश, “स्यतासी लुलुटो;' सूत्र से तास्‌ प्रत्यय, 'आर्धधातुकस्येड्वलादेः' सूत्र से वलादि 
आर्धधातुक 'त्‌' के आगे रहते इट्‌ 'इ' का आगम, ऊकार को गुण अवादेश, 'भवि- 
तास्‌-तस्‌' इस स्थिति में तसू के स्थान में “लुट: प्रथमस्य डारौरसः” सूत्र से रो' 
आदेश, रादि प्रत्यय “रौ' के आगे रहते, “रि च' सूत्र से तास्‌ के सकार का लोप होकर 
भवितारो” रूप बनेगा । 


इसी प्रकार प्रथम पुरुष बहुवचन में लुट्-झि, तास्‌ प्रत्यय, गुण, अवादेश 
करके 'भवितास्‌+-झि’ इस स्थिति में 'लुटः प्रथमस्य डारीरसः सूत्र से झि के स्थान 
में रस्‌ आदेश, रादि प्रत्यय आगे रहने पर "रि च' सूत्र से तासू के सकार का लोप, 
सकार को रुत्वविसर्ग होकर 'भवितारः' रूप बनेगा । 


मध्यम पुरुष एकवचन में लुट्‌, सिप्‌, तासूइटू, गुण, अवादेश करके भवितास्‌ त 
सि? इस स्थिति में “तासस्त्यो लोपः” सूत्र से तास्‌ के सकार का लोप करके भवितासि 
रूप होगा । 

'द्विवचन में लुटू-थस्‌, तास्‌, इट्‌ गुण, अवादेश करके भवितास्थः, और 
बहुवचन में, लुट्‌, थ, तास्‌, इट्‌, गुण, अवादेश करके 'सवितास्थ’ रूप होगा । 

उत्तम पुरुष एकवचन में लुट्‌-मिपू, तास्‌, इट्‌ गुण अवादेश करके 'झवितास्थमि' 
द्विवचन में लुट्‌, वस्‌, तास्‌, इट्‌ गुण, अवादेश करके 'भवितास्वः' और बहुवचन में 
लुट्‌-मस्‌-तास्‌-इट्‌-गुण-अवादेश करके 'भवितास्मः' रूप बनेगा । 

लृडिति--(सामान्य) भविष्यत्‌ कालिक क्रिया के अथे में वर्तमान धातु से 
लुट्‌ लकार हो, क्रियार्थक किया विद्यमान हो अथवा न हो। 


३०२ संस्कृत व्याकरण 


जहाँ एक क्रिया दूसरी त्रिया के लिए की जाती है, वहाँ उस दूसरी क्रिया को 
क्रियार्थेक क्रिया कहा जाता है, जैसे 'तेऽत्र पठितुम्‌ आगच्छन्ति’ इस वाक्य में “आग- 
च्छन्ति” अर्थात्‌ आगमन क्रिया, पठन-पढ़ना क्रिया के लिए की जा रही है, अतः 
आगमन क्रिया क्रियार्थक क्रिया होगी । 

इस क्रियार्थेक क्रिया की विद्यमानता में अथवा अविद्यमानता में, दोनों ही 
स्थितियों में, प्रधान धातु से लृट्‌ लकार होता है, पर जहाँ कियार्थक क्रिया की 
अविद्यमानता रहती है, वहां तो लृट्‌ लकार के रूप का अकेला ही प्रयोग हो जाता 
है, जैसे स पठिष्यति” किन्तु जहाँ क्रियार्थक क्रिया की विद्यमानता रहती है, वहाँ लृट्‌ 
लकार के रूप के आगे 'इति' का प्रयोग करना भी आवश्यक होता है, जैसे -- 
'पठिष्यति-इति गच्छति’ यहाँ 'गच्छति' यह क्रियार्थक क्रिया है अतः इसकी विद्यमानता 
में प्रधान क्रिया पठ्‌ धातु के रूप 'पठिष्यति' के आगे इति? का प्रयोग किया 
गया है। 


आगे आने वाले कृदन्त प्रकरण में जो क्रियार्थक क्रिया की विद्यमानता में 
तुमुन्‌ और ण्वुल्‌ प्रत्ययों का विधान किया गया है, फलतः 'कृष्णं द्रष्टु याति, और 
कृष्णं दर्शकों याति' जैमे प्रयोग होते हैं, वहाँ भी प्रधान क्रिया से होने वाले तुमुन्‌ और 
ण्वुल्‌ प्रत्ययो को भविष्यदर्थं में ही समझना चाहिये, पर इन प्रयोगों में क्रियार्थक 
क्रिया की विद्यमानता आवश्यक है । 


लूट शेषे च” सूत्र के 'शेषे' पद से ज्ञात होता है कि लृट्‌ लकार का प्रयोग 
सामान्य भविष्यत्‌ काल में ही होता है, क्योंकि लुट्‌ लकार का विधान अनद्यतन 
भविष्यत्‌ काल में बताया जा चुका है, अतः अद्यतन भविष्यत्‌ काल में तो लृट्‌ लकार 
का प्रयोग होगा, पर अनद्यतन भविष्यत काल में लुटू लकार का ही प्रयोग होगा । 
यह अद्यतनता और अनद्यतनता, वाक्य के प्रयोग से प्रकट होती है, जैसे यदि कहा 
जाय कि “मैं कल जाऊंगा” तो इस वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि गमन क्रिया अन- 
यतन भविष्यत्‌ काल की है, अतः यहाँ लुट्‌ लकार का ही प्रयोग होगा--शवो गन्तास्मि, 
यदि कहा जाय कि “मैं आज जाऊंगा” तो इस वाक्य से स्पष्ट हो जाता हें कि गमन 
क्रिया अद्यतन भविष्यतु काल की है अतः ऐसे वाक्यों में लृट्‌ का ही प्रयोग होगा --- 
अद्याहं गमिष्यामि” । पर जहाँ अद्यतनता अथवा अनद्यतनता वाक्य प्रयोग से स्पष्ट 
प्रतीत न हो रही हो, वहाँ सामान्यतः लुटू लकार का ही प्रयोग किया जाना चाहिये, 
जैसे 'ते गमिष्यन्ति’ इस वाक्य द्वारा अद्यतनता एवं अनद्यतनता की प्रतीति नहीं होती 
अतः यहाँ लृट्‌ का ही प्रयोग होगा । 


भू धातु से, सामान्य भविष्यतु काल में प्रथम पुरुष एकवचन की विवक्षा में 
में 'लूट शेषे च सूत्र से लृट्‌ लकार, लुट्‌ के स्थान में तिपू प्रत्यय, “स्यतासी लृलुटोः? 
सूत्र से 'स्य' प्रत्यय, 'आर्घधातुक शेषः, सूत्र से 'स्य' की आधधातुक संज्ञा होने से 
बलादि आर्धधातुक 'स्‌' के आगे रहते 'आर्धेधातुकस्येडबला दे, सूत्र से इट्‌ (इ) का आगम, 


तिङन्त प्रकरणम्‌ ३०३ 


(३७) लोट्‌ च ।३।३।१६२॥ 

विध्याद्यर्थेषु धातो लोट्‌ । 

(३८) आशिषि लिङ, लोटो ।३।३।१७३॥ 

आशिष्यपि लिङ लोटी स्तः । आशीः अप्राप्तेष्टप्राप्तीच्छा । 
(३९) एरुः ।३।४।८६॥ 

लोट इकारस्य उ: । 

भवतु । 

(४०) तुह्योस्तातङाशिष्यन्त रस्याम्‌ ।७।१।३५॥ 
आशिषि तुह्योस्तातङ, वा । 


Hr torsos Cv SE WO BO बय >>> स्य टे मो च 
अकार को गुण-अवादेश, 'भविष्यति' इस स्थिति में आदेश प्रत्यययोः” सूत्र से सकार 


को मूर्धेन्यादेश करके “भविष्यति रूप होगा । 

द्विवचन में इसी प्रकार लूृट्‌-तस्‌-स्य-इट्‌-गुण-अवादेश, षत्व सकार को रुत्व- 
विसर्ग करके 'भविष्यतः? वहुवचन में लुट्-झि (अन्ति) स्य-इट्‌-गुण-अवादेश-षत्व करके 
“झविष्यन्ति रूप बनेगा । 

लृट्‌ लकार मध्यम पुरुष एक वचन में पूर्ववत्‌ सिपू स्य-इट्‌-गुण-अवादेश-षत्व 
करके “भविष्यसि' द्विवचन में लृट्‌-थस्‌-स्य-इट्‌-गुण-अवादेश-षत्व करके भविष्यथः’ 
बहुवचन में लृद्‌-थ-स्य-इट्‌-गुण-अवादेश-षत्व करके “भविष्यथ” रूप बनेंगे । 

लृट्‌ लकार उत्तम पुरुष एकवचन में मिप्‌-स्य-इट्-गुण-अवादेश-षत्व करके 
“झविष्य मि इस स्थिति में यजादि सावधातुक मिपू प्रत्यय के आगे रहते 'अतो दीर्घो- 
यत्रि! सूत्र से यकार के अकार को दीर्घ होकर 'भविष्यामि” रूप बनेगा । 

द्विवचन में लृट्‌-वस्‌-स्य-इट्‌-गुण-अवादेश-षत्व तथा 'अतो दीर्घो यनि’ से दीघं, 
सकार को षत्व विसगे होकर “भविष्यावः' बहुवचन में भी इसी प्रकार लृट््‌-मस-स्य- 
इट्‌-गुण-अवादेश-षत्व-दीर्घ-रत्व विसर्ग करके “भविष्यासः' रूप होगा । 

लोटू चेति - विधि आदि अर्थों में धातु से लोट्‌ लकार हो । 

विधि आदि छः अथे हैं--विधि, निमन्त्रण; आमन्त्रण, अधीष्ट, संप्रश्‍न, 
प्रार्थना -- इन सबका सामान्य अर्थं तो प्रेरणा” है, पर इनका विशेष अर्थं तथा इनका 
पारस्परिक अन्तर लिङ लकार की व्याख्या के समय आगे स्पष्ट किया जायेगा, 
क्योंकि लोटू लकार तथा लिङ, लकार इन दोनों का प्रयोग उक्त छः अर्थो में 
होता है। 

आशिषीति - आशीर्वाद अथे में भी लोट्‌ लकार तथा लिङ, लकार का 
प्रयोग होता है । 

एरुरिति--लोट्‌ लकार के स्थानिक इकार को उकार हो। 

तुह्योरिति--आशीर्वाद अथं में लोट्‌ लकार के तु और हि को तातङ ` आदेश 
हो विकल्प से । 


३०४ संस्कृत-व्याकरण 


परत्वात्‌ सर्वादिशः--भवतात्‌ । 

(४१) लोटो लङ बतु ।३।४।८५॥ 
लोटस्ताम्ादयः, सलोपश्च । 

(४२) तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः । ३।४।१०१॥ 
डितश्चतुण्णा तसादयः कमात्‌ स्युः । 

सवतास्‌ । भवन्तु । 

(४३) सेह्या पिच्च ।३।४।८७॥ 

लोटः से हिः, सोऽपिच्च । 


(तातङ में तातू शेष रहता है अङ, की इत्‌ संज्ञा तथा उसका लोप हो 
जाता है) 


भू धातु से आशीर्वाद अर्थ में लोट्‌ लकार, प्रथम पुरुष एकवचन की विवक्षा 
में लोट्‌ के स्थान में तिप्‌ (ति) प्रत्यय, “भू--ति' इस स्थिति में सार्वेधातुक संज्ञा 
होने से “कर्तरि शप्‌' सूत्र से शप्‌ (अ) प्रत्यय, पुनः सार्वधातुक निमित्तक गुण अवादेश 
होकर “भवति' इस स्थिति में 'एरुः' सूत्र से 'ति' के इकार को उकार आदेश, होकर 
“भवतु' ऐसा रूप बन जाने पर, सुत्र संख्या ४० से सम्पूर्ण 'तु' के स्थान में 'तातड 
(ताव्‌) आदेश होकर “वतात्‌” रूप बनेगा, जब तातङ, आदेश वैकल्पिक होने के 
कारण, न होगा, तब “भवतु' इस प्रकार प्रथम पुरुष एकवचन में "भवतु और भवतातू? 
ये दो रूप होंगे । 


तातङ, आदेश डित आदेश है, अतः 'ङिच्च' सूत्र के अनुसार यह आदेश 
अन्त्य अल्‌ के स्थान में प्राप्त होता है, सम्पूर्ण 'तु' के स्थान में नहीं। किन्तु यह 
आदेश, अनेकाल्‌ भी है अतः “अनेकाल्‌ शिव सर्व॑स्य’ सूत्र के अनुसार सम्पूर्ण 'तु' के 
स्थान में भी प्राप्त होता है, दोनों ही सूत्र अन्यत्र चरिताथंं होने तुल्यवल भी हैं, अतः 
यहाँ “विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌” सूत्र के नियमानुसार पर सूत्र का कार्य होगा, 'अनेकाल 
शिवु सवेस्य’ सूत्र 'ङिच्च' सूत्र की अपेक्षा पर है, अतः "परत्वात्‌ सर्वादेशः’ अर्थात्‌ 
अनेकाल्‌ शित्सवेस्य' सूत्र के पर होने से सर्वादेश ही होगा, अतएव यहाँ सम्पूर्ण 'तुः 
के स्थान में तरतड_ (तातू) आदेश होकर भवतात्‌ रूप बनेगा । 


यहाँ 'ङिच्च' सूत्र के निरवकाश होकर अपवाद होने की आशंका नहीं होनी 
चाहिए, क्योंकि तातङ के डितू करने का प्रयोजन केवल अन्त्यादेश विधान ही नहीं 
है उसके अन्य प्रयोजन भी हैं, जैसे 'युतावू' में ङित्वात गुण का निषेध तथा 'इज्यातू' 
आदि में संप्रसारण विधि आदि, अतः डिद्रविधान के अन्यत्र चरितार्थ होने से, इसका 
केवल फल अन्त्यादेश विधान मात्र नहीं है, 'ङिच्च' भी निरवकाश नहीं है, क्योंकि 
वह 'अनङ ' आदि में चरितार्थ हो चुका है, जहाँ डिदृविधान का केवल अन्त्यादेश 


तिङन्त प्रकरणम्‌ ३०५ 


अतो हेः ।६।४।१०५॥ 

अतः परस्य हे लुक । 

भद, भवतात्‌, भवतम्‌, भवत । 
सेनिः ।३।४।८९॥ 

लोटो मे नि: स्यात्‌ 


आइत्तसस्य पिच्च ।३।४।९२॥ 
लोड्त्तमस्याट्‌ स्यात्‌ पिच्च । 

सवानि । 

हिन्योरुत्वं न, इत्त्वोच्चारणसामर्थ्यात्‌ । 


करना ही प्रयोजन है । इस प्रकार प्रस्तुत उदाहरण में ङिच्च' के निरवकाश होकर 
अपवाद होने की आशंका नहीं होनी चाहिए । 

सोट इति लोट्‌ लकार के स्थान में लङ, लकार के समान कार्य हो, अर्थात्‌ 
लङ, लकार में जसे तस्‌ आदि प्रत्ययों को ताम्‌ आदि आदेश होते हैं, वैसे ही लोट्‌ 
लकार में हों, और सलोप भी । 

तस्थस्थमिपामिति--डित्‌ लकारों-अर्थात्‌ लड्‌ लिङ्‌ लुङ्‌ और लुङ 
लकारों के स्थान में होने वाले तस्‌ थस्‌ थ मिप्‌ प्रत्ययों को क्रमशः ताम्‌ तम्‌ त और 
अम्‌ आदेश हों, अर्थात्‌ तस्‌ को ताम्‌, थस्‌ को तमु; थ को त और मिप्‌ को अम्‌ 
आदेश हो । 

(लोट्‌ लकार यद्यपि डित्‌ लकार नहीं है, फिर भी सूत्र संख्या ४१ से इसे 
लङ, वतु बना लिया गया है, अतः इस लकार के भी उक्त प्रत्ययों को ताम्‌ आदि 
आदेश होंगे । इन ताम्‌ आदि आदेशों का विधान करने वाला सूत्र “तस्थस्थमिपां 
तान्तन्तामः” है) 

भू धातु से लोट्‌ लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में तस्‌ प्रत्यय, 'लोटो लङ वतू' 
सूत्र से लोटू को लङ वत्‌ करके 'तस्थस्थमिपामित्यादि सूत्र से तस्‌ को ताम्‌ आदेश, 
तथा पूर्ववत्‌ सार्वधातुक होने से शपू (अ) गुण भवादेश करके भवताम्‌ रूप बनेगा । 

बहुवचन में झि प्रत्यय, झू को अन्तादेश, पुर्ववत्‌ शप्‌ गुण अवादेश होकर 
“भवन्तिः बन जाने पर 'एरुः सूत्र से इकार को उकार आदेश करके भवन्तु रूप 
बनेगा । 

भू धातु से मध्यम पुरुष' एकवचन में सिप्‌ प्रत्यय, “भू 4-सि' इस स्थिति में -- 

सेरिति--लोट्‌ लकार के 'सि' को 'हि आदेश हो, और वह अपित्‌ हो । 

(सिप्‌ वस्तुतः पितू प्रत्यय है, पर इसके स्थान में होने वाले 'हि' आदेश को 
प्रस्तुत सूत्र अपित्‌ करता है, जिसका फल यह होता है कि 'सावेधातुकमपित्‌' सूत्र से 

२० 


३०६ संस्कृत-व्याकरण 


ते प्राग्धातोः ।१।४।८०॥ 
ते गत्युपसर्गसंज्ञक्ाः धातोः प्रागेव प्रयो क्तव्याः । 
आनि लोट्‌ ।८।४।१६॥ 
उपसर्ग स्थान्निमित्तात्‌ परस्य लोडादेशस्य आनि इत्यस्य नस्य णः स्यात्‌ । 
(वा०) दुरः षत्वणत्वयो रूपसर्गेत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः । 
दुःस्थितिः । दुर्भवानि । 
(बा०) अन्तः शब्दस्याङ्‌ किविधिणत्वेषूपसरगंत्वं वाच्यम्‌ । 
अस्तर्भवाणि । 


वह ङिद्दत्‌ मान लिया जाता है, फलतः स्तुति आदि उदाहरणों में डित्व प्रयुक्त गुण 
निषेध आदि कार्य होते हैं ।) 

उक्त स्थिति में प्रस्तुत सुत्र से सि को हि आदेश, शपू (अ) सार्वेधातुकत्वातू 
गुण अवादेश होकर “भव हि' इस स्थिति में 'तुह्योरिति' सूत्र से हि के स्थान में 
तातङ (तावु) आदेश होकर "भवतात्‌? रूप बनता है । तातङ आदेश वैकल्पिक है 
अतः तातङ के अभाव पक्ष में भव हि इस स्थिति में-- 

अत इति--अदन्त अंग से परे हि का लोप हो। उक्त स्थिति में अदन्त अंग 
भव से परे हि का, प्रस्तुत सुत्र से लोप होकर “भव यह रूप बनेगा । इस प्रकार 
मध्यम पुरुष एकवचन में 'भवतात और भव” ये दो रूप होंगे । 

(अदन्त अंग से परे 'हि' केवल भ्वादि, दिवादि, तुदादि और चुरादि गणों में 
ही मिलता है, यहीं पर हि का अतो हेः” सूत्र से लोप होता है, अन्य गणों में 'हि' 
वाला ही रूप रहता है, जैसे जहि, देहि आदि । 

मध्यम पुरुष द्विवचन में थस्‌ प्रत्यय को पूर्वोक्त सुत्र से तमु आदेश, शप्‌ गुण 
अवादेश करके "भवतम्‌? तथा वहुवचन में थ प्रत्यय को पूर्वोक्त सूत्र से त आदेश, शप्‌ 
गुण अवादेश करके भवत रूप होगा । 

उत्तम पुरुष एकवचन में मिप्‌ प्रत्यय करके 'भू--मि' इस स्थिति में 

सेनिरिति--लोटू लकार के मि को नि आदेश हो, उक्त स्थिति में प्रस्तुत सुत्र 
सेमि को नि आदेश करके, शप्‌ गुण अवादेश होकर “भव नि' इस स्थिति में -- 

आडिलि--लोट्‌ लकार के उत्तम पुरुष को आट्‌ का आगम हो और वह 
पित्‌ हो । 

(आट्‌ में टू की इत्संज्ञा ओर उसका लोप होने पर 'आ' शेष बचता है, 
अतएव टितु होने के कारण यह आदेश प्रत्यय के आदि में होता है, अतः 'भव+- 
आनि” इस स्थिति में 'अकःसवर्णे दीघ: से दीर्घ कर “भवानि' यह रूप बनता है। 

हिन्योरिति--सि के स्थान में हुए 'हि' आदेश के तथा 'मि' के स्थान में हुए 
'नि' आदेश के इकार को 'एरु:' सुत्र से उकार नहीं होता, इनमें इकार के उच्चारण 


तिङन्त प्रकरणम्‌ ३०७ 


नित्यं ङितः ।३।४।१९॥ 
सकारान्तस्य” ङिदुत्तमस्य नित्यं लोप: । 
“अलोऽन्त्यस्य? इति सलोपः भवाव । भवास्त । 


के सामर्थ्ये से, यदि इकार को उकार ही होना था तब तो लाघवात्‌ हु और नु' ही 
आदेश करना उचित था, पर ऐसा नहीं किया गया है अतः इकारोच्चारणबल से 
यहाँ इन दोनों में इकार को उकार न होगा, हि और नि ही रहेंगे । 

ते, इति--उन गति संज्ञक और उपसरे संज्ञक, प्र, परा, अनु, अव आदि शब्दों 
का प्रयोग धातु के पूर्व में ही किया जाना चाहिए । 

फलतः प्रभवति, अनुभवति, पराभवति आदि उदाहृरणों में प्र परा आदि का 
प्रयोग धातु के पूर्व ही देखा जाता है। क्रिया के योग में इन शब्दों की, 'उपसगः: 
क्रियायोगे” सूत्र से उपसर्गे संज्ञा होती है । अतएव प्रस्तुत सूत्र के अनुसार इनका 
प्रयोग धातु के पूर्वं किया गया है। 

आनीति-उपसर्ग में स्थित जो णत्व का निमित्त रेफ (र) उससे परे जो 
लोट्‌ लकार के स्थान में हुआ आदेश 'आनि' उसके नकार को णकार हो । 

“प्र-भवानि' इस स्थिति में क्रियायोग में 'प्र' की उपसग संज्ञा है और वह 
सूत्र सं) ४७ के अनुसार धातु के पूवं में प्रयुक्त भी है, इस 'प्र' उपसर्ग में णत्व का 
निमित्त 'र्‌' भी है, इससे आगे 'आनि' के नकार को प्रस्तुत सूत्र से णत्व होकर 
'प्रभवाणि' यह प्रयोग बनेगा । 

(यहाँ 'अट्कुप्वाङ नुम्‌ व्यवायेऽपि’ से णत्व नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ 
प्र उपपद रहते भवानि शब्द के साथ 'उपपदमतिङः' सूत्र से समास होकर प्र भवानि 
ये दो पद एक साथ मिलते हैं, अतः 'प्रभवानि' यह एक अखण्ड पद नहीं है, अतः 
उक्त सूत्र से यहाँ णत्व सम्भव न था, इसीलिए प्रस्तुत सूत्र द्वारा यहाँ णत्व विधान 
किया गया है) 

(बा०) दुर इति--षत्व और णत्व विधि के विषय में 'दुर्‌' शब्द के उपसगेत्व 
का प्रतिषेध कहना चाहिए । 

अर्थात्‌ 'दुर्‌' के र्‌ को निमित्त मानकर जहाँ णत्व या षत्व करना होगा, वहाँ 
दुर को उपसगे नहीं माना जायेगा, फलतः उपसर्गेस्थ निमित्त “र्‌' के न मिलने से दुर्‌ 
के आगे न को णत्व न होगा और न षत्व ही होगा-- 

जैसे--'दुर्‌ + स्थिति? इस उदाहरण में दुर्‌ उपसर्ग से परे स्था धातु के 
सकार को 'उपसर्गात्‌ सुनोति’ इत्यादि सूत्र से षत्व प्राप्त था, पर प्रस्तुत वातिक द्वारा 
'दुर्‌' के उपसँर्गत्व का प्रतिषेध कर देने से दुर्‌ के उपसगंत्व के अभाव में यहाँ षत्व न 
होकर “दुःस्थिति:' ऐसा ही प्रयोग होगा । 

इसी प्रकार 'दुर्भवानि' इस उदाहरण में दुर्‌ उपसगे के र्‌ से परे आनि के 
नकार को “आनि लोट्‌ सूत्र से णत्व प्राप्त होता है, पर प्रस्तुत वातिक द्वारा दुर्‌' के 


३०८ संस्कृत-व्याकरण 


अनद्यतने लङ ।३।२।१११॥ 
अनद्यतनभूताथंवृत्त धातो लङ, स्यात्‌ । 
लुङ लङ, लड क्ष्वडुदात्तः ।६।४।७१॥ 
एष्वङ गस्याट्‌ । 


उपसर्गेत्व का प्रतिषेध हो जाने से उपसर्गस्थ निमित्त के अभाव में णत्व नहीं होता, 
अतः दुर्भवानि यही प्रयोग बनता हे । 

(वा०) अन्तरिति--अङः, किविधि और णत्व के विषय में अन्तर्‌ शब्द को 
उपसर्ग कहना चाहिए । 

अर्थात्‌ उक्त कार्यो के करते समय अन्तर्‌ शब्द को भी उपसर्ग मान लिया 
जाना चाहिए । 

प्र परा आदि २२ शब्दों की तो क्रिया के योग में “उपसर्गाः क्रियायोगे’ सूत्र 
से उपसर्ग संज्ञा हो जाती है, पर 'अन्तर्‌' शब्द इनमें नहीं आता, अतः अन्तर्‌ शब्द 
की उक्त कार्यों के समय, प्रस्तुत वातिक से उपसे संज्ञा का नया विधान किया गया 
है, अतएव अङ आदि कार्यो के समय अन्तर्‌ शब्द को भी उपसर्ग मान लिया जाता 
है, फलतः उपसगे संज्ञक अन्तर्‌ उपपद रहते 'धा' धातु से अङ, प्रत्यय करने पर 
“अन्तर्धा? और 'उपसर्गे घोः कि सूत्र से कि प्रत्यय और आकार का लोप करने पर 
अन्तधिः प्रयोग बनता है । यदि इस 'अन्तर्‌' को उपसगे न माना गया होता तो यहाँ 
उक्त प्रयोगों में अझ्‌ और कि प्रत्यय नहीं हो सकते थे। णत्व विधि का उदाहरण 
है-'अन्तर्भवाणि’ यहाँ 'अन्तर्‌+भवानि' इस स्थिति में प्रस्तुत वातिक से 'अन्तर्‌' 
को उपसर्ग मान लेने पर उपसगंस्थ निमित्त र्‌ सेपरे आनि के नकार को, आनि 
“लोट सूत्र से णत्व होकर 'अन्तर्भवाणि' प्रयोग बनेगा । 

नित्यमिति-“#डित्‌ लकारों के--लङ.,, लिङ, लुङ, लूड सकारान्त उत्तम 
का लोप हो । 

यद्यपि यह सूत्र डित्‌ लकारों में ही सलोप का विधान करता है, तथापि 
श्लोटो लङ वतू' सूत्र से सलोप के विषय में भी लोट्‌ को लडङ,ववू मानकर लोट्‌ में भी 
यह सूत्र सलोप करेगा । 

यहाँ सकारान्त प्रत्यय वस्‌ मस्‌ का पूरा लोप न होकर 'अलोऽन्त्य परिभाषा! 
के वल से अन्तिम सकार का ही इस सूत्र से लोप होता है । 

लोटू लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में वस्‌ प्रत्यय, शपू, गुण, अवादेश, आट्‌ का 
आगम तथा दीघं करके 'भवामस्‌' इस स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से सकार का जोप होने 
पर भवाव यह रूप बनेगा । 

बहुवचन में मस्‌ प्रत्यय, शप्‌, गुण, अवादेश, आट्‌ का आगम, सवर्णं दीं 
करके 'भवामस्‌' इस स्थिति में "नित्यं डिंतः सूत्र से मस्‌ के सकार का लोप होकर 
“सवाम” रूप बनेगा । 


तिङन्तं प्रकेरणमें ३०६ 


इतइच । ।३।४।१००॥। 
डितो लस्य परस्मंपद मिकारान्तं यत्‌, तदन्तस्य लोपः। 
अभवत्‌, अभदताम्‌ अभवन्‌ । 
अभवः, अभवतम्‌, अभवत । 
अभवम्‌, अभवाव, अभवाम । 
(५३) विधिनिसन्त्रणासन्त्रणाधीष्ट संप्रहन प्रथनेषु 
लिङ, ।३।३।१३१।। 

एष्वर्थेषु धातो लिङ, । 

(86 sas nae SEM DSM, ४५0 Fi, Jf SS EER 
अनद्यतने इति--अनद्यतन भूतकालिक क्रियार्थवृत्ति धातु से लङ, लकार 


हो । 

लुङिति--लुङ, लङ और लुङ, लकारों के आगे रहते अंग को अट्‌ का 
आगम हो । 

भट्‌ में 'अ' शेष रहता है अतः टित्‌ होने से यह आगम अंग ओर धातु का 
आदि 'अवयव' होगा, अर्थात्‌ धातु के पूर्व में 'अ' का आगम होगा । 

इतश्चेति--ङ्ति लकारों के स्थाने में आदिष्ट हुआ जो इकारान्त परस्मैपद 
का प्रत्यय उसके अन्त का लोप हो। 

भू से धातु से 'अनद्यतने लङ,” सूत्र से लड लकार, और 'लुङिति' सूत्र से धातु के 
पूर्व अट्‌ (अ) का आगम, प्रथम पुरुषेक वचन में लङ, को तिपू प्रत्यय, 'अभू जति 
इस स्थिति में शपू (अ) गुण, अवादेश, 'अभवति' इस स्थिति में 'इतश्च सूत्र से, 
लकार के स्थान में हुआ, जो इकारान्त परस्मैपद प्रत्यय 'ति' इसके अन्त्य वर्ण, इकार 
का लोप होकर, अभवत्‌ रूप बनेगा । 

द्विवचन में पूर्ववत्‌ अभू यतस्‌ इस स्थिति में शप्‌, गुण, अवादेश, 'अभव+- 
तस्‌ इस स्थिति में 'तस्थस्थमिपाम्‌-सुत्र से तस्‌ को ताम्‌ आदेश कर 'अभवताम्‌' रूप 
होगा । 
बहुवचन में पूर्ववत्‌ अभून-झि, शप्‌, गुण, अवादेश, झ्‌ को अन्त आदेश । 
अभव अन्ति? इस स्थिति में 'अतो गुणे' सूत्र से अकार का परस्प, प इस 
स्थिति में 'इतश्च” सूत्र से इकार का लोप, 'अभवन्तु' इस स्थिति में 'संयोगान्तस्य 
लोप? सूत्र से संयोगान्त तकारं का लोप होकर “अभवन? रूप बनेगा । 
“अभव--सि' इस स्थिति में 'इतश्चेति’ 
इकार लोप 'अभव स्‌' इस स्थिति में सकार को रुत्व विसर्ग करके “अभवः? द्विवचन 
मैं पूर्ववतु 'अभव --थस्‌' इस स्थिति में 'तस्थस्थ-- सूत्र से थस्‌ को तमू आदेश करके 
अभवतम्‌, बहुवचन में भी इसी प्रकार अभव -न-थ' थ को 'तस्थस्थ--सूत सेत 
आदेश करके अभवत रूप होंगे । 


मध्यम पुरुष एकवचन में पूर्ववत्‌ 


३१० संस्कृत-व्याकरण 


(५४) यासुट्‌ परस्मेपदेषु दात्तो डिच्च ।३।४।१०३॥ 
लिङः परस्मेपदानाँ यासुडागमः, उदात्तो ङिच्च । 


उत्तम पुरुष एक वचन में लङ, अट्‌, मिप्‌, शप्‌, गुण, अवादेश, मिप्‌ को 
'तस्थस्थ-सुत्र से अम्‌ आदेश, 'अभव-+-अम्‌' इस स्थिति में “अतो गुणे' अकार का 
पर रूप होकर “अभवम्‌” द्विवचन में पूर्ववत्‌ लङ, अट्‌, वस्‌, शप्‌, गुण, अवादेश होकर 
'अभव वस्‌" इस स्थिति में 'अतो दीर्घो यजि” सूत्र से दीर्घ, “नित्यं ङितः' सूत्र से सकार 
लोप होकर 'अभवाब” बहुवचन में पूर्ववत कार्यं करके 'अभव मस्‌” इस स्थिति में 
“अतो दीर्घो यनि” से दोघं, 'नित्यं ङितः' सकार लोप होकर “अभवाम” रूप होंगे । 


विधीति--विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना इन छः 
अर्थो में लिङ लकार हो । 

इन विधि आदि अर्थो का सामान्य अर्थ तो 'प्रेरणा' ही होता है, पर फिर भी 
इनमें परस्पर पर्याप्त अन्तर है । 


(१) विधि- विधि रूप प्रेरणा, वह प्रेरणा होती है, जिसे आज्ञा देना कहा 
जाता है। यह आज्ञा अपने से छोटे-निकृष्ट सेवक आदि को दी जाती है, 
जिसका मानना उनके लिए आवश्यक होता है, न मानने पर वे दण्ड के भागी होते हैं, 
अतएव विधि का अर्थ है--“भृत्यादे निकृष्टस्य प्रवतेनमू” (यह ऊपर बताया जा चुका 
हे कि इन्हीं उक्त छः अर्थो में लोट्‌ लकार का भी प्रयोग होता है, अतः यहाँ इन सभी 
अर्थो के उदाहरणों में लोटू और लिङ, का प्रयोग साथ-साथ दिखलाया जा रहा है) 
जैसे 'ओदनं पच पचे: वा? 'चावल पकाओ' यहाँ स्वामी अपने सेवक को चावल पकाने 
की आज्ञा दे रहा है। वेद शास्त्रादि के वचनों में भी इसी विधि अर्थ का प्रयोग देखा 
जाता है जहाँ मनुष्य को किसी कार्य की आज्ञा दी जाती है, यदि कोई इस शास्त्राज्ञा 
के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह पाप का भागी बनता है, जैसे 'अहरहः संध्या 
मुपासीत' नित्य प्रतिदिन संध्योपासन करो या करना चाहिये' यहाँ लिङ लकार का 
का प्रयोग कर संध्योपासन की आज्ञा दी जाती है। 


निमन्त्रण--निमन्त्रण वह प्रेरणा है जो अपने समान वन्धु वान्धवों को दी 
जाती है, यद्यपि इस प्रेरणा में आज्ञा का भाव इतना प्रबल नहीं रहता जैसा कि विधि 
में रहता है, तथापि इसका मानना आवशयक ही होता है, अतएव इस प्रेरणा को 
आग्रह कहा जाता है “निमन्त्रणं नियोगकरणम्‌, आवश्यके श्रद्धभोजनादी दोहित्रादेः 
प्रवतेनम्‌ । यथा च लोके-भागिनेय ! शवो भाविनि ब्रतोद्यापने त्वमागच्छ, 
आगच्छे वां । 


आमन्त्रणम्‌ - आमन्त्रण वह प्रेरणा है जिसमें प्रेयंमाण व्यक्ति स्वतन्त्र रहता 
हैं, चाहे प्रेरक की बात माने अथवा न माने। इसीलिये आमन्त्रण को 
“कामचारानुज्ञा” कहु जाता है । इस प्रेरणा को अनुरोध कहू सकते हैं जैसाकि आज? 


तिङन्त प्रकरणमुँ ३११ 


(५५) लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य ।७।२।७९॥ 
सावेधातुक लिङो ऽनन्त्यस्य सस्य लोपः । इति ध्राप्ते । 
(५६) अतो येयः ।७।२।८०॥ 

अतः परस्य सार्वेधातुक्षावयवस्य यास्‌ इत्यस्थ इय्‌ | गुणः । 
(५७) लोपो व्योर्वलि ।६।१।६६॥। 

वलि यकारवकारयो लोपः । 

भवेत्‌ । भवेताम्‌ । 


कल के निमन्त्रण में किया जाता है, जैसे, मित्रवर ! मद्वेवाहिके प्रीतिभोजे भवान्‌ 
आगच्छतु आगच्छेद्‌ वा । 


अधीष्ट--इस प्रकार की प्रेरणा में उच्चकोटि के लोगों से सत्कारपूर्वेक 
प्राथेना की जाती है, ''अधीष्टः सत्कारपूर्वको व्यापारः” यथा लोके--महोदय ! भवान्‌ 
मम पुत्र मध्यापयतु अध्यापयेद्‌ वा । 

संप्रश्न--इस प्रेरणा में परामर्श, लेने का भाव रहता है। 'संप्रधारणं 
संप्रश्नः” निश्चय करने के लिए कहना जैसे--किं भो वेदमधीयीय, उत्‌ तर्क भगवन्‌?” 
मैं वेद पढूं या न्याय शास्त्र ? 

प्रार्थना--यह प्रेरणा सदा बड़ों से की जाती है जिसमें उनसे कुछ माँगने की 
इच्छा रहती है अतएव “प्रार्थनं याचना” कहा गया है, जैसे--“पुस्तकं लभे लभेय 
वा” मुझे पुस्तक मिल जाय अथवा मुझे पुस्तक दे दीजिए । 

यासुडिति-लिङ, लकार के परस्मेपद प्रत्ययो को यासुट्‌ का आगम हो, 
और वह उदात्त तथा डित भी हो। 

(यासुट्‌ में यास्‌ शेष रहता है, अतः टित्‌ होने के कारण यहु प्रत्यय का आदि 
अवयव होता है । यासुट्‌ के डित होने का फल गुणनिषेध आदि है।) 

लिङ इति-सारवंधातुक लिङ, लकार के अनन्त्य सकार का लोप हो, 
(अनन्त्य =जो अन्त में न हो) 

इति प्राप्ते--इस सूत्र के द्वारा सलोप की प्राप्ति होने पर | 

अत इति- अदन्त अंग से परे सार्वधातुक के अवयव यास्‌ को इय्‌ आदेश हो। 

गुण--इसके अ+-इ को ए गुण होगा । 


लोप इति--वल्‌ प्रत्यसरान्तगंत वर्णो के आगे रहने पर बकार और यकार 
का लोप हो । 


३१२ संस्कृत-व्याकंरणं 


(५८) भेजु स्‌ ।३।४।१८०॥ 

लिङो झेजु स्‌ स्यात्‌ । भवेयुः । 

भवेः । भवेतम्‌ । भवेत । भवेयम्‌ । भवेव । भवेम । 
(५९) लिङाशिषि ।३।४।११६॥ 

आशिषि लिङस्तिङ, आर्धधातुकसंज्ञः स्यात्‌ । 


भू धातु से विध्यादि अर्थो में लिङ लकार, प्रथम पुरुषेक वचन की विवक्षा 
में लिङ, के स्थान में तिपू प्रत्यय, “इतश्च” सूत्र से इकार लोप, शप्‌, गुण, अवादेश, 
परस्मंपद तिपू प्रत्यय को 'यासुडिति' सूत्र से यासुट्‌ का आगम, तव “भव यास्‌ तू! 
इस स्थिति में” लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य, सूत्र से सार्वधातुक लिङ यास्तु के अवयव 
सकार का लोप प्राप्त हुआ, 'अतोयेयः' सुत्र से अदन्त अंग 'भव' से परे सार्वधातुक 
लिङ 'यास्तू' के अवयव यास्‌ को इय्‌ आदेश, तव “भव--इय्‌ तू' इस स्थिति में 
आदुगुणः सुत्र से अ--इ को एकार गुण, “भवेय त्‌’ इस स्थिति में 'लोपो व्योवेलि' 
सुत्र से वल्‌ प्रत्याहार त परे यकार का लोप होकर “भवेत्‌? रूप बनेगा । 

(लिङ लकार सार्वधातुक लकार है, 'भू+ति” इस स्थिति में ही यहाँ 
सावधातुक संज्ञा हो जाती है, यासुट्‌ का आगम टित्‌ होने से लिङ स्थानिक तिप्‌ का 
ही अवयव बनता है, क्योंकि 'यदागमास्तद्‌ गुणी-भूता स्तद्‌ ग्रहणेनैव गृह यन्ते’ इस 
परिभाषा से जो आगम जिसको होता है वह उसी का अवयव बनता है, और 'यास्तू' 
यह भी स्थानिवद्धाव से लिङ ही है अतएव सावंधातुक लिङ के अनन्त्य सकार का 
लोप प्राप्त होता है । । 

प्रथम पुरुष द्विवचन में पुवेवतृ लिड_, तस्‌, शप्‌, गुण, अवादेश, यास्‌, तस्‌ को 
'तस्थस्थ मिपां' सूत्र से ताम्‌ आदेश, यास्‌ को इय्‌, गुण, य लोप होकर भवेताम्‌ रूप 
बनेगा । _ 

बहुवचन में पूर्वववर, लिङ, झि, शप्‌ गुण, अवादेश, यास्‌, इय्‌, गुण, “भवेय 
ज्ञि” इस स्थिति में । \ 

झेरिति--लिड के झि को जुस्‌ आदेश हो । 


उक्त स्थिति में झि को जुस्‌ आदेश, “चुटू सूत्र से जकार की इत्संज्ञा--लोप, 
सकार को रुत्व विसर्ग होकर "भवेयुः? रूप बनेगा । 


मध्यम पुरुष एकवचन में पूर्ववत्‌ 'भवेय्‌+-सिप्‌' इस स्थिति में इतश्च से 
इकार लोप 'लोपोव्योरवल' यकार लोप, तथा सकार को रुत्व विसगं होकर भवेः रूप 
बनेगा । 


द्विवचन में पूर्ववत "भवेय थस्‌’ थस्‌ को तमु आदेश, यकार लोप होकर 
भवेतम्‌, बहुवचन में 'भवेयू थ' थ को 'त' आदेश, यकार लोप होकर भवेत रुप 
बनता है । 


तिङन्त प्रकरणमु ३१३ 


(६०) किदाशिषि ॥३॥४॥१०४॥ 
आशिषि लिङो यासुट्‌ कित्‌ 
“स्कोः संयोगाद्योः’ इति सलोपः । 


(६१) ग्ड्किति च ।१।१।५॥ 

गित्‌ कित्‌ डित्‌ निमित्ते इग्लक्षणे गुणवृद्धी न स्तः। 

भूयात्‌, भूयास्ताम्‌, भुयासुः । भूयाः, भुयास्तम्‌, भूयास्त । 

भुयासस्‌, भुयास्व, भूयास्म । 

उत्तम पुरुष एकवचन में मिप्‌, मिपू को अम्‌ आदेश, 'भवेय्‌+अम्‌' इस 
स्थिति में बलू प्रत्याहार आगे न मिलने से यलोप न होगा, भवेयम्‌, द्विवचन में 
“भवेय्‌ वस्‌ यलोप, 'नित्यंडितः' प्रत्यय के सकार का लोप होकर भवेव, बहुवचन में 
मस्‌ प्रत्यय, 'भवेय्‌ मस्‌’ इस स्थिति में यलोप ओर सलोप होकर, भवेम यह 
रूप होगा । 

विध्यादि छः अर्थों में प्रयुक्त लिङ लकार विधि-लिङ्‌ कहा जाता है, और 
यह सार्वधातुक लकार होता है । किन्तु आशीर्वाद अथे में प्रयुक्त लिङ आशीलिङ के 
नाम से एक पृथक लकार ही कहा जाता है, इस आशीलिङ की आर्धधातुक संज्ञा 
होती है, और इस लकार में होने वाला यासुट्‌ का आगम भी कित्‌ होता है, अतः 
इन दोनों लकारों के रूपों में बड़ा अन्तर हो जाता है। 

लिडिति--आशीर्वादार्थ में प्रयुक्त लिङ के स्थान में होने वाले तिङ, प्रत्ययों 
की आर्धधातुक संज्ञा हो । 

किदिति--आशीर्वादार्थं लिङ में होने वाला यासुट्‌ का आगम कित्‌ हो । 

स्कोरिति स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' सूत्र से पदान्त संयोग के आदि सकार 
का लोप होता है। 

ग्ड्किति चेति--गित्‌ किष और ङित्‌ प्रत्ययों के आगे रहते, इग्लक्षण गुण 
वृद्धि न हों। 

'सार्वंधातुकार्धधातुकयोः' "पुगन्त लघूपधस्य च' इत्यादि सूत्रों में “इको गुण 
बृद्धी” सूत्र से 'इकः' की अनुवृत्ति होती है अतः इनके द्वारा विधीयमान गुण तथान्य 
सूत्रों से विधीयमान वृद्धि इग्लक्षण गुण वृद्धि कहे जाते हैं, जिन सूत्रों में जैसे 
“आदुगुण: वृद्धिरेचि’ आदि में 'इकः की अनुवृत्ति नहीं होती, वहाँ ये इग्लक्षण गुण वृद्धि 
नहीं कहलाते, 'ग्डि.ति सूत्र केवल इग्लक्षण गुण वृद्धि का ही निषेध करता है, अन्य 
का नहीं ।' 

भू धातु से आशीलिङ, के स्थान में प्रथम पुरुष एकवचन की विवक्षा में 
तिप्‌ प्रत्यय, इतश्च’ से इकार लोप, 'यासुट्‌ परस्मैपदैषूदात्तो ङिच्च' सूत्र से यासुट्‌ 
का आगम, 'लिङाशिषि' सूत्र से आशीलिङ के स्थान में होने वाले तिबादि प्रत्ययो 
की आधंधातुक संज्ञा होती है, और इन्हीं तिबादिक को यासुट्‌ का आगम भी होता है, 


३१४ संस्कृत-व्याकरणे 


(६२) लुङ, ।३।८।११०॥ 

भुतार्थे धातो जुं ङ, स्यात्‌ । 

(६३) माङि लुङ ।३।३।१७५॥ 
सवलकारांपबादः । 

(६४) स्मोत्तरे लङ च ।३।३१७६॥ 
स्मोत्तरे माङि लङ स्यात्‌, चात्‌ लुङ, । 


अतः 'सार्वंधातुकार्धधातुकयोंः' सूत्र से यहाँ अकार को गुण प्राप्त होता है, किन्तु 
‘किदाशिषि’ सूत्र से आशीलिङ का यासुट्‌ कित्‌ हो जाता है, फलतः 'ग्ड्कितिच' सूत्र 
से गुण का निषेध हो जाता है । आर्धधातुक संज्ञा होने से यहाँ सार्वधातुक संज्ञा नहीं 
होती, अतः शप्‌ प्रत्यय भी नहीं होता । फलतः भु यास्त’ इस स्थिति में 'स्कोः' 
सूत्र से सकार का लोप होकर 'भूयात्‌' यह रूप होता है। 

द्विवचन में पुर्ववत्‌ लिङः, तसू, यास्‌, यास्‌ के कित्‌ होने से गुणाभाव, तस्‌ 
को ताम्‌ आदेश होकर भूयास्ताम्‌, बहुवचन में पूर्ववत्‌ 'भूयास्‌ झि' इस स्थिति में 
“फेजु स्‌ सूत्र से झि को जुस्‌ आदेश, होकर भूयासुः, रूप होगा । 

मध्यम पुरुष एकवचन में 'भूयास्‌ सि' इस स्थिति में 'इतश्च' से इकार लोप, 
पूर्व सकार का संथोंगादि लोप, द्वितीय सकार का रुत्व विसर्ग होकर भूयाः, द्विवचन 
में 'भूयास्‌ थस्‌' थस्‌ को तम्‌ आदेश होकर भूयास्तम्‌, बहुवचन में 'भूयास्‌ य, थ को . 
तं आदेश होकर भुयास्त रूप होगे । 

भूयास्ताम्‌ भूयास्तम्‌ भूयास्त आदि में सकार लोप नहीं होता क्योंकि यद्यपि 
यहाँ संयोगादि सू है तथापि वह पदान्त नहीं है । 

ग्ड्किति चेति सूत्र में ङित में गुण निषेध का उदाहरण 'इतः' है इण्‌ धातु से 
तस्‌ प्रत्यय करने पर सार्वधातुकमपित्‌” सुत्र से यह तस्‌ ठिद्वतू हो जाता है, अतः यहाँ 
गुणं नहीं होता, गित्‌ का उदाहरण ग्स्नु प्रत्यय है, यहाँ ग्‌ इत्संज्ञक है अतः इस प्रत्यय 
के परे भी इससे गुण का निषेध होता है । 

उत्तमं पुरुष एकवचन में 'भूयास्‌ मिप्‌' मिप्‌ को अम्‌ आदेश होकर भूयासम्‌, 
द्विवचन में नित्यं डितः से वस्‌ प्रत्यय के सकार का लोप होकर 'भझुयास्व' बहुवचन 
में भी सकार लोप होकर भुयास्म रूप बनते हैं । 

लुङिति (सामान्य) भूत कालिक क्रियार्थवृत्ति धातु से लुङ लकार हो। 

माडीतिं माङ उपपद रहते धातु से लुङ, लकार हो । 

सर्वेति--यह सूत्र सभी अन्य लकारों का अपवाद होने से वाधक है अर्थात्‌ 
अन्य लंकारों के विषय में भी माङ उपपद रहते लुङ, लकार ही होता है । 

Dn मा स्म गमः, शोकं वृथा मा कृथाः” इन वाक्यों में लोट्‌ और लिड 
के विषय में भी माङ के योग में लुङ लकार ही हुआ है, यद्यपि यहाँ भूतकाल नहीं 
हैं। माङ के योग में ही लुङ, लकारं का प्रयोग होता है किन्तु जहाँ निषेधार्थक 'मा' 


तिङन्त घ्रकरणम्‌ | ३१५ 


(६५) च्लि लुङि ।३।१।४३॥ 

शवापदयचादः ॥ 

(६६) च्लेः सिच्‌ 1३।१।४४॥ 

इचावितो । 

(६७) गातिस्थाधुपाभुम्यः सिचः परस्मेपदेषु ।२४।७७॥ 
एभ्यः सिचो लुक स्यात्‌ । 

“गा-पो? इह इणादेश-पिबती गृह्य ते । 


अव्यय का प्रयोग होगा, वहाँ तो लोट्‌ लिङ आदि अन्य लकार भी होंगे, जैसे-- 
असत्यं मा वद मा वदेत्‌ वा, यहाँ निषेधार्थक “मा? है, माङ नहीं, अतः लोट्‌ और 
लिङः का प्रयोग है । 


स्मोत्तरे इति--स्म परक माङ उपपद रहते धातु से लड्‌ लकार हो और 
चकारात्‌ लुङ भी हो। 


“मा स्म भवत्‌ भूत वा” इस उदाहरण में स्म परक माङ उपपद भू धातु 
से लङ लकार “भवत्‌ (अभवत्‌) भो हुआ है और लुङ लकार भूत (अभूत्‌) भी 
हुआ है। यहाँ भवत्‌ और भूत्‌ ये क्रमशः लड एवं लुङ, लकार के प्रथम पुरुषैक 
वचन के रूप हैं अर्थाव्‌ यहाँ इन्हें क्रमशः अभवत्‌ और अभूव समझना चाहिए, माङ, 
के योग में धातु के पुवे अटू का आगम नहीं होता अतएव यहाँ माङ के योग में अट्‌ 
रहित भवत एवं भुत का प्रयोग है । 


च्लि इति--लुङ लकार परे रहते धातु से च्लि प्रत्यय होता है। 


यह च्लि प्रत्यय शप्‌ श श्यन्‌ आदि सभी विकरणों का अपवाद होने से 
बाधक है । अतः लुङ, लकार में च्लि होने के कारण शप्‌ न होगा । 


भू धातु से सामान्य भूत काल में लुङ, लकार, प्रथम पुरुष एकवचन को 
विवक्षा में लुङ्‌ के स्थान में तिपू प्रत्यय 'इतश्च? से इकार लोप, “लुङ लड्‌ लूडः 
क्ष्वड्दात्त:' सुत्र से तिप्‌ आदेश होने के पुर्वं ही धातु के पुवे अट्‌ का आगम, 'अभूत्‌' 
इस स्थिति में सावंधातुक तिप्‌ परे रहते प्राप्त शपू को बाधकर 'च्लि लुडि सूत्र से 
च्लि प्रत्यय तब 'अ भु च्लि तू' इस स्थिति में-- 


च्लेः सिजिति--च्लि को सिच्‌ आदेश हो, 


इचावितो-अर्थात्‌ सिच्‌ के इ और च्‌ की इत्‌ संज्ञा और लोप होकर सू 
शेष रहता है । अतः अ भू स्‌ तू' इस स्थिति में-- 


३१६ संस्कृतं-व्याक रंणे 


(६८) भु सुवोस्तिङि ।७।३।२८॥। 

भू, सु, एतयोः सार्वधातुके तिङि परे गुणो न । 
अभुत्‌, अभुताम्‌, अभूवन्‌ । 

अशुः, अभूतम्‌, अभूत। 

अभूवम्‌, अभूव, अभूम । 

(६९) न माङ योगे ।६।४।७४॥ 

अडाटौ न स्तः। 

मा भवान्‌ भुत्‌ । मा स्म भवत्‌ । मा स्म भूत्‌ । 


गातीति- गा, स्था, चु संज्ञक धातु, पा और भू धातुओं से परे सिच्‌ का 
लोप हो । 

गापाविति--सूत्र में गा! से इण्‌ धातु के स्थानं में होने वाले 'गा' जो कि 
'इणो गा लुङि सूत्र द्वारा लुङ, लकार में इण्‌ के स्थान में होता है, ग्रहण है, अन्य 
“गे शब्दे' आदि धातु का नहीं । इसी प्रकार 'पा' शब्द से “पा पाने' धातु का ही ग्रहण 
है, जिसका रूप पिबति' बनता है, 'पा' से पा रक्षणे का यहाँ ग्रहण नहीं है, उसका 
रूप 'पाति' बनता है । 


दा रूप और धा रूप धातुओं की घु संज्ञा होती है। उक्त स्थिति अर्थात्‌ 'अ 
भृ स्‌ तू में प्रकृत सूत्र से सिच्‌ (स्‌) का लोप होकर 'अ भू तू' इस स्थिति में यहाँ 
सार्वधातुक 'तू' परे रहते 'सावेधातुकाधेधातुकयोः' सूत्र से गुण प्राप्त होता है, अग्निम 
सुत्र गुण का निषेध करता है । 

भूसुवोरिति--भू ओर सू धातुओं को सार्वधातुक तिड_ परे रहते गुण नहीं 
होता । 

उक्त स्थिति में गुण का निषेध प्रकत सूत्र द्वारा होने पर 'अभूत्‌” रूप 
बनता है । 

द्विवचन में पूर्ववत्‌ 'अ भू स्‌ तस्‌) इस स्थिति में 'गातीति” सूत्र से सिच्‌ का 
लोप, तस्‌ को ताम्‌ आदेश होकर 'अभूताम्‌’ बहुवचन में 'अ भू स्‌ झि' इस स्थिति में 
इकार “लोप? झू को अन्त आदेश, सिच्‌ का लोप “भुवो बुग्‌ लुङलिटोः? सूत्र से 
बुक (व्‌) का आगम, 'अ भू व्‌ अनूत्‌’ इस स्थिति में तकार का संयोगान्त लोप होकर 
अभूवन्‌ रूप बनता है । 

मध्यम पुरुष एकवचन में पूर्ववत्‌ 'अ भू स्‌ सिप्‌' इस स्थिति में इकार का 
लोप, सिच्‌ का लोप, सकार को रुत्व विसर्ग करके अभूः, द्विवचन में थस्‌ को तम्‌ 
आदेश करके अभुतम्‌, बहुवचन में थ को त आदेश कर अभूत रूप बनते हैं । 

उत्तम पुरुष एकवचन में अ भू सू मिप्‌, मिपू को अमू आदेश, सिच्‌ लोप, 
बुक (व) का आगम, अभूवमु, द्विवचन में पुर्ववत 'अ भू स बस्‌’ इस स्थिति में खिच्नु 


तिङन्त प्रकरणम्‌ ३१७ 


(७०) लिङ निमित्ते लङ. क्रियातिपत्तो ।३।३।३॥ 

हेतु-हेतु मद्‌ भावादि लिङ निमित्तंम्‌, तत्र भविष्यत्यर्थे लङ, स्यात्‌, क्रियाया 
अनिष्पत्तो गभ्यसानायाम्‌ । 

अभविष्यत्‌, अभविष्यताम्‌, अभविष्यन्‌ । 

अभविष्यः, अभविष्यतम्‌, अभविष्यत । 

अभविष्यम्‌, अभविष्याव, अभविष्याम्‌ । 

सुवृष्टिश्चेदभविष्यत्तदा सुभिक्षमभविष्यत्‌--इत्यादि ज्ञ यम्‌ । 


लोप, “नित्यं ङितः' प्रत्यय के सकार का लोप अभुव, बहुवचन में मस्‌ प्रत्यय, सकार 


लोप आदि होकर अभूम रूप बनते हैं । 

न साडिति--माडः के योग में धातु से पुवे अट्‌ और आट्‌ के आगम नहीं 
होते हैं । 

“मा अवान्‌ भूत्‌” यहाँ, माङ के योग में लुङ्‌ लकार का 'अभूत्‌' रूप होना 
था, पर प्रकृत सूत्र से माङ के योग में अट्‌ का आगम न होने से 'भूत्‌? यही प्रयोग 
हुआ है। 

“मा स्म भवत्‌” यहाँ स्म परक माङ के योग में लड, लकार का रूप 
अभवत्‌' होना चाहिये था पर प्रकृत सूत्र से अटू आगम के निषेध होने से 'भवत्‌' ही 
प्रयोग हुआ है । 

“मा स्म भूत” यहाँ पर स्म परक माङ के योग में लुङ लकार का रूप 
'अभुत्‌' होना चाहिये था पर प्रकृत सूत्र से अट्‌ आगम के निषेध होने से “भूत्‌? ऐसा 
ही प्रयोग हुआ है। 

लिडिति--लिङ लकार का जो निमित्त हेतुहेतुमद्भाव आदि होता है, उसमें 
यदि क्रिया का भविष्यत्‌ काल में होना प्रकट हो तो धातु से लुङ लकार हो। यदि 
क्रिया की अनिष्पत्ति अर्थात्‌ असिद्धि या अपूर्णता प्रतीत होती हो। 

उदाहरणाथं--“कृष्णं नमेत चेत्‌ सुखं यायात्‌” यदि कृष्ण को नमस्कार करे 
तो सुख प्राप्त करे, इस वाक्य में नमस्कार क्रिया और सुख प्राप्ति क्रिया ये दो क्रियायें 
हैं, नमस्कार क्रिया, सुख प्राप्ति क्रिया की हेतु है, क्योंकि नमन क्रिया से ही सुख प्राप्त 
होता है । सुख प्राप्ति क्रिया अतएव सहेतुक क्रिया है, क्योंकि इसकी पूर्णता के लिए 
एक अन्य हेतु की आवश्यकता है, इस प्रकार नमन क्रिया हेतु है और सुख प्राप्ति 
क्रिया हेतुमती है, इस प्रकार इन दोनों में हेतुहेतुम-द्ाव सम्बन्ध है। जहाँ इस प्रकार 
का हेतुहेतुमद्भाव सम्बन्ध द्योतित होता है, वहाँ 'हेतुहेतुमतोलिङ” सूत्र से लिङ 
लकार होता है। 

किन्तु जहाँ हेतुहेतुम-द्भाव सम्बन्ध स्थल में भविष्यत्‌ काल और क्रिया की 
असिद्धि प्रतीत होती हो, तब हेतु और हेतुमत्‌” दोनों ही क्रियाओं से लृड्‌ लकार 
होगा । जैसे 'सुवृष्टिः चेत्‌ अभविष्यत्‌ तदा सुभिक्षम्‌ अभविष्यत्‌’ अर्थात्‌ यदि अच्छी 
वर्षा होगी तो सुकाल होगा । अर्थात्‌ यदि अच्छो वर्षा होगी तो सुकाल होगा” इस 


३१६ घंस्कृत-व्याकरण 


अत सातत्यगसने ॥२॥ अतति । 

(७१) अत आदेः ।७।४।७०॥ 
अभ्यासस्यादे रतो दोघे: स्यात्‌ । 

आत, आतलुः, आतुः । 

आतिथ, आतथुः, आत । 

आत, आतिव, आतिम । 

अतिता, अतिष्यति, अततु । i 


वाक्य में प्रथम क्रिया हेतु है, और द्वितीय हेतुमत्‌, पर इस स्थल पर भविष्यत्‌ और 
क्रिया की असिद्धि प्रतीत होती है, अतः यहाँ लङ लकार के अभविष्यत रूपों का दोनों 
ही वाक्यों में प्रयोग किया गया है। 

भू धातु से हेतुहेतुमद्‌भाव सम्बन्ध में भविष्यदर्थे में लुङ लकार, “लुङ लङ 
लुङक्ष्वडुदात्त:” सूत्र से धातु के पूर्वं अट्‌ (अ) का आगम, प्रथम पुरुषैक्र वचन विवक्षा 
में लुङ को तिप्‌ आदेश, 'इतश्च' इकार का लोप, शपू प्रत्यय को वाध कर “स्यतासी 
लृलुटोः” सूत्र से स्य प्रत्यय, आधेधातुक संज्ञा, वलादि आधेधातुक परे 'आर्धेधातुकस्येड्‌- 
बलादेः? सूत्र से इडागम 'अ भू इ स्य त्‌' इस स्थिति में 'ार्वधातुकार्घेधातुकयोः' सूत्र 
से अकार को गुण अवादेश, 'आदेशप्रत्यययोः' सूत्र से सकार को षत्व होकर “अभविष्यत्‌? 
रूप बनेगा । 


द्विवचन में पूर्ववत्‌ अभविष्य तस्‌, तस्‌ को ताम्‌ आदेश, अभविष्यताम्‌, बहुवचन 
में अभविष्य+-झि, इकार का लोप, झू को अन्त, तकार का संयोगान्त लोप, अभविष्यन्‌ 
रूप होगा । 

मध्यम पुरुष एकवचन में पूववत्‌, | लूड_, अट्‌, स्य, इट, गुण, अवादेश, षत्व, 
सिप्‌ के इकार को लोप, स्‌ को रुत्व विसर्ग होकर अभविष्यः, द्विवचन में थस्‌ को तम्‌ 
आदेश कर अभविष्यतम्‌, बहुवचन में थ को त आदेश कर अभविष्यत, रूप होंगे । 

उत्तम पुरुष एकवचन में पूर्ववत्‌ लूङ, मिप्‌, अट्‌, स्य, इट्‌ गुण अवादेश षत्व, 
मिफ्‌ को अम्‌ आदेश होकर अभविष्यम्‌, द्विवचन और बहुवचन में वस्‌ मसू प्रत्ययों के 
आगे रहते “अतो दीघो यजि” सूत्र से दोघे, 'नित्यंडितः' सूत्र से प्रत्ययों के सकार का 
लोप होकर क्रमशः अमविष्याव और अभविष्याम रूप होंगे । 


यहाँ तक भू धातु के सभी रूपों की सिद्धि का प्रकार बतलाया गया है, रूप 
सिद्धि में सूत्रों के पौर्वापर्यं का ध्यान रखना आवशयक होता है, क्योंकि सभी काये 
प्रायः किसी न किसी निमित्त को मानकर ही होते हैं, जेसे अट्‌ का आगम, तिबादि 
आदेश के पूर्वं करना चाहिए, षत्व, लोप आदि विधि अन्त में करना चाहिए, प्रत्येक 
कार्य का निमित्त देखकर ही उस विधि को करना आवश्यक है । 

अत इति- अत धातु सातत्य गमन अर्थात्‌ निरन्तर जाने भर्थ में है। इस 
धातु का अन्तिम अकार (अनुबन्ध) उदात्त एवं इत्संज्ञक है, जिससे कि यह धातु 


तिङन्त प्रकरणम्‌ ३१६ 


(७२) आडजादीनात्‌ ।६।४।२७॥ 

अजादेरङ्गस्याद्‌ लुङ लङ लङ क्षु । 

आतत्‌ । अतेत्‌ । अत्यात्‌, अत्यास्तास्‌ । 

लुङि सिचि इडागमे कृते-- 

(७३) अस्तिसिचोऽपृक्त ।७।६।९६॥ 

विद्यसानात सिचः, अस्तेश्च परस्यापृक्तस्य हल ईड । गमः । 
(७४) इट ईटि ।८।२।२८॥ 

इटः यरस्य सस्य लोपः स्यादिटि परे । 

(बा) सिज्‌ लोप एकादेश सिद्धो वाच्यः । 

आतोीत्‌, आतिष्टास्‌ । 

(७५) सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च ।३।४।१०९॥ 
सिचोऽभ्यस्ताद्‌ विदेश्च परस्यङित्सभ्वन्धिनो झेजु स्‌ । 
आतिसुः । आतीः, आतिष्टम्‌, आतिष्ट । आतिसम्‌, आतिष्य, आतिष्म । 
आतिष्यत्‌ । 


परस्मेपदी है । यदि अकार अनुदात्त होता तो 'अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌” सूत्र से यह 
धातु आत्मनेपदी होता । इसी प्रकार सभी धातुओं के अनुबन्धों का कोई न कोई फल 
होता है । 

- अत्‌ धातु से वर्तमान में लटू, लट्‌ को तिपू, सावधातुक संज्ञा, कर्तरि शप्‌' से 
शप्‌ (अ) होकर अतति, द्विवचन में तस्‌ प्रत्यय, शप्‌ होकर अततः, बहुवचन में झि 
प्रत्यय, झू का अन्तादेश, शप्‌ (अतो गुणे) पर रूप होकर अतन्ति । 

मध्यम पुरुषैक वचन में सिप्‌, शप्‌, अतसि, द्विवचन -में थस्‌ शपू अतथः, 
बहुवचन में थ, शप्‌, अतथ । 

उत्तम पुरुष एकवचन में मिप्‌, शपू, 'अतो दीर्घो यजि” सूत्र से दीर्घ-अतामि, 
द्विवचन में अतावः, बहुवचन में अतामः (दोनों रूपों में दीर्घ और सकार को रुत्व 
विसर्ग) । 

अत आदेरिति--अत्‌ धातु के अभ्यास के आदि अकार को दीघं होता है। 

अत्‌ धातु से अनद्यतन परोक्षार्थ में लिटू लकार, लिट्‌ के स्थान में प्रथम पुरुष 
एकवचन में तिप्‌ प्रत्यय, “'परस्मपदानाम्‌-इत्यादि सूत्र से तिप्‌ को णल्‌ (अ) आदेश, 
'लिटि धातोः’ सूत्र से अतु अतु द्वित्व, पूर्व अत्‌ की अभ्यास संज्ञा, “हलादिः शेषः” तकार 
लोप, अभ्यास के अकार को अत आदेः” सूत्र से दीघं, पुनः 'अकः सवर्णे दीघ से 
आ-+अ को दीर्घ होकर आत रूप बनेगा । 

(यदि “अत आदेः” सूत्र से दीघं न होता तो अतो गुणे' से पररूप हो जाता) 
द्विवचन में लिट्‌, तस्‌, अतुस्‌, द्वित्व, अभ्यास, हलादिः शेषः, अत आदेः, दीघं होकर 


३२० संस्कृत-व्याकरण 


आततुः, बहुवचन में झि को उस्‌ आदेश, पूर्ववत्‌ अन्य सभी कार्ये होकर आतुः 
रूप होगा । 

मध्यम पुरुष एकवचन में सिप्‌ को थल्‌ आदेश, पूर्ववत्‌ 'आत्‌' बनाकर 'आधे- 
धातुकस्येड्वलादेः' से इट्‌ होकर आतिथ, द्विवचन में थस्‌ को अथुस्‌ होकर आतिथुः, 
बहुवचन में थ को 'अ' करके आत, रूप होंगे । 

उत्तम पुरुष में मिप्‌ को णल्‌ (अ) करके आत, द्विवचन और बहुवचन में व 
और म आदेश, इट्‌ होकर आतिव, आतिम रूप होंगे । 


लुट्‌ लकार एकवचन में तिप्‌ को डा आदेश, इट्‌, तास्‌ प्रत्यय आदि होकर 
अतिता, द्विवचन में री, बहुवचने में रस्‌ आदेश होकर अतितारो, अतितारः रूप 
बनेंगे । 

मध्यम और उत्तम पुरुष में कोई विशेष कार्यं नहीं होते, अतः “अतितासि, 
अतितास्थः, अतितास्थ । अतितास्मि, अतितास्व:, अतितास्मः । रूप बनते हैं । 


लृट्‌ लकार में स्य प्रत्यय, इट्‌ और षत्व होकर निम्नलिखित रूप बनते हैं-- 


प्र० पु० अतिष्यति अतिष्यतः अतिष्यन्ति । 
म० पु० अतिष्यसि अतिष्यथः अतिष्यथ । 
उ० पु० अतिष्यामि अतिष्यावः अतिष्यामः । 


लोट्‌ लकार में भी कोई विशेष कार्य नहीं होते 

प्र० पु० अततु अततात्‌ अतताम्‌ अतन्तु । 

म० पु० अत अततात्‌ अततम्‌ अतत । 

उ० पु० अतानि . अताव अताम । 

आडिति--लुङ लङ और लङ लकारों के परे अजादि अंग को आट्‌ का 
आगम हो । 

यह सूत्र 'लुङ लङः लङ क्ष्वडुदात्तः' सूत्र का अपवाद होने से वाधक हैं, अतः 
. अजादि धातुओं में तो इस सूत्र से धातु के पूर्वे आट्‌ (आ) का आगम होगा, शेष 
हूलादि धातुओं में अट्‌ का आगम ही होगा । 

अत्‌ धातु से लङ लकार, 'आडजादीनाम्‌' सूत्र से धातु के पूर्व आट्‌ (आ) का 
आगम, 'आटश्च' सूत्र से आ--अ' को आकार वृद्धिः, शप्‌ (अ) 'इतश्च’ सूत्र से तिप्‌ 
के इकार का लोप, आतत्‌, द्विवचन में तस्‌ को ताम्‌, आततम्‌, बहुवचन में झ्‌ को 
अन्त, 'इतश्च' इकार लोप, तु का संयोगान्त लोप होकर 'आतन्‌' रूप होंगे । 

मध्यम और उत्तम पुरुष में यथा प्राप्त कार्य ही होंगे-- 


मध्यम पुरुष आत: आततम्‌ आतत । 
उत्तम पुरुष आतम्‌ आताव आताम । 


तिङन्त प्रकरणम्‌ ३२१ 


षिध गत्यास्‌ ३ 

(७६) ह्वस्वं लघु ।१।४।१०॥ 

(७७) संयोगे गुरु ।१।४।११॥ 

संयोगे परे ह्लस्वं गुरु स्यात्‌ । 

(७८) दीर्घं च ।१।४।१२॥ 

गुरु स्यात्‌ । 

(७९) पुगन्त लघूपधस्य च ।७।३।८६॥ 

पुगन्तस्य लघुपधस्य चाङ गस्येको गुणः सावेधातुकार्ध धातुकयोः । 
'धात्वादेः--इति- सेधति । षत्वस्‌--सिषेध । 


विधिलिङ में यासुट्‌ इय आदेश, यकार लोप आदि कार्य सब पूर्ववत्‌ ही होंगे-- 


२1९ १38 अतेत्‌ अतेताम्‌ अतेयुः । 
Fo अतेः अतेतम्‌ अतेत । 
SN अतेयम्‌ अतेव अतेम । 
आशीलिङ में भी सब सामान्य कार्य ही होंगे -- 

प्रण पुष अत्यात्‌ अत्यास्ताम्‌ अत्यासुः । 
म० पु० अत्याः अत्यास्तम्‌ अत्यास्त । 
उ० पु० अृत्यासम्‌ अत्यास्व अत्यास्म । 


अत्‌ धातु से लुझ लकार में आट, च्लि को सिच्‌ (स्‌) और 'आर्धेधातुकं शेषः' 
से सिच्‌ की आर्धधातुक संज्ञा, वलादि आर्धधातुक सकार के परे इट्‌ का आगम - आत्‌ 
इ स्‌ तिप्‌ (त्‌) इस स्थिति में 

अस्तीति--विद्यमान सिच्‌ और अस्‌ धातु से परे अपृक्त हलू को ईद का 
आगम हो । 

उक्त स्थिति में सिच्‌ का स्‌ विद्यमान है और अपृक्त हल है तु इसको ईट्‌ (ई) 
का आगमन होकर “आत्‌ इ सू ई व्‌” इस स्थिति में-- 

इट इति--ईट्‌ परे (रहते) इट्‌ से परे सकार का लोप हो । 

उक्त स्थिति में प्रकृत सूत्र से सकार का लोप होकर 'आत्‌ इ ईत्‌ । इस 
स्थिति में इ +ई को सवर्ण दीघ होकर आतीत्‌ रूप बनता है । किन्तु यहाँ यह शंका 
होती है कि इट ईटू' सूत्र त्रिपादी का है अतः दीर्घं करते समय वह असिद्ध हो जायेगा 
तब सकार के व्यवधान होने से दीर्घ कँसे होगा ? इस शंका के निवारणार्थ अग्रिम 
वातिक है-- 

(बा०) सिज्लोप इति-- एकादेश के विषय में सिच्‌ का लोप सिद्ध रहता है । 

दीर्घं एकादेश है क्योंकि इ+ई को 'ई? दीर्घं होता है अतः इस एकादेश दीर्घ 
के करने पर सिच्‌ का लोप असिद्ध न होगा, तब दीघ होकर प्रथम पुरुष एक वचन में 
आतीत्‌ रूप बनेगा । 

३१ 


३२२ संस्कृत-व्याकरण 
द्विवचन में तस्‌ प्रत्यय पूर्ववत्‌ आ त्‌ इ स्‌ तस्‌, तस्‌ को ताम्‌ आदेश, 'आ तू 
इस्‌ ता मु इस स्थिति में षत्व, ष्टुत्वेन तकार को टकार होकर आतिष्टाम्‌ रूप 
बनता है, यहाँ अपृक्त हल न होने से ईट्‌ का आगम न होगा, और ईट्‌ न होने से 
सकार का लोप भी न होगा । 

अत्‌ धातु से प्रथम पुरुष बहुवचन में झि प्रत्यय, सिच्‌ इट्‌ करने पर 'आतृ इ 
स्‌ झि इस स्थिति में 

सिजभ्यस्तेति-सिंच्‌ प्रत्यय, अभ्यस्त संज्ञक जागृ आदि धातुओं एवं विद्‌ 
धातु से परे डितु लकार सम्बन्धी झि प्रत्यय को जुस्‌ आदेश हो । 

उक्त स्थिति में सिच्‌ से आगे लुङ्‌ लकार सम्बन्धी झि है, उसको प्रकृत सूत्र 
से जुस्‌ आदेश, जकार की इत संज्ञा लोप, षत्व, सकार को रुत्व विसर्ग होकर आतिषुः 
रूप बनेगा । 

मध्यम पुरुष एकवचन में पूर्ववत्‌ लुङ सिप्‌, इकार लोप, इट्‌ स्‌ ईट्‌ 
आदि करके 'आत्‌ इ स्‌ ई स्‌’ इस स्थिति में इट ईट्‌' से सकार लोप, दीर्घ, स्‌ को 
रुत्व विसर्ग होकर आतीः, द्विवचन में थस्‌ को तम्‌ आदेश, आत्‌ इ स्‌ तम्‌ इस स्थिति 
में षत्व और ष्टुत्व होकर 'आतिष्टम्‌' वहुवचन में पूर्ववत्‌ आत्‌ इस्‌ थ, थको त 
आदेश, षत्व ष्टुत्व होकर आतिष्ट रूप बनेगे । 

उत्तम पुरुष में मिप्‌, मिप्‌ को अम्‌ आदेश, पूर्ववत्‌ आत्‌ इ स्‌ अम्‌” इस स्थिति 
में षत्व होकर आतिषम्‌, द्विवचन में वस्‌ प्रत्यय, पूर्ववत्‌ 'आत्‌ इ स्‌ व स्‌" इस स्थिति 
में “नित्य ङितः' सकार लोप, षत्व होकर आतिष्व, बहुवचन में इसी प्रकार आतिष्म 
रूप होगा । 


लुङ लकार के सम्पूर्ण रूप इस प्रकार बनेंगे 


प्र पु० आतीत्‌ आतिष्टाम्‌ आतिषुः 
म० पु०  आतीः आतिष्टम्‌ आतिष्ट 
उ० प० आतिषम्‌ आतिष्व आतिष्म 


लूडः लकार में 'आडजादीनाम्‌' से आटू का आगम, तिप्‌ 'इतश्च' इकार 
लोप, स्य, इट्‌, षत्व होकर आतिष्यत्‌ सम्पूर्णं लकार में सामान्य कार्य ही होंगे 


प्रण पु० आतिष्यत्‌ आतिष्यताम्‌ आतिष्यन्‌ 
म० पुष आतिष्यः आतिष्यतम्‌ ' आतिष्यत 
उ० पु० आतिष्यम्‌ आतिष्याव आतिष्याम्‌ 


षिध इति--पिध धातु का अर्थ 'जाना' है, इसका भी अकार उदात्त एवं 
इत्संज्ञक है । 
ह्वस्वमिति--ह्वस्व की लघु संज्ञा हो । 
संयोग इति--संयोग आगे रहते, ह्वस्व की गुरु संज्ञा हो । 
दीर्घेमिति-दीघं वर्ण की भी गुरु संज्ञा हो । 


तिङन्त प्रकरणमु ३२३ 


(८०) असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ ।१।२।५॥ 

असंयोगात्‌ परोऽपित्‌ लिट्‌ कित्‌ स्यात्‌ । 

सिषिधतुः । सिषिधुः । सिवेधिय, सिषिधथुः, सिषिध। सिषेध, सिषिधिव, 
सिषिधिम । 

सेधिता । सेधिष्यति । सेधतु । असेधत्‌ । सेधेत्‌ । सिध्यात्‌ । असेधीत्‌ । 
असेधिष्यत्‌ । 


पुगन्तेति- -युगन्त अर्थात्‌ पुक्‌ आगम जिसके अन्त में हो, तथा लघूपध (लघु) 
वर्णं जिसकी उपधा में हो, इस प्रकार के पुगन्त एवं लघूपध अंग के इक्‌ को गुण हो, 
सार्वधातुक और आर्धधातुक प्रत्ययों के आगे रहते । 

ह्ली धातु से ण्यन्त प्रक्रिया में णि प्रत्यय करने पर “'अतिह्वी” इत्यादि सूत्र से 
पुक का आगम होकर “ही प्‌ इ ति' इस स्थिति में “पुगन्त लघूपधस्य च' सुत्र से गुण 
होकर ''ह्लेपयति' रूप बनता है, यहाँ उपधा में लघु वर्ण न होने के कारण इस सूत्र 
से गुण नहीं हो सकता था क्योंकि 'ई' दीघं वर्ण होने से गुरु है, अतः 'पुगन्त' मानकर 
ही यहाँ गुण हुआ है । लघूपध का उदाहरण षिध्‌ धातु में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ 
उपधा में “इ लघु है। 

धात्वादेरिति--'धात्वादेः षः सः' से धातु के आदि षकार का सकार हो जाता 
है । षिध्‌ धातु के आदि में मूर्धन्य ष है उसका इस सूत्र से सर्वप्रथम दन्त्य स हो जाता 
है, अतः प्रयोग में दन्त्य सकार का ही प्रयोग होता है। 

उपदेश में अर्थात्‌ धातु पाठ में इस धातु को षोपदेश करने का फल है, इणू 
अथवा कवे से परे अपदान्त आदेश रूप सकार को “आदेश प्रत्यययोः” सूत्र से षत्व 
करना, क्योकि आदेश प्रत्यययोः' सूत्र आदेश रूप सकार को अथवा प्रत्ययावयव 
सकार को ही षत्व करता है, “सिषेध” इस खूप में इण्‌ से परे आदेश रूप सकार 
मिलने से ही णत्व होता है, यदि धातु को षोपदेश पढ़कर 'धात्वोद: षः सः' सूत्र से 
ष को स्‌ न करते तो यहाँ षत्व नहीं हो सकता था, यह स प्रत्यय का अवयव भी 
नहीं है । 

सिध्‌ धातु से लट्‌ प्रथम पुरुष एक वचन में तिपू, शपू और 'पुगन्तेति' सूत्र से 
लधूपध इकार को गुण हो कर सेधति रूप बनेगा । इस लकार के अन्य रूपों में सभी 
सामान्य कार्य लट्‌ शप्‌ गुण होकर निम्नलिखित रूप होंगे-- 


प्र० पुऽ सेधति सेधतः सेधन्ति । 
म० पु० सेधसि सेधथः सेधथ । 
उ० पु० सेधामि सेधावः सेधामः । 


लि: लकार के प्रथम पुरुष एकवचन में तिप्‌, णल्‌ (अ) धातु को द्वित्व 
अभ्यास कार्य, पुगन्तेति सूत्र से लघूपध को गुण, सिसेध, यहाँ इण्‌ इ से परे आदेश रूप 
सिध के सकार को “आदेश प्रत्यययोः' से षत्व होकर “सिषेध' रूप बनता है । 


३२४ संस्कृत-व्याकरण 


एवं चिती संज्ञाने ।४॥ 
शुच शोके ॥ए) 

गद व्यक्तायां वाचि ।६। 
गदति । 


असंयोगादिति--असंयोग से परे अपित्‌ लिट्‌ कित्‌ होता है। 

तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ ही पित्‌ प्रत्यय हैं, शेष अपित्‌ हैं। यह सूत्र असंयोग से परे 
लिट्‌ स्थानिक अपित्‌ प्रत्ययों को कित्‌ करता है। फलतः 'क्डिति च' सूत्र से गुण का 
निषेध होता हे । 

द्विवचन में तस्‌ प्रत्यय को अतुस्‌ आदेश, द्वित्वादि कार्य, तस्‌ स्थानिक अतुस्‌ 
के प्रक्रत सूत्र से कित्‌ होने से गुण निषेध तथा षत्व होकर सिषिधथुः, बहुवचन में झि 
को उस्‌ आदेश, द्वित्वादि कार्य, गुणनिषेध एवं षत्व होकर सिषिधुः रूप बनते हैं, 
इसी प्रकार इस लकार के सभी रूपो में उक्त कार्य होकर शेष रूप निम्नलिखित 
होंगे -- 
मध्यम पु० सिषेधिथ सिषिधथुः सिषिध । 

सिषेध सिषिधिव सिषिधिम । 

शेष लकारों के रूप अत्‌ धातु के समान बनेंगे, उनकी सिद्धि भी अत्‌ धातु के 
रूपों के समान ही होगी । इस धातु में पुगन्तेति सूत्र से केवल गुण की ही विशेषता 
हेन: 


लुट्‌ लकार प्र० पु० सेधिता सेधितारौ सेधितारः 
म० पु० सेधितासि सेधितास्थः सेधितास्थ 
उ० पु० सेधितास्मि सेधितास्वः सेधितास्मः 
लुट्‌ लकार प्र० पु० सेधिष्यति सेधिष्यतः सेधिष्यन्ति 
म० पु० सेधिष्यसि सेधिष्यथः सेधिष्यथ 
उ० पृ०, सेधिष्यामि सेधिष्यावः सेधिष्यामः 
लोटू लकार प्र० पु० सेधतु, तात्‌ सेधताम्‌ सेधन्तु 
म० पु० सेध, तातू सेधतम्‌ सेधत 
उ० पु० सेधानि सेधाव सेधाम 
लङ, लकार प्र० पु० असेधत्‌ असेधताम्‌ असेधन्‌ 
म० पु० असेध: असेधतम्‌ असेधत 
उ० पु० असेधम्‌ असेधाव असेधाम 
विधि लिङ, प्र० पु० सेधेत्‌ सेधेताम्‌ सेधेयुः 
म० पु० सेधेः सेधेतम्‌ सेधेत 


उ० पु० सेधेयाम्‌ सेधेव सेधेम 


तिङन्त प्रकरणमू ३२५ 


(८१) नेर्गदनदपत्‌ पढ्घुमास्यति हन्ति यातिवाति द्रातिप्साति वपति- 
बहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च ।८।४।१७॥ 


उपसर्गस्थान्मिमित्तात्‌ परस्य ने रणे गदादिषु परेषु । प्रणिगदति । 


आशी लिङ प्र० पु० सिध्यात्‌ सिध्यास्ताम्‌ सिध्यासुः 
म० पु० सिध्याः सिध्यास्तम्‌ सिध्यास्त 
उ० पु० सिध्यासम्‌ सिध्यास्व सिध्यास्म 

लुङ, लकार प्र० पु० असेधीत्‌ असेधिष्टाम्‌ असेधिषुः 
म० पुष असेधीः असेधिष्टम्‌ असेधिष्ट 
उ० पु० असेधिषम्‌ असेधिष्व असेधिष्म 

लृट्‌ लकार प्र० पु० असेधिष्यत्‌ असेधिष्यताम्‌ असेधिष्यन्‌ 
म० पुऽ असेधिष्यः असेधिष्यतम्‌ असेघिष्यत 
उ० पु० असेधिष्यम्‌ असेधिष्याव असेधिष्या म 


' एवमिति--इसी प्रकार चिती संज्ञाने (संज्ञान==होश में आना) और शुच 
शोके (चिन्ता या शोक करना) धातुओं के रूप सिध धातु के समान बनेंगे । सिधू में ' 
पुगन्त सूत्र से इकार को ए गुण होता है । इसमें भी इकार को ए गुण होगा, शुच्‌ में 
उकार को ओ गुण होगा, दोनों ही धातुओं में संयोग न होने से 'असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌' 
से अपितु लिट्‌ भी कित्‌ होगा, और फलतः गृण निषेध होगा, शेष कार्य दोनों ही 
धातुओं के सभी लकारों में एक समान होंगे । यहाँ संक्षेपतः इन दोनों धातुओं के 
प्रत्येक लकार के एक-एक रूप लिखे जाते हैं-- 

चिती संज्ञाने धातु में दीर्घं ईकार अनुबन्ध है, जिसका फल निष्ठा प्रत्यय परे 
रहते 'श्वीदितो निष्ठायाम्‌” सूत्र से इट्‌ का निषेध करना हे । अत एव क्त प्रत्यय परे 
इट का निषेध होने से 'चित्तम्‌' रूप बनता है। धातु को ईदित्‌ करने का यहाँ यही 
फल है-- 

चिती संज्ञाने 

लट---चेतति, लिट--चिचेत, लुट्‌-चेतिता, लुट्‌-चेतिष्यति, लोट्‌-- 
चेतत्‌, लङ --अचेतत्‌, विधिलिङ,--चेतेत्‌, आशीलिङः चित्यात्‌, लुङ, --अचेतीतु, 
लुङ, --अचेतिष्यत्‌ । 

शुच शोके 

लट--शोचति, लिट्‌--शुशोच, लुट्‌- शोचिता, लृद्‌-शोचिष्यति, लोटू-- 
शोचत्‌, लड. --अशोचत्‌, विधिलिड_--शोचेतु, आशीलिङ--शुच्यात्‌, लुङः 
अशोचीत्‌, लूडः-अशोचिष्यत्‌ । 

गद-व्यक्तयां बाचि- अर्थात्‌ गद धातु का प्रयोग स्पष्ट बोलने में अर्थे में होता 
है, केवल मानव की वाणी के लिए ही इसका प्रयोग होगा, पशु पक्षियों का बोलना 
अस्पष्ट रहता है । 


३२६ संस्कृत-व्याकरण 


(८२) कुहोश्चुः ॥७॥४॥६२॥ 

अभ्यास कवर्ग हकारयोइचवर्गादेशः । 

(८३) अत उपधायाः ।७।२।११६॥ 

उपधाया अतो वृद्धिः स्यात्‌ जिति णिति च प्रत्यये परे जगाद, जगदतुः, 
जगदुः । जगदिथ, जगदथुः, जगद । 


गद-धातु से लट्‌ लकार, लट्‌ के स्थान में प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा 
में तिपू प्रत्यय, शपू (अ) होकर गदति रूप बनेगा, इस लकार के शेष रूपों में भी 
पुर्ववतु सामान्य कार्य ही होंगे-यथा-- 


प्र पु० गदति गदतः गदन्ति 
म० पु० गदसि गदथः गदथ 
उ० पु० गदामि गदावः गदामः 


नेर्गदेति-उपसर्गस्थ निमित्त र्‌ से परे नि उपसर्गे के नकार को णकार हो, 
, गद आदि सूत्रोक्त धातुओं के आगे रहते । 
प्रस्तुत सूत्र में गद (स्पष्ट बोलना) नद (अस्पष्ट बोलना) पत्‌ (गिरना) पद- 
(चलना दिवादि) घुसंझक दा, धा, आदि धातु, मा (नापना) षो (नाश करना 
दिवादि) हन्‌ (मारना अदादि) या (जाना अदादि) वा (बहूना अदादि) द्रा (चलना 
अदादि) प्सा (खाना अदादि) वप्‌ (बोना भ्वादि) वह्‌ (ले जाना भ्वादि) शम (शान्त 
होना दिवादि) चि (चयन करना स्वादि) दिह (लीपना अदादि) इन १७ धातुओं का 
परिगणन किया गया है । इन धातुओं के पूर्व उपसर्गस्थ निमित्त, र, से आगे “नि! 
उपसर्ग के नकार का णकार हो जायेगा । इन धातुओं के ठीक पहलें नि और नि से 
पूर्वं र बाला उपसर्ग 'प्र' होगा तभी णत्व होगा। 'अट्कुप्वाङ' सूत्र समान पद अर्थात्‌ 
अखण्ड पद के नकार क्रो ही णत्व करता है, यहाँ अखण्ड पद न होने से उससे णत्व 
सम्भव न था अतः यह्‌ सुत्र णत्व करता है । 


प्रणिगदति--यहाँ प्र नि से आगे गद धातु है, अतः प्रकृत सुत्र से नि के न | 


को ण होकर यह रूप बनेगा, इसी प्रकार शेष १६ धातुओ में भी समझना 
चाहिए 

कुहोरिति अभ्यास के कवर्ग को तथा हकार को चवर्ग हो । कवर्ग के पाँचों 
वर्णो को तो क्रमशः चवर्ग के ५ वर्ण होंगे पर हकार को झकार होगा । झकार 
“को पुनः 'अभ्यासे चर्च' सूत्र से झ को जश्‌ अर्थात्‌ जकार होगा, “जघान” इसी प्रकार 
जहाँ इससे ख को छ होगा वहाँ पुनः अभ्यासे चर्च से चर्‌--च होगा जैसे चखान 
“आदि । 

गद-धातु से लिटू लकार, प्रथम पुरुष एक वचन में तिप्‌, तिप्‌ को णल 
(३) धातु को द्वित्व, अभ्यास कार्य, “ग गदु अ' इस स्थिति में प्रकृत सुत्र से ग को 
ज आदेश, 'जगदु अ” इस स्थिति मेट 


तिङन्त प्रकरणम्‌ ३२७ 


. (८४) णलुत्तमो वा ।७।१।६१॥ 

उत्तमो णल्‌ वा णित्‌ स्यात्‌ । 

जगाद जगद, जगदिव, जगदिस । 

गदिता, यदिष्यति, गदतु, अगदत्‌, गदेत्‌, गद्यात्‌ 

(८५) अतो हलादे लघोः ।७२।७॥ 

हलादे लंधो रकारस्य वृद्धिर्वा इडादौ परस्मेपदे सिचि । अगादीत्‌ अगदीत्‌ । 
अगदिष्यत्‌ । 

णद्‌ अव्यक्त शब्दे ।७। 

(८६) णो नः ।६।१।६५।॥। 

धात्वादे णस्य नः । 

णोपदेशास्तु-अनर्दनाटिनाथ नाधनन्द नक्क न्‌ नृतः । 


अत उपधायाः--जित्‌ णित्‌ प्रत्यय परे रहते, धातु की उपधा अकार को 
वृद्धि हो । 

उक्त स्थिति में धातु का उपधा अकार है 'ग' में अ, णित्‌ प्रत्यय णल्‌ का अ' 
हे, अत: 'अ' को आकार वृद्धि होकर जगाद रूप बनेगा । 

द्विवचन में तस्‌, तस्‌ को अतुस्‌, पूर्ववत्‌ सामान्य कार्य, जगदतुः बहुवचन में झि 
को उस्‌ करके जगढुः । 

मध्यम पुरुष एक वचन में सिप्‌ को थल्‌ आदेश, जगद्‌+ थल्‌ इस स्थिति में 
'आर्धं धातुकस्येड्वलादेः से इट्‌, जगदिथ, द्विवचन में अथुस्‌--जगदथुः, वहुवचन में 
थ को 'अ' करके जगद रूप होंगे । 

उत्तम पुरुष एक वचन में मिप्‌ को णल्‌ (अ) करके, जगद्‌ 'अ' इस स्थिति में 
णित्‌ प्रत्यय आगे होने से, अत उपधायाः, से नित्य वृद्धि के प्राप्त होने पर-- 

णलिति--उत्तम पुरुष का णल्‌ विकल्प से णित्‌ हो, प्रकृत सूत्र से णल्‌ को 
णित्‌ करने पर उक्त सूत्र से वृद्धि होकर जगाद णिदभाव पक्ष में जगद ये दो रूप होंगे । 
द्विवचन में 'जगद्‌ ब' इस स्थिति में इट्‌ करके जगदिव, वहुवचन में भी इट्‌ 
करके जगदिम, रूप होंगे । 

लुङ को छोड़कर शेष लकारों के रूपों में कोई विशेष कार्य न होगा, सभी 
रूप पूर्ववत्‌ बनेंगे, इनके एक एक रूप इस प्रकार हैँ— 

लुट्‌--गदिता, लुट--गदिष्यति, लोट--गदतु--ताव्‌, लङ, नाअगदत्‌, विधि- 
लिङ -गदेत्‌-आशीलिङ,--गद्यात्‌ । 

लुङ, लकार में अदू, तिप्‌, इतश्चेति इकार लोप, च्ली को सिच्‌, सिच्‌ को 
इडागम, प्रत्यय के अपृक्त तकार को ईटू का आगम, अ गद्‌ इस्‌ ई तू इस 
स्थिति मेट 


३२८ संस्कृत-व्याकरणे 


(८७) उपसर्गादसमासे$चि. णोपदेशस्य ॥७४१४॥ 

उपसर्गस्थान्नित्रित्तात्‌ परस्य णोपदेशस्य धातो नंस्य णः 

प्रणदति, प्रणिनदति । नदति, ननाद । 

(८८) अत एक हल, मध्येऽनादेशादे लि्‌ ।६।४।१२०॥ 

लिणूनिमित्तादेशादिकं न भवति यदङ गम्‌ तदवयवस्यासंयुक्त हल्‌ मध्यस्थस्यात 
एत्वम्‌, अभ्यास लोपइच किति लिटि, नेदतुः, नेदुः । 

(८९) थलि च सेटि ।६।४।१२१॥ 

प्रागुक्त स्यात्‌ । 

नेदिथ, नेदथुः, नेद, ननाद ननद, नेदिव, नेदिम । 


अत इति--इडादि परस्मैपद सिच्‌ परे रहते, हलादि अंग के अवयव लघु 
अकार को वृद्धि विकल्प से हो । 

उक्त स्थिति में हलादि अंग-गद्‌ है उसके आगे इडादि सिच्‌ परस्मैपद भी है, 
अंगावयव लघु अकार ग में अ' है, इसको प्रकृत सूत्र से वृद्धि, तथा इट ईद्‌' से 
सकार लोप और दीर्घ होकर 'अगादीत्‌' वृद्धि के अभाव पक्ष में 'अगदीत्‌' ये दो रूप 
बनेंगे । इस लकार के सभी पुरुषों और बचनों में यह वृद्धि विकल्प होने से सर्वत्र दो 
दो रूप बनेंगे, पर इन रूपों में कोई विशेष कार्यं न होकर उक्त धातुओं के समान 
सामान्य कार्य ही होंगे 
प्र० पु०--अगादीत्‌ू---अगदीतु अगादिष्टाम्‌-अगदिष्टास्‌, अगादिषुः-अगदिषुः 
म० पु०--अगादी:---अगदीः, अगादिष्टम्‌--अगदिष्टम्‌, अगादिष्ट--अगदिष्ट 
उ० पु०--अगादिषम्‌ अगदिषम्‌, अगादिष्व अगदिष्व, अगादिष्म अगदिष्म । 

लूङ, लकार में अगदिष्यत्‌ आदि पूर्ववत ही रूप बनेंगे । 

णद्‌ इति--णंद्‌ धातु अस्पष्ट शब्द करने अर्थ में है, इसका प्रयोग पशु-पक्षियों 
आदि की बोलियों के लिए होता है । 

ण इति--धातु के आदि णकार को नकार हो । 


प्रकृत सूत्र से णद्‌ धातु के आदि णकार को नकार होकर 'नद' का प्रयोग . 


होगा । यह धातु णोपदेश है जिसका फल है, नकार को णकार होना । 

णोपदेशा इति--निम्नलिखित आठ धातुओं को छोड़कर शेष नकारादि धातुयें 
णोपदेश हैं, जिनके आदि णकार को 'णो नः सूत्र से सर्वप्रथम नकार हो जाता है। 

(१) नदं शब्दे, अस्पष्ट बोलने अर्थ में भ्वादि । (२) नट अबस्कन्दने, नाचने 
अर्थं में चुरादि। (३) नाथृ याञ्चोपतापैश्वर्याणीःषु-मांगने आदि अर्थं में भ्वादि । 
(४) नाधृ यात्र्चादिषु, याचना करने आदि अर्थो में, (५) टुनदि समृद्धौ-आतन्दित होने 
अर्थ में भ्वादि । (६) नक्क नाशने-चुरादि । (७) नृ नये-ले जाने अर्थ में भ्वादि 
क्रयादि । (5) नृती गात्रविक्षेपे-नाचने अर्थ में दिवादि । 


तिङन्त प्रकरंणमू ३२६ 


टुनदि समृद्धो ।८। 

(६०) आर्दिञिटुडवः ॥१३५॥ 
उपदेशे धातोराद्या एते इतः स्युः । 

(६१) इदितो नुम्‌ धातोः 191१1५८॥ 


नन्दति । ननन्द । नन्दिता । नन्दिष्यति । नन्दतु । अनन्दत्‌ । नन्देत्‌ । 
नन्द्यात्‌ । अनन्दीत्‌ । अनन्दिष्यत्‌ । 


उपसर्गादिति--उपसर्ग में स्थित निभित्त र्‌ से परे णोपदेश धातु के नकार 
को णकार हो, असमास में भी । 

णद्‌ धातु इन उक्त आठ धातुओं से भिन्न है अतः णोपदेश है, अतएव घ्र उप- 
सर्गपूर्वक नद्‌ धातु के प्रथम पुरुष एक वचन लट के रूप 'नदति' के आगे रहते प्रकृत 
सुत्र से नकार को णकार होकर प्रणदति रूप बनता है। यदि यह धातु णोपदेश न 
होता, तो यहाँ न का ण नहीं हो सकता था। 

घ्रणिनदति--यहाँ उपसर्ग निमित्त प्र से आगे नि उपसगे है और आगे नद 
धातु का रूप है, अतः “नें गंदनद--इत्यादि सूत्र से यहाँ नि के न को ण होकर यह 
रूप बनेगा । 

नद-धातु से लट्‌ लकार में तिपू शप्‌ होकर नदति रूप होगा, इस लकार के 
शेष रूप गद धातु के समान ही, नदति, नदतः, नदन्ति । नदसि, नदथः, नदथ । नदामि, 
नदावः, नदामः । बनेंगे । 

नद धातु से लिटू लकार, प्रथम पुरुष एक वचन में तिप्‌, तिप्‌ का णल्‌ (अ) 
धातु को द्वित्व, अभ्यास कार्य, “ननद अ' इस स्थिति में “अत उपधायाः” सूत्र से 
वृद्धि होकर ननाद रूप बनेगा । 

मध्यम पुरुष द्विवचन में तस्‌, तस्‌. को अतुस्‌, धातु को द्वित्व, 'नद्‌ नद्‌ अतुस्‌, 
इस स्थिति में-- 

अत इति--जिस अंग के आदि वर्ण के स्थान में लिटू लकार को निमित्त 
मानकर कोई आदेश न हुआ हो, उसका अवयव, संयोग रहित हल्‌ के साथ वर्तमान 
जो ह्वस्व अकार उसको एत्व हो, और अभ्यास का लोप भी हो, कितु लिद्‌ आगे 
रहते । 

इस सूत्र की प्रवृत्ति वहीं होगी जहाँ लिट्‌ को निमित्त मानकर कोई आदेश 
न हुआ हो, अतएव 'जगदतुः' में यह सूत्र नहीं प्रवृत्त होता, क्योंकि वहा ग का ज 
लिट लकार को निमित्त मानकर ही हुआ है, नड धातु में इसकी प्रवृत्ति होगी, क्योंकि 
यहाँ जो 'णो नः! से ण को न हुआ है, वह निमित्तक है, इसी प्रकार ध्वात्वादे: षः स 
से जहाँ ष को स होता है, वहाँ भी वह निमित्तिक हो होता है । प्रस्तुत उदाहरण में 
तसू स्थानिक अतुस्‌ आदेश अपितु होने से 'असंयोगाल्लिट कितु' से कितु है अतः यहाँ 


३३० संस्कृत-व्याकरणं 
कितु लिट्‌ भी आगे है । अंगावयव असंयुक्त अनादिष्ट हल्‌ मध्यस्थ हस्व अकार भी 
है, अतः उक्त स्थिति में अभ्यास का लोप तथा अकार का एत्व, प्रकृत सूत्र से होकर, 
नेदतुः रूप बनेगा । 

बहुवचन में 'नद्‌ नद्‌ उस्‌' इस स्थिति में पूर्ववत्‌ अभ्यास लोप और अकार 
को एत्व होकर नेदुः रूप बनेगा । 
मध्यम पुरुष एकवचन में सिप्‌ के स्थान में थल्‌ आदेश, (सिप्‌ स्थानिक होने 
के कारण थल्‌ आदेश अपित्‌ न होने से कित्‌ नहीं है, अतः यहाँ प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति 
न होगी) 'नद्‌ नद्‌ थल्‌' इस स्थिति में-- 
थलीति-सेट्‌ अर्थात्‌ इट्‌ युक्त थल्‌ परे रहते भी (अत एक- सूत्र द्वारा 
बतलाई गई स्थिति में) अभ्यास लोप और अकार को एत्व भी होता है। . 
उक्त स्थिति में बलादि आर्धधातुक थ परे रहते इट्‌ का आगम, 'नद्‌ नद्‌ इ 
थ' इस स्थिति में प्रकृत सुत्र से सेट थल्‌ परे अभ्यास का लोप और अकार को एत्व 
होकर नेदिथ रूप होगा । 
द्विवचन में पूर्वोक्त प्रकार से नद्‌ नद्‌ अथुस्‌ इस स्थिति में (अत एक-- 
इत्यादि सूत्र से, अभ्यास लोप एवं अकार को एत्व होकर नेदथुः, बहुवचन में पूर्वोक्त 
प्रकार से एत्व अभ्यास लोप होकर नेद रूप बनेगा । 
उत्तम पुरुष एकवचन में मिपू को णल्‌ (अ) धातु को द्वित्व, 'नद्‌ नद्‌ अ' 
इस स्थिति में कितु न होने के कारण एत्वाभ्यास लोप न होगा, तब अभ्यास कार्य 
होकर “न नद्‌ अ' इस स्थिति में 'णलुत्तमों वा' सुत्र से विकल्पतः णित्‌ होने के कारण 
अत उपधायाः' सूत्र से वृद्धि होने पर ननाद, अभाव पक्ष में ननद ये दो रूप होंगे । 
द्विवचन में “नद्‌ नद्‌ व” यहाँ अपितु होने से किव लिट्‌ परे मिल जाने से, इट्‌ का 
आगम होकर एत्व्राभ्यास लोप होकर नेदिव इसी प्रकार बहुवचन में नेदिम रूप 
बनेंगे । 
लुट्‌, लृट्‌, लोट, लङ, विधि लिङ, आशीलिङ के रूपों में कोई विशेषता 
नहीं है, इनके रूप तथा सिद्धि गद धातु के समान ही होगी, इनके क्रमशः एक एक 
रूप इस प्रकार बनेंगे-- 
नदिता, नदिष्यति, नदतु, अनदत्‌, नदेतू, नद्यात्‌ । 
लुङ लकार में गद धातु के समान ही अ नद्‌ इ स्‌ ई तू' इस स्थिति में 
'अतोहलादेः, सूत्र से विकल्पतः वृद्धि होकर अनादीतृ और अनदीतु दो रूप बनेंगे, 
इसके शेष रूप गद धातु के समान होंगे । लुङ लकार में अनदिष्यतृ आदि रूप होंगे । 
टुनदि समृद्धौ-इस धातु का अर्थ आनन्दित होना है । 
आदिरिति--उपदेश में धातु के आदि में स्थितनिटुड़ की इत्‌ संज्ञा हो 
(इत्संज्ञा होने से इनका लोप हो जाता है।) ५ 
टुनदि धातु में आदि में 'टु' है, अतः प्रक्रत सूत्र से इसका लोप हो जायेगा । 
इस अनुबन्ध का फल है, 'दवतोऽथुच्‌” सूत्र से कृन्दन्त में अथुच्‌ प्रत्यय होना जिससे 
कि “नन्दथुः! रूप बनता है । 


तिङन्त प्रकरणम्‌ ३३१ 


अचे पुजायाम्‌ 1९) 

अचेति । 

(६२) तस्मानुड्‌ द्विहलः ।७४।७१॥ 

हिहलो दीर्घीभूतात्‌ अकारात्‌ परस्य नुट्‌ स्यात्‌ । 

आनच, आनचेतुः । 

अचिता । अर्चिष्यति । अर्चतु । आचंत्‌ । अर्चेत्‌ । अच्यात्‌ । 
आर्चीत्‌ । आचिष्यत्‌ । 


इस धातु में दूसरा अनुबन्ध है, इकार, इसको भी इत्संज्ञा होकर लोप हो 
जाता है । इसका फल अग्निम सूत्र द्वारा बतलाया गया है, इस प्रकार इसमें “नद 
' शेष रहता है। १ 
इदित इति--इदित्‌ अर्थात जिसके इकार की इत्‌ संज्ञा हुई हो, ऐसी धातु को 
नुम्‌ का आगम हो । 
नुम्‌ में उकार मकार की इत्संज्ञा लोप होने से यह मित्‌ आगम हे, अतः यह 
'मिदचोऽन्त्यातु पर: सूत्र के नियमानुसार धातु के अन्तिम स्वर अर्थात्‌ अकार के बाद 
होगा, अतः धातु का स्वरूप नन्द्‌ बन जायेगा । 
लट्‌ तिप्‌ शिप्‌ होकर नन्दति, नन्दतः नन्दन्ति, नन्दसि, नन्दथः, नन्दथ । 
नन्दामि, नन्दावः, नन्दामः । रूप होंगे । 
लिट्‌ लकार में नुम्‌ हो जाने पर शेष कार्य पूर्ववत्‌ होकर एकवचन में ननन्द, 
द्विवचन में नन्द अतुस्‌ यहाँ असंयोग न मिलने से एत्वाभ्यास लोप न होगा, शेष 
अभ्यास कार्य होकर ननन्दतुः आदि रूप होंगे । यथा-- 


प्र पु० ननन्द ननन्दतुः ननन्दुः 
म० पु० ननन्दिथ ननन्दथुः ननन्द 
उ० पु ननन्द ननन्दिव ननन्दिम । 


उपधा में अकार न मिलने के कारण यहाँ अत उपधायाः से वृद्धि भी नहीं 


होगी । 
` लुटू--नन्दिता, लुदु--नन्दिष्यति, लोट्‌--नन्दतु, लड_--अनन्दतू, लिङ. 


नन्देत्‌, नन्द्यात्‌ । पाक 
लुङ में अ नन्द्‌ इ स्‌ ई त्‌' इस स्थिति में लघु अकार न मिलने से ( 

यहाँ संयोग होने से 'त' गुरु हो गया है) “अतो हलादे:” सूत्र से वृद्धि न होगी, ड्ट्‌ 

ईट्‌' सूत्र से स्‌' लोप होकर एक अनन्दीत रूप बनेगा । शेष रूप इस प्रकार होंगे-- 


प्रण पु? अनन्दीत्‌ अनन्दिष्टामु अनन्दिषुः । 
म० पु० अनन्दीः अनन्दिष्टमू अनन्दिष्ट । 
उ० पु० अनन्दिषम्‌ अनन्दिष्व अनन्दिष्म । 


लुङ, लकार में अनन्दिष्यतु आदि रूप बनेंगे 
अर्च पूजायामु--अर्च धातु पूजा करने अर्थ में है । 


३३२ संस्कृत-व्यांक रण 
व्रज्‌ गतो 1१०७ 

ब्रजति । वन्नाज । ब्रजिता । व्रजिष्यति । ब्रजतु । अन्नजत्‌ । ब्रजेत्‌ । 

ब्रज्यात्‌ । 

(९३) वदन्नज हलन्तस्याचः ।\७।२।३॥ 


एषा मचो वृद्धि : सिचि परस्मंपदेषु । 
अद्राजीत्‌ । अन्नजिष्यत्‌ । 


लट्‌ लकार में लटू तिपू शप्‌ होकर--अर्चति, अर्चतः, अर्चन्ति। अर्चसि, 
अर्चथः, अर्चथ । अर्चामि, अर्चावः, अर्चामः । 


तस्मादिति--दो हल वणे वाली धातु के दीर्घं हुए अकार से पर को नुट्‌ का 


| 
आगम हो । 

यहाँ दीर्घं हुए अकार से तात्पर्य है कि जिस धातु में अत आदेः” सूत्र से दीर्घ 
हुआ हो । इसी प्रकार द्विहल्‌ से तात्पर्यं है, कि जहाँ एक से अधिक दो या अनेक हलू 
वर्णं हो । अचं धातु में र्‌ और च्‌ दो हल हैं। 

लिट्‌ लकार में तिपू को णलू (अ) अचं को द्वित्व, अभ्यास कार्य होकर 'अ 
अचे अ' इस स्थिति में 'अत आदे: सूत्र से अभ्यास के अकार को दीर्घ, 'आ अचे, 
अ' इस स्थिति में दीर्घं आकार से पर प्रकृत सूत्र से नुट्‌ (न्‌) का आगम, नुडागम, टित 
होने से अचे के पूर्व होगा, अतः आनच यह रूप बनेगा । लिट्‌ लकार के अन्य सभी 
रूपों में अतुस्‌ आदि आदेश, द्वित्व, अभ्यास कार्य, दीघं, नुट्‌ का आगम, ये सभी कार्य 
यथाक्रम होंगे । थल्‌ व और म आदेशों के परे इट्‌ भी होगा । इस प्रकार इस लकार 
के रूप निम्नलिखित होंगे-- 

प्र पु? आनर्च आनचंतु: आनचु : 

म० पु० आनचिथ आनचंथु: आनचे य 

उ० पु० आनर्च आर्नाचव आनचिम । 

लुटू आदि लकारों में भी पूर्ववत्‌ सामान्य कार्य हो होंगे--लुट्-अचिता । 
लुट्‌्--अचिष्यति । लोट्‌--अर्चतु । लङ. --आचेत्‌ । लिङ --अर्चेत्‌--अर्च्यातृ । । 

लुङ लकार में आडजादीनामू' सूत्र से आट्‌ का आगम, वृद्धि, सिच्‌, इट्‌, ईट्‌ 
आदि करने पर “आचे इ स्‌ ई तू' इस स्थिति में इट ईट से सलोप, दीर्घ होकर | 
आर्चीत्‌ रूप होगा। इसके शेष रूप पूर्ववत्‌ बनेंगे-- 

प्र० पु० आर्चीतु आचिष्टामू आचिषुः 

स० पु० आर्ची; आचिष्टम्‌ | 

उ० पु० आचिषम्‌ आचिष्व | 

लुङ लकार में आचिष्यत्‌ आदि रूप होंगे । 

ब्रेज गतौ--त्रज्‌ धातु जाने अर्थ में है । 

लदू में तिपू शपू होकर ब्रजति, व्रजतः, ब्रजन्ति । आदि पूर्ववत रूप होंगे | | 


आचिष्ट 
आचिष्म 


तिङन्त प्रकरणम्‌ ३३३ 


कटे वर्षावरणयोः ।११॥ 

कटति । चकाट, चकटतः । कटिता । कटिष्यति । कटत्‌, अकटत्‌ । कटेत्‌ । 
कट्यात्‌ । 

(६४) ह्‌ मुयन्तक्षणइवस्‌ जागृणिइव्येदितात्‌ ।७।२।५॥ 


हू म्यन्तस्य क्षणादेरण्यन्तस्य इवयृतेरेदितशच वृद्धिर्नेडादौ सिचि । अकटीत्‌ । 
अकटिष्यत्‌ । 


लिटू में तिप्‌ को णल्‌ (अ) धातु को द्वित्व, अभ्यास कार्य, 'व व्रज्‌ अ' इस 
स्थिति में उपधा वृद्धि होकर वव्राज रूप होगा, इस लकार के शेष रूपों में सामान्य 
कार्य ही होंगे, थल्‌, व, म, परे इट्‌ भी होगा । यहाँ 'वब्रजतुः आदि में असंयोग न 
होने से एत्वाभ्यास लोप भी न होगा---यथा-- 


वत्राज, वब्रजतुः, वन्रजुः । वव्रजिथ, वव्रजथुः, वत्रज । वव्राज वब्रज, वत्रजिव, 
वव्रजिम । 


लुट्‌ आदि लकारों में भी कोई विशेष कार्य न होंगे-- 
व्रजिता । ब्रजिष्यति । व्रजतु । अव्रजत्‌ । ब्रजेत्‌ । ब्रज्यात्‌ । 


वद ब्रजेति--वद व्रज्‌ और हलन्त धातुओं के अच्‌ को वृद्धि हो, परस्मँपद- 
परक सिच्‌ परे रहते । 


सूत्र पठित वद्‌ ब्रज्‌ धातु भी यद्यपि हलन्त हैं, हलन्त धातुओं से इन दोनों का 
भी ग्रहण हो सकता था तथापि इनका ग्रहण यहाँ इसलिए किया गया है कि 'नेटि' 
सूत्र से जो वृद्धि का निषेध होता है उसका इससे बाध हो सके और वृद्धि हो सके । 


लुङ्‌ लकार में 'अ ब्रज्‌ इ स्‌ ई त्‌' इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से वृद्धि होकर 
तथा इट ईट से स लोप होकर अव्राजीत्‌ रूप बनता है । शेष रूप-- 


अव्राजीत्‌, अब्राजिष्टाम्‌, अब्राजिषुः । अब्राजीः, अव्राजिष्टम्‌, अव्राजिष्ट । 
अब्राजिषम्‌, अव्राजिष्व, अव्राजिष्म । लुङ लकार में अव्रजिष्यत्‌ आदि रूप होंगे । 


कटे वर्षावरणयोः--कट्‌ धातु का अर्थ वर्षा और ढकना है । लट्‌ में तिपू शप्‌ 
होकर कटति आदि रूप बनेंगे । लिट्‌ में तिप्‌ णल्‌ (अ) द्वित्व, अभ्यास कार्ये, 'क कट्‌ 
अ' इस स्थिति में 'कुहोश्चु” से अभ्यास के क को च होकर वृद्धि होकर चकाट। 
'चकटलुः? आदि में एत्वाभ्यास लोप इसलिए नहीं होता, क्योंकि यहाँ लिट्‌ निमित्तक 
अभ्यास के क को च होता है। थल्‌, व, म परे इटू. उत्तम पुरुष एकवचन में वैकल्पिक 
णिव होने से चकाट चकट दो रूप होंगे-यथा-- 


चकाट, चकटतु:, चकटुः । चकटिथ, चकटथुः, चकट । चकाट, चकट, चकटिव, 
चकटिम । 


३२४ संस्कृत-व्याकरण 


गुप्‌ रक्षणे । १२ 

(8५) गुप्‌ धुपविच्छिपणिपनिभ्य आयः । ३।१।२८॥ 

एभ्यः “आय! प्रत्ययः स्यात्‌ स्वार्थ । 

(९६) सनाद्यन्ता धातवः । ३।१।३२॥ 

सनादयः कमे णिङन्ताः प्रत्ययाः अन्ते येषान्ते धातुसंज्ञकाः । धातुत्वाल्लडादयः 
गोपायति । 

(९७) आयादय आर्धधातुके वा । ३।१।३१॥ 

आर्धंधातुकविवक्षाया मायादयो वा स्युः । 

(वा०) कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यः । 

आस्कासोराम्‌ विधानान्मस्य नेत्वम्‌ । 


शेष लकारों में सामान्य कार्य होकर “कटिता । कटिष्यति । कटतु । अकटत्‌ । | 
कटेत्‌ । कट्यातु । रूप होंगे । 
ह स्‌यन्तेति--हकारान्त, मकारान्त और यकारान्त धातु तथा क्षण्‌ शवस्‌, 
जागृ, ण्यन्त, श्वि, तथा एदित्‌ धातु के अच्‌ को वृद्धि न हो, इडादि सिच्‌ परे रहते । 
हकारान्त यथा मह पूजायाम्‌ लुङि वृद्धि निषेध अमहीत्‌ । मकारान्त--यथा 
कमु पादविक्षेपे लुङि अक्रमीत्‌ । यकारान्त हय गतौ, लुडि--'अहयीत्‌' इस सूत्र से 
वृद्धि निषेध । क्षण, हिसायास्‌--लुङि वृद्धि निषेध-- अक्षणीत्‌ । श्वस्‌ प्राणने-सांस 
लेना, वृद्धि निषेध--अश्वसीत्‌ । जागृ निद्राक्षये--जागना, लुङि वृद्धि निषेध-- 
अजागरीत्‌ । ण्यन्त धातुओं से सर्वत्र च्लिको चङ आदेश होता है, अतः सिच्‌ परे मिलता 
नहीं, अतः इसके लिए 'णि' ग्रहण व्यर्थ प्रतीत होता है, वेद में अवश्य चड का निषेध 
होने से सिच्‌ मिलता है । अतः इसकी उपयोगिता वहीं है, लोक में नहीं । एदित्‌ कटे 
धातु है । श्वि गतिवृद्ध्योः, वृद्धि निषेध--अश्वयीत्‌ । | 
लुङ में 'अकट्‌ इस्‌ ई त्‌' इस स्थिति में 'वदब्रज--सूत्र' से प्राप्त वृद्धि 
का प्रस्तुत सूत्र से निषेध होकर, सलोप--अकटीत्‌, लूड_ में अकटिष्यत्‌ आदि रूप 
होंगे । है 
गुपु रक्षणे--इस धातु का अर्थ रक्षा करना है। है 
गुपु इति--गुप्‌ (रक्षा करना) धूप्‌--तप्त करना, विच्छि (जाना) पण और 
पन (व्यवहार और स्तुति अर्थ) इन धातुओं से आय प्रत्यय हो स्वार्थ में । जो 'प्रत्यय, 
प्रकृति के अर्थ में कोई विशेषता उत्पन्न नहीं करते, वे स्वाथिक प्रत्यय कहे जाते हैं 
आय प्रत्यय भी स्वाथिक प्रत्यय है । इससे धात्वर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
आय प्रत्यय स्वाथिक होने से निनिमित्तक भी है अतः यह अकारान्त प्रत्यय 
धातु से सबसे पहले आयेगा । तिङ, शित्‌ से भिन्न होने के कारण इस आय प्रत्यय की 
आर्धेधालुकं शेषः' से आर्धेधालुक संज्ञा भी होती है, अतः आर्धधातुक आय प्रत्यय परे 


तिङन्त प्रकरणम्‌ ३३५ 


(९८) अतो लोपः । ६।४।४८॥ 
आर्धधातुकोपदेशे यददन्तं तस्पातो लोप आर्धधातुके । 
(९९) आमः। २।४।८१॥ 
आमः परस्य लुक्‌ । 
(१००) क्रुज चानुप्रयुज्यते लिटि । ३।१।४०॥ 
आमन्ताल्लिट्पराः कृभ्वस्तयोऽनु प्र यज्यन्ते । तेषां द्वित्वादि । 
(१०१) उरत्‌ । ७।४।६६॥ 
अभ्यास ऋवर्णेस्यात्‌ स्यात्‌ । 
वृद्धिः । गोपायाञ्चकार । द्वित्वात्‌ परत्वात्‌ यणि प्राप्ते 
(१०२) द्विर्वचनेऽचि । १।१।५६॥ 

द्वित्वनिसित्तेच्चि अच आदेशो न द्वित्वे कतं व्ये । 
गोपायाञ्चक्रतुः । गोपायाञ्चक्रः । 


रहते गुप्‌ धातु (गुप्‌ का दीघं ऊकार इत्‌ संज्ञक है) के लघूपध उकार को 'पुगन्तेति' 
सूत्र से गुण होकर “गोपाय' बन जाने पर-- 

सनाद्यन्तेति-सन्‌ प्रत्यय से लेकर 'कमेणिङ सूत्र से विहित णिड प्रत्यय तक 
जो १२ प्रत्यय होते हैं, वे जिनक्रे अन्त में होते हैं, उनकी धातु संज्ञा होती है । 

इन बारह प्रत्ययों में आय प्रत्यय भी हे, और वह गुप्‌ के अन्त में है, अतः 
परकृत सूत्र से 'गोपाय' को धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने के कारण 'गोपाय' से लट्‌ 
आदि लकार होंगे । 

गोपाय से धातु संज्ञा, लट्‌ प्रथम पुरुष एकवचन में तिप्‌ प्रत्यय शप्‌ (अ) 
“अतो गुणे' से अ+अ को पररूप एकादेश होकर गोपायति रूप बनता है। इस लकार 
के अन्य सभी रूपों की यही प्रक्रिया होगी, शेष सामान्य कार्य होकर “गोपायति, 
गोपायतः, गोपायन्ति। गोपायसि, गोपायथः, गोपायथ। गोपायामि, गोपायावः, 
गोपायामः । रूप बनेंगे । 

इसी प्रकार सभी सार्वधातुक लकारों--लट्‌, लोटू, लड और विधि लिड, 
में गोपाय की धातु संज्ञा करके लकारों का प्रयोग और तिबादि प्रत्यय होंगे । 

आयादय इति--आर्धधातुक प्रत्ययों की विवक्षा में आय प्रत्यय विकल्प 
से हो। 

(बा) कास्यनेकाच इति--कास्‌ और अनेकाच्‌ धातुओं से आम्‌ हो । 

आसकासोरिति--आस्‌ और कास्‌ को आम्‌ विधान करने से आम्‌ के मकार 
की इत्संज्ञा नहीं होती । 

इस वचन का तात्पर्य यह है कि यदि आम्‌ के मकार की इत्‌ संज्ञा हो जाती 
तो आम! का आगम मित्‌ कहलाता, फलतः 'मिदचोऽन्त्यातत परः सूत्र के 


३३६ संस्कृत-व्याकरण 


नियम के अनुसार आम्‌ का आगम अन्तिम अच्‌ से परे होता, आस्‌ और कास्‌ धातुओं 
में यदि यह आम्‌ उक्त स्थिति में अन्तिम अच्‌ अर्थात्‌ आ' के बाद होता तो 'आ आसू', 
का 'आ स्‌' इस स्थिति में सवर्ण दीर्घं होकर पुनः आस्‌ और कास्‌ ही रहते अर्थात्‌ 
आम्‌ विधान करना ही व्यर्थ जाता, अतः उक्त वचन से सिद्ध होता है कि आसू और 
कास्‌ धातुओं से आम्‌ विधान करने से आम्‌ के म्‌ की इत्संज्ञा नहीं होती फलतः मित 
न होने के कारण आम्‌ स्‌ के वाद होता है। 

गुप्‌ धातु से लिट्‌ लकार की विवक्षा मात्र में 'गुपू-धूप' आदि सूत्र से आय 
प्रत्यय, पुगन्तेति गुण, 'गोपाय' की धातु संज्ञा, तव लिट्‌ लकार, 'गोपाय' यह धातु 
अनेकाच्‌ है, अतः 'कास्यनेकाच्‌' वातिक से आमू प्रत्यय । "लिट्‌ च' सूत्र से लिट्‌ 
लकार आर्धधातुक है । और तिङ शित्‌ से भिन्न होने के कारण आम्‌ की भी आर्धे- 
धातुक संज्ञा है । अतः उक्त स्थिति “गोपाय आम्‌ लिट्‌” में 

अत इति--आधेधातुक के उपदेश काल में जो अदन्त अंग, उसका अवयव जो 
अकार उसका लोप हो । 

'लिट्‌ या आमु' इस अर्धधातुक के उपदेश काल में 'गोपाय' यह अदन्त अंग 
है, इसका अवयव यकारोत्तरवर्ती अकार है, उसका प्रकृत सूत्र से लोप हो जायेगा तव 
'गोपाय्‌ आम्‌ लिट्‌’ इस स्थिति में-- 

आमः इति--आम्‌ से परे लिट्‌. का लोप हो । 

प्रकृत सूत्र से लिटू लकार का लोप होने पर 'गोपायाम्‌' इस स्थिति में-- 

कृज्‌ इति--आमु जिसके अन्त में हो उसके परे लिट्‌ परक कृ भू और अस्‌ 
धातुओं का प्रयोग हो । 

तेषासिति--और उन अनुप्रयुक्त (आमन्त के बाद में प्रयुक्त किये गये) कृ भू 
अस्‌ का द्वित्व आदि कार्य हों। कृ का अनुप्रयोग होने से 'गोपायाम्‌ कृ लिट्‌' इस 

स्थिति में लिट्‌ को तिप्‌ और तिप्‌ को णल्‌ (अ) तथा 'लिटिधातोः' सूत्र से क कृ द्वित्व 
करके 'गोपायाम्‌ कृ कृ अ' इस स्थिति मैं--- 

उरदिति--अभ्यास के अवयव ऋवर्ण को अत्‌ (अ) आदेश हो । 

अतः प्रक्रत सूत्र से ऋ को 'अ' और रपर होकर 'हलादिः शेषः से र का लोप 

होकर 'गोपायाम्‌ क कृ अ' इस स्थिति में 'कुहोश्चुः' सूत्र से क को च आदेश, म्‌ को 

` “नश्चापदान्तस्य झलि' सूत्र से अनुस्वार और अनुस्वार को 'अनुस्वारस्य ययि परसवणेः' 

सुत्र से चवर्ग के योगमें ज्‌, 'गोपायाञ्चक्क अ' इस स्थिति में ऋकार को आर्‌ वृद्धि 
होकर 'गोपायाङचकार' रूप बनेगा । 

द्विवचन में 'गोपायाम्‌ कृ अतुस्‌' इस स्थिति में कृ को द्वित्व, और क्र --अ 


को यण्‌ प्राप्त होता है। "विप्रतिषेधे परं कार्य त्र के नियमानुसार, हित्व की ' 
ड ८4 ८4 


अपेक्षा यण्‌ के पर होने से, यण्‌ के ही प्राप्त होने पर--- 
द्विवेचनेऽचीति--द्वित्वनिमित्तक अच्‌ अर्थात्‌ अजादि प्रत्यय, आगे रहते, यदि 
द्वित्व कर्तव्य हो, तो अच्‌ के स्थान में आदेश अर्थात्‌ अजादेश न हो । 
यण्‌ आदेश अजादेश है, क़्योंकि वह इक्‌ के स्थान में होता हे । 


टर. 


oN 
"nant 2 


तिङन्त प्रकरणमु ३३७ 


(१०३) एकाच उपदेशे$नुदात्तात्‌ ॥७॥२॥१०॥ 
उपदेशे यो धातु रेकाच्‌, अनुदात्तकच तदार्धधातुकस्येण्‌ न । 


उक्त स्थिति में यहाँ द्वित्वनिमित्तक अजादि प्रत्यय अतुस्‌ है, द्वित्व की 
कर्तव्यता भी है, अतः अजादेश यण्‌ न होगा । तक 'लिटि धातोः” सूत्र से. द्वित्व हो 
जायेगा, द्वित्व होने पर पूर्ववत्‌ 'उरत्‌' 'हलादिः शेषः 'कुहोश्चु' मकार को अनुस्वार 
पर सवर्ण होकर 'गोपायञ्चक्क अतुस्‌ इस स्थिति में यण्‌ होकर (नऋ को र्‌) ग्रोपायाऊ- 
चक्रलुः रूप बनेगा । 

यदि द्वित्व से पूर्वं यण्‌ हो जाता तो “क्‌ र' बन जाने पर यह एकाच न रहता 
क्योंकि यहाँ क्‌ र्‌ दोनों ही हल है, एकाच्‌ न रहने से फिर द्वित्व न हो सकता अत 
यणू निषेध करना आवश्यक था । 

बहुवचन में 'गोपायाञ्चकृ. उस्‌ इस स्थिति में यण्‌, सकार को रुत्व विसर्ग 
होकर 'गोपायाऊ्चक्तः रूप बनेगा । 

मध्यम पुरुष एकवचन में पूर्ववत्‌ अन्य यथाप्राप्त सब कार्य कर लेने पर 
'गोपायाञ्चकृ थ' इस स्थिति में वलादि आर्धधातुक परे इट्‌ का आगम प्राप्त 
होने पर 

एकाच इति--उपदेश अवस्था में जो धातु एकाच्‌ तथा अनुदात्त हो, उससे 
परे आर्धधातुक को इट्‌ का आगम न हो। 

प्रस्तुत उदाहरण में क धातु एकाच्‌ भी है और अनुदात्त भी है अतः प्रकृत 
सूत्र से इट्‌ का निषेध होकर, 'सार्वेधातुकार्धधातुकयो:' से ऋकार को अर्‌ गुण होकर 
'गोपायाञ्चकर्थ' रूप बनेगा । 

सूत्र सं० १०३ में कृ धातु को एकाच और अनुदात्त बतलाया गया है, ' 
धातु तो स्वरूपतः एवं गण पाठतः एकाच्‌ है, पर इसके अनुदात्त होने का कोई प्रमाण 
नहीं है, धातु पाठ में उदात्तादि स्वरों का निर्देश नहीं मिलता है, अतः धातुओं के 
उदात्तादि स्वरों के विषय में भाष्यकारादि के वचन ही प्रमाण हैं, इसी के अनुसार 
निम्नलिखिंत कारिका में उन अजन्त धातुओं का परिगणन किया गया है, जो कि 
अजन्त होते हुये भी अनुदात्त नहीं हैं, इससे यह ज्ञात हो जाता है कि कारिका में 
पठित धातुओं के अतिरिक्त अन्य सभी अजन्त एकाच्‌ धातु अनुदात्त हैं, क धातु का 
इसमें परिगणन नहीं है अतः वह एकाच्‌ एवं अनुदात्त है । 

“ऊद्धुदन्ते यौ तिएक्ष्णु शीस्नु क्षुश्विङीङ श्रिभिः । 
वृङः वृज्‌ म्यां च विनैकाचोऽजन्तेषु निहताः स्मृताः ॥ 

अर्थात्‌ ऊकारान्त और ऋकारान्त धातु, यु आदि १८ धातुओं को छोड़कर 
शेष अजन्त एकाच्‌ धातु अनुदात्त कहे गये हैं । 

यु आदि १२ धातु निम्नलिखित हैं--ः 

१-यु मिश्रणामिश्रणयोः (मिलाना या अलग करना, अदादि) 

0 


२३८ संस्कृत-व्याकरण 


२--ु शब्दे (शब्द करना अदादि) 
३--क्षणु तेजने (तेज करना) 
४--शीडः स्वप्ने (सोना) 
५--स्नु प्रत्रवणे (चुबना) 
६--नु स्तुतौ (स्तुति करना) 
७--द्रुक्षु शब्दे (शब्द करना छींकना) 
८--ट्रुओश्वि गतिवृद्धयोः । 
६--डीडः विहायसागतौ (उड़ना) 
१०-_-श्रि सेवायाम्‌ । 
११--वृडः संभक्तौ (सेवा करना) 
१२--वृज वरणे (स्वीकार करना) 
इसी प्रकार निम्नलिखित हलन्त एकाच धातु भी अनुदात्त हैँ-- 
कान्तेषु -(क्‌ जिनके अन्त में है) १--शक्लु शक्तौ स्वादि । 
चान्तेषु ६--धातु--प्रच्‌, मुच्‌, रिच्‌, वच्‌, विच्‌, सिच्‌ । 
छान्तेषु--१ धातु--प्रच्छ । 
जान्तेषु --१५ धातु--त्यज्‌, निजिर्‌, भज्‌, भज्ज्‌, भुज्‌, भ्रस्ज्‌, मस्ज्‌. यज्‌, 
युज्‌, रुज्‌, रज्जू, विजिर्‌, स्वज्ज्‌, सञ्ज्‌, सुज्‌ । 
दान्तेषु १६ धातु--अडु, क्षुर, खिद्‌, छिइ, तुइ, नुद्‌, पद्य, भिड, विद्यति, 
विन्‌, विन्द, शदू, सद्‌, स्विद्य, स्कन्द्‌, हद्‌ । 
धान्तेबु--११ धातु--कुध्‌, क्षुध्‌, बुध्‌, वन्ध्‌, युध्‌, रुथ्‌, राध्‌, व्यध्‌, शुध्‌, 
साध्‌, सिध्य । 
नान्तेषु--२ धातु--मन्य, हन्‌ । 
पान्तेषु--१३ धातु--आपू, क्षुप्‌, क्षिप्‌, तप्‌, तिप्‌-तृप्य, हृप्य, लिप्‌, लुप्‌, 
वप्‌, शपू, स्वप्‌, सृप्‌ । 
भान्तेषु—३ धातृ-यभ, रभ, लभ्‌ । 
सान्तेषु--४ धातु--गम्‌, नम्‌, यम्‌, रम्‌ । 
शान्तेषु—१० धातु--क्रश्‌, दंश्‌, दिश्‌, दृश्‌, मृश्‌, रिश्‌, रुश्‌, लिश्‌, विश्‌, 
स्पृश्‌ । 
षान्तेषु--११ धातु--ष्‌, त्विष्‌, तुष्‌, द्विष्‌, दुष्‌, पुष्य, पिष्‌, विष्‌, शिष्‌, 
शुष्‌, श्लिष्‌ । 
सान्तेषु -२ धातु--घस्‌, वसती । 
हान्तेषु--८ धातु--दह, दिह., दुह्‌, नह्‌, मिह, रुह, लिह, वह । 
इस प्रकार हलन्त एकाच्‌ धातुओं में १०३ धातु अनुदात्त हैं । 
मध्यम पुरुष एकवचन में उक्त प्रकार से इट्‌ के अभाव में गोपायाञचकथे, 
द्विवचन में अपितू लिट्‌ कितु होने से गुण न होगा अतः यण्‌ होकर 'गोपायाञ्चक़युः, 
बहुवचन में भी इसी प्रकार गुणाभाव होकर “गोपायाञ्चक्र” रूप बनेगा । 


तिङन्त प्रकरणम्‌ ३३९ 


(१०४) स्वरतिसुतिसुयतिधुञ्‌ दितो वा ।७।२।४४॥ 

स्वरत्यादेरुदितशच परस्य बलादेरार्धंधातुकस्येड्‌ वा । जुगोपिथ, जुयोप्थ । 

गोपायिता गोपिता गोप्ता । गोपायिष्यति, गोपिष्यति, गोप्ष्यति । गोपायतु । 
अगोपायत्‌ । गोपायेत्‌ । गोपाय्यात्‌, गुप्यात्‌ । अगोपायीत्‌ । 

उत्तम पुरुष एकवचन में णल्‌, पूर्ववत्‌ “गोपायाञ्चक्क --अ 'णलुत्तभो वा सुत्र 
से विकल्पतः णित्‌ होने से वृद्धि पक्ष में “गोपायाञ्चकार, अभाव पक्ष में गुण होकर 
'गोपायाञ्चकर'। द्विवचन और बहुवचन में व, म परे “गोपायाञचकृव, गोपायाञ्चकृम 
रूप होंगे । 

जव गोपायामु के आगे भू का अनुप्रयोग होगा तब “वभूव' पुर्ववत्‌ रूप बनकर 
सम्पूर्ण रूप 'गोपायाम्वभूव इत्यादि रूप बनेंगे । 

जब गोपायाम्‌ के आगे अस्‌ का प्रयोग होगा तब अस्‌ धातु के रूप अतु धातु 
के समान बनेंगे अर्थात्‌ आस आसतुः आसुः आदि, इनको 'गोपायाम्‌ के साथ जोड़ने 
से 'गोपायामास आदि रूप बनेंगे । 

गुपू धातु के ये तीन प्रकार के रूप उस पक्ष में बनते हैं जबकि आय प्रत्यय 
होता है, वैकल्पिक होने से जव आय प्रत्यय न होगा तब गुप्‌ धातु को हित्व 
हलादिः शेषः से पकार लोप, “गु गुप्‌ अ' इस स्थिति में ग को चवर्ग ज तथा उपधा 
के उ को गृण होकर जुगोप रूप बनेगा । 

द्विवचन में अतुस्‌ और बहुवचन में उस्‌ प्रत्यय के आगे रहते, अपितु के कित्‌ 
होने से गुण न होगा, अतः क्रमशः जुगुपतुः और जुगुपुः रूप बनेंगे । 

मध्यम पुरुष एक वचन में थल्‌ होने पर, गृण होकर ' जुगोप्‌-थ'' इस 
स्थिति में 

स्वरतीति-स्वृ धातु (शब्द करना और दुःख देना) सूडः धातु (पैदा करना, 
अदादि) सूड प्राणि प्रसवे--(पैदा करना दिवादि) धूज्‌ कम्पने और ऊदित्‌ जिनका 
ऊकार इत्‌ संज्ञक हो जैसे गुपू आदि, इन सभी धातुओं से बलादि आर्धधातुक परे इट्‌ 
विकल्प से हो । 

प्रकृत सूत्र से इट्‌ होने पर जुगोपिथ, इट्‌ के अभाव में जुगोप्थ रूप बनेंगे । 

इसी प्रकार व और म प्रत्ययों के आगे रहते इस सूत्र से विकल्पतः इट्‌ होने 
से जुगुत्व जुगुप्व, तथा जुगुपिम, जुगुप्म रूप होंगे । 

इसके सम्पूर्ण रूप इस प्रकार होंगे-- 

6.00: Si गुपत 2 गुत, 

| स । पु० जुगोपिथ, जुगोप्थ जुगुपथुः जुगुप 

पे जुगोप, जुगुपिव-जुगुप्व, जुगुपिम --जुगुप्म । 

लुटू लकार और लूट लकार में क्रमशः तास्‌ और स्य प्रत्यय होते हैं, ये दोनों 
आर्धधातुक हैं । अतः यहाँ आय प्रत्यय विकल्प से होगा, जब आय प्रत्यय होगा तब 


३४० संस्कृत-व्याकरण 


(१०५) नेटि ।७।२।४॥ 

इडादौ सिचि हलन्तस्य वृद्धि ने । 

अगोपीत्‌ । अगोप्सीत्‌ । 

(१०६) झलो झलि ।८।२।२६। 

झलः परस्य सस्य लोपो झलि । 

अगोप्ताम्‌ । अगौप्सुः । अगौप्सीः, अगोप्तम्‌, अगोप्त । 
अगौप्सम्‌, अगोप्स्व, अगौष्स्स । 

अगोपायिष्यत्‌, अगोपिष्यत्‌, अगोप्स्यत्‌ । 


'गोपाय' की धातु संज्ञा होगी और धातु के सेट्‌ (इट्‌ सहित) होने से वलादि आधे- 
धातुक तास्‌ और स्य को इट्‌ होगा । 'अतोलोपः' से यकार के अकार का लोप होगा 
और जब दोनों लकारों में आय प्रत्यय नहीं होगा, तब वलादि आर्धधातुक तास्‌ और 
स्य प्रत्यय परे गुपू धातु के ऊदित होने के कारण 'स्वरतीति' सूत्र से विकल्पतः, इट्‌ 
होगा तब दो रूप बनेंगे, इस प्रकार इन दोनों लकारों में तीन-तीन रूप होंगे, इन रूपों 
की सिद्धि में पूर्वोक्त सामान्य कार्य ही होंगे 

लुट्‌ लकार में--गोपायिता, गोपिता, गोप्ता इत्यादि । 

लट लकार में--गोपायिष्यति, गोपिष्यति, गोप्स्यति-आदि। 

लोटू लङ और विधि लिङ, ये तीनों ही सार्वधातुक लकार हैं, अतः इनमें 
आय प्रत्यय का विकल्प न होने से केवल लट्‌ लकार की तरह एक-एक ही रूप बनेगा 
और इनकी सिद्धि भी लट्‌ लकार के रूप की भाँति सामान्य यथाप्राप्त विधि से 
होगी 

लोट्‌--गोपायतु, लड. -अगोपायत्‌, विधिलिङ--गोपायेत्‌ । 

आशीलिंङ, यद्यपि आर्धधातुक है, तथापि यहाँ यासुट्‌ प्रत्यय के वलादि न 
होने से इट्‌ का विकल्प न होगा, केवल आय का ही विकल्प होगा, अतः केवल दो 
रूप बनेंगे, आय पक्ष में 'अतो लोप? सूत्र से यकार के अकार का लोप होगा-- 

आशीर्लिङ्‌, --गोपाय्यात्‌ गोपायूयास्ताम्‌ गोपाय्यासुः । आय के अभाव पक्ष में 
यासुट्‌ के “किदाशिषि” सूत्र से कितु होने से कित्त्वात्‌ गुण निषेध भी होगा--फलत:-- 
गुप्यात्‌ गुप्यास्ताम्‌ गुप्यासुः आदि रूप होंगे । 

लुङ लकार में आर्धधातुक होने से आय और इट्‌ दोनों के विकल्प के कारण 
तीन-तीन रूप बनते हैं । 

लुङ, में आय पक्ष में 'गोपाय' की धातु संज्ञा, अट्‌ का आगम, च्लि को सिच्‌, 
इट्‌, ईट्‌, सिच्‌ के सकार का लोप होकर अगोपायीत्‌ (आय के अन्तिम अकार का 
अतो लोपः से लोप हो जाता है । अगोपायिष्टामु अगोपायिषुः । आदि रूप बनेंगे । 

आय के अभाव पक्ष में स्वरतीति सूत्र से जब इट्‌ होगा, तब इडादि सिच्‌ परे 
रहते, 'वदव्रज हलन्तस्याचः' सूत्र से वृद्धि प्राप्त होगी, उसका अग्निम सूत्र से निषेध । 


| 


छो) हिवा 0 


तिङन्त प्रकरणमू ३४१ 


क्षि क्षये।१३॥ 

क्षयति । चिक्षाय, चिक्षियतुः, चिक्षियुः । 

एकाचः-इति निषेधे प्राप्ते-- 

(१०७) कृ सू भृ वस्तु हु त्र श्रुवो लिटि । ७।२।१३॥ 

क्रादिभ्य एव लिट इण्‌ न स्यात, अन्यस्मादनिटोऽपि स्यात्‌ । 

(१०८) अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यस्‌ ।२।७।६१॥ 

उपदेशोऽजन्तो यो धातुस्तासौ नित्यानिट्‌ ततः परस्य थल इण्‌ न । 

(१०९) उपदेशेऽत्वतः ।७।२।६८॥ 

उपदेशेऽकारवतस्तासो नित्यानिटः परस्य थल इण्‌ न । 

(११०) ऋतो भारद्वाजस्य ।७।३।६३॥ 

तासो नित्यानिट ऋदन्तादेव थलो नेट्‌, भारद्वाजस्य मतेन । तेन अन्यस्य 

स्यादेव । 

नेटीति--इडादि सिच्‌ परे रहते हलन्त धातु के अच्‌ को वृद्धि न हो-- 

प्रकृत सूत्र से वृद्धि के निषेध होने पर 'पुगन्त' सूत्र से गुण होकर अगोपीत्‌, 
अगोपिष्टाम्‌ आदि रूप बनेंगे । 

इट्‌ के अभाव पक्ष में 'इट ईट” सूत्र से सिच्‌ के सकार का लोप न होगा। 
इडादि सिच्‌ न मिलने से (नेटि) सूत्र से वृद्धि का निषेध भी न होगा, फलतः 'वदब्रज' 
सुत्र से वृद्धि होकर अगोप्सोत्‌ रूप बनेगा । 

द्विवचन में अगोप्‌ स्‌ ताम्‌' इस स्थिति में । 

झलो झलीति--झल्‌ परे रहते, झल्‌ से परे सकार का लोप हो। 

यहाँ झल्‌ वर्ण प्‌ से परे, स्‌ है उसका प्रकृत सूत्र से झल वर्ण तकार परे रहते 
लोप होकर “अगोप्ताम्‌” । 

बहुवचन में 'सिजभ्यस्तेति' सूत्र से झि को जुस्‌ होकर अगोष्सुः (यहाँ आगे 
झल वर्ण न मिलने से सकार लोप नहीं होता । 

मध्यम पुरुष एकवचन में सिप्‌, इकार लोप, ईट और वृद्धि होकर अगोप्सीः, 
तम्‌ और त प्रत्यय परे झल्‌ वर्ण मिल जाने से सकार का लोप होकर अगौप्तम्‌, 
अगोप्त, रूप होंगे । 

उत्तम पुरुष एकवचन में मिप्‌ अमू करने पर झल्‌ वर्ण न मिलने से सकार का 
लोप न होगा, अतः अगौप्सम्‌ वस्‌ मस्‌ परे सकार का लोप होकर, व म आगे रहते 
भी झलो झलि से सिच्‌ के स्‌ को लोप न होगा अतः अगौप्स्व और अगोप्स्म रूप बनेंगे । 

लृङ्‌ लकार में आर्धधातुक प्रत्यय 'स्य' होता है अतः यहाँ आय का विकल्प 
तथा स्य के वलादि होने से इट्‌ का भी विकल्प होगा अतः यहाँ तीन-तीन रूप होंगे-- 

अगोपायिष्यतु, अगोपिष्यत्‌, अगोप्स्यतु इत्यादि । 


३४२ संस्कृत-व्याकरण 


क्षि क्षये--क्षि धातु का अर्थ नाश होना है । 

यह इकारान्तं अजन्त धातु है अतः इस धातु के लट्‌ लकार में भू धातु के 
समान रूप बनेंगे । भू में तो उ को ओ गुण होकर अवादेश होता है, पर इसमें इ को 
ए गुण होकर अयादेश होगा, तिवादि प्रत्ययों के आगे रहते शप्‌ प्रत्यय होगा, अतः 
लट्‌ लकार के रूप इस प्रकार होंगे 


प्रण पु० क्षयति क्षयतः क्षयन्ति । ` 
म० पु० क्षयसि क्षयथः क्षयथ । 
उ० पु० क्षयामि क्षयावः क्षयामः । 


चिक्षाय--लिट्‌ लकार, प्रथम पुरुष एकवचन में णल्‌ (अ) धातु को द्वित्व, 
'हलादिः शेषः' से ष्‌ का लोप 'कि क्षि अ' इस स्थिति में 'कुहोश्चु:' से कवर्ग को चवर्गे 
'अचो ञ्णिति’ से क्षि के इकार को ऐ वृद्धि, ऐको आय्‌ आदेश होकर 'चिक्षाय' रूप 
बनेगा । द्विवचन में अलुस्‌ परे, कित्‌ होने से गुण का निषेध हो जाने के कारण 
'अचिश्नु इत्यादि सूत्र से इकार को इयडङ, करके चिक्षियतुः, बहुवचन में इसी प्रकार 
उस्‌ परे इयडः 'चिक्षियुः' रूप होगा । 
मध्यम पुरुष एक वचन में 'चिक्षिथं' इस स्थिति में क्षिधातु के उपदेश में 
एकाच्‌ और अनुदात्त होने से 'एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' सूत्र से वलादि आर्धधातुक 
सूत्र से प्राप्त इटू का निषेध प्राप्त होता है । इस विषय के निर्णायक सूत्र आगे लिखे 
गये हैँ 
कृ सृ इत्यादि--क सृ आदि सूत्र में परिगणित धातुओं से ही परे लिट्‌ को 
इट्‌ न हो, इनसे भिन्न धातुओं से तो इट्‌ हो, चाहे वे भले ही अनिट्‌ हों और अनुदात्त 
भी हों । 
वस्तुतः यह नियम सूत्र है, क्योंकि, इस सूत्र में परिगणित कृ सृ आदि धातुओं 
में तो एकाच- सूत्र से स्वतः ही इण्निषेध सिद्ध है, तो फिर इस सूत्र द्वारा इन धातुओं 
में इण्निषेध विधान करना व्यर्थ है, अतः व्यर्थ होकर यह सूत्र नियम करता है कि 
लिटू को यदि 'इणू निषेध हो तो इस सूत्र में परिगणित धातुओं को ही हो, अन्य 
धातुओं सोन चाहे वे अनिट्‌ अनुदात्त ही क्यों न हों, इट्‌ निषेध न हो, अर्थात्‌ वहाँ 
इट्‌ हो जाय । | 
क्षि धातु, कृ सृ आदि आठ धातुओं में नहीं है, उनसे भिन्न है, तथा इसका 
परिगणन 'ऊद्भदन्ते! आदि कारिका में पठित सेट्‌ अजन्त धातुओं में भी नहीं हैं, अतः 
यह अनिट्‌ अतुदात्त भी है, अतः यहाँ वलादि आध धातुक इट्‌ प्राप्त होता हैं, कु सु' 
इत्यादि सूत्र नियम इसमें वाधक न होगा, क्योंकि यह उसके विषय से परे है। 
लिट्‌ लकार में थल्‌ ब म' इन तीन प्रत्त्ययों के आगे रहते वलादि आर्धधातुक 
इट्‌ प्राप्त होता है, इन तीनों ही स्थलों के लिये यह्‌ नियम है । किन्तु थल्‌ प्रत्यय परे 
इट्‌ के विषय में कुछ और विशेष नियम हूँ जिनका निर्देश अग्निम सूत्रों द्वारा किया 
जा रहा है | 


तिङन्त प्रकरणम्‌ ३४३ _ 

अच इति--उपदेश में जो अजन्त धातु तासू प्रत्यय परे नित्य अनिट्‌ हो उससे 
परे थल्‌ को इट्‌ न हो । 

वस्तुतः 'कू' आदि नियम सुत्र से प्राप्त इट्‌ का यह निषेधक सूत्र है, प्रकृत में 
क्षि धातु भी उपदेश में अजन्त है तथा तास्‌ प्रत्यय परे नित्य अनिट्‌ भी हैं, अतः इससे 
परे थल्‌ को इट्‌ का निषेध प्रकृत सूत्र से प्राप्त होता है । 

उक्त सूत्र में अजन्त धातु का ग्रहण होने से 'विभेदिथ' में यह सूत्र निषेध नहीं 
करता, क्योंकि भिद धातु अजन्त नहीं है । यहाँ इट्‌ हो जाता है । 

उपदेश में अजन्त कहने का फल यह है कि 'जह्भू्थ' में इस सूत्र से इटू का 
निषेध हो जाता है, ह्व. धातु यद्यपि उपदेश में अजन्त है-तथापि गुण करने पर यह 
अजन्त नहीं रह जाता, फिर भी इसके उपदेश में अजन्त होने के कारण यहाँ इससे 
इट्‌ निषेध हो जाता हे । 

यह सुत्र उसी उपदेश में अजन्त धातु से परे थल्‌ को इट्‌ का निषेध करता है 
जो कि तास्‌ प्रत्यय परे नित्य अनिट्‌ हो, फलतः 'स्वरतीति' सूत्र से जहाँ तास्‌ परे 
वैकल्पिक इट्‌ होता है, वहाँ यह सूत्र निषेध नहीं करता । 


तासू प्रत्यय परे अनिट्‌ होने पर ही यह सूत्र थल्‌ परे इट्‌ निषेध करता है, 
यदि तास्‌ परे कोई धातु अनिट्‌ नहीं है तो अन्यत्र अनिट्‌ भले ही हो, यह सुत्र निषेध 
न करेगा । जैसे भू धात्‌ सन्‌ प्रत्यय परे “सनिग्रह गुहोश्च' से इट्‌ निषेध होने से अनिट्‌ 
हो जाता है अतः वुभूषति रूप बनता है, श्रूयुकः किति' से निषेध होने पर “भुत्वा” 
बनता है, किन्तु तास्‌ प्रत्यय परे यह अनिट्‌ नहीं होता अतः “भविता” बनता है, इसी- 
लिए इस धातु के बभूविथ' में इट्‌ हो जाता है, यह सूत्र निषेध नहीं करता । इसी 
प्रकार 'जघसिथ' में भी यह निषेध नहीं करता क्योंकि वहाँ घस्‌ का तास्‌ में प्रयोग 
ही नहीं होता । थल में ही यह निषेध करता है अतः क्षि धातु से व म परे इट्‌ होकर 
चिक्षयिब चिक्षयिस रूप बनते हैं । 

उपदेश इति--उपदेश में जो धातु अकारवान्‌ हो तथा तास्‌ परे नित्य अनिट्‌ 
हो उससे परे थलू को इट्‌ न हो । 

पच्‌ धातु उपदेश में अकारवान्‌ एवं तास्‌ परे नित्य अनिट्‌ है अतः थल्‌ परे 
इटू का निषेध होकर 'पपक्थ' रूप बनता है, कृष धातु उपदेश में ऋकारवानू है, 
अकारवानू नहीं, यद्यपि वह 'चकर्षिथ' में गुण होने पर अकारवानु बन गया है तथापि 
यहाँ इट्‌ का निषेध न होगा । अकारवानु में ही इट्‌ का निषेध होता है, अतएव 
'बिभेदिथ' एवं 'रराधिथ' में इट्‌ का निषेध नहीं होता । 

तास्‌ परे नित्य अनिट्‌ होने पर ही इट्‌ का निषेध होता है अतः 'जग्रहिथ' में 
इद निषेध नहीं होता, ग्रह धातु तासु परे अनिट्‌ नहीं है । 


३४४ संस्कृत-व्याकरणं 
अयमत्र संग्रह :-- 
अजन्तोऽकारबान वा यस्तास्यनिट्‌ थलिवे डयम्‌ । 
ऋदन्त ईडड_ नित्यानिट्‌, क्राद्यन्यो लिटि सेड्‌ भवेत्‌ ॥ 
यद्यपि यह उपदेश में अकारवान्‌ है । सन्‌ प्रत्ययान्त जिघृक्षति’ में भले ही 
अनिट्‌ हो गया हे । चक्रमिथ में भी इट्‌ हो जाता है, क्योंकि क्रम्‌ धातु तास्‌ में नित्य 
अनिट्‌ नहीं है, तास्‌ परे आत्मनेपद में तो निषेध होता है पर परस्मैपद में नहीं अतः 
नित्य अनिट्‌ नहीं है । 

यद्यपि इन सूत्रों की क्षि धातु में तो कोई उपयोगिता नहीं है तथापि थल्‌ 
परे इट्‌ की व्यवस्था के प्रसंग में यहाँ इन सूत्रों का उल्लेख किया गया है । 

ऋत इति- भारद्वाज के मत से, तास्‌ में नित्य अनिट्‌ ऋदन्त धातु से परे ही 
थलू को इट्‌ न हो । 

'अचस्तास्वत्‌' सुत्र से तो सभी अजन्त धातुओं से थलू परे, पाणिनि के मत 
में, इट्‌ का निषेध होता है, पर भारद्वाज के मत से केवल ऋदन्त धातुओं से ही थल्‌ 
परे इट्‌ निषेध होता है । 

अयमिति--थल्‌ परे इट्‌ के निषेध के विषय में उक्त चार सूत्रों द्वारा जो 
नियमोपनियम कहलाये गये हैं, संक्षेप की दृष्टि से निम्नलिखित कारिका में उन सबका 
संग्रह कर दिया गया है: 

अजन्त अथवा अकारवान्‌ जो धातु तास्‌ प्रत्यय परे नित्य अनिट्‌ हो उसको 
थल्‌ परे इट्‌ विकल्प से होता है और तास्‌ परे नित्य अनिट्‌ यदि ऋदन्त धातु हो तो 
उसको थल्‌ परे इट्‌ का नित्य निषेध हो, 'कृ सू आदि आठ धातुओं से भिन्न अनिट्‌ 
धातुओं को लिटू लकार के ब और म प्रत्यय परे इट्‌ अवश्य हो । 

इस सबका कुल निष्कर्ष इतना ही निकलता हे, कि ऋदन्त धातुओं को छोड़- 
कर, सभी अजन्त, हलन्त तथा अकारान्त धातुओं से थल्‌ परे विकल्पतः इट्‌ होता है, 
ऋदन्त धातुओं से थल परे इट्‌ कभी भी नहीं होता। कृ सू आदि आठ धातुओं को 
छोड़कर सभी अनिट्‌ धातुओं से ब और म (लिट्‌ के) परे रहते इद्‌ अवश्य होता है। 

अनिट्‌ और सेट्‌ धातुओं को जानने के लिये स्थूल रूप से केवल यह्‌ व्यवस्था 
हो सकती है कि यदि धातु अनेकाच्‌ है अर्थात्‌ उपदेश में ही उसे जागू चकासृ की 
तरह अनेकाच्‌ पढ़ा गया है तो वह सेट्‌ होगा और यदि उसे प्यन्त सन्नन्तं आदि में 
अनेकाचूत्व प्राप्त हो गया है, तब भी वह सेट्‌ होगा । “सनाद्यन्ता धातवः” से 
जिनकी धातु संज्ञा होती है वे भी प्रायः सेट्‌ ही होते हैं । इन सभी धातुओं से थल्‌ परे 
इट्‌ हो जायेगा । 

Mi | धातुओं में सबसे पहले “ऊद्धदन्तैः” इत्यादि कारिका से धातु के अनिट्‌ 
होने का पता कंर लेना चाहिये, यंदि वह अनिट्‌ है तो थल परे उक्त नियमानुसार 
विकल्पतः और व म परे नित्य इटू करना चाहिए। कृ सृ आदि आठ धातुओं में तो 
कहीं भी इद न होगा, इन आठ से यदि भिन्न हो तो वम में इट्‌ होगा, ऋवन्त 


तिङन्त प्रकरणमू ! ३४५ 


(१११) अकृत्‌ सावंधातुकयो: ॥७॥४॥२५॥ अजन्ताङ्गस्य दीर्घो यादो प्रत्यय 
परे, न तु छृत्‌सावंधातुकयोः । 

क्षीयात्‌ । 

(११२) सिचिवृद्धिः परस्मेपदेषु ।७।२।१॥ 

इगन्ताङ्गस्य वृद्धिः स्यात्‌ परस्मेपदे सिचि । 

अक्षं सीत्‌ । अक्ष ष्यत्‌ । 
धातुओं में थलू परे कहीं भी इटू न होगा । अनिट्‌ धातुओं में ही यह इटू की व्यवस्था 
देखनी है, सेट्‌ धातुओं में तो सर्वत्र इट्‌ हो ही जाता है । थल्‌ परे भी अजन्त अकार- 
वान्‌ धातुओं में इट्‌ का विकल्प है, इनसे भिन्न में तो नित्य इट्‌ होता ही है । 

क्षि धातु अजन्त एवं अनिट्‌ है अतः थल परे विकल्प से इट्‌ होकर चिक्षयिथ 
और चिक्षेथ रूप बनते हैं, यहाँ दोनों रूपों में कित न होने से गुण हो जाता है, 
अथुस्‌ परे कित्‌ होने से गुण न होकर इयङ, होगा--चिक्षियथुः, अ परे चिक्षिय रूप 
होंगे । । 

उत्तम पुरुष एक वचन में 'अ' परे 'णलुत्तमो वा” से विकल्पतः णित्‌ होने से 
वृद्धि के विकल्प से चिक्षाय और चिक्षय रूप होंगे, अर्थात्‌ वृद्धि के अभाव में गुण 
अयादेश हो जायेगा । ब और म परे कित्‌ होने से, गुण के अभाव में इट्‌ और इयडः 
होकर चिक्षियिव और चिक्षियिम रूप बनेंगे । 


प्र० पु० चिक्षाय चिक्षियतु: चिक्षियुः । 
म० पु० चिक्षयिथ चिक्षेथ, चिक्षियथुः चिक्षिय । 
उ० पु० चिक्षाय चिक्षय, चिक्षियिव चिक्षियिम । 


लुट्‌ लकार में 'एकाच उपदेशोऽनुदात्तात्‌' सूत्र से इट्‌ का निषेध होने से 
आर्धधातुक गुण होकर क्षेता आदि खूप बनते हें । 

लृट्‌ में भी इट्‌ का पूर्ववत्‌ निषेध एवं गुण होकर क्षेष्यति आदि रूप बनेंगे । 

लोट्‌ लकार में लट्‌ वत तिबादि प्रत्यय परे सार्वधातुक संज्ञा, शपू, गुण और ' 
अयादेश होकर क्षयतु आदि रूप बनेंगे । 

लङ, में भी तिबादि प्रत्यय, शपू, गुण अयादेश, आदि होकर 'अक्षयत्‌' आदि 
रूप होंगे । 

विधिलिड में 'क्षि यास्‌ त्‌' इस स्थिति में पूर्ववत्‌ शपू, गुण, इयू यकार लोप 
आदि होकर क्षयेत्‌ आदि रूप बनेंगे । 

आशीलिङ में 'क्षियात्‌' इस स्थिति में-- 

अक्कदिति--यकारादि प्रत्यय परे रहते अजन्त अंग को दीर्घं हो, कृतु और 
सार्वेधालुक प्रत्यय परे रहते न हो । 

'लिङाशिषि’ सुत्र से आशीलिङ आर्धधातुक होता है, अतः उस स्थिति में दीर्घं 
होकर क्षीयातू क्षीयास्तामु आदि रूप बनेंगे । 

कृतु प्रत्यय परे गुण न होने से 'संचित्य' आदि में दीर्घं नहीं होता, यद्यपि यहाँ 


३४६ संस्कृत-व्याकरण 


तप्‌ सन्तापे 1१४॥ 


तपति । तताप तेपतुः तेपुः । तेपिथ ततप्थ । 
तप्ता । तप्स्यति । तपतु । अतपत्‌ । तपेत्‌ । तप्यात्‌ । अताप्सीत्‌ । अतप्स्यत्‌। 


क्रु पाद विक्षेपे ।१५॥ 
(११३) वा भश म्लाश्‌ भमु क्रसु क्लमु त्रसि त्रटिलषः ।३।१।७०॥ 
एभ्यः इयन्‌ वा कत्रर्थे सार्व धात्‌ के परे । पक्ष शप्‌ । 


ल्यप्‌ होकर यकारादि प्रत्यय मिल जाता है, तथापि कृत्‌ प्रत्यय होने से दीर्घ नहीं 
होता, विधि लिङ, सवंत्र सार्वधातुक होता है, अतः इससे कहीं भी दीर्घ नहीं होता । 

सिचीति--परस्मैपद सिच्‌ परे रहते इगन्त अंग को वृद्धि हो । 

अलोऽन्त्य परिभाषा से यह वृद्धि अंग के अन्तिम इक्‌ को ही होगी । 

लुङ लकार में अट्‌, क्षि, तू' इस स्थिति में च्लि को सिच्‌, अनिट्‌ होने से 
इट्‌ न होगा, अस्तिसिचोऽपृक्त ' से ईट्‌ का आगम, 'अक्षि स्‌ त्‌' इस स्थिति में प्रकृत 
सुत्र से इ' को ऐ वृद्धि, षत्व होकर 'अक्षैषीत्‌' रूप बनेगा । 

द्विवचन में तस्‌ को ताम्‌, अतः अपृक्त न मिलने से ईट्‌ का आगम न होगा, 
सिच्‌ के स्‌ को षत्व त को ष्ट्रुत्वेन टकार होकर अक्षं ष्टाम्‌' बहुवचन में 'सिजभ्यस्तेति 
सुत्र से झि को जुस्‌--अक्षं षुः आदि रूप सामान्य कार्य विधि से ही बनेंगे--- 


प्र० पु० अक्षैषीत्‌ अक्षेष्टाम्‌ अक्षैषु: 
म० पु० अक्षैषी: वक्षैष्टम्‌ अक्षैष्ट 
उ० पु० अक्षैषम्‌ अक्षेष्व अक्षेष्म 


लुङ लकार में स्य और गुण होकर अक्षेष्यत्‌ आदि रूप होंगे । 

तप सन्ताये--तप्‌ धातु का अर्थ सन्तप्त होना या जलना हे । 

लट्‌ में तिबादि प्रत्यय, शपू आदि सामान्य कार्य होकर--तपति, तपतः तपन्ति 
आदि ख्प बनेंगे । ी 

लिट्‌ लकार में तिप्‌ णल्‌ (अ) धातु को द्वित्व, अभ्यास कार्य 'त तप्‌ अ' 
इस स्थिति में अत उपधायाः' से वृद्धि होकर तताप, द्विवचन में अतुस्‌ परे, त तपू 
अतुस्‌ इस स्थिति में अत एक हल मध्येऽनादेशादेलिटि' सूत्र से एत्व और अभ्यास 
लोप होकर तेपतुः, बहुवचन में उस्‌ परे भी एत्वाभ्यास लोप होकर 'तिपुः' 

थल्‌ परे तप्‌ धातु के तास्‌ प्रत्यय परे अनिट अकारवान्‌ होने विकल्पतः इट 
होगा, इट्‌ पक्ष में तो 'थलि च सेट्‌ सूत्र से एत्वाभ्यास लोप होकर तेपिथ रूप बनेगा, 
इड भाव पक्ष में ततष्थ रूप होगा । 

शेष रूप नद धातु के समान तेपुः तेव, तताप, ततप 'णलुत्तमो वा' तेपिव 
तेपिम इन दोनों रूपों में नित्य इट होगा । 

अनिट्‌ धातु होने से लुटू में तप्ता, लुट में तप्स्यति आदि रूप होंगे। लोट्‌ 
लङ, विधिलिङ, और आशीलिङ, में सामान्य कार्य होकर, तपतु । अतपत्‌ । तपेत्तु । 
क्नप्यावु आदि कूप बनेंगे | 


तिङन्त प्रकरणम्‌ ३४७ 


(११४) क्सः परस्मेपदेषु ॥७॥३॥७६॥ 

क्रमो दीर्घः परस्मेपदे शिति । 

क्रास्यति क्रामति। चक्राम। क्रसिता । क्रमिष्यति। क्राम्यतु । क्रामतु । 
अक्रास्यतु अक्रामत्‌ । क्राम्येत्‌ क्रामेत्‌ । क्रम्यात्‌ । 

अक्नसीत्‌ । अक्नसिष्यत्‌ । 

पा पाने ।१६॥ 

(११५) पा ध्याध्मा स्थाम्ना दाण्‌ इश्यतिसितिशद्‌ सदां पिब जिघ्रधस 
तिष्ठ मन्‌ यच्छ पश्यच छ धौशीय सीदाः ।७।३।७८॥ 

पादीनां पिबादयः स्युरित्संज्ञक शादो प्रत्यये परे । 

पिबादेशो$दन्तः तेन न गुण :~ पिबति । 

लुड्‌ लकार में 'अटू, तपू तू' इस स्थिति में सिच्‌, ईट्‌ होकर 'अतपू स्‌ ई 
त्‌' इस स्थिति में 'वदब्रज हलन्तस्याचः' से वृद्धि होकर 'अताप्सीत्‌’ रूप होगा । 
द्विवचन में ताम्‌ होने पर ईट न होगा, अतः अताष्ताम्‌, झि को जुस्‌ होने पर अताष्युः 
आदि रूप होंगे । यथा--- 

अताप्सीतू, अताप्ताम्‌, अताप्सु: । अताप्सीः, अताप्तम्‌, अताप्त । अताप्सम्‌, 
अताप्स्व, अताप्स्म । 

लुङ, लकार में सामान्य विधि से अतप्स्यत आदि रूप होंगे । 

क्रसु पादविक्ष पे--क्रमु धातु का अर्थ चलना है । 

बेति--श्राश्‌ भ्लाश्‌ (चमकना) भ्रम (घूमना) क्रमु (चलना) क्लमु (खिन्नता 
प्राप्त करना) त्रस्‌ (डरना) त्रूटू (टूटना) और लष्‌ (इच्छा करना) इन धातुओं से 
कतृ वाच्य सार्वधातुक परे रहते श्यन्‌ प्रत्यय हो विकल्प से और श्यन्‌ के अभाव पक्ष 
में शप्‌ प्रत्यय भी हो । 

क्म इति--परस्मै पद शित्‌ प्रत्यय परे रहते क्रम धातु के अच्‌ (स्वर) 
अर्थात्‌ अकार को दीर्घ हो । 

श्यन्‌ और शपू दोनों ही शिवू प्रत्यय है अतः दोनों ही प्रत्ययों के परे प्रस्तुत 
सुत्र दीर्घं होगा । 

: श्यन्‌ प्रत्यय का 'य' शेष रहता है और शपू का 'अ'। शित होने से दोनों ही 
सार्वधातुक हैं “तिङ शित सावंधातुकम्‌”। इस प्रकार इस धातु के सार्वधातुक 
लकारों--लटू लोटू लङ, और विधि लिङ में दो-दो रूप बनेंगे, शेष लकारों में एक 
एक । यह धातु सेट्‌ हैं, अतः लिट्‌ लकार के थल्‌, व, म परे नित्य इट्‌ होगा शेष 
साधन प्रकार सामान्य ही रहेगा । 

लट्‌ लकार में तिपू प्रत्यय “वा भ्राश्‌' सूत्र से श्यन्‌ (य) प्रत्यय, 'क्रम्‌ य ति’ 
इस स्थिति में “क्रम: परस्मै पदेषु' से अकार को दीर्घ होकर क्राम्यति, श्यन्‌ के अभाव 
पक्ष में दीर्घ होकर क्रामति, ये दो रूप होंगे, शेष रूपों में सामान्य कार्य ही होंगे । 


३४५ संस्कृत-व्याकरणं 


(११६) आत औं णलः ।७।१।३४॥ 

आदन्ताद्‌ धातोर्णल ओकारादेशः स्यात्‌ । पपो ॥ 

(११७) आतो लोट इटि च ।६।४।६४॥ 

अजाद्यो राधेधातुकयोः किङ दिटोः परयोरातो लोपः । 

पपतुः पपुः । पपिथ पपाथ, पपथुः, पप । पप, पपिव, पपिम । पाता । पास्यति । 
पिबत्‌ । अपिबत्‌ । पिबेत्‌ । 

(११८) ए लिङि ।६।४।११०॥ 

घुसंज्ञकानां मास्थादीनां च एत्वं स्यात्‌ आर्धधातुके किति लिङि । पेयात्‌ । 

गातिस्था--इति सिचो लुक्‌- अपात्‌, अपाताम्‌ । 

(११९) आतः ।३।४।११०॥ 

सिज्लुकि आदन्तादेब झेजु स्‌ । 

(१२०) उस्य पदान्तात्‌ ।६।१।९६॥ 

अपदान्तादकाराद्‌ उसि पररूप मेकादेशः । अपुः । अपास्यत्‌ । 


लिट्‌ में तिप्‌ णल्‌ (अ) धातु को द्वित्व अभ्यास कार्य, कुहोश्चुः? क को च, 
अत उपधायाः. से वृद्धिः चक्राम चक्रमतुः चक्रुः । थल्‌ परे नित्य इट्‌ चक्रसिथ 
चक्रमथुः चक्रम । ‘णलुत्तमो वा’ चक्राम चक्रम, चक्रमिव, चक्रमिम । 

लुट्‌ और लूट में सेट्‌ होने से इट्‌ शेष सामान्य कार्य होकर क्रमिता। 
क्रमिष्यति । 

लोट्‌ आदि सार्वधातुक लकारों में शयन शप्‌ का विकल्प होने से क्राम्यतु 
क्रामतु । अक्राम्यतु अक्रामत्‌ । क्राम्येत, क्रामेत्‌ इत्यादि रूप बनेंगे । 

लुङ लकार में अ क्रम्‌ इ स्‌ ई त्‌' इस स्थिति में “इट्‌ ईट्‌ से सलोप दीर्घ, 
यहाँ हलन्तत्वातू प्राप्त वृद्धि का मान्त होने के कारण” हमूयन्तक्षण--इत्यादि सूत्र 
से निषेध होकर अक्रमीत्‌ अक्रमिष्टाम्‌ अक्रमिषुः, अक्रमोः अङक्रमिष्टम्‌ अक्रमिष्ट । 
अक्मिषम्‌ अक्रमिष्व अक्रमिष्म रूप बनेंगे । 

लङ लकार में सामान्यतः अक्रमिष्यत्‌ आदि रूप होंगे । 

पा पाने--पा धातु पीने अर्थ में है। 

पाध्रेति--पा आदि सूत्रोक्त धातुओं को क्रमशः पिब आदि आदेश हों, इत्‌ 
संज्ञक शकारादि प्रत्यय परे रहते । 

पा को पिब (पीना) । घा को जिघ्र (सूँघना) ध्मा को धम (शंख आदि 
फूकना बजाना) । स्था को तिष्ठ (ठहरना(, म्ना को मन (अभ्यास करना) सद्‌ को 
सीद (जाना नष्ट होना आदि)। दाणू को यच्छ (देना) हश्‌ को पश्य (देखना) ऋ को 
ऋच्छ (जाना) सृ को धौ (दौड़ना) शदु को शीयू (नष्ट होना) । 


|” 


I 


» 


तिङन्त प्रकरणमु ३४९ 


पिबादेश इति---पा धातु का पिब आदेश अदन्त हे अतः लघूपध न होने से 
यहाँ कहीं भी पिबादेश होने पर गुण नहीं होता, शेष सामान्य कार्य होते हैं । 

लट्‌ तिप्‌ शप्‌ ति होने पर प्रकृत सूत्र से पा को पिब आदेश, “पिब अ ति इस 
स्थिति में 'अतोगृणे' सूत्र से अ+अ को पर रूप होकर पिबति, तस्‌ परे इसी प्रकार 
पिबतः, झि परे झ्‌ को अन्तादेश,' पिब अ अन्ति' इस स्थिति में पहले अ--अ को पर 
रूप होकर “पिब्‌ अ अन्ति' इस स्थिति में पुनः 'अतो गुणे' से अ+अ को पर खूप 
होकर पिबन्ति रूप होगा । इसी प्रकार अन्य रूप "पिबसि, पिबथः, पिबथ, पिबामि, 
पिबावः, पिबामः’ बनेंगे । 

आत इति--आकारान्त धातु से परे णन्‌ के स्थान में 'औ' आदेश हो । 

लिटू लकार में पा धातु से लिट्‌ को तिप्‌, तिपू को णल्‌ करने पर 'पा णलू' 
इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से णल्‌ को औ' आदेश, धातु को द्वित्व, अभ्यास संज्ञा, 
“ह्वस्वः' से अभ्यास को हस्व होकर 'पपा ओ' इस स्थिति में वृद्धि रूप एकादेश होकर 
“पपौ' रूप बनेगा । 

आतो लोप इति - आर्धधातुक जो कित्‌ डित्‌ अजादि प्रत्यय, तथा आर्धधातुक 
जो इट्‌, इनके परे रहते धातु के अवयव आकार का लोप हो । 

द्विवचन में पपा अतुस्‌ इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से आकार का लोप होकर 
पपतुः रूप बनेगा । 

प्रस्तुत उदाहरण में तस्‌ प्रत्यय स्थानिक अतुस्‌ “असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ सूत्र से 
कित्‌ है और अजादि भी है अतः आकार का लोप हुआ है । 

बहुवचन में झि को उस्‌, उस्‌ भी कित्‌ अजादि है अतः उसके परे भी आकार 
का लोप होकर 'पपुः रूप होगा । 

मध्यम पुरुष में थल्‌ परे, धातु के अजन्त और अनिट्‌ होने से विकल्पतः इट्‌ 
होगा, इट्‌ पक्ष में आर्धधातुक इट्‌ परे भी आकार का लोप होकर पपिथ रूप होगा, 
इडभाव पक्ष में पपाथ रूप बनेगा । 

अथुस्‌ परे पूर्ववत्‌ पपथुः और 'अ' परे पप इन दोनों में भी आकार का लोप 
होकर रूप बनेगा । 

उत्तम पुरुष एकवचन में णलू को 'आत औ' सूत्र से 'औ' आदेश कर पषो, व 
और म परे नित्य इट्‌ और आकार का लोप होकर पपिव, पपिम रूप होंगे । 

लुट्‌ लकार में यथा क्रम प्राप्त नियमों से पाता, लुट्‌ में पास्यति आदि रूप 
होंगे 

लोटू लङ विधिलिङ्‌ में लट्‌ की ही भाँति पिब आदेश होकर सामान्य 
नियमानुसार पिबतु । अपिबत्‌ । पिबेत्‌ आदि रूप होंगे । 

ए लिंडीति--घु संज्ञक (दा रूप तथा धा रूप धातु) तथा मास्थादि-मा, 
स्था, गा, पा, हा, सन्‌--धातुओ को एत्व हो, आर्धधातुक कित्‌ लिङ परे रहते । 

यह एत्व 'अलोऽन्त्य' परिभाषा नियम से अन्त्य वर्ण को होगा । 


३५० ` संस्कृत-व्याकरण 


गले हर्षक्षये ।१७॥ 
ग्लायति । 
(१२१) आदेच उपदेशेऽशिति ।६।४।४५॥ 


उपदेशे एजन्तस्य धातोरात्वम्‌, न तु शिति। जग्लो । ग्लाता। ग्लास्यति । 
ग्लायतु । अग्लायत । ग्लायेत्‌ । 


(१२२) वान्यस्य संयोगादेः । ६।४।६८॥ 
घुमास्थादेरम्यस्य संयोगादेर्धातो रात एत्वं वार्धधातुके किति लिङि । 
ग्लेयात्‌ ग्लायत्‌ । | 


आशीलिंडः लकार में, लकार के स्थान में हुये तिबादि आदेश आर्धधातुक होते 
हैं और उनको हुआ यासुट्‌ का आगम 'किदाशिषि' से कित्‌ होता है, अतः आर्धधातुक 
कित्‌ लिङ, 'यात्‌' परे पा धातु के आकार को प्रकृत सूत्र से एत्व होकर पेयात्‌ रूप 
बनेगा । इसके शेष रूप--पेयास्ताम्‌, पेयासुः । पेयाः, पेयास्तम्‌, पेयास्त । पेयासम्‌, 
पेयास्व । पेयास्म । 

पा धातु से लुङ, तिप्‌, 'इतश्च' इकार लोप अट्‌, च्लि और च्लि को सित्‌, 
धातु के अनिट्‌ होने से इट्‌ न होगा । “गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मपदेष्‌” सूत्र से 
सिच्‌ का लोप होकर अपात्‌, अपाताम्‌ । 

आत इति--जहाँ सिच्‌ का लोप हुआ हो, वहाँ आदन्त धातु से ही परे झि 
को जुस्‌ आदेश हो । 

लुङ लकार बहुवचन में “सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च' सूत्र से झि को जुस्‌ प्राप्त 
था । उसके लिए यह सूत्र नियम करता है कि सिच्‌ के लोप होने पर आकारान्त 
धातुओं से ही झि को जुस्‌ हो, अन्यत्र न हो, फलतः 'अभुवन्‌' में यद्यपि सिच्‌ का लोप 
होता है तथापि आकारान्त न होने से झि को जुस्‌ नहीं होता । 
पा धातु से झि को प्रस्तुत सूत्र से जुस्‌ होकर, “अपा उस्‌, इस स्थिति में 
उस्य पदान्तात्‌--अपदान्त अवर्णं से उस्‌ परे पर रूप एकादेश हो । 
उक्त स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से 'आ-|-उ? को पररूप एकादेश होकर अपुः रूप 
बनेगा । 

इस लकार के शेष रूप--अपाः अपास्तमू अपास्त, अपासम्‌ अपास्व अपास्म। 
लुङ में अपास्यत्‌ आदि रूप होंगे । 

गले हषेक्षये--ग्लै धातु हर्षक्षय अर्थात्‌ ग्लानि करने अर्थ में है । 

लटू लकार में तिबादि प्रत्यय होकर तथा शप्‌ (अ) ऐ को “आय” आदेश 
होकर 'ग्लायति' आदि रूप बनेंगे । ग्लायति, ग्लायतः, ग्लायन्ति । ग्लायसि, ग्लायथः, 
ग्लायथ, ग्लायामि, ग्लायाव:, ग्लायामः । 

आदेच इति--उपदेश में एजन्त जो धातु उसको आत्व हो, शित्‌ प्रत्यय परे 
रहते न हो । 


तिङन्त प्रकरणम्‌ ३५१ 


(१२३) यमरसनसातां सक च ।७।२।७३॥ 

एषां सकू-स्यात्‌, एभ्यः सिच इट्‌ स्यात्‌ परस्मैपदेषु । अग्लासीत्‌ । अग्लास्यत्‌ । 

हृ. कौटिल्ये ।१८॥ 

(१२४) ऋतश्च संयोगादे गु णः ।७।४।१०॥ 

ऋदन्तस्य संयोगादेरङः गस्य गुणो लिटि । 

उपधावृद्धिः जह्वार, जह्वरत्‌ः, जह्वरुः। जह्वर्थ, जद्वथु:, जह्वर। जह्वार 
जह्वर, जह्वरिव, जह्वरिम । ह्वर्ता। 


अलोऽन्त्य परिभाषा से धातु के अन्तिम वर्णं ऐ को आत्व होगा। ग्लै धातु 
उपदेश अवस्था में एजन्त है, अतः इसके ऐ को आत्व होगा । यह आत्व सार्वधातुक 
लकारों-लट्‌ लोटू लङ विधिलिङ में शप्‌ होने से नहीं होता, क्योंकि शप्‌ शित्‌ 
प्रत्यय है । लिट्‌ आदि शेष छः लकारों में इससे आत्व होता है, क्योंकि वहाँ शपू नहीं 
होता । आर्धेधातुक छः लकारों में आत्व हो जाने से धातु आकारान्त बन जाता है 
अतः इनमें आकारान्त धातुओं के समान कार्य होते हैं, सावेधातुक लकारों में ऐ को 
आयू होकर शेष कार्य पूर्ववत्‌ होते हैं । 

लिट्‌ लकार में लिदू को तिप्‌, तिप्‌ को णल्‌ होकर, 'आदेच' सूत्र से धातु 
को आत्व, द्वित्व अभ्यास कार्य, ग र्ला णल्‌? इस स्थिति में “कुहोश्चुः” सुत्र से ग को 
ज आदेश, आत औ णलः' सूत्र से णल्‌ को 'औ' आदेश होकर जग्लौ, अतुस्‌ परे 
'आतो लोप इटि च' से आकार का लोप होकर 'जग्लतुः' झि को उस्‌, अकार लोप 
होकर जग्लुः । 

थल्‌ परे वैकल्पिक इट्‌ आकार लोप होकर जग्लिथ इडभाव में जग्लाथ, 
जग्लथुः, जग्ल । जग्लौ (णल्‌ को औ) इद्‌ होकर जग्लिव, जग्लिम । रूप बनेंगे । 

लुट्‌ लकार में ऐ को आत्व होकर ग्लाता आदि रूप, लुट्‌ में ऐ को आत्व 
होकर ग्लास्यति आदि रूप बनेंगे । लोटू लकार में ऐ को आयू आदेश होकर ग्लायतु 
भादि, लङ में शप्‌, ऐ को आयू, अट्‌ होकर अग्लायत्‌ आदि तथा विधिलिङ में शपू, 
आयू यासुट्‌ इयू यकार लोप आदि होकर ग्लायेत्‌ आदि रूप बनेंगे । 

वास्यस्येति--घुसंज्ञक और मास्थादि धातुओं से भिन्न, संयोगादि धातु के 
आकार को एत्व विकल्प से हो, आर्धधातुक कितु लिङ परे रहते । 

ग्लै धातु घुसंज्ञक आदि धातुओं से भिन्न है, संयोगादि भी है और 'आदेच' 
सूत्र से ऐ को आकार होने पर आकारान्त भी बन जाता है, अतः आर्शीलिङ में या 
सुटू करने पर 'कितु लिङ, अर्धधातुक परे रहते प्रकृत सूत्र से आकार को एत्व होकर 
ग्लेयात्‌ आदि रूप बनेंगे, जब एत्व न होगा तो ग्लायात्‌ आदि रूप होंगे । इस प्रकार 
आशीलिङ में दो रूप बनेंगे । 


३५२ संस्कृत-व्याकरण 


(१२५) ऋद्धनोः स्ये ॥७॥२॥७०॥ 
ऋतो हन्तेशच स्यस्येट्‌ । ह्वरिष्यति । ह्वरत्‌ । अह्वरत्‌ । ह्वरेत्‌ । 


यमरमेति --यम्‌ (निवृत्त होना) रम (क्रीड़ा करना) नम्‌ (प्रणाम करना) और 
आकारान्त धातुओं को सक्‌ का आगम हो, तथा इनसे परे सिच्‌ को इट्‌ भी हो, 
परस्मैपद में । 


सक्‌ में केवल 'स्‌' शेष रहता है और सिच्‌ में भी स्‌ शेष रहता है, किन्तु 
सक्‌ धातु का अवयव होता है पर इट्‌ सदा सिच्‌ को होता है, ग्लै के ऐ को यहाँ भी 
'आदेच' सुत्र से आत्व होकर ग्ला बन जाता है । 


लुङ्‌ लकार में अ ब्ला त्‌' इस स्थिति में सिच्‌ और “अस्ति सिचोऽपृक्त' से 
ईट्‌ का आगम होकर, 'अ ग्ला सू ई तू' इस स्थिति में 'यमरमेति' सूत्र से सक्‌ का 
आगम और सिच्‌ को इट्‌ होकर अ ग्ला स्‌ इस्‌ तू' इस स्थिति में इट ईट्‌' सूत्र से 
सिच्‌ के सकार का लोप, दीर्घं होकर 'अग्लासीत्‌' रूप वनता है। (ग्लै धातुके 
अनिट होने से सिच्‌ को इट्‌ नहीं हो सकता था अतएव यहाँ इस सूत्र से इट्‌ हुआ है । 

द्विवचन में 'अ ग्ला स्‌ इ स्‌ ताम्‌' इस स्थिति में षत्व, ष्टुत्वेन त को ट करके 
अग्लासिष्टाम्‌ रूप बनेगा । 


वस्तुतः प्रथम रूप अर्थात्‌ लुङ्‌ लकार के प्रथम पु० एकवचन में अग्लासीत्‌ 
रूप में सक्‌ और सिच्‌ के पूर्व इट्‌ करके 'इट ईट्‌, से सिच्‌ लोप करने की अपेक्षा, 
इसी बात में लाघव था कि सक्‌ और इट्‌ दोनों ही न करते तब भी अनिट होने के 
कारण सिच्‌ के लोप के न होने से अग्लासीत्‌ तो रूप बन ही जाता और सांधन 
प्रक्रिया में भी लाघव होता, किन्तु यदि यमरमेति सूत्र से सक्‌ और इट्‌ न किया 
जाता तो द्विवचन का रूप 'अग्लासिष्टाम्‌' नहीं बन सकता था, अतः सूत्र की तो 
आवश्यकता थी ही, अतः उसे एकवचन में भी प्रवृत्त कर दिया गया है, इसमें गौरव 
और लाघव का कोई प्रश्‍न नहीं उठता । 

बहुवचन में भी उस्‌ परे रहते 


र पूर्ववत्‌ सिच्‌, सक्‌ इट्‌ सिच्‌ लोप करके 
अग्लासिषुः रूप बनेगा । 


मध्यम पुरुष एकवचन में सिप्‌ के स्‌ को सुत्व विसर्ग कर अग्लासीः 
“इट ईट्‌' से सिच्‌ लोप होगा) । 


द्विवचन और बहुवचन में तमु और त परे' पूर्ववत सक्‌ इट्‌ सिच्‌ षत्व ष्टुत्व 
आदि होकर 'अग्लासिष्टमू' अग्लासिष्ट रूप होंगे । 


(यहाँ 


उत्तम पुरुष में भी सभी कार्य सामान्य रूप से होंगे--- 


प्र० पु० - अग्लासीतु अग्लासिष्टामू अग्लासिषुः 
म० पु० अग्लासीः अग्लासिष्टमू अग्लासिष्ट 
उ० पु० अग्लासिषम्‌ अग्लासिष्व अर्लासिष्म । 


तिङन्त प्रकरणम्‌ | ३५२ 


(१२६) गुणोऽति संयोगाद्योः ।७।४।२९॥ 

अर्तेः संयोगादे ऋ दन्तस्य च गुणः स्यात्‌, यकि यादावार्धधातुके लिङि च। 
ह्वर्यात्‌ । 

अर्ह्णाषीत्‌ । अह्वरिष्यत्‌ । 

लुङ, लकार में अग्लास्यत्‌ आदि रूप बनेंगे । 

ह्व. कौटिल्पे ह्व, धातु कुटिल आचरण करने अर्थ में है। लट्‌ लकार में 
तिबादि प्रत्यय, शप्‌ (अ) तथा 'सार्वधातुक गुण (ऋ को अर्‌) करके ह्वरति ह्वरतः 
ह्वरन्ति। ह्वरसि, ह्वरथः ह्वरथः ह्वरामि, ह्वरावः, ह्वरामः, रूप बनते है । 

ऋतइचेति-_ऋदन्त जो संयोगादि अंग उसे गुण हो लिट्‌ परे रहते। 
(अलोऽन्त्य परिभाषा से अन्तिम अल्‌ को गुण होगा) 

हृ. धातु ऋदन्त भी है और संयोगादि भी है, अतः प्रकृत में इसके अन्त्य वर्ण 
ऋ को लिट्‌ परे रहते (अर्‌) गुण होगा । 

हृ. धातु से लिट्‌ प्रक पु० एकवचन में लिटू को तिप्‌ और तिप्‌ को णल्‌ (अ) 
करने पर 'अचो ञ्णिति’ सूत्र से यहाँ ऋ को वृद्धि प्राप्त होती है, परत्वात्‌ उसे बाध 
कर 'ऋतश्चेत्यादि सूत्र से यहाँ ऋ को अर्‌ गुण होकर 'ह्वर बन जाता है, द्वित्व 
और अभ्यास कार्ये होने पर 'ह्‌ ह्वर अ' इस. स्थिति में, 'कुहोश्चुः' सूत्र से हकार 
को 'झ' और 'अभ्यासे चर्च सुत्र से झ को जशत्व जकार होकर 'जह्लर्‌ अ' इस स्थिति 
में “अत उपधायाः” सूत्र से उपधा वृद्धि होकर 'जह्वार' रूप बनता है । | 

वस्तुतः यहाँ इस सूत्र द्वारा गुण के अभाव में वृद्धि कर लेने पर भी 'ह्लस्वः” 
सुत्र से ह्वस्व करके जह्वार ही रूप बन सकता था, अतः इस उदाहरण में यद्यपि इस 
गुण विधायक सूत्र की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती तथापि इस सूत्र की 
उपयोगिता 'जह्वरतुः' आदि कित्‌ लिट्‌ परे है, वहाँ गुण के अभाव में 'जह्वरतुः' रूप 
नहीं बन सकता था। सूत्र की इस उदाहरण में भी प्राप्ति होने से उसका इसमें भी 
प्रयोग किया गया है । 

अतुस्‌, उस्‌ अथुस्‌, अ आदि में अपित्‌ लिट्‌ के कित्‌ होने से, यहाँ आर्धधातुक 
गुण के निषेध हो जाने से, प्रकृत सूत्र द्वारा ही यहाँ गुण होकर जह्वरतुः, जह्व॑रः रूप 
बनते हैं । 

हृ. धातु ऋदन्त है और तास्‌ प्रत्यय परे नित्य अनिट्‌ भी है, अतः 'अचस्ता- 
स्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ सूत्र के नियम के अनुसार, तथा ऋदम्त होने से भारद्वाज के मत 
के अनुसार भी इस धातु से थल्‌ परे रहते इट्‌ नहीं होता, किन्तु इसी धातु के व और 
म परे रहते क्रादिनियम से नित्य इट्‌ होता हे । 

'जह्वर्‌+ थ' इस स्थिति में इट्‌ न होने से 'जह्नर्थ! रूप बनता है। यद्यपि 
यहाँ सिप्‌ के पित होने से, कित न होने के कारण आर्धधातुक गुण हो सकता था, तथापि 
परत्वात्‌ 'ऋतश्च' सूत्र से ही सर्वप्रथम गुण होता है । 

२३ 


वा” फक 


/ आशीलिङ के तिबादि प्रत्ययों की 


३५४ संस्कृत-व्याकरण 


श्रु श्रवणे ॥१९॥ 
(१२७) श्रवः श॒ च ।३।१।७४॥ 
श्रूवः 'शु' इत्यादेशः स्यात्‌ 'इनु' प्रत्ययश्च । श्युणोति । 
(१२८) सार्वधातुकमपित्‌ ।१।२।४।। 
अपित्‌ सार्वधातुक ङित्‌ वत्‌ । शणुतः । 
द्विवचन और बहुवचन में 'जह्वरथुः, जह्वर' रूप होंगे । 
उत्तम पुरुष एकवचन में "णलुत्तमो वा” सूत्र से वैकल्पिक णित्‌ होने से, वृद्धि के 
विकल्प से जह्वार और जह्वर ये दो रूप होंगे । 
द्विवचन और बहुवचन में व और म परे इट्‌ होकर जह्ृरिव और “जह्वरिम' 
रूप होंगे । | 
लुट लकार में धातु के अनुदात्त अनिट्‌ होने से इट्‌ के अभाव में आधेधातुक 
गुण होकर “ह्वर्ता' आदि रूप सामान्यतः बनते हैं । 
ऋद्धनोरिति---ऋकारान्त (ह्लस्व ऋकारान्त क्योंकि ऋतु में तपर करण है) 
और हन्‌ धातुओं से परे 'स्य' प्रत्यय को इट्‌ हो । 
ह्व. धातु हस्व ऋकारन्त है, 'ऊह,दन्तैरित्यादि कारिका में भी पठित नहीं है, 
अतः यह अनिट्‌ है और हन्‌ धातु हलन्त होने से अनुदात्तों में पठित है अतः यह भी 
अनिट्‌ है, इसलिये यहाँ स्य प्रत्यय परे इट्‌ सम्भव न था अतः प्रस्तुत सूत्र से इनको 
इट्‌ का विधान किया गया है। | 
लृट्‌ लकार में ह्यू. से तिबादि प्रत्यय, तथा स्य प्रत्यय होने पर प्रकृत सूत्र से 
इट्‌ और आधधातुक गुण करने पर ह्वरिष्यति आदि रूप बनेंगे । 
सावधातुक लकारों--लोट्‌, लङ, विधिलिङ में यथाक्रम सार्वधातुक गुण शप्‌ 
होकर क्रमशः इन लकारों में 'ह्वरतु । अह्वरत्‌ । ह्वरेव्‌/ आदि रूप बनेंगे । 
गुण इति---ऋ गतौ धातु और संयोगादि ऋदन्त धातुओं के (अन्त्य अल्‌) को 
यक्‌ प्रत्यय परे तथा यकारादि आर्धेधातुक लिङ. परे रहते । 
स्तुत सूत्र द्वारा गुण विधान करने का यह्‌ कारण है कि यकारादि आर्ध 
EN > | 
धातुक लिङ, कित्‌ होता है अत: कित्त्वात्‌ यहाँ आर्धधातुक गुण सम्भव न था, क्‍योंकि 
| “किदाशिषि' सूत्र से आर्धधातुक संज्ञा हो 
अतः लिङ, भी आधेधातुक ही कहा जायेगा । ` ॥ 
आशीलिङ में “ह्व. यात्‌? इस स्थिति में 
कयीत प्रकृत सूत्र से “हर्यात! 
आदि रूप में बनेंगे । Teo 
लुङ, लकार में 'अ ह्व, स्‌ ई त्‌' इस स्थिति में 'सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु’ सूत्र 
से ऋकार को आर्‌ वृद्धि तथा 'आदेशप्रत्यययो:' सूत्र से षत्व होकर 'अह्वार्षीत्‌' रूप 
बनेगा । अल्वार्ष्टाम्‌ अह्वापु : । अर्ह्माषी, अह्वष्टंम्‌, अह्वाष्टे, अह्वाषंम्‌, अह्वाष्वे, 
अह्वाष्मं” होंगे । 


गुण हो, 


| 


| 


तिङन्त प्रकरणम्‌ ३५५ 


(१२९) हुइ्नुवोः सावधातुके ।६।४।८७॥ 

हुइनुवो रनेकाचोऽसंयोग पुर्वेस्योवर्णस्य यण्‌ स्यादचि सार्वधातुके । 

शृण्वन्ति । श्रुणोषि, श्वणुथः, श्वुण्थ । श्वुणोसि । 

(१३०) लोपइ्चास्यान्यतरस्यां म्वोः । ६।४।१०७॥ 

असंयोगपूर्वस्य प्रत्ययस्योकारस्य लोपो वा म्वोः परयोः। श्युण्वः श॒ण्‌ वः, 
श्युण्म: श्यूणुसः । 


लुङ, लकार में “क्रद्धनो: स्ये' सूत्र से इट्‌ होकर अह्वरिष्पत्‌ आदि रूप 
बनेंगे । 

श्रु श्रवणे--श्रु धातु का अर्थ सुनना है । 

श्रुव:-इति---श्रु धातु को शृ' आदेश हो और इनु प्रत्यय भी हो । 

इनु प्रत्यय के श्‌ की इत्‌ संज्ञा होकर 'नु' शेष रहता है, अतः यह प्रत्यय शित्‌ 
है, शित्‌ होने से 'तिङ, शित्‌ सावेधातुकम्‌' से यह सार्वधातुक है, अतएव सार्वधातुक 
लकारों में ही--लट्‌ लोटू लङ, और विधिलिङ, में ही--प्रकृत सूत्र से श्रू को शु आदेश 
और श्नु प्रत्यय भी होगा, अन्य लकारों में नहीं । 

इनु प्रत्यय शप्‌ प्रत्यय का अपवाद है, अतः शप्‌ को बाधकर इन लकारों में 
शनु होगा । 

श्रु धातु से लट्‌ के स्थान में प्र० पु० एकवचन में तिपू प्रत्यय, 'श्रुवः शू च' 
सूत्र से श्रु को शु आदेश और इनु (नु) प्रत्यय तथा तिप्‌ प्रत्यय के सार्वधातुक होने से 
सार्वेधातुकार्धधातुकयोः' सूत्र से उ को ओकार गुण और 'ऋवर्णान्तस्य णत्वं वाच्यम्‌' 
वातिक से नकार को णकार करके “श्वणोति” रूप बनता है । 

यहाँ यह शंका होती है कि श्नु प्रत्यय भी तो सार्वधातुक है, अतः उसे निमित्त 
मानकर शु के ऋकार को गुण क्यों नहीं होता ? इसका समाधान यह है कि श्नु प्रत्यय 
अपित्‌ है और 'सार्वधातुकमपित्‌' सूत्र से वह ङिद्वत्‌ हो जायेगा और फलतः "ग्क्ङिति 
च' सूत्र से गुण का निषेध हो जायेगा । इस लकार में सर्वत्र ही ऋकार को गुण न 
होने का यही समाधान है । 

द्विवचन में तस्‌ प्रत्यय परे 'शु नु तस इस स्थिति में तस्‌ को सार्वधातुक 
निमित्त मान कर सार्वधातुक गुण नहीं होता क्योंकि 

सावेधातुकेति--पित्‌ भिन्न सार्वधातुक ङिद्‌ वव्‌ होता है । हु 

अतः “ग्रक्रिङ ति च” से यहाँ गुण का निषेध होने से, सकार का रुत्व विसगे 
होकर 'श्गृणुतः' रूप बनता है । 

बहुवचन में झि प्रत्यय, झू को अन्त आदेश, धातु को श्ट आदेश श्नु (नु) 
प्रत्यय होकर “शु नु अन्ति’ इस स्थिति में 

हुइनुवोरिति--हु धातु तथा अनेकाच्‌ श्नु प्रत्ययान्त अंग के असंयोगपूर्वं उवणे 
को यणू आदेश हो, अजादि सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते । 


३५६ संस्कृत-व्याकरण 


शुश्राव, शुश्रुवतुः शुश्रुवुः । शुभ्रोथ, शुश्रुवथुः, शुश्रुव । शुश्राव, शुश्रव, शुश्रुव 
शुश्वुम । 

श्रोता । श्रोष्यति । शृणोतु शृणुतात्‌, शणुताम्‌, शृण्वन्तु । 

(१३१) उतइच प्रत्ययाद संयोगपुर्वातु ।६।४।१६०॥ 

असंयोगपूर्वात्‌ प्रत्ययात्‌ उतो हे लुं क्‌ । 

श्युणु, शृणुतात्‌, शृणुतम्‌, शृणुत । गुणावादेशो-शृणवानि, शृणवाव शृणवाम । 

अशृणोत्‌ अशृणुताम्‌, अशृण्वन्‌ । अशृणोः, अशृणुतम्‌, अशृणुत । 

अशुणवम्‌, अशुण्व अशृणुव, अशुण्म अशुणुम । 

शृणुयात्‌, शृणुयाताम्‌, शृणुयुः । शूणुयाः, शृणुयातम्‌, शृणुयात । 

शृणुयाम्‌, शृणुयाव शृणुयाम । श्यात्‌ । अश्नोषीत्‌, अश्रोऽयत्‌ । 


उक्त स्थिति में 'अन्ति' अपितु सार्वधातुक है, अत: सार्वधालुकमपितु' सूत्र से 
इसके ङिद्‌ वत्‌ होने से यहाँ गुण का निषेध हो जायेगा । तब यहाँ “अचिश्नु धातु 
श्रुवामित्यादि सूत्र से श्नु के उकार को उवङ आदेश प्राप्त होगा, इसका निषेधक अग्निम 
सूत्र है ''हुश्नुवोः' इति, इससे उवङ को रोक कर उकार को स्वर परे यण्‌ आदेश 
होकर, तथा नकार को णकार होकर शृण्वन्ति रूप बनेगा । 
प्रस्तुत उदाहरण में “श्व नु यह अनेक्राच्‌ तु प्रत्ययान्त अंग है, इसका अवयव 
नु में उ है जो कि संप्रोगपूव भी नहीं है, अजादि सार्वत्रातुक प्रत्यय अन्ति आगे है, 
अतः इससे यण्‌ होकर उक्त रूप बनेगा । 
व्यम पुरुष एकवचन में पूर्ववत्‌ “शृ नु सि’ इस स्थिति में सिप्‌ के पितू होने 


के कारण यहाँ नु के 'उ' को सावधातुक गुण, नका ण, औरस को षत्व होकर 
“श्युगोषि” रूप बनेगा । 


अश्‌ प्रत्यय के अपितु होने से ङिचवत्‌ होते के कारण सावधातुक गुण न होगा 
जतः शणुथः, थ प्रत्यय परे भी इसी प्रकार शृणुथ रूप होगा । 
मिप्‌ प्रत्यय परे पितू होने के कारण गृण होकर 'शुणोमि' रूप बनेगा । 


लोपश्चेति --वकार और मकार परे रहते, प्रत्यय के असंयोग पूर्व 
विकल्प से लोप हो । है MT 0 


1008 द्विवचन और बहुवचन में वस्‌ मस्‌ प्रत्यय परे रहते 'शू' आदेश और इनु 
पिप होकर 'शु नु वसू' और 'शु नु मस्‌? इस स्थिति में अपितु होने से गण न होकर 
शृणुवः और शृणुमः बन जाने पर प्रकृत सुत्र से 'नु' के उकार का लोप होकर शृण्वः 
लोपा भावपक्ष में शृणुवः, और शृण्मः शृणुमः । ये दो-दो रूप बनते हैं । “लप 

इस लकार के सम्पूर्ण रूप इस प्रकार होंगे 


प्रण पु० श्रुणोति श्यृणुतः ` शृण्वन्ति 
म" प्र० श्ुणोषि श्युणुथ: शणथ 
उ० पु० श्रुणोमि शुण्वः शृणुवः शृण्मः शृणुमः । 


~, लमा . 


ns 75 


तिङन्त प्रकरणम्‌ ३५७ 


गस्लू गतौ ।२०॥ 

(१३२) इषुगमियमां छः ।७।१।७७॥ 

एवां छः स्यात्‌ शिति । गच्छति । जगास । 

लिटू लकार में तिपू णल्‌, धातु को द्वित्व अभ्यास कार्यं शु श्रु अ इस 
स्थिति 'अचोञ्णिति’ से उ को औकार वृद्धि आवादेश होकर शुश्राव, द्विवचन और 
वहुवचन में शुश्रू +अतुस, शुश्रू + उस्‌ इस स्थिति में उभयत्र “अनिश्चु” सूत्र से 'उ' 
को उवडः आदेश कर शुश्रुवतुः और शुश्रुवुः रूप होंगे । 

थल्‌ परे पित्‌ होने से आर्धधातुक गुण होकर 'शुश्रोन-थ' इस स्थिति में क़ 
सृ' सूत्र में श्रु धातु का पाठ होने से इट्‌ का निषेध होने से “शुश्रोथ? रूप बनेगा । 
द्विवचन और बहुवचन में पूर्ववत्‌ 'शुभ्रुवयु: और शुश्रुव’ रूप होंगे । यहाँ अपित्‌ होने 
से गुण न होकर 'अचिशनु' सुत्र से उवङ होगा । 

उत्तम पुरुष एकवचन में 'णलुत्तमो वा' से णित विकल्प होने से वृद्धि पक्ष में 
शुश्राव और अभाव पक्ष में शुश्रव रूप होंगे । द्विवचन और बहुवचन में व और म परे 
भी क्रादिनियम से इद्‌ न होगा अतः शुश्रुव और शुश्रुस रूप बनेंगे । 

लुट्‌ लकार में धातु के अनिट्‌ होने से इट्‌ न होगा, तास्‌ इस आर्धधातुक 
प्रत्यय परे गुण होकर श्रोता आदि रूप बनेंगे । 

लृट्‌ लकार में भी स्य प्रत्यय परे गुण और षत्व होकर श्रोष्यति आदि रूप 
बनेंगे । 

लोटू लकार में पूर्ववत्‌ :शृ नु ति' इस स्थिति में सार्वधातुक गृण, णत्व होकर 
शृणोतु, तातङ पक्ष में तातङ के डित्‌ होने से गुण न होकर श्वुणुतातू, तस्‌ आदि 
के अपित्‌ होने से डित्‌ वतु हो जाने से गुण न होकर तामादि आदेश होकर द्विवचन 
में शृणुताम्‌ बहुवचन में 'हुश्नुवो: सूत्र से यण्‌ होकर श्यृण्वन्तु, रूप होंगे । 

मध्यम पुरुष एकवचन में 'श्वणु सि' इस स्थिति में सेह्य पिच्च’ सूत्र से सि 
को हि आदेश तथा इसके अपितु होने डित्‌ वत्‌ हो जाने से गुण निषेध होकर, | 

उतइचेति--असंयोग पूर्व जो प्रत्यय का उकार तदन्त अंग से परे हि का 
लोप हो । 

प्रकृत सूत्र से हि का लोप होकर 'टरणु' रूप बनेगा, तातङ पक्ष में ङ्ति होने 
से गुणा भाव--*शणुतात्‌, द्विवचन और बहुवचन में अपित्‌ होने से गुणाभाव तमादि 
आदेश होकर शृणुतम्‌, श्युणुत रूप बनेंगे । 

उत्तम पुरुष एकवचन में मिप्‌ के पित होने से गुण, मि को नि आदेश, 
'आडुत्तमस्य पिच्च' से आटू का आगम होकर, “णु आनि' इस स्थिति में उकार को 
ओ गुण, अवादेश होकर श्रुणवानि, इसी प्रकार द्विवचन में पित्‌ होने से आट्‌ गृणा- 
बादेश होकर श्यूणबाव, बहुवचन में गुणावादेश होकर श्टृशाबाम रूप बनेंगे । 


३५८ संस्कृत-व्याकरण 


लङ, लकार में श्रु को शृ आदेश एनु प्रत्यय, अट्‌, इतश्चेति इकार लोप, गुण 
होकर अशुणोत्‌, द्विवचन में गुणा भाव--अश्वणुतामू, बहुवचन में झ को अन्तादेश, 
'हुश्नुवोः' सूत्र से उकार को यण्‌ होकर, अश्यृण्वन्‌, रूप होंगे । ॥ 

मध्यम पुरुष एकवचन में सिप्‌ के पित्‌ होने से गुण, सकार को रुत्व विसर्ग 
होकर अशूणोः, द्विवचन और बहुवचन में तमादि आदेश, अपित्‌ होने से गुणाभाव 
अशृणुतम्‌, अशुणुत रूप होंगे । 

उत्तम पुरुष एकवचन में मिप्‌ को अमादेश, पित्‌ होने से गृणावादेश होकर 
अशृणवम्‌, द्विवचन और बहुवचन में लोपश्चेति सूत्र द्वारा विकल्पतः उकार लोप करने 
से अशुण्व, अशृणुव, अश्यृण्म, अशृणुम, रूप होंगे । 

विधिलिङ्‌ में शू आदेश, श्नु प्रत्यय, यासुट्‌ के डित्‌ होने से गुणाभाव, 
शृणुयात्‌, शृणुयाताम्‌ 'झेजु स्‌’ श्रणुयुः । श्रृणुयाः श्रृणुयातम्‌, श्रृणुयात्‌ । शृणुयास, 
शृणुयाव, श्रृणुयास । 

आशीलिङ, में “श्रु यात! इस स्थिति में अक्रत्‌ सावेधातुकयोः' सूत्र से दीघं 
होकर श्रूयात्‌, श्ूयास्ताम्‌, श्रूयासुः, श्रूयाः शरूयास्तम्‌, श्रूयास्त । श्रूयासम्‌, श्रूयास्व, 
श्रूयास्म । 

लुङ लकार में अडागम, 'अ श्रु सिच्‌ (स्‌) ईट्‌ तु' इस स्थिति में “सिचि 
वृद्धिः परस्मैपदेषु' से उ को औ वृद्धि, षत्व “अश्रौषीत्‌, ईट्‌ न होने से षत्व ष्टुत्व 
होकर अश्रोष्टम्‌, अश्नोषुः अश्नोषीः, अश्नोष्टम्‌, अश्रौष्ट, अश्नोषम्‌ अश्नौष्व अश्नोष्म । 

चुङ लकार में आर्धधातुक निमित्तक गुण होकर अश्रोष्यत्‌ आदि रूप बनेंगे । 

गम्लू गतो- गम्‌ धातु जाने अर्थ में है, इसका लू! इत्संज्ञक है, अतः यह 
लृदितृ धातु कहलाता है । 

इसका फल लुङ लकार में च्लि को अङ, होना है। 

इषुगमीति--इष्‌ (इच्छा अर्थ में) गम्‌ और यमू धातुओं (के अन्त्य वर्ण को) 
छकार आदेश हो शितू प्रत्यय परे रहते । 

शित्‌ प्रत्यय केवल सार्वधातुक लकारों में शप्‌ होने के कारण मिलता है, अतः 
इन्हीं चार लकारों में गम्‌ धातु के मकार को इस सूत्र से छकार होता है, अन्य 
लकारों में गम्‌ रूप ही रहता है। 

_ लट्लकार में गम्‌ धातु से तिप्‌ शप्‌ प्रकृत सूत्र से मकार को छकार आदेश, 
छे च सूत्र से छकार को तुक्‌ (त्‌) का आगम, श्चुत्वेन तकार को चकार आदेश 
होकर 'गच्छति' रूप बनता है, इसके शेष रूपों में इसी प्रकार सब कार्य होकर 
गच्छतः, गच्छन्ति । गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ । गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः? रूप 
बनते हें । 

लिदू लकार में गम्‌ धातु से तिपू, णल्‌ (अ) धातु को द्वित्व, अभ्यास कार्य, 
'ग गमु अ” 'कुहोश्चुः' ग को ज आदेश, “जगमु अ' इस स्थिति में 'अत उपधायाः' से 
वृद्धि होकर जगास रूप बनेगा । 


RS 


mes -- - 


तिङन्त प्रकरणम्‌ ३५६ 


(१३३) गम हन जन खन घस्तां लोपः क्ङित्यनङि ।६।४।९८॥ 

एषामुपधाया लोपोऽजादौ किङ ति. न त्वङि । 

जग्सतुः जग्मुः । जगमिथ जगन्य जगमथुः जग्म, जगाम जगम, जग्मिव) 
जग्सिस । गन्ता । 

(१३४) गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु \७।२।५८॥ 

गमेः परस्य सादेरार्धधात्‌ कस्येट्‌ स्यात्‌ । 

गमिष्यति । गच्छत्‌ । अगच्छत्‌ । गच्छेत्‌ । गम्यात्‌ । 

(१३४) पुषादि द्युतादिलृदितः परस्मेपदेषु ।३।१।५५। 

इयन्‌विकरण पुषादे दूं तादे ले दितइच परस्य च्लेरङ, परस्मंपदेषु, । अगमत्‌, 
अगमिष्यत्‌ । 


द्विवचन में अतुस्‌, धातु को द्वित्व अभ्यास कार्य, ग को ज आदेश, 'जगम्‌ 
अतुस्‌’ इस स्थिति में -- 

गमहनेति--गम्‌ हन्‌ जन (पैदा होना) खत्‌ (खोदना) और घस्‌ (खाना) इन 
धातुओं की उपधा का लोप हो, अजादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहते, किन्तु अङ परे 
रहते न हो। 

उक्त स्थिति में प्रकृत सूत्र से उपधा अकार को लोप होकर जग्मतुः, जग्मुः । 

थलू प्रत्यय परे गमु धातु के तास्‌ प्रत्यय परे नित्य अनिट्‌ एवं अकारवान्‌ होने 
से, इट्‌ विकल्प से होगा । इट्‌ पक्ष में पूर्ववत्‌ जगमिय, इडभाव पक्ष में जगन्थ रूप 
होगा, इस रूप में 'नश्चापदान्तस्य झलि” सुत्र से म्‌ का अनुसार और 'अनुस्वारस्य- 
ययि--सूत्र से अनुस्वार का पर सवर्ण नुकार होकर उक्त रूप बनेगा । द्विवचन और 
बहुवचन में उपधा का लोप होकर जग्मथुः, जग्म । 

उत्तम पुरुष एकवचन में 'णलुत्तमो वा' से णित्‌ विकल्पतः वृद्धि विकल्प 
होकर जगाम जगम, व और म परे क्रादिनियम से नित्य इट्‌ होकर जग्मिव, जग्मि 
रूप होंगे । 

लुट्‌ लकार में गम्‌ धातु के एकाच्‌ और अनुदात्त होने से 'एकाच उपदेशेऽनु- 
दात्तात्‌' सूत्र से इट का निषेध होने से, 'गन्ता' रूप बनेगा, शेष रूप पूर्ववत होंगे । 

लुट्‌ लकार में, धातु के अनिट्‌ होने से इट्‌ सम्भव न था अतः यहाँ अग्रिम 
इट्‌ करने वाला सूत्र हे-- 

गमेरिति--गम्‌ धातु से परे सकारादि आर्धधातुक को इट्‌ का आगम ही । 

रकृत सूत्र से इट्‌ होकर पत्व - गमिष्यति, इसके शेष रूपों की सिद्धि का 
प्रकार पूर्ववत्‌ है । 

लोट्‌ लकार में 'इषुगमीति' से मकार को छ आदेश तुकू--श्चुत्व होकर 
गच्छतु-गच्छतात्‌, गच्छताम्‌, गच्छन्तु । मध्यम पुरुष एकवचन में सि क्रो हि आदेश 


३६० ॥ संस्कुत-व्याकरण 


होकर पूर्ववत्‌ छकारादेश और एचुत्व कर 'गच्छ हि' इस स्थिति में अतो हे: सूत्र से 
हि का लोप होकर गच्छ, गच्छतम्‌, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम । 

लङ, लकार में अडागम, पूर्ववत्‌ मकार को छकार, तुक्‌ श्चुत्व होकर 
अगच्छत्‌ अगच्छताम्‌, अगच्छन्‌ । अगच्छः अगच्छतम्‌ अगच्छत । अगच्छम्‌, अगच्छाव, 
अगच्छाम । 

विधि लिङ, में पुर्ववत शप्‌ छकारादेश, यासुट्‌, इयू, गुण, यकार लोप होकर 
गच्छेत्‌ गच्छेताम्‌, गच्छेयुः । गच्छेः, गच्छतम्‌ गच्छेत । गच्छेयम्‌ गच्छेव, गच्छेम्‌ । 

“आशी लिछ में गम्‌ यासुट्‌-- गम्यात्‌ गम्यास्ताम्‌ । गम्यासुः, गम्याः गम्थास्तम्‌ 
गम्यास्त । गम्यासम्‌, गम्यास्व, गम्यास्म । 

लुङ लकार में अट्‌, गम्‌ से च्लि प्रत्यय, च्लि को अग्रिम सूत्र से अङ आदेश 
होकर अगमत्‌ रूप बनता है । 

षुषादीति--दिवादिगण के पुष्‌ आदि धातु तथा दुत आदि धातु एवं लृदितू 
धातु इनसे परे च्लि को अङ आदेश हो परस्सैपद में । 

अङ में 'अ' शेष रहता है। शेष रूप सामान्य विधि से बनते हैं-अगमत 
अगमताम्‌ अगमन्‌ । अगमः, अगमतम्‌, अगमत । अगमम्‌ अगमाव अगसास । 

लूडः में “गमेरिट्‌” सूत्र से इट्‌ षत्व होकर अगमिष्यत्‌ आदि रूप बनते हैं । 


इति परस्मेपदिनो धातवः ॥ 


। अथ आत्मनेपदिनो धातवः । 


(२१) एध वृद्धौ ॥१॥ 

(१३६) टित आत्मनेपदानां टेरे ।६।४।७६॥ 

टितो लस्यात्मनेपदानां टेरेत्वम्‌ । एधते । 

(१३७) आतो डितः ।७।२।८९१॥ 

अतः परस्य ङितामाकारस्य “इय्‌' स्यात्‌ । एधते, एधन्ते । 


अव यहाँ से आत्मनेपदी धातुओं का सिद्धि प्रकार बतलाया जाता हे । इन 
धातुओं में-- 

एध वृद्धो--धातु का अर्थ बढ़ना है । 

एध का अकार अनुदात्त एवं इत्‌ संज्ञक हे । अतः 'अनुदात्त ङित आत्मनेपदम्‌' 
सूत्र नियम से इस आत्मनेपदी धातु से लकारों के स्थान में 'तिपू तस्‌ झि' आदि नौ 
प्रत्यय न होकर 'त आताम्‌ झ' आदि नौ प्रत्यय होंगे । 

टित इति--टित्‌ लकारों के स्थान में आदिष्ट हुये त आताम्‌ ज्ञ आदि 
आत्मनेपद प्रत्ययों की 'टि' को 'ए' हो । 

'लट्‌ लिट्‌ लुटू लुट्‌, लोट्‌ ये ५ टित्‌ लकार हैं क्योंकि इनके टू की इत्‌ संज्ञा 
होती है और लोप होता है, शेष लकार डित्‌ लकार हें । 

प्रस्तुत सूत्र टितू लकारों में ही लकार स्थानीय प्रत्ययों की “टि' को 'ए' करता 
है। “अचोऽन्त्यादिटि” सूत्र से “अचों के मध्य जो अन्तिम अच्‌ वह जिसके आदि में 
हो उस समुदाय की 'टि' संज्ञा होती है।” 'त' प्रत्यय में (अ) यह, इस सूत्र से टि 
संज्ञक है और 'आताम्‌' प्रत्यय में ओम्‌" इतना टि संज्ञक है। इसी प्रकार अन्यत्र भी 
समझना चाहिए । 

एध धातु से लदू लकार, प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लट्‌ के स्थान 
में 'त' प्रत्यय 'एध त? इस स्थिति में 'तिङ, शित्‌ सावेधातुकम्‌ सूत्र से सावधातुक संज्ञा, 
'कर्तरि शपू' सूत्र से शप्‌ (अ) प्रत्यय, “एध्‌ अ त' इस स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से त प्रत्यय 
के टि! संज्ञक 'अ' को 'ए' होकर 'एधते' रूप बनेगा । 


३६१ 


३६२ संस्कृत-व्याकरण 


(१३८) थासः से। टितो लस्य थासः से स्यात्‌ । एधसे, एधेथे, 
एधध्वे । अतो गुणे - एधे, एधावहे, एधासहे । 

(१३९) इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः ।३।१।३६। 

इजादि यों धातु गुरुमान्‌ ऋच्छत्यन्यः तत आम्‌ स्याल्लिटि । 

(१४०) आम्‌ प्रत्ययवतु कृओऽनु प्रयोगस्य ।१।३।६३॥ 

आम्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌ इत्येतदगुणसंविज्ञानो वहुव्रीहिः । आम्‌ प्रकृत्या तुल्यमनुप्रयु- 
ज्यमानात्‌ कृजो$प्यात्मने पदम्‌ । 

(१४१) लिटस्तभयोरे शिरेच्‌ ।३।४।८१॥ 

लिडादेशयोस्त्चयोः एश्‌ इरेच्‌ एतो स्तः । 

एधाञ्चक्रे । एधाञ्चक्राते । एधाञ्चक्गिरे । एधाञ्चक्कषे। एधाञ्चक्राथे 


द्विवचन में लट्‌ के स्थान में आताम्‌ प्रत्यय, शपू (अ) 'एध्‌ अ आताम्‌' इस 
स्थिति में-- 

आत इति--अकार से परे डित्‌ प्रत्ययों के आकार को इय्‌ आदेश हो । 

उक्त स्थिति में आतामू प्रत्यय के, अपित्‌ सार्वधातुक होने से डित्‌ वत्‌ होने से, 
तथा शपू के अकार से परे होने से, आकार को प्रस्तुत सूत्र से 'इय्‌' आदेश होकर 
'एधू अ इय्‌ ताम्‌’ इस स्थिति में अ--इ को एकार गुण तथा बल प्रत्या हारान्तर्गत 
वर्णं 'त' के आगे रहते, 'लोपो व्यो वेलि' सूत्र से यकार का लोप । तथा 'टित आत्मने- 
पदानां टेरे' सुत्र से 'आम्‌' इस टि को एत्त्व होकर 'एधेते' रूप बनेगा । | 

बहुवचन में एध धातु से लट्‌ के स्थान में झ' प्रत्यय, 'झोऽन्तः' सूत्र से झ को 
अन्त आदेश, शपू आदि कार्यं तथा अन्त आदेश के त के 'अ' इस टि को 'टित' सूत्र 
से 'ए' आदेश करके 'एधन्ते' रूप होगा । 

मध्यम पुरुष एकवचन में लट्‌ के स्थान में थास्‌ प्रत्यय, धातु के आगे शपू 
(अ) प्रत्यय, 'एध्‌ अ थास्‌’ इस स्थिति में-- 

थासः से इति---टित्‌ लकारों के थास्‌ को से आदेश हो । 

उक्त स्थिति में: प्रस्तुत सूत्र से थास्‌ को से आदेश करके एधसे, द्विवचन में 
आथाम्‌ प्रत्यय, शप्‌ 'अ' होकर 'एध्‌ अ आथाम्‌’ इस स्थिति में, प्रत्यय के आकार को, 
'आतो ङितः, सूत्र इय्‌ आदेश होकर, अ+इ को ए गुण, यकार का लोप, और प्रत्यय 
के 'आम्‌' इस टि को एकार होकर “एधैथे' बहुवचन में ध्वम्‌ प्रत्यय शप्‌ (अ) प्रत्यय, 
'एध्‌ अ ध्वम्‌ । इस स्थिति में प्रत्यय के अम्‌” इस टि को एत्त्व करके एधध्वे रूप 
बनेगा । 

उत्तम पुरुष एकवचन में इट्‌ प्रत्यय 'एधू अ इट्‌' इस स्थिति में 'इ' इस 'टि' 
को एत्व करके 'एध्‌ अ ए' इस स्थिति में अतो गुणे सूत्र से अकार का पररूप होकर 
एध, द्विवचन में वहि प्रत्यय, शप्‌ 'एध अ वहि” इस स्थिति में प्रत्यय के 'टि' इकार 
को एत्व, 'अतो दीर्धो यत्रि” सूत्र से दीर्घ होकर एधावहे, बहुवचन में महिङ, प्रत्यय, 


आत्मनेपदिनो धातवः ३६३ 


(१४२) इणः षीध्वं लुङ. लिटां धोऽङ्गात्‌ ।८।३।७८॥ 
इण्णन्तादङ गात्‌ परेषां षीध्वं लुङ्‌ लिटां च धस्य ढः स्यात्‌ । एधाञ्चङ्ृढ्वे । 
एधाञ्चक्रे, एधाञ्चकृवहे, एघाञ्चक्कमहे । एधाम्वभूव । एधामास । 


शप्‌, 'एध्‌ अ महि’ इस स्थिति में प्रत्यय के इकार को 'टि' होने से 'एत्व' अतो दीर्घो 


सूत्र से दीर्घं होकर एधामहे रूप बनेगा । 

इजादेरिति-ऋच्छ-धातु से भिन्न, गुरुमान्‌ अर्थात्‌ गुरु वर्णं वाले इजादि 
(इच्‌ वर्णं जिसके आदि में हो) धातु से लिटू लकार परे रहते 'आम्‌' का आगम हो । 

एध धातु इजादि और गुरुमान्‌ भी है क्योंकि इसके आदि में इच्‌ वर्णो में ए 
है और यह गुरु वर्ण भी है, अतः इस धातु से लिट्‌ लकार होने पर प्रस्तुत सुत्र से 
आमु का आगम होकर 'एधाम्‌ लिट्‌' इस स्थिति में आम: सूत्र से लिट्‌ का लोप 
होगा। तब 'एधाम्‌' यह आमन्त स्थिति बनेगी । आमन्त होने से 'कृज चानुप्रयु- 
ज्यते लिटि’ सूत्र से इसके आगे लिट्‌ सहित कृ भू अस्‌ धातुओं का प्रयोग होगा, 
अतः 'एधाम्‌ कृ लिट्‌ । इस स्थिति में लिट्‌ के स्थान में परस्मैपद के तिबादि प्रत्यय 
प्राप्त होते हैं इसके लिए अग्निम सुत्र है जो कि आत्मनेपद के प्रत्ययों का नियम 
करता है। | 

आश्प्रत्ययवदिति--धातु की जिस प्रकृति से आम्‌ होता है उसी प्रकृति के 
समान ही अनुपयुज्यमान कृञ, धातु से भी आत्मनेपद होता है । 

सूत्र के 'आम्मप्रत्ययवत्‌' पद में 'वत्‌' 'इव' के अर्थ में है और इस पद में अतद- 
गुण संविज्ञान वहुव्रीहि समास है। अर्थात्‌ आम्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌ (आम्‌ प्रत्यय) जिससे 
हुआ है, उस धातु की प्रकृति के समान ही अनुप्रयुक्त कृज_ से भी प्रत्यय हो । प्रकृत में 
धातु की प्रकृति 'एध' है जो अनुदात्तेत्‌ होने के कारण आत्मनेपदी है, इसी से आम्‌ 
प्रत्यय भी हुआ है, अतः इसके आगे अनुप्रयुक्त कृञ, धातु से भी आत्मनेपद के ही 
प्रत्यय होंगे, परस्मैपद के नहीं । 

कृञ, धातु जित्‌ होने से उभयपदी है । अतः कतृ भिन्न परगामी क्रियाफल की 
विवक्षा में इससे परस्मैपद के ही प्रत्यय होने चाहिए थे, पर, यह सूत्र नियम करता 
है कि मूलधातु की प्रकृति आत्मनेपद या परस्मैपद जैसी भी हो, उससे आम्‌ प्रत्यय 
होने पर अनुप्रयुक्त कृञ, से भी वही पद हो, यदि धातु परस्मैपद है तो कृञ से भी 
परस्मैपद हो जैसा कि परस्मैपदी गुपू रक्षणे धातु से आमु के बाद अनुप्रयुक्त कृज्‌, से 
परस्मैपद के प्रत्यय होने पर गोपायाञ्चकार आदि रूप बनते हैँ और यदि धातु 
आत्मनेपदी है तो उससे आत्मनेपद के ही त आताम्‌ झ आदि प्रत्यय ही होने चाहिये । 
इस हृष्टि से एध धातु के आत्मनेपदी होने से, इससे अनुप्रयुक्त क्रम, से भी आत्मनेपद 
के ही प्रत्यय होंगे । 

उक्त स्थिति में इस सूत्र के नियमानुसार प्रथम पुरुष एकवचन में लिट्‌ के 
बथान में त प्रत्यय होकर, !एधामु कृ त' इस स्थिति में-- 


३६४ संस्कृत-व्याकरण 


एघिता, एधितारो, एधितारः । एधितासे, एघितासाथे-- 
(१४३) धिच ।८।२।८५॥ 

धादौ प्रत्यये परे सस्य लोपः ।एधिताध्वे । 

(१४४) ह एति ।७।४।५५॥ 

तासस्त्योः सस्य हः स्यादेति परे । 

एघिताहे, एधितास्वहे, एधितास्महे । 


लिट इति--लिट्‌ के स्थान में आदिष्ट हुये त और झ प्रत्ययों को क्रमशः एशू 
ओर इरेच्‌ आदेश हों । 

(एश्‌ का श्‌ इत्‌ संज्ञक है, अतः शित्‌ होने से 'अनेकालशितू सर्वस्य’ सुत्र से 
सम्पुर्ण त के स्थान में एशू आदेश होगा । इरेच्‌ आदेश में च्‌ इत्‌ संज्ञक है, 'इरे' शेष 
रहता है अतः अनेकाल्‌ होने से यह आदेश भी सम्पूर्ण झ' के स्थान में होता है) 

प्रकृत सुत्र से उक्त स्थिति में त के स्थान में एशू आदेश होकर 'एधाम्‌ क ए' 
इस स्थिति में, कृ धातु को द्वित्व, 'उरतू' सूत्र से अभ्यास के कृ के 'त्र' को रपरक 
'अ' होकर 'एधाम्‌ कर्‌ कृ ए' इस स्थिति में 'हलादिः शेष: से र्‌ का लोप, 'कुहोश्चुः' 
सूत्र सेक को च, एधाम्‌ के म्‌ को अनुस्वार, और चवर्ग परे रहते उस अनुस्वार को 
न परसवर्ण होकर 'एधाञ्चक्क ए' इस स्थिति में यणू अर्थात्‌ ऋ को र्‌ करने पर 
'एधाञ्चक्रे' रूप बनेगा । 

इस लकार के शेष रूपों की भी सिद्धि करते समय इसी प्रक्रिया से 'एधाञ- 
चक्क' इतना रूप बनाकर प्रत्ययों को आत्मनेपद के अन्य कार्यों के साथ जोड देना 
चाहिये । यथा--द्विवचन में 'एधाञ्चकृ-आताम्‌' इस स्थिति में आमु इस टि को एकार, 
तथा यण्‌ होकर 'एधाञ्चक्राते' बहुवचन में 'एधाचकृ-झ' इस स्थिति में झ को प्रस्तुत 
सूत्र से इरेच्‌ (इरे) आदेश, तथा ऋकार को पूर्ववत्‌ यणू करके 'एधाञ्चक्किरे' रूप 
बनेगा । 

मध्यम पुरुष एकवचन में 'एधाञ्चकृ-थास्‌' इस स्थिति में 'थासः से” सूत्र से 
थास्‌ को से आदेश, तथा ऋकार इस इणू से परे सकार को मूर्धन्यादेश, वलादि आर्ध- 
धातुक को प्राप्त इट्‌ का 'कृ सृ' सूत्र नियम से वारण करके, एधाञ्चकृषे, द्विवचन में 
'एधाङ्चकृ-आथाम्‌' इस स्थिति में पूर्ववत्‌ आम्‌ इस टि को एकार तथा यण्‌ होकर 
एधाञ्चक्राथे, और बहुवचन में 'एधाजचकृ-ध्वम्‌' इस स्थिति में अम इस टि को 
एकार होकर 'एधाञ्चकृध्वे’ इस स्थिति में-- 

इण इलि--इण्णन्त अंग से परे षीध्वम्‌ तथा लुङ्‌ और लिट्‌ के धकार को 
ढका< हो । 

प्रस्तुत सूत्र से ध्‌ को ढ होने पर 'एधाञ्चक्ृढ्वे' रूप बनेगा । 

उत्तम पुरुष एकवचन में 'एधाञ्चकृ-इट्‌' इस दशा में इद्‌ के इकार को एकार 
भौर थणु होकर 'एधाळ्चक्रे' द्विवचन में 'एधाञ्चकृ-वहि' इस स्थिति में, इकार इस. 


आत्मनेपदिनो धातवः ३६५ 


एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते । एधिष्यसे, एधिष्येथे, एधिष्यध्वे । एधिष्ये, 
एधिष्यावहे, एधिष्यामहे । 

(१४५) आमेतः ।३।४। ६०॥ 

लोट एकारस्याम्‌ स्यात्‌ । 

एधताम्‌, एधेताम्‌, एधन्ताम्‌ । 

(१४६) सवाभ्यां वाऽमरो ।३।४।९६१॥ 

सवाभ्यां परस्य लोडेतः क्रमाद्‌ वाऽमो स्तः । 

एधस्व, एधेथाम्‌, एधध्वम्‌ । 


(१४७) एत ऐ ।३।४।६३॥ 
लोड्त्तमस्थ एत ऐ स्यांत्‌ । 
एधे, एधावहै, एधामहै । 


टि को एकार करके “एधाञ्चक्कवहे' और बहुवचन में 'एधाञ्चकृ-महिङ ' इस दशा में 
महिङ के इकार इस टि को एकार करके 'एधाञ्चकृमहे' रूप बनेगा । 

जब एधामु के बाद भू धातु का अनुप्रयोग होगा, तब भू धातु के परस्मैपदी 
होने से इससे परस्मैपद के ही तिप्‌ तस्‌ झि आदि प्रत्यय होंगे अतः इससे उक्त भू धातु 
के लिटू लकार के रूपों के समान 'वशूव' आदि रूप ही होंगे अर्थात्‌ तब 'एधाम्बभूव' 
आदि रूप बनेंगे । इसी प्रकार जब इसके आगे अस्‌ धातु का अनुप्रयोग होगा तब इसके 
आगे आस आसतुः आसुः जैसे रूप आयेंगे अर्थात्‌ 'एधामास एधामासतुः एधामासुः' 
आदि रूप होंगे । 

लुटू लकार के प्रथम पुरुष एकवचन द्विवचन और बहुवचन में भू धातु के लुटू 
लकार के रूपों के समान ही एध धातु के भी रूप 'एधिता, एघितारो, एघितारः' बनेंगे 
अर्थात्‌ इस लकार के प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में क्रमशः 'त आताम झ' को डा रौ 
रस्‌ आदेश होंगे । धातु को तास्‌ प्रत्यय, और इट्‌ का आगम, डितत्व सामर्थ्यात्‌ टि 
लोप, रादि प्रत्यय परे सकार लोंप आदि होकर पूर्ववत्‌ "एधिता, एघितारो' एधितारः 
रूप बनेंगे । 

मध्यम पुरुष एक वचन में थास्‌ को से आदेश, 'एधितास्‌ से। इस दशा में 
'तासस्त्यो लोप: । सूत्र से सकार का लोप होकर, एधितासे, द्विवचन में 'एधितास्‌ 
आथामु' इस दशा में आम्‌ इस 'टि' को एकार होकर, 'एघितासाथे' और बहुवचन में 
'एधितास्‌ ध्वम्‌’ इस स्थिति में अम्‌ इस टि को एकार होकर 'एधितास्‌ ध्वे' इस 
दशा में-- 

धि चेति--धकारादि प्रत्यय परे रहते सकार का लोप हो। उक्त स्थिति में 
प्रस्तुत सुत्र से तास्‌ प्रत्यय के सकार का लोप होकर 'एधिताध्बे' रूप बनेगा । उत्तम 
पुरुष एकवचन में पूर्ववत्‌ 'एधितास्‌ इट्‌? इस दशा में इकार इस टि को एकार करने 
पर-- 


| 
| 
| 
| 
| 
1 


३६६ संस्कृत-व्याकरण 


आटश्च 
ऐधत, ऐधताम्‌, ऐधन्त । ऐधथाः, ऐधेथाम्‌, ऐधध्वम्‌ । ऐधे, ऐधावहि, 
ऐधामहि । 
ह एतीति---तास्‌ और अस्‌ धातु के सकार को हकार हो, एकार परे रहते । 
उक्त स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से सकार को हकार करके 'एधिताहे' ट्विवचन में 
एधितास्‌ वहि इस स्थिति में इकार को एकार करके “एघितास्वहे और बहुवचन में 
भी महिङ्‌, के इकार इस टि को एकार करके एधितास्महे रूप बनेगा । 
इस धातु के लूट लकार के रूपों में वस्तुतः कोई विशेष कार्य नहीं होता । 
सभी कार्य अर्थात्‌ स्य प्रत्यय, इट्‌ का आगम और इकार से परे षत्व आदि परस्मैपद 
के समान होते हैं, केवल प्रत्ययों के टि को एकार आदेश तथा आताम्‌ और आथाम्‌ में 
आकार को इय्‌ करना ही आत्मनेपद का विशेष कार्य समझना चाहिये । यथा--- 
प्रथम पुरुष एक वचन में लुट्‌ के स्थान में त प्रत्यय, धातु के आगे 'स्य' 
प्रत्यय, इट्‌ का आगम, षत्व होकर 'एधिष्य त' इस स्थिति में, प्रत्यय के अकार “टि! 
को एत्व होकर, एधिष्यते, द्विवचन में 'एधिष्य आताम्‌' इस दशा में आकार को इय्‌ 
आदेश, गुण, य लोप, आम्‌ इस 'टि' को एकार होकर 'एधिष्येते' बहुवचन में झ को 
अन्तादेश, टि को एकार होकर “एधिष्यन्ते' रूप होंगे । 
मध्यम पुरुष एकवचन में थास्‌ को से आदेश होकर 'एधिष्यसे' द्विवचन में 
आथाम्‌ के आ' को 'इय्‌' आदेश, यलोप और 'आम्‌' इस टि को एत्व होकर, 
एधिष्येथे, बहुवचन में ध्वमु की टि 'अम्‌' को एत्व होकर एधिष्यध्वे रूप होंगे । 
उत्तम पुरुष एकवचन में इट्‌ प्रत्यय के इकार को एत्व होकर “एघिष्ये' 
द्विवचन में वहि की इकार को एत्व तथा दीर्घ होकर एधिष्यावहे, बहुवचन में महि की 
इकार को एत्व और दीर्घ होकर 'एधिष्यामहे' ये रूप होंगे । 
आमेत इति--लोट्‌ लकार के एकार को आम्‌ आदेश हो । 
एधू धातु से लोट्‌, प्रथम पु€ष एकवचन में 'त' प्रत्यय, शप्‌ (अ) त के “टि! 
अकार को एत्व होकर 'एधते' इस दशा में 'आमेतः' सूत्र से एकार को आम्‌ आदेश 
करके एधताम्‌, द्विवचन में आताम्‌ के आ? को इय्‌, गुण, यलोप, आम्‌ इस 'टि' को 
एत्व होकर 'एधेते' इस दशा में 'आमेतः' सूत्र से एकार को आम्‌ आदेश होकर 
'एधेताम्‌' बहुवचन में झ को अन्त आदेश, शप्‌ (अ) त के अकार की एत्व होकर 
'एधन्ते' इस दशा में एकार को 'आमेतः' सूत्र से आमु आदेश होकर 'एधन्ताम्‌? रूप 
होंगे । 
मध्यम पुरुष एकवचन सें थास्‌ प्रत्यय को से, आदेश, शप्‌ (अ) । 
'एध से! इस स्थिति में 'आमेतः' से एकार को आम्‌ प्राप्त होने पर-- 
सवाभ्यामिति--सकार और थकार से परे लोट्‌ के एकार को क्रमशः व और 
अम्‌ आदेश हों । 


आत्मनेपदिनो धातवः ३६७ 


(१४८) लिङः सीयुट्‌ ।३।४।१०२॥ 

लिडात्मनेपदस्य सीयुडागमः स्यात्‌ । सलोपः । एधेत, एधेयाताम्‌ । 
(१४९) झस्य रन्‌ ।३।४।१०५॥। 

लिङो झस्य रन्‌ स्यात्‌ । एधेरन्‌ । एधथाः, एधेयाथाम्‌, एधेध्वम्‌ । 


उक्त स्थिति में आम्‌ आदेश को बाधकर प्रस्तुत सुत्र से सकार को 'व' आदेश 
होकर 'एधस्ब' द्विवचन में 'एध आथाम्‌' इस स्थिति में आकार को इय्‌, गुण, यलोप, 
आम्‌ इस 'टि' को एकार होकर, पुनः 'आमेतः' से एकार को आम्‌ आदेश कर 
एधेथाम्‌, 'एध ध्वम्‌' इस दशा में अम्‌ इस 'टि' को एत्व करने पर आमेतः से प्राप्त 
आम्‌ आदेश को वाधकर प्रस्तुत सूत्र से एकार को अम्‌ आदेश होकर, एधध्दस्‌ रूप 
होंगे । 

उत्तम पुरुष एक वचन में एध इट्‌ इस दशा में शप्‌ (अ) इट्‌ के इकार 'टि' 
को एकार, 'आइडुत्तमस्य पिच्च' सूत्र से आट्‌ का आगम होकर 'एधू अ आ ए' इस 
स्थिति में सवर्ण दीर्घ होकर 'एधा ए' इस दशा में— 

एत इति--लोट्‌ लकार में उत्तम पुरुष के एकार को ऐ हो। 

उक्त स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से 'ए' को ऐ करके आ-- ऐ को वृद्धि रूप एकादेश 
करके एधै रूप बनेगा । 

यद्यपि यहाँ टित लकार होने से इकार को एकार करने पर 'आमेतः से आम्‌ 
आदेश प्राप्त था, तथापि प्रस्तुत सूत्र अपवाद होने से उसे वाधकर 'ऐ' आदेश कर 
देता है। 

द्विवचन में पूर्ववत्‌ शप्‌ आट्‌ होकर 'एध्‌ अ आ वहि’ इस स्थिति में, तथा 
बहुवचन में भी इसी प्रकार एध अ आ महि, इस स्थिति में उभयत्र सवर्णे दीर्घ, और 
इकार को एकार करके, एधावहे और एधामहे बन जाने पर 'आमेतः' सुत्र से प्राप्त 
आम्‌ आदेश को अपवादत्वाद्‌ वाध कर प्रस्तुत सूत्र से एकार को ऐ आदेश कर एधावहै, 
और एधामहै, रूप बनेंगे । 

आटइ्चेति --लङ, लकार डित्‌ लकार है, टित्‌ नहीं, अतः यहाँ “टित आत्मने- 
पदानां टेरे” सूत्र से कहीं भी डि को एत्व नहीं होता । एध धातु अजादि धातु है, अतः 
यहाँ सर्वत्र धातु के पूर्व 'आडजादीनाम्‌' सूत्र से आटू का आगम और 'आटश्च' सूत्र से 
आ+ए को ऐ वृद्धि होकर संत्र 'ऐध' रूप बन जाता है, शपू (अ) और त आदि 
प्रत्यय पर्ववत्‌ होते हैं, अन्य कोई इसमें विशेष कार्य नहीं होता । यथा--लडङ, प्रथम 
पुरुष एकवचन में 'आट्‌ एध्‌ अ त' इस स्थिति आटश्च सूत्र से वृद्धि होकर 'ऐधत' 
द्विवचन में भी पूर्ववत्‌ आट्‌ वृद्धि शबादि कर आताम्‌ के आकार को इय्‌, गुण, 
यलोप होकर ऐधेताम्‌, बहुवचन में पूर्ववत्‌ आट्‌ वृद्धि शप्‌ आदि होकर ऐधन्त रूप 
होंगे । 


मध्यम पुरुष एकवचन में पुर्ववत्‌ आटू शपू थास्‌ प्रत्यय के सकार को रुत्व 


३६८ संस्कृत-व्याकरण 


(१५०) इटोऽत्‌ ।३।४।१०६॥ 

लिङादेशस्य इटोऽत्‌ स्यात्‌ । एधेय, एधेवहि, एधेमहि । 

(१५१) सुद्‌ तिथोः ।३।४।१०७॥ 

लिङस्तथोः सुट्‌ । यलोपः । आर्धधातुकत्वात्‌ सलोपो न । 
एघिषीष्ट, एघिषीयास्ताम्‌, एधिषीरन्‌ । एधिषीष्ठाः, । 
एधिषीयास्थाम्‌, एधिषीध्वम्‌ । एधिषीय, एधिषीवहि, एधिषीमहि । 


विसर्गं होकर ऐधथाः, द्विवचन में पूर्ववत्‌ शप्‌ आथाम्‌ के आको इय्‌' गुण, यलोप 
ऐधेथाम्‌, बहुवचन में पूर्ववत्‌ आट्‌ शप्‌ वृद्धि आदि होकर ऐधध्वस्‌ रूप होंगे । 

उत्तम पुरुष एकवचन में लङ आट्‌ वृद्धि इट्‌ शप्‌ होकर 'ऐधू अ इ' इस 
स्थिति में इ को गुण होकर ऐधे, द्विवचन में और बहुवचन में वहि और महि प्रत्यय 
परे ऐधू अवहि और ऐधू अ महि इस स्थिति 'अतो दीर्घो' यजि, सूत्र से दीर्घ होकर 
ऐधावहि ऐधामहि रूप होंगे । 

लिङ इति--लिङ लकार के स्थान में होने वाले प्रत्ययों को सीयुट्‌ का 
आगम हो । 

(सीयुट्‌ में उकार और टकार की इत्‌ संज्ञा एवं उनका लोप होकर 'सीयू' 
शेष रहता है) । 

सलोप इति अर्थात्‌ विधि लिङ, लकार के सार्वधातुक होने. से 'लिड: 
सलोपोऽनन्त्यस्य' सूत्र से सीयुट्‌ के सकार का सर्वत्र लोप हो जाता है । 

एध्‌ धातु से लिङ, प्रथम पुरुष एकवचन में लिङ, को 'त' प्रत्यय, 'लिङ: 
सीयुट सूत्र से 'त' प्रत्यय के आदि में टित्त्वात्‌ सीयुट्‌ (सीय्‌) का आगम होकर 'एध' 
अ सीयू त, इस स्थिति में 'लिङ: सलोपोऽनन्त्यस्य” सूत्र से सकार का लोप, अ+ इ 
को ए गुण, 'लोपो व्यो वलि? सूत्र से त परे रहते यकार लोप होकर “एधेत रूप होगा । 

॥ द्विवचन में पूर्ववत्‌ 'एधू अ सीय्‌ आताम्‌’ इस स्थिति में सलोप और गुण 

होकर एधेयाताम्‌ रूप होगा । यहाँ वल्‌ प्रत्याहार परे न मिलने से यकार लोप जा 
होगा । 

बहुवचन में पूर्ववत्‌ 'एध्‌ अ सीय्‌ झ' इस दशा में-- 

झस्येति --लिङ लकार के झ को रन्‌ आदेश हो । 


_ उक्त स्थिति में झ को रन्‌ आदेश होने पर, सलोप, यलोप और गुण होकर 
एधेरन्‌ रूप बनेगा । 


मध्यम पुरुष एक वचन में थास्‌ प्रत्यय, 'एध्‌ अ सीय्‌ थास्‌’ इस स्थिति में 


पूवेवत्‌ सलोप, यलोप, गुण, सकार को रुत्व विसर्ग होकर एधेथाः, आथाम्‌ पर द्विवचन 
में 'एधू अ सीयू आथाम्‌ इस स्थिति में सलोप और गुण होकर एधेयाथाम, बहुवचन में 
4 एध >] ध्व 8 में ण टी 

थ अ सीय्‌ ध्वमु' इस स्थिति में सलोप, यलोप, गुण होकर एधेध्वम्‌ रूप होगा । 


rere. क... डिल 


आत्मनेपदिनो धातवः ३६६ 


ऐधिष्ट, ऐघिषाताम्‌ । 

(१५२) आत्मनेपदेष्वनतः ।७।१।५॥ 

अनकारात्‌ परस्यात्मनेपदेषु झस्य 'अत' इत्यादेशः स्यात्‌ । 

ऐघिषत । ऐघिष्ठाः, ऐधिषाथाम्‌, ऐघिढ्वम्‌ । ऐघिषि, ऐधिष्वहि, ऐघिष्महि । 

ऐधिष्यत, ऐिष्येताम्‌, ऐघिष्यन्त । ऐधिष्ययाः, . ऐघिऽ्येयाम्‌, एघिष्पध्वम्‌ । 
ऐघिष्ये, ऐधिष्यावहि, ऐधिष्यामहि । 


उत्तम पुरुष एकवचन में 'एध्‌ अ सीय्‌ इट्‌' इस स्थिति में 
इटोऽत्‌ इति--लिङादेश इट्‌ को अत्‌ हो । (अत्‌ में अ शेष रहता है) । 
उक्त स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से इट्‌ को अत्‌ (अ) 'अ' करने पर सलोप, गुण 
होकर एधेय रूप होगा (वल प्रत्याहार आगे न मिलने से यलोप न होगा) । 
द्विवचन और त्रहुवचन में पूर्ववत्‌ 'एध्‌ अ सीय्‌ वहि, और “एध्‌ अ सीय्‌ महि 
इस स्थिति में उभयत्र सलोप, यलोप और गुण होकर "एधेवहि और एधेमहि” रूप 
होंगे । ः 
आशीलिडः आर्धधातुक लकार है, अतः इस लकार में कहीं भी लिङः 
सलोपोष्नन्त्यस्य” सूत्र से सलोप नहीं होता, बलू प्रत्याहार्‌ आगे रहने पर यलोप हो 
जाता है। सीयुट्‌ का आगम करने से इस लकार में सर्वत्र वलादि आर्धधातुक मिल 
जाने से 'सीय्‌' के पूर्व इट्‌ का आगम हो जाता है। इस लकार में तकारादि और 
थकारादि प्रत्यय आगे रहते सुट्‌ का आगम भी होता है । 
सुट्‌ तियोः इति--लिडः लकार के तकार और थकार को सुट्‌ का आगम हो । 
(सुट्‌ में स्‌ शेष रहता है, टितू होने से यह आगम, तकार और थकार के पूर्वे 
होता है । 
एध्‌ धातु से आशीलिड में प्रथम पुरुष एकवचन में त प्रत्यय सीयुट्‌ का 
आगम, और सीयुट्‌ के पूर्वं इट्‌ का आगम होकर 'एग्रू इ सीय्‌ त' इस दशा में 
“सुटू तिथोः’ सूत्र से 'त' के पूर्व सुट्‌ (स्‌) का आगम होकर 'एध्‌ इ सीय्‌ स्‌ त इस 
स्थिति में, यकार का लोप, इण्‌ से परे दोनों प्रत्ययावयव सकारों को मूर्धेन्यादेश, तथा 
ष्टुत्वेन तकार को टकार होकर 'एघिषीष्ट' रूप होगा । 
द्विवचन में 'एध्‌ इ सीय्‌ आताम्‌' इस स्थिति में वल्‌ वर्ण न होने से यलोप न 
होगा, षत्व, तकार को सुट्‌ (स्‌) का आगम होकर एधिषीयास्तास्‌, बहुवचन सेंझ 
प्रत्यय, 'झस्य रन्‌' सूत्र से झ को रन्‌ आदेश, 'एघ्‌ इ सीय्‌ रन्‌' इस स्थिति में, यलोप 
और षत्व होकर एधिषीरन्‌ रूप बनेगा । 
मध्यम पुरुष एकवचन में पूर्ववत्‌ 'एध्‌ इ सीय्‌ थास्‌' इस स्थिति में, यलोप, 
'थ' के पूर्व सुटू (स्‌) का आगम, षत्व, ष्टुत्व और सकार को रुत्व विसर्ग होकर 
एधिषीष्ठाः रूप होगा । 
२४ 


३७० संस्कृत-व्याकरण 


द्विवचन में 'एध्‌ इ सीय्‌ आथामु' इस स्थिति में थकार के पूर्व सुट्‌ (स्‌) का 
आगम, षत्व होकर एधिषीयास्थाम्‌ और वहुवचन में 'एध्‌ इ सीय्‌ ध्वम्‌' इस स्थिति में 
यकार का लोप, षत्व होकर एघिषीध्वम्‌ रूप बनेगा । 

यद्यपि यहाँ एध्‌ धातु से षीध्वम्‌ परे है तथापि यहाँ “इणः षीध्वम्‌’ सूत्र से 
ध्वम्‌ के ध्‌ को ढू होगा, क्योंकि यहाँ षीध्वम्‌ इण्णन्त अंग से परे नहीं है, इट्‌ का 
आगम सीयुट्‌ को होता है, और वह उसी का अवयव बनता है न कि धातु का, अतः 
यहाँ तो 'एध्‌' इतना ही अंग है, जो कि इण्णन्त नहीं है, अतः इण्णन्त अंग से परे 
षीध्वम्‌ न मिलने से ढत्व न होगा । 

उत्तम पुरुष एकवचन में इट्‌ प्रत्यय परे यकार लोप न होगा शेष कार्य पुर्ववत्‌ 
होकर 'एधिषीय्‌ इट्‌? इस दशा में 'इटोऽवू' सूत्र से इट्‌ को अव्‌ (अ) आदेश करके 
एधिषीय, द्विवचन में और बहुवचन में वहि महि प्रत्ययों के परे, य लोप, षत्व होकर 
क्रमश: एधिषीवहि “एधिषीमहि' रूप बनेंगे । 

लुङ, लकार में धातु के अजादि होने के कारण सर्वत्र आडजादीनाम्‌” सूत्र से 
आटू का आगम्‌ और 'आटश्च” सूत्र से वृद्धि होकर 'ऐधू' रूप वन जायेगा । सर्वत्र 
च्लि को सिच्‌ आदेश होगा, इट्‌ के आगे जहाँ भी सकार मिलेगा वहाँ षत्व हो 
जायेगा---यथा--- 

एध्‌ धातु से लुङ्‌ लकार, आट, आटश्च' सुत्र से वृद्धि, च्लि को सिच्‌, इट्‌, 
षत्व, तथा ष्टुत्व होकर ऐधिष्ट द्विवचन में आताम्‌ परे पूर्ववत्‌ इडादि होकर “ऐधिषाताम्‌' 
बहुवचन में पूर्ववत 'ऐध्‌ इ ष्‌ झ' इस स्थिति में 

आत्मनेपदेषिविति-आत्मने पद के झ को अत हो, अकार से भिन्न वर्ण परे 
रहते । 
उक्त स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से झ को अत करने पर ऐधिषत रूप बनेगा । 
यहाँ वस्तुतः 'झोऽन्तः' सूत्र से झ को अन्तादेश प्राप्त था, पर यह सूत्र अपवा- 
दत्वात उसे वाधकर झ को अत आदेश करेगा । 

मध्यम पुरुष एकवचन में पूर्ववत्‌ ऐधि स्‌ थास्‌” इस स्थिति में षत्व, ष्टुत्व, 
सकार को रुत्व विसर्ग होकर ऐधिष्ठाः द्विवचन में पूर्ववत्‌ 'ऐधि स्‌ आथाम्‌' इस स्थिति 
में षत्व होकर ऐधिषाथाम्‌ बहुवचन में 'एघि स्‌ ध्वम्‌' इस स्थिति में 'धिच्‌' सूत्र से 
सकार का लोप, 'इणः षीध्वम्‌’ सूत्र से ध को ढ आदेश होकर एधिहूबम्‌ रूप बनेगा । 
एधिढ्वमू में ऐध्‌ इ स्‌ ध्वम्‌' इस स्थिति में सिच्‌ का आगम धातु को होता है अतः 
सिच्‌ धातु का ही अवयव बनता है अतः सकार का लोप होने पर 'ऐधि' इतना इण्णन्त 
अग वन जाता है अतः इण्णन्त अंग से परे लुङ सम्बन्धी लकार परे मिल जाने से 
ढत्व हो जाता है। 

उत्तम पुरुष एकवचन में पूर्ववत्‌ 'ऐधि स्‌ इट्‌? इस स्थिति में षत्व होकर 
ऐघिषि, द्विवचन और बहुवचन में बहि, महि पर 'ऐधि स्‌ वहि और ऐध्‌ इ स्‌ महि? 
इस स्थिति में उभयत्र षत्व होकर 'ऐधिष्वहि, ऐधिष्महि' रूप बनेंगे । र 


श्र ra ~ 


आत्मनेपदिनो धातवः ३७१ 


कसु कान्तो ।२॥ 

(१५३) कमे णिंडिः ३।१।३०॥ 

स्वाथ । 

ङित्त्वात्तङ्‌, --कामयते । 

(१५४) अयामन्ताऽऽल्वाऽऽव्येट्स्विणणुषु ६।४।५३॥ 

आम्‌, अन्त, आलु, आय्य, इत्नु, इष्णु--एषु णेरयादेशः स्यात्‌ । 

कासयाङचक्रे । 

'आयादयः' इति णिङ.वा--चकमे, चकमाते, चकमिरे। चकमिषे, चकमाथे, 
चकमिध्वे । चक्रमे, चकमिवहे, चकमिमहे । कामयिता, कमित! । कामयितासे । काम- 
यिष्यते कमिष्यते । कामयताम्‌ । अकामयत । कामयेत । कामयिषीष्ट । 


लृङ्‌ लकार के रूपों में सर्वत्र आट्‌ का आगम, 'आटश्च” सूत्र से वृद्धि, स्य 
प्रत्यय, इट्‌ षत्व होकर सर्वत्र 'ऐधिष्य' रूप बन जायेगा । ङितृ लकार होने से टि को 
एत्व भी न होगा । आताम्‌ और आथाम्‌ परे 'आतोङित:' सूत्र से आकार को इय्‌ 
होता है । झ को अन्तादेश होता है--उत्तम पुरुष में वहि महि परे दीष होता है, शेष 
सामान्य कार्य होते हें--यथा -- 

उत्तम पुरुष एकवचन में ऐघिष्यत, द्विवचन में ऐिष्येताम्‌, बहुवचन में 
ऐघिष्यन्त । म० पु० एकवचन में ऐघिष्यथाः, द्विवचन में ऐघिष्येथाम्‌, बहुवचन में 
ऐधिष्यध्वम्‌ । उ० पु० एकवचन में ऐषिष्ये, द्विवचन में ऐधिष्यावहि, बहुवचन में 
ऐघिष्यामहि रूप बनेंगे । 

कामु-इति--कम्‌ धातु इच्छा करने अर्थ में है। 

कमेरिति--कम्‌ धातु से णिङ्‌, प्रत्यय हो स्वार्थ में । 

अर्थात्‌ णिङ, प्रत्यय स्वाथिक प्रत्यय है, अतः इस प्रत्यय के करने पर धातु के 
अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता । 'णिडः! प्रत्ययः के णू की इत्संज्ञा होने से यह णित्‌ 
कहलायेगा जिससे वृद्धि आदि कार्य होंगे। इसमें ड की भी इत्‌ संज्ञा है, अतः डित्‌ 
होने से इससे आत्मने पद के प्रत्यय होंगे । 

कम्‌ धातु से सर्वप्रथम प्रस्तुत सूत्र से णिङ प्रत्यय करने पर णित्त्वात्‌ उपधा 
वृद्धि करने पर 'कामि' बन जाता है, तब इसको 'सनाद्यन्ता धातवः' से धातु संज्ञा होती 
है, तदनु इससे लकारों का प्रयोग होता है । 

कम्‌ धातु से णिङ प्रत्यय -'कामि’ इसकी धातु संज्ञा, लट्‌ लकार, प्रथम 
पुरुपैक वचन की विवक्षा 'त' प्रत्यय, शप्‌ (अ), गुण अयादेश, टित आत्मनेपदानाम्‌ 
इत्यादि सूत्र से प्रत्यय के अकार (टि) को एत्व होकर 'कासयते' रूप बनता हे । शेष 
रूप, 'एध' धातु के समान "कामयेते, कामयन्ते’ कामथसे, कामपेये, कामयध्वे । 'कासपे, 
कासयावहे, कामयामहे' बनेंगे । 


३७२ संस्कृत-व्याकरण 


अयिति--आम्‌ अन्त आलु आय्य, इत्नु और इष्णु प्रत्ययों के परे रहते, णि को 
अय्‌ आदेश हो । 

यह सूत्र “णेरनिटि” सूत्र से प्राप्त 'णि' के लोप का अपवाद होने से 
वाधक है । 

कम्‌ धातु से णिङ, प्रत्यय और वृद्धि-करने पर, 'कार्मि की धातु संज्ञा, लिट्‌ 
लकार, अनेकाच्‌ होने से “कास्यनेकाच आमु वक्तव्यः” से आम्‌ का आगम, आमः से 
लिट्‌ लकार का लोप, सूत्र १३३ से णि को अय्‌ आदेश, “कामयाम्‌” से पुनः लिट्‌ 
सहित 'कृ' का अनुप्रयोग, द्वित्व अभ्प्रास कार्य, लिट्‌ के स्थान में 'त' उसको लिटस्त- 
झयो:- सुत्र से एश्‌ (ए) आदेश, 'कामयाञ्च कृ --ए' इस स्थिति 'में यण्‌ होकर, 
कामयाञङचक्े रूप वनता है। इस लकार के शेष रूप एध धातु के लिट्‌ के समान 
कम पाञःचक्राते, कामयाञ्चक्रिरे। कामयाञ्चकृषे, कामपाञ्चक्राथे, कामयाञ्चकृढ्वे । 
कामयाञ्चक्रे, कामयाञ्चक्ृवहे, कामयाञ्चक्कमहे' बनेंगे । 

_ आयादय इति--'आयादथ आर्धेधातुक्रे वा सूत्र से णिड_ प्रत्यय विकल्प से 
होगा । णिङ पक्ष में तो 'कामयाञ्चक्रें' इत्यादि रूप बनेंगे, किन्तु णिड_ के अभाव पक्ष 
में कम्‌ धातु को द्वित्व अभ्यास कार्यं कुहोश्चुः क को च, चकम्‌ +ए==चकभे रूप 
बनेगा । 

शेष रूपों में कोई विशेषता नहीं है--थास्‌, ध्वम्‌, वहि, महि प्रत्ययों के आगे 
रहते इट्‌ होगा, शेष सामान्य कार्य ही होंगे-चकपाते, चकमिरे । चकमिषे, चकमाथे, 
चकमिध्वे । चकमे, चकमिवहे, चकमिमहे । 


इसी प्रकार सभी आर्धधातुक लकारों में णिङ्‌ विकल्प से होगा, फलतः इन 
लकारों में दो-दो रूप बनेंगे । 


लुट्‌ लकार में णिङ पक्ष में इट्‌ होकर "कामयिता, कामयितारो कामयितारः । 
कामयितासे आदि रूप होंगे, णिङ, के अभाव पक्ष में--कमिता, कमितारो, कमितारः । 
कमितासे आदि रूप बनेगा । 


इसी प्रकार लुट्‌ लकार में णिङ पक्ष में कामयिष्यते आदि तथा अभाव पक्ष में 
कमिष्यते आदि रूप होंगे । 


सार्वधातुक लकारों में लोटू लङ, विधिलिङ में णिड नित्य होगा तथा शप्‌ 
(अ) गुण अयादेश तथा सामान्य कार्य होक र-कामयताम्‌ आदि रूप एध धातु के 
समान ही बनेंगे । 

लङ लकार में अट्‌ का आगम, शेष कार्य सामान्य विधि के अनुसार होंगे, 
फलतः--अकामयत, अकामयेताम्‌ आदि रूप होंगे । 

विधिलिङ, में भी सभी एध धातु के समान, सामान्य कार्य होंगे अतः कामयेत 
आदि रूप बनेंगे । 

आशीलिङ, में आर्धधातुक होने से णिङ्‌ विकल्पतः होगा, फलतः णिडः पक्ष 
में-कामयिषीष्ट, अभाव पक्ष में कमिषीष्ट आदि रूप बनेंगे । 


बन ~ >> 


आत्मनेपदिनो धातवः ३७३ 


(१५५) विभाषेटः ८।३।७९॥ 

इणः परो य इट्‌ ततः परेषां षीध्वं लुङ. लिटां धस्य वा ढः । 
कामयिषीढ्वम्‌, कामयिषीध्वम्‌ । 

कमिषीष्ड, कमिषीध्वस्‌ । 0 
(१५६) णि भ्रिद्ठ स्र भ्यः कर्तरि चङ, ३।१।४८॥ 

“ण्यन्तात्‌ श्रयादिभ्यइच च्लेशचङ स्यात्‌ कर्त्र॑थ लुङि परे । 
(१५७) णेरनिटि ६।४।५१॥ 

अनिडादावार्धधातुके परे णेर्लोपः स्यात्‌ । 

(१५८) णौ चङ थुपधाया ह्लस्वः ७।४।१॥ 

चङ परे णो यदङ गं तस्योपधाया ह्वस्वः स्यात्‌ । 


विभाषेट इति - इण्‌ से परे जो इट्‌ उससे परे षीध्वम्‌, लुङ्‌ और लिट्‌ के 
लकार को ढकार विकल्प से हो । 


आशीलिङ में णिङ पक्ष में ध्वम्‌ प्रत्यय परे 'कासयिषीध्वस्‌” इस खूप में 
इण्‌--यकार से परे इट्‌ है और उससे परे षीध्वम्‌ है अतः प्रस्तुत सूत्र से विकल्पतः 
“धू! को 'ढ' होकर कासयिषीढ्त्रम्‌ और 'कामयिषीध्बम्‌' ये दो रूप बनते हैं । णिङ के 
अभाव पक्ष में कमिषीध्वम्‌, यह एक ही रूप बनेगा, प्रस्तुत सुत्र से ढत्व न होगा, 
क्योंकि यहाँ इण्‌ से परे इट्‌ नहीं है । अतः एव “इणः षीध्वं लुडः लिटां धोऽङ्गात्‌’ इस 
सामान्य सूत्र से भी ढत्व न होगा, क्योंकि यहाँ भी इण्‌ से परे इट्‌ नहीं है, क्योंकि इट्‌ 
तो सीयुट को होता है, यहाँ केवल 'कम्‌' यह अंग है जो कि इणन्त नहीं है । 


णि श्रि-इति--ण्यन्त तथा श्रि द्र, स्रु धातुओं से परे च्लि को चङ, आदेश 
हो, कतृ वाच्य लुङ परे रहते । 


णेरनिटीति--जिसके आदि में इट्‌ न हो, ऐसे आर्धधातुक परे रहते णि का 
लोप हो । 

णाबिति--चङ, परक णि परे जो अंग, उसकी उपधा को ह्वस्व हो । 

लुङ्‌ लकार में प्रथम पुरुषैक वचन विवक्षा में, णिङ पक्ष में अटू का आगम, 
लुङ के स्थान में त प्रत्यय, एवं च्लि प्रत्यय करने पर, 'अ काम इ च्लि त' इस 
स्थिति में सूत्र सं. १३५ से च्लि को चड आदेश, (चङ में केवल 'अ' शेष रहता है) 
चङ, प्रत्यय की आर्धधातुक संज्ञा होती है। अतः अनिडादि आर्धधातुक चङ, परे 
रहते--सूत्र सं० १३६ से णि का लोप होकर “अ कामु अ त” इस स्थिति में यहाँ 
चङ, परक णि का अंग है 'कामु' अतः इसकी उपधा अर्थात्‌ आकार का, सूत्र सं० 
१३७ से हुस्व होकर अ कमु अ त यह स्थिति होगी । 


३७४ संस्कृत-व्याकरण 


(१५९) चङि ६१।११॥ 

चडि परे अनभ्यासस्य धात्ववयवस्येकाचः प्रथमस्य ह स्तः, अजादे द्वितीयस्य । 

(१६०) सन्वल्लघुनि चङ परेऽनर्लोपे ७।४।९३॥ 

चङ परे णौ यदङ्क' तस्य योऽभ्यासो लघुपरः तस्य सनीव कार्य स्यात्‌, 
णावग्लोपे सति । 

(१६१) सन्यतः ७।४।७६॥ 

अभ्यासस्यात इत्‌ स्यात्‌ सनि । 

(१६२) दीर्घो लघोः ७।४।९४॥ 

लघोरभ्यासस्य दीघंः स्यात्‌ सन्वदभावविषये । 

अचीकमत । 

णिङभाव पक्ष -- 

(वा०) कमेइच्लेशचङ, वाच्यः । अचकमत । 

अकामयिष्यत, अकमिष्यत । 


चडीति--चडः परे अभ्यास रहित धातु के अवयव प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व हो 
किन्तु अजादि धातु के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व हो । 
उक्त स्थिति में धातु का अवयव प्रथम एकाच्‌ 'कम्‌' है, अतः प्रस्तुत सूत्र से 
कम्‌ को द्वित्व अभ्यास कार्य, 'कुहोश्चुः' क को च होकर अच कम्‌ अ त' यह स्थिति 
होगी । 
सन्वदिति-चड, परक णि परे रहते जो अंग उसका अवयव जो लघुपरक 
अभ्यास उसको सन्‌ प्रत्यय परे रहने के समान ही कार्य हो अर्थात्‌ सन्‌ परे जो-जो 
कार्य होते हैं वे यहाँ भी हो, णि को निमित्त मानकर यदि अंग के 'अक्‌' का लोप न 
हुआ हो । 
उक्त स्थिति में स्थानिवदुभाव से चङ परक णि परे अङ्ग है--अ च कम्‌" 
और इसका अवयव अभ्यास का 'च' है, जो कि लघुवणं 'क' परक भी है, अतः उक्त 
स्थिति में इस सूत्र से यहाँ सन्‌ प्रत्यय वतू कार्य होंगे । इस प्रकार उक्त स्थिति में 
सर्वप्रथम, संन्वतू कार्य-- 
सन्यत इति--सन्न्‌ परे रहते अभ्यास के अकार को इकार हो। 
उक्त स्थिति में सन्वद्भाव होने से अभ्यास के अकार अर्थात्‌ चकार के अकार 
को प्रस्तुत सूत्र से इकार होकर, 'अ चि कम्‌ अ त” इस स्थिति में-- 
दीर्घ इति--सन्वदुभाव के विषय में अभ्यास के लघुवण को दीर्घ हो-- 
उक्त स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से दीर्घ होकर 'अचीकमत' रूप बनेगा । इसके शेष 
रूपों में इसी प्रकार णि, चङ, द्वित्व, सन्वद्भाव, इकार, उसको दीर्घ आदि कार्य 
तथान्य सामान्य कार्य होकर 'अचीकमेताम्‌, अचीकमन्त । अचीकमथाः, अचीकमेथाम, 
भचीकमध्वमु, । अचीक्रमे, अचीकमावहि, अचीकमामहि' रूप होंगे । । 


आत्मनेपदिनो धातबः ३७५ 


अय गतो ।३॥ 

अयते । 

(१६३) उपसर्गस्थाऽयतो ८।२।१६॥ 

अयतिपरस्योपसर्गस्य यो रेफस्तस्य लत्वं स्यात्‌ । 

प्लायते । पलायते । 

(१६४) दयाऽऽयाऽऽसश्च ३।१।३७॥ 

दय अय आस्‌ एभ्य आम्‌ स्याल्लिटि। अधथाञ्चक्र। अयिता । अयिष्यते । 
अयताम्‌ । आयत । अयेत । अयिषीष्ट । विभाषेटः-अयिषीढ्वम्‌, अयिषीध्वम्‌ । 

आयिष्ट, आयिढध्वम्‌ आयिध्वम्‌ । आयिष्यत । 


लुङ लकार आर्धधातुक लकार है अतः यहाँ णिङ प्रत्यय विकल्प से होगा, 
णिङ पक्ष में तो उक्त रूप होंगे, किन्तु णिड के अभाव पक्ष में-- 

(वा०) कमेरिति- कम्‌ धातु से परे च्लि को चङ हो। इससे च्लि को चङ 
(अ) करने पर अ कमु अ त' इस स्थिति में कमु कमु द्वित्व, अभ्यास कार्यं क को च 
करने पर णिङ, प्रत्यय के अभाव में सन्वडभाव न होने से यहाँ अन्य कोई कार्य न 
होंगे, इस प्रकार अचकमत' यह दूसरा रूप बनेगा । इसके शेष रूपों में सामान्य कार्य 
ही होंगे और अचकमेताम्‌ अचकमन्त आदि रूप होंगे । 

लुङ्‌ लकार भी आर्धधातुक लकार है, अतः यहाँ भी णिङ विकल्प से होगा । 
णिङ्‌ होने पर वृद्धि, स्य इट्‌ आदि सामान्य कार्य होकर अकामयिष्यत आदि रूप 
होंगे । णिङ के अभाव पक्ष में सामान्य कार्य होकर अकमिष्यत आदि रूप बनेंगे । 

“अय” धातु का अर्थ 'जाना' है। 

लट्‌ लकार में सामान्य कार्य होकर अयते, अयेते, अयन्ते आदि रूप बनेंगे । 

उपसर्गस्येति-अय धातु परक उपसर्गस्थ रेफ को लकार आदेश हो । 

अय धातु से लट्‌ त शपू, प्रत्यय के तकार के अकार 'टि' को एत्व करने पर 
अयते अयेले अयन्ते आदि रूप बनेंगे । 

प्रर उपसर्गपूर्वक “प्र + अयते’ इस स्थिति में उपसर्गस्थ रेफ को प्रस्तुत सूत्र से 
लकार करने पर प्लायते और परा -|-अयते इस स्थिति में लत्व करने पर पलायते 
रूप बनते हें । प्लायते और पलायते का अर्थ “भागता है है । 

दायिति--दय्‌ अय्‌ और आस्‌ धातुओं से लिट्‌ परे रहते आमु का आगम हो । 

अयाञ्चक्रे--अय्‌ धातु से लिट्‌ लकार में प्रकृत सूत्र से आम्‌ का आगम, लिट्‌ 
का लोप, पुनः “कुञ चानुप्रयुञ्यते”-से लिट्‌ सहित कृ का प्रयोग, कृ कृ द्वित्व अभ्यास 
कार्य, अनुस्वार पर सवर्ण, त को एश्‌, यण्‌ करने पर अयाञ्चक्रे रूप बनेगा, इस 
लकार के शेष रूप अयाञ्चक्राते आदि भी इसी प्रकार बनेंगे । 

लुटू लकार में अयिता, लुटू में अयिष्यते रूप होंगे, यहाँ इट्‌ तथान्य सामान्य 
कार्य ही होंगे । 


२७६ 


संस्कृत-व्याकरण 
दुत दीप्ती ॥४॥ 
द्योतते । 
(१६४) द्युतिष्वाप्योः संप्रसारणस्‌ । ७।४।६७॥ 
अभ्यासस्य । दिद्युते । 
(१६६) दुद्भ्यो लुङि १।३।९१॥ 
द्तादिभ्यो लुङः परस्मेपदं वा स्यात्‌ । 
पुषादि--इत्यङ, । अद्युतत) अद्योतिष्ट । अद्योतिष्यत । 


' डळ 


लट 
अयिता अयितारो अयितारः । अयिष्यते अयिष्येते अयिष्यन्ते 


अयितासे अयितासाथे  अयिताध्वे । अयिष्यसे अयिष्येथे अयिष्यध्वे 
अयिताहे अयितास्वहे अयितास्महे। अयिष्ये अयिष्याबहे अयिष्यासहे 


लोट्‌ लङ विधिलिङ, में सर्वत्र आत्मने पद के सामान्य कार्य ही होंगे । 


लोटू 9 लडः 
अयताम्‌ अयेताम्‌ अयन्ताम्‌ । आयत आयेताम्‌ आयन्त 
अयस्व अयेथाम्‌ अयध्वम्‌ । आयथाः आयेथास्‌ आयध्वस्‌ 
अये अयावहै अयामहें । आये आयावहि आयामहि 
विधिलिङ्‌ आशीलिङ, 
अयेत अथेयाताम्‌ अयेरन्‌ । अयिषीष्ट अयिषीयास्ताम्‌ अयीषीरन्‌ 


अथेथाः अयेयाथाम्‌ अयेध्वम्‌ । अयिषीष्ठाः अयिषीयास्थास्‌ अयिषीद्वम्‌ ध्वम्‌ 
अधेय अयेवहि अयेयहि। अयिषीय अयिषीवहि, अयिषीसहि । 


आशीलिङ, के ध्वमू प्रत्यय परे “विभाषेटः सूत्र से ध को ढ विकल्प से होता 


है, क्योंकि यहाँ इणू यकार से परे इट्‌ है । 


लुङ लकार में आट्‌, सिच्‌, इट्‌ षत्व ष्टुत्व होकर आयिष्ट रूप बनता है । 


ध्वमू परे विकल्पतः ढत्व होने से आयिढ्वम्‌ और आयिध्वम्‌ । ये दो रूप बनते हैँ । 


लृङ्‌ लकार में आटू इट्‌ ष्य आदि होकर सामान्य कार्य ही होंगे, अतः 


आयिष्यत आदि रूप बनेंगे । | 


आयिढ्वम्‌ आयिध्वमु । आयिषि, आयिष्वहि आयिष्वमहि । 


इस स्थिति में प्रस्तुत मूत्र से अभ्यास के यकार को “इ” संप्रसारण” “संप्रसारणाच्च” 


लुङ, लकार--आयिष्ट, आयिषातामु, आयिषत । आयिष्ठा: आयिषाथामु, 


न ७>-नीं डे ७4 +-- 


द्युत दीप्तौ- द्यृत धातु का अर्थ 'चमकना' है । 
लट्‌ लकार में त शप्‌ गुण एत्व होकर 'द्योतते” आदि रूप बनते हैँ। 
च्ुतीति--द्युत और स्वप्‌ धातु के अभ्यास को संप्रसारण हो । 


लिट्‌ लकार में प्रथम पुरुषैकवचनं में द्युत्‌ द्युत्‌ द्वित्व अभ्यास कार्य, यु द्यतु 


“ळक... 


आत्मनेपदिनो धातवः ३७७ 


एवस्‌--श्विता वर्णे।५॥ जिसिदा स्नेहने ।६॥ जिष्विदा स्नेहन-मोचनयोः ॥७॥ 
सोहनयो रित्येके । जिक्षिवदा चेत्येके । रुच दीप्तो अभिप्रीतो च ।८॥ घुट परिवतंने । £॥ 
शुभ दीप्तो ।१०॥ क्षुभ संचलने ।११॥ णम हिसायाम्‌ 1१२॥ तुस हिसायाम्‌ ।१३॥ 
त्रसु ।१४॥ भासु ।१५ ध्वंसु अवस्रसने ।१६॥ ध्वंसु गतो च ।१७॥ स्रम्भु 
विइवासे ।१८॥ वृतु वतने ।१६॥ 

बतंते, ववृते । वरतिता । 


सूत्र से उकार का पूर्व रूप, शेष सामान्य कार्य करने पर “दिद्युते! रूप बनेगा । इसके 
शेष रूपों में संप्रसारण तथान्य सामान्य कार्य ही होकर निम्नलिखित रूप होंगे । 
दिद्युते, 'दिद्युताते, दिद्युतिरे। दिद्युतिषे, दिद्युताथे, दिद्युदिध्वे। दिद्युते, 
दिद्युतिवहे, दिद्युतिमहे । 
लुट्‌-द्योतिता । लृट्‌--द्योतिष्यते। लोद्‌--द्योतताम्‌ । लङ्‌- अद्योतत। 
लिङ,--द्योतेत, आ० लिङ, --द्योतिषीष्ट । 
युदृभ्य इति--- द्युत आदि धातुओं से परे लुङ को परस्मैपद विकल्प से हो । 
प्रस्तुत सूत्र से लुङ्‌ लकार में परस्मैपद होने पर द्युत से अट्‌, “पुषादि- 
द्युतादि--सूत्र से च्लि को अङ, अङः के डितू होने से गुणाभाव होकर अद्युतत्‌ आदि 
रूप बनेंगे । 
परस्मैपद के अभाव पक्ष में आत्मने पद में च्लि को सिच्‌ इट्‌ गुण षत्व ष्ट्रुत्व 
होकर अद्योतिष्ट, अद्योतिषाताम्‌ अद्योतिषत । अद्योतिष्ठाः, अद्योतिषाथाम्‌, 
अद्योतिध्वम्‌ । अद्योतिषि, अद्योतिष्वहि, अद्योतिष्महि; रूप बनेंगे । 
लृङ्‌ लकार में सामान्य कार्य होकर अद्योतिष्यत आदि रूप बनेंगे । 
एवमिति--इसी प्रकार “श्विता वर्णे” आदि द्युतादि गण में १७ धातुयें हैं 
जिनके रूप 'द्युत' धातु की ही तरह बनेंगे । 
शिवता वर्ण--1५॥ श्वित धातु “श्वेत रंग से रंगने' अर्थ में है, इस गण की 
प्रायः सभी धातुओं के साथ ञ्‌ आ आदि अनुबन्ध जुड़े हुये हैं, प्रयोगावस्था में इनका 
लोप हो जाता है। इस श्वित धातु के रूप द्युत धातु के समान ही सर्वत्र बनेंगे, लिटू 
लकार में सम्प्रसारण एवं लुङ, लकार में विकल्पतः परस्मैपद भी. होगा, शेष सब 
सामान्य कार्य होंगे। संक्षेपतः इसके रूप इस प्रकार बनेंगे । 
इवेतते । शिश्विते । इवेतिता । इवेतिष्यते । ३वेतताम्‌ । अइवेतत । ३वेतेत । 
इवेतिषीष्ड । अङ्वितत, अश्वेतिष्ट । अइ्वेतिष्यत । जिमिदा स्नेहने ।६॥ मिद्‌ धातु 
(चिकना होना” अर्थ में है । इसके रूप भी पुर्वेवत्‌ बनेंगे 
` _ त्ेद्यते। मिमिदे । मेदिता। मेदिष्यते। मेदताम्‌ । अमेदत । मेदेत। मेदिषीष्ट । 
_ अमिदत्‌ अमेदिष्ट । असेदिष्यत । i 
'.  अिष्विदा स्नेहन मोचनयोः ।७॥--स्विद धातु स्विन्न होने और त्यागने अर्थ 
में है । कोई आचार्य इसका अर्थ 'मोचनयोः' के स्थान पर मोहँनयोः पाठ मान कर्‌ 
“मोहित होना” मानते हुँ ॥ | 


३७८ संस्कृत-व्याकरंणं 


(१६७) वृद्भ्यः स्यसनोः ।१।३।६२॥ 

वृतादिश्यः पञ्चभ्यो वा परस्मेपदं स्यात्‌ स्ये सनि च। 

(१६८) न व्रृद्‌स्यश्चतुभ्यः ।७।२।५६॥ 

वृतु वृधु श्रधु स्यन्दुभ्यः सकारादेरार्धधातृक स्थेण्‌ न स्यात्‌ । तडानयो रभावे । 


वत्सं यति, वतिष्यते । वर्तताम्‌ । अवर्तत । वर्तेत । वतिषीष्ट । अवतिष्ट । 
अवत्स् यत्‌ अवतिष्यत । 


कोई आचार्य जिष्वदा के स्थान पर निक्ष्वदा पाठ मानते हें । स्विद्‌ धातु के 
रूप भी द्युत धातु के समान ही बनेंगे-- 
स्वेदते, सिस्विदे । स्वेदिता। स्वेदिष्यते। स्वेदताम्‌ । अस्वेदत । स्वेवेत, 
स्वेदिषीष्ट । अस्विदत्‌ अस्वेदिष्ट । अस्बेदिष्यत । रुच दीप्तौ अभिप्रीतो च ।८5॥ रुच्‌ 
धातु का अर्थ 'चमकना और पसन्द करना' है-- 
रोचते। रुरुचे । रोचिता। रोचिष्यते। रोचताम्‌ । अरोचत । रोचेत । 
रोचिषीष्ट । अरुचत्‌ अरोचिष्ट । अरोचिष्यत । घुट परिवर्तने ।8॥ घुट धातु का अर्थ 
“घोंटना” है-- 
घोटते । जुघुटे। घोटिता। घोटिष्यते। घोटताम्‌ । अघोटत । घोटेत । 
घोटिषीष्ट + अघुटत्‌ अघोटिष्ट । अघोटिष्यत । 
इसी प्रकार शेष द्युतादिगण की धातुओं के भी रूप बनेगे इनके मुख्य-मुख्य 
रूप इस प्रकार होंगे \ 
शुभ दीप्तौ ।१०॥ शुभ धातु का अर्थ 'चमकना या शोभा पाना है । शोभते । 
शुशुभे । शोभिता । शोभिष्यते । शोभताम्‌ । अशोभत । शोभेत । शोभिषीष्ट । अशुभत्‌ 
अशोभिष्ट । अशोभिष्यत । 
क्ष भ संचलने 1११॥ क्षुभ धातु का अर्थ व्याकुल या क्षुब्ध होना है । क्षोभते । 
चुक्ष ने । क्षोभिता। क्षोभिष्यते। क्षोभताम्‌ । अक्षोभत । क्षोभेत । क्षोभिषीष्ट । 
अक्ष भत्‌ अक्षोभिष्ट । अक्षोभिष्यत । 
गभ हिंसायाम्‌ ।१२॥ नभ धातु का अर्थ हिसा करना है। नभते। नेभे। 
नमिता । नभताम्‌ । अनभत्‌ । अनभिष्ट । अनभिष्यत । 
तुभ हिंसायाम्‌ ।१३॥ तुभ धातु का अर्थ हिसा करना हे । तोभते। तृतुभे । 
तोभिता । तोभिषीष्ट । अत्‌ भत्‌ अतोभिष्ट । गी 
| त्र लु अवसर सने ।१४॥ स्रस्‌ धातु का अर्थ गिरना है। स्रसते। सस्रसे। 
त्र सिता त्र सिषीष्ट । असूसत्‌ अन्न सिष्ट । 
इस धातु के लुङ, लकार में च्लि को अङ होने पर डित्त्वात्‌ 'अनिदितां हल 
उपधायाः- सूत्र धातु से नकार का लोप हो जाता है। इसी प्रकार भ्रंसु, ध्वंसु, 
ल्नम्भु धातुओं में भी च्लि को अड, करने पर धातु के नकार का लोप हो जायेगा । 


आत्मपदिनौं धातव: ३७६ 


दद दाने ।२०॥ 

ददते । 

(१६९) न शस दद बादिगुणानाम्‌ ।६।४।१२६॥ 

शसे देदे वकारादीनां गुणशब्देन विहितो योऽकारः, तस्य च एत्वाभ्यास 
लोपो न । 

ददते, दददाते, दददिरे । 

ददिता । ददिष्यते। ददताम्‌ । अददत । ददेत। वदिषीष्ट। अददिष्ट । 
अददिष्यत । 

त्रपुष्‌ लज्जायाम्‌ ।२१॥ 

त्रपते । 


श्र सु अवसर सने ।१५।॥। भ्र सु धातु का अर्थ 'गिरना' है। श्रसते। वश्रसे। 

भ्र सिषीष्ट । अञ्रसत अभ्र सिष्ट । अञ्च सिष्यत । 

ध्वंसु अवसर सने ।१६।। ध्वंसु धातु का अर्थ गिरना या नाश होना: है। 
ध्वंसते । दध्वंसे । ध्वंसिता । अध्वसत्‌ अध्वंसिष्ट । 

ध्वंसु गतो च ।१७॥ ध्वंस्‌ धातु का अर्थ जाना भी है। 

स्रम्भु विवासे ।१८॥ स्रम्भ्‌ धातु का अर्थ विश्वास करना हे । स्रम्भते । 
सस्रम्भे । स्र स्भिता । अस्रभत्‌ अस्रम्भिष्ट । 

इस धातु के पूर्व “वि” उपसर्ग अनिवार्यतः जोड़ा जाता है, तभी इसका अर्थ 
विशवास करना होता है । 

वृतु वर्तने 1१९॥ वृतु धातु का अर्थं 'होना' है। 

इस धातु के लट्‌ लकार में वतंते, लिट्‌ में चवृते, लुट्‌ में बतिता रूप बनते हैं, 
जिनमें सामान्य कार्य ही होते हैं। लट और लुट्‌ में तो गुण हो जाता है, किन्तु लिट्‌ 
में “ग्किङिति च” से निषेध हो जाने से गुण नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर “ऋदुपधेभ्यो 
लिट्‌: कित्वं गृणातु पूर्वविप्रतिषेधेन'' इस वातिक से गुण होने के पहले ही लिट्‌ 
कित्‌ हो जाता है। 

वृद्‌भ्य इति वृतु वर्तने, वृधु वृद्धौ, श्रधु शब्द कुत्सायाम्‌ (कुत्सित शब्द 
करना--अपान वायु का शब्द) स्यन्दू प्रस्रवणे (बहना) कृप्‌ सामथ्ये (समर्थ होना) 
इन पाँच धातुओं से विकल्पतः परस्मैपद हो, स्य और सन्‌ प्रत्यय के विषय में । 

न वृद्भ्यश्चतुभ्यः-वृत्‌ वृध्‌ श्रधू तथा स्यन्द इन चार धातुओं से परे 
सकारादि आर्धधातुक को इट्‌ न हो। तङ, प्रत्यय और आन (शानच्‌ और कानच्‌ 
प्रत्यय) के अभाव में अर्थात्‌ परस्मैपद में । 

वृतु धातु लृट्‌ लकार प्रथम पुरुष एकवचन में स्य प्रत्यय, “वृद्भ्यः स्यसनोः’ 
से परस्मैपद करने पर 'वृतु स्यति’ इस स्थिति में, आर्धधातुक 'स्य' प्रत्यय परे 


३८० संस्कृत-व्याकरण 


(१७०) तृ_फलभजत्रपश्च । ६।४।१२२॥ 


एषासत एत्व मभ्यास लोपइच स्यात्‌ किति लिटि सेटि थलि च । त्रेपे । त्रपिता, 
त्रप्ता । त्रपिष्यते, त्रप्स्यते । त्रपताम्‌। अत्रपत । त्रपेत । त्रपिषीष्ट, त्रप्षीष्ट । अत्रपिष्ट, 
अत्रप्त । अत्रपिष्यत, अत्रप्स्यत । 


इत्यात्मनेपदिनो धातवः । 


'आर्धेधातुकस्येडू वलादे:' सूत्र से इट्‌ प्राप्त होता है, किन्तु सकारादि आर्धधातुक 
प्रत्यय परे “न वृद्भ्यश्चतु्भ्यः' से उसका निषेध हो जाता है, तब गुण होकर वत्सं यति 
आदि रूप बनते हैं। जब वैकल्पिक होने के कारण परस्मैपद नहीं होता तब 'वृत्‌ 
स्यते’ इस स्थिति में इट्‌ और गुण तथा षत्व होकर वतिष्यते आदि रूप बनते हैं । 
लोट्‌ लङ विधिलिङ, में गुण आदि सामान्य कार्य होकर वर्तताम्‌ । अवर्तत । 
वर्तेत आदि रूप बनते हैं। आशीलिङ में इट्‌ तथा सामान्य कार्य होकर वतिषोष्ट 
आदि रूप होंगे । लुङ्‌ लकार में सिच्‌ गुण षत्व आदि होकर अर्वातष्ट आदि रूप 
होंगे । लुड_ लकार में लुटू लकार की भाँति 'स्य' करने पर पाक्षिक परस्मैपद होने पर 
प्राप्त इटू का निषेध तथा गुण होकर “अवत्सं यत्‌' आदि रूप बनेंगे । परस्मैपद न होने 
पर इट्‌ गुण होकर अवतिष्यत आदि रूप बनेंगे । 
वृध्‌ आदि शेष धातुओं के रूप सर्वथा वृत्‌ धातु के समान ही बनते हैं, 
परस्मैपद भी “स्य” प्रत्यय परे विकल्पतः होता है, और परस्मैपद में इट्‌ का 
निषेध भी-- 
वृध--वर्धते । ववृधे । वविता । वत्सं यति, वर्धिष्यते । वर्धताम्‌ । अवर्धत । 
वर्धेत । वधिषीष्ट । अर्वाधष्ट । अवत्स यत्‌, अवधिष्यत । 
श्रध्‌--शर्धेते । शशृधे । शधिता । शत्स यति, शिष्यते । शर्धताम्‌ । अशर्धत । 
शर्धत । शधिषीष्ट । अशधिष्ट । अशत्सं यतु, अशधिष्यत । इसी प्रकार स्यन्द्‌ आदि के 
भी रूप बनेंगे । 
दद दाने--दद धातु का अर्थ देना है । 
लट्‌ लकार में त शपू आदि सामान्य कार्य होकर “ददते' आदि रूप बनेंगे । 
न शसददेति--शस (हिंसायाम्‌) दद दाने तथा वकारादि धातुओं को और गुण 
शब्द से विहित अकार को एत्व और अभ्यास लोप न हो। 
दद धातु से लिटू लकार में 'असंयोगाल्लिटू किषु' सुत्र से लिट्‌ लकार के सभी 
प्रत्ययो के अपित्‌ होने से किवू होने के कारण, धातु को द्वित्व और अभ्यास कार्य करने 
पर “अत एक हलू मध्येऽना देशादे लिटि” सूत्र से एत्व और अभ्यास का लोप प्राप्त 
होता है, उसका “न शस दर्देत सूत्र से निषेध हो जाता है, अतः इस लकार के सभी 
रूपों में सामात्य कार्य ही होकर दददे, ददाते, दददिरे आदि रूप बनेंगे । लुट्‌ आदि 
लकारों में भी सामान्य कार्य ही होते हैँ--ददिता । ददिष्यते। ददताम्‌ । अददत | 
बदेत । ददिषीष्ट । अददिष्ट । अददिष्यत । 


nd) ms, २ 


आत्मपदिनो धातवः - ३८१ 


त्रपुष्‌ लज्जायाम्‌ --त्रप्‌ धातु का अर्थ 'लज्जित होना' है। इसके अकार और 
सकार इत्‌ संज्ञक है । 

लट्‌ लकार में त शप्‌ आदि सामान्य कार्ये होकर त्रपते आदि रूप बनते हैं । 

तू.फलेति--तू_. (तैरना) फल्‌ (फलना) भज्‌ (सेवा करना) और त्रप्‌ धातुओं 
को एत्व और अभ्यास लोप हो कित्‌ लिट्‌ और सेट्‌ थल्‌ परे रहते । 

त्रप्‌ धातु के आत्मनेपदी होने के कारण लिट्‌ लकार कित्‌ होता है । अतः इस 
लकार में “तृ फलेति”” सूत्र से सर्वत्र एत्वाभ्यास लोप होता है, अतः त्रेपे, त्रेपाते, 
त्रेपिरे । त्रेपिषे, त्रेपाथे, जेपिध्वे । त्रेपे, जेपिवहे त्रेप्बहे, त्रेपिमहे त्रेप्महे । रूप बनते 
हैं । इनकी सिद्धि सामान्य नियमानुसार ही होती है। वहि महि प्रत्ययों के परे इट्‌ के 
विकल्प का कारण धातु का 'ऊदितू' होना है, इसीलिये लुटू लुटू आशीलिङ लुङ 
लुङ लकारों में भी इट्‌ का विकल्प होता है । '“स्वरतिसूतिसूयति धूज दितो वा सूत्र 
इट्‌ का विकल्पतः विधान करता है । इस विकल्प के कारण उक्त लकारों में दो-दो रूप 
बनते हैं । 

लुट्‌--त्रपिता त्रप्ता । लुट्‌--त्रपिष्यते त्रप्स्यते। लोट्‌--त्रपताम्‌ । लड, 
अत्रपत । विधिलिङ - -त्रपेत । आशीलिङ --त्रपिषीष्ट त्रप्सीष्ट । लुङ -अत्रपिष्ट 
अत्रप्त । लुङः --अत्रपिष्यत अत्रप्स्यत । 


इत्यात्मनेपदिनो धातवः 


¢ 


अथोभयपदिनो धातवः 


श्रिज सेवायास्‌ ।१॥ 

श्रयति, श्रयते । शिश्राय, शिश्चिये । श्रयिता । श्रयिष्यति, श्रयिष्प्रते । श्रयतु, 
श्रयताम्‌, अश्रयत्‌, अश्ववत । श्रयेत्‌, श्रयेत । श्रीयात्‌ श्रयिबीष्ट । चङ --अशिश्भियत्‌, 
अशिश्चियत । अश्रयिष्यत्‌, अश्रयिष्यत । 

श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ ।१॥ श्रि धातु सेवा करने’ अर्थं में है। जित्‌ होने से यह 
उभयपदी है, इसके सभी लकारों के रूप परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों में बनेंगे । 

लट्‌ लकार में परस्मैपद में तिप्‌ शप्‌ (अ) गुण अयादेश होकर श्रयति, श्रयतः 
आदि रूप बनेंगे । आत्मने पद में त, शप्‌ गुण अयादेश होकर श्रयते, श्रयेते आदि रूप 
बनेंगे । 

लिट्‌ लकार परस्मैपद में तिप्‌ णल्‌, धातु को द्वित्व, अभ्यास कार्य- शिश्रि 
णित्‌ होने से इकार को /ऐ' वृद्धि, आय्‌ आदेश होकर शिश्राय, द्विवचन में अतुस्‌ के 
कित होने से वृद्धि निषेध, 'शिश्रि अतुस्‌' इस स्थिति में इकार को इयड आदेश, 
सकार को रुत्व विसर्गे होकर शिश्चियतुः, उस्‌ परे भी इयङ, होकर शिक्षियु: । म० पु० 
एकवचन में 'शिश्रि +थल्‌' इस स्थिति में 'ऊह दन्तै' रित्यादि कारिका में श्रि धातु का 
ग्रहण होने से, यहाँ इट्‌ का निषेध होगा अतः इट्‌ करने पर 'शिश्रि इ थ' इस स्थिति 
में सिप्‌ स्थानिक थल्‌ के पित्‌ होने से इकार को ए गुण अयादेश होकर शिश्षयिथ, 
इयडः - -शिश्चियथुः, शिश्चिय । णलुत्तमो वा--शिश्चाय, शिश्रय, इट्‌ इयड_-- शिश्चियिव, 
शिश्चियिम । 

लिटू लकार आत्मने पद में सभी प्रत्ययों के किव होने से गुण वृद्धि न होंगे 
अपितु सत्र इयङ्‌ और सामान्य कार्य होकर शिश्रिये, शिक्षियाते, शिश्चिविरे । 
शिश्रियिषे, शिश्रियाथे, शिश्रियिव्वे । शिश्रिये, शिश्रियिवहे, शिश्चियिमहे । 

लुट्‌ लकार 
परस्मैपद आत्मनेपद 
श्रयिता श्रयितारो श्रयितारः। श्रयिता श्रयितारौ श्रयितारः। 
श्रयितासि श्रयितास्थः श्रयितास्य। श्रयितासे श्रयितासाये श्रयिताध्बे । 
श्रयितास्मि श्रयितास्वः श्रयितास्मः। श्रयिताहे श्रयितास्वहे श्रयितास्महे । 
३८२ 


अथोमयपदिनो धातवः ३८३ 


भून भरणे ।२॥ 

भरति, भरते । बभार, वश्चतुः बच्चु: । वभर्थ, वभूव, वभुम । बच्चे, वभूषे । 
भर्तासि, भर्तासे । भरिष्यति, भरिष्यते । भरतु, भरताम्‌ । अभरत्‌, अभरत, भरेत्‌, 
भरेत । 

(१७१) रिङ, शयग्‌लिङ क्षु ७४।२८॥ 

शे यकि यादावार्धेधातुके लिङ, च ऋतो रिङ आदेशः स्यात्‌ । 


लृट्‌ लकार के दोनों पदों में सामान्य कार्य स्य इट्‌ गुण होकर श्रयिष्यति, 
श्रयिष्यते आदि रूप बनेंगे । 

लोट्‌ और लङ में सामान्य कार्य होकर श्रयतु, श्रयताम्‌ । अश्रयत्‌, अश्रयत 
आदि रूप होंगे । विधिलिङ, में - श्रयेत्‌, श्रयेत आदि रूप होंगे । 

आशीलिङ परस्मैपद में अक्कत सार्वधातुकयो:' सूत्र से दीघं होकर श्रीयात्‌ 
श्रीयास्ताम्‌ श्रीयासुः आदि रूप होंगे । आत्मने पद में इट्‌ गुण होकर श्रयिषीष्ट आदि 
रूप बनेंगे । लुङ लकार में “णिश्चिद्र स्र भ्यः कर्तरि चङ” सुत्र से च्लि को चङ आदेश, 
चडि० सूत्र से धातु को द्वित्व, अभ्यास कार्य, 'अशिश्रि अ तू' इस स्थिति में इयडः 
होकर “अशिश्रियत्‌, अशिश्रियत आदि रूप होंगे । लुङ में अश्रयिष्यत्‌, अश्रयिष्यत्‌ । 

भूज भरणे ।८॥ भृ धातु 'भरण पोषण करने' अर्थ में उभयपदी है । 


लट्‌ में--तिप्‌ शप्‌ गुण होकर तथा आत्मने पद में प्रत्यय के अकार को एत्व 
होकर 'भरति, भरते” इत्यादि रूप बनेंगे । 

लिट्‌ में भू भृ द्वित्व अभ्यास कार्य बभू--णल्‌ का अ, वृद्धि “बभार” बभृ+- 
अतुस्‌ तथा उस्‌ में यण्‌-बश्चतुः बच्चु: । थल्‌ परे गुण होकर बभर्थ--यहाँ “कृ सृ भू 
स्तु द्र, सर्‌, श्रुवो लिटि” सूत्र से इट्‌ का निषेध होता है, बच्चयुः बश्च । बभार बभर, 
बभूव, बभृम यहाँ भी उक्त सूत्र से इट्‌ का निषेध होता हे । आत्मनेपद में 'बभु + ए= 
यण्‌ होकर बच्चे, बश्चाते, बश्चिरे । बभृषे, बच्चाथे, बभृध्वे । बभ्र, बभूवहे, बभूमहे । 
लुटू में गुण होकर भर्तासि-भर्तासे । । 'ऋदधनोःस्ये' से इट्‌ होकर लुट्‌ में भरिष्यति 
भरिष्यते । लोट्‌ में--भरतु, भरताम्‌। लङ में अभरत अभरत्‌ । भरेत्‌ भरेत । 
आशीलिङ में भू यात्‌ इस स्थिति में अक्कतृ सार्वधातुकयो दीधः” सूत्र से दीर्घ प्राप्त 
होने पर-- 

रिङ शेति--श प्रत्यय तथा यक्‌ एवं यकरादि आर्धधातुक लिङ परे रहते 
ऋकार को रिङ आदेश हो । 

(रिङ में 'डः की इत्‌ संज्ञा है) 

प्रस्तुत सुत्र ऋकार को रिङ, (रि) आदेश करने पर ख्रियात्‌ रूप बनता है । 


३०४ संस्कृत-व्याकरण 


रीङि प्रकृते रिङ विधान सामर्थ्याद दीर्घो न-भ्रियात्‌ । . 

(१७२) उच्च १।२।१२॥ 

ऋवर्णात्‌ परो झलादी' लिङ सिचौ कितो स्तस्तङि । 

भृषोष्ट, भूषीयास्ताम्‌ । अभार्षोत । 

(१७३) ह्वस्वादद्कात्‌ ८।२।२७॥ 

सिचो लोपो झलि । 

अभृत, अभृषाताम्‌ । अभरिष्यत्‌, अभरिष्यत । 

हन्‌ हरणे ॥३॥ 

हरति, हरते । जहार, जहर्थ, जह्विव, जह्विम । जह्वे, जहिषे । हर्ता । 
हरिष्यति, हरिष्यते । हरतु, हरताम्‌ । अहरत्‌, अहरत । हरेत्‌, हरेत । 
ह्लियात्‌ हृषीष्ट, हृषीयास्ताम्‌ । अहार्षोत्‌ अहत । अहरिष्यत्‌, अहरिष्यत । 
धृज्‌ धारणे ।४॥। 

धरति, धरते । 


रीङि प्रकृते इति--यहाँ “रीङ, ऋतः’ सूत्र से रीङ को अनुवृत्ति हो सकती 
थी, फिर भी जो यहाँ ह्रस्व रिङ, का प्रस्तुत सूत्र में विधान किया गया है, इस 
सामर्थ्यं से रिङ करने के बाद _अक्कत्‌ सार्वंधातुकयोः--सूत्र से दीर्घं नहीं होता, यदि 
रिङ करने के बाद दीर्घ ही होना था तब तो यहाँ रिङ विधान की कोई आवश्यकता 
ही न थी । अतः श्चियात्‌ में रिङ, करने के बाद दीर्घ नहीं होता । 

उइचेति-ऋवर्णं से परे झलादि लिङ, और सिच्‌ कित्‌ होते हैं ।. तङि अर्थात्‌ 
आत्मनेपद में । 

आशीलिङः के आत्मनेपद में भू सी स्‌ त' इस स्थिति में यहाँ झलादि लिङ 
सीयुट्‌ का स' है अतः प्रस्तुत सूत्र से वह कित्‌ हो जायेगा, कित्‌ होने से गुण न होगा। 
तब षत्व ष्ट्रुत्व होकर भूषीष्ट भृषीयास्ताम्‌ आदि रूप बनेंगे । 

लुङ परस्मैपद में 'अ भृ स्‌ (सिन्‌) (ईट) (ई) त्‌' इस स्थिति में अनिट्‌ धातु 
होने से इट्‌ न होने से “सिचि वृद्धि: परस्मैपदेषु’ सूत्र से ऋ को आर्‌ वृद्धि होकर 
“आभार्षोत्‌ रूप बनेगा । इसके शेष रूप इस प्रकार होंगें । 

अभार्ष्टाम्‌, अभाषु :। अभार्षीः, अभाष्टंम्‌, अभाष्टे । अभाषम्‌, अभाष्वं,अभाष्मं । 

आत्मनेपद में अ भू (सिच्‌) स्‌ त' इस स्थिति में 'उश्च' से झलादि सिच्‌ के 
कित्‌ होने से गुण नहीं होगा । तव 'अ भृ स्‌ त' इस स्थिति में-- 

ह्लस्वादिति--हृस्वान्त अंग से परे सिच्‌ का लोप हो, झलू परे रहते । 

उक्त स्थिति में ह्वस्वान्त अङ्ग--अभू से परे सिच्‌ है और उसके आगे झल्‌ 
नकार है, अतः प्रस्तुतः सूत्र से सिच्‌ का लोप होने पर “अभृत” रूप बनेगा । द्विवचन 
में झल्‌ परे न होने से सिच्‌ का लोप न होगा, षत्व होकर 'अभूषातास्‌' रूप बनेगा । 
इसके शेष रूप इस प्रकार होंगे 


अथोभयपदिनो धातवः ३८५ 


णीज्‌ प्रापणे ।५॥ 

नयति, नयते । 

डुपचष्‌ पाके ।६॥ 

पचति, पचते । पपाच, पेचिथ पपक्थ । पेचे । पक्ता । 


अभ्नूषत । अभ्नृथाः । अभ्रृषाथाम्‌, अभृध्वम्‌ । अभृषि, अश्रृष्वहि, अभृष्महि । 

लृङ्‌ लकार में “ऋद्धनोः स्ये' से इटू गुण होकर अभरिष्यत्‌ अभरिष्यत आदि 
रूप बनेंगे । 

हज हरणे--ह धातु 'हरण करने' अर्थ में है । 

लट में शप्‌ गुण होकर हरति, हरते आदि रूप बनेंगे । 

लिटू में हृ हृ द्वित्व, अभ्यास कार्य, अभ्यासे चर्च, जहृ--अ' इस स्थिति में 
णित्त्वात्‌ ऋकार को आर्‌ वृद्धि जहार जह्लतुः जह्न : (यहाँ णित्‌ प्रत्यय न होने से 
वृद्धि न होगी यण्‌ होगा) थल्‌ परे गुण होकर जहर्थ, जह्नुः, जल, जहार जहर, 
जह्लिव जहिम यहाँ क्रादि नियम से इट्‌ हो जायेगा । आत्मनेपद में जह जल्लाते 
जहिरे (इरेच्‌) जहिषे (यहाँ क्रादि नियम से इट और षत्व होगा) इसी प्रकार वहि 
महि परे भी क्रादि नियम मे इट्‌ होकर जह्लिवहे, जहिमहे, रूप होंगे । लुट्‌ में अनिट्‌ 
होने से हर्तासि, हतसि । "ऋद्धनोः स्ये’ हरिष्यति, हरिष्यते, हरतु, हरताम्‌ । अहरत्‌ 
अहरत । हरेत्‌ हरेत । रिङ --ह्ियात, 'उइच' हृषीष्ट, लुङ परस्मैयद--अहार्षोत्‌, 
आत्मनेपद “हस्वादज्भात्‌” अहत, अहृषाताम्‌ लूङ्‌_--अहरिष्यत्‌, अहरिष्यत । 

धृज्‌ धारणे पृ धातु धारण करने, अर्थ में जितू होने से उभयपदी है । 

इस धातु के सभी रूप 'ह” धातु के समान बनते हैं, धातु के, अनिट्‌ होने से 
लिट्‌ लकार में इडादि कार्य भी 'ह' धातु के समान ही होंगे। यथा-- 

धरति, धरते । दधार, दध्रतुः, दधर्थ, दक्षिव, दक्षिम । दधे, दध्रिषे, दक्षिवहे, 
दध्चिमहे । धर्तासि, धर्तासे । धरिष्यति, धरिष्यते, धरतु, धरताम। अधरत्‌ अधरत । 
धरेत्‌ धरेत । श्रियात्‌, धृषीष्ट (यहाँ रिङ और “उश्च सूत्र के काये होंगे) लुड ८ 
अधार्षीत्‌, अधृत अधुषाताम्‌ । लुङ --अधरिष्यत्‌ अधरिष्यत । 

णीज[ प्रापणे--नी धातु का अर्थ ले जाना' है । 

लट्‌ में शप्‌ गुण अयादेश होकर नयति, नयते आदि रूप होंगे। लिट्‌ में धातु 
को द्वित्व अभ्यास कार्य ह्रस्व, 'निनी + अ' वृद्धि और आय्‌ आदेश होकर निनाय) 
निनी + अतुस्‌-यण्‌--निन्यतुः, निन्युः । अजन्त अनिट्‌ होने से 'अजन्तोऽकारवान्वायः 
तास्यनिद्‌ थलि वेडयम्‌' कारिका के अनुसार, थल्‌ परे विकल्पतः इट्‌ निनयिथ निनेथ, 
निन्यथुः, नित्य । निनाय, निनय, व और म परे क्रादि नियम से नित्य इट्‌ - निन्यिव, 
निन्यिम । आत्मनेपद में निन्ये, निन्याते, निन्यिरे । क्रादि नियम से, ध्वम्‌ वहि और 

२५ 


३८६ संस्कृत-व्याकरण 


भज सेवायाम्‌ ॥७॥। 


भजति, भजते । बभाज, भेजे । भक्ता भक्ष्यति, भक्ष्यते । 
अभाक्षीत्‌ अभक्त, अभक्षाताम्‌ । 


महि प्रत्यय परे नित्य इट्‌ू--निन्यिषे, निन्याथे, निन्यिध्वे। निन्ये, निन्यिवहे, निन्यिसहे । 
रूप बनेंगे-- 


लुट्‌ में अनिट्‌ होने से-नेतासि, नेतासे, नेष्यति नेष्यते । नयतु, नयताम्‌ । 
अनयत्‌ अनयत । नयेत्‌ नयेत । आशीलिङ,-_नीयात्‌ नेषीष्ट । लुङ, --अनेबीत्‌, 
अनेष्ट । अनेष्यत्‌ अनेष्यत । 

डुपचष्‌ पाके--पच्‌ धातु का अर्थ 'पकाना' है और स्वरितेत्‌ होने के कारण 
यह उभयपदी हे । 

लट्‌ लकार में शपू (अ) होकर--पचति, पचते आदि रूप बनेंगे । लिट्‌ लकार 
में द्वित्व, उपधावृद्धिः, पपाच, 'पपच्‌ अतुस्‌: इस स्थिति में 'अत एकहलूमध्ये-सूत्र से 
एत्वाभ्यास लोप होकर पेचतुः, पेचुः यह धातु अनिट्‌ अकारवान्‌ है, अतः थल्‌ प्रत्यय 
परे 'अजन्तोऽकारवान्वा यः इत्यादि कारिका के अनुसार विकत्पतः इट्‌ होगा । इट्‌ पक्ष 
में थलि च सेटि' सूत्र से एत्व और अभ्यास लोप होकर पेचिथ, इडभाव पक्ष में 'चोः 
कु, सूत्र से च्‌ को क्‌ होकर पपक्थ रूप बनेगा । 

पेचथुः, पेच । पपाच पपच, इट्‌--पेचिव, पेचिम । आत्मनेपद में सभी 
प्रत्ययों के कितु होने से सर्वत्र एत्वाभ्यास लोप तथा क्रादि नियम से, से, ध्वम्‌, वहि, 
महि प्रत्यय परे इट्‌ होगा -पेचे पेचाते पेचिरे । पेचिषे, पेचाथे, पेचिध्वे । पेचे, 
पेचिवहे, पेचिमहे । 

लुटू में -अनिट्‌ होने से इडभाव, कुत्व होकर पक्तासि, पक्तासे । लृट्‌ में 
पच्‌ स्यति’ इस स्थिति में 'चोः कु: से च्‌ को क्‌, इण्‌ ककार से परे 'स्य' के स्‌ को 
षत्व और क्‌ +-ष्‌ के संयोग में 'क्ष' होकर पक्ष्यति, पक्ष्यते । पचतु, पचताम्‌ । अपचत्‌ 
अपचत । पचेत्‌ पचेत । 

आ० लिङ, - पच्यावु, “पच्‌ सी स्‌ त' इस स्थिति में कुत्व षत्व ष्टुत्व होकर 


७ 


पक्षीष्ट । लुङ में अपच्‌ स्‌ (सिच) ई (ईट्‌) त्‌ । इस स्थिति में कुत्व, पत्व, क + षू 
संयोगे क्ष, अपाक्षीत्‌ । यहाँ 'वदव्रजहलन्तस्याचः' से वृद्धि होगी झलो झलि' सकार 
लोप-अपाक्ताम्‌ अपाक्षुः। अपाक्षीः सलोप-- अपाक्तम्‌, अपाक्त । अपाक्षम्‌, 
अपाक्ष्व अपाक्ष्म । आत्मनेपद में, त, थास्‌, ध्वम्‌ प्रत्यय परे झल्‌ मिल जाने से 
सिच्‌ के सकार का लोप हो जाता है, शेष स्थलों पर क्‌ + प =क्ष होता हँ--अपक्त, 
अपक्षाताम्‌ अपक्षत । अपक्था:, अपक्षाथाम्‌, अपर्ध्वम्‌ । अपक्षि, अपक्ष्वहि, अपक्ष्महि । 
लूड लकार के रूपों में सवंत्र कन ष=क्ष हो जाता है--अपक्ष्यत्‌, अपक्ष्यत आदि 
रूप बनते हें । 

भज सेवायाम्‌ --भज धातु 'सेवा करने” अर्थ में है, और स्वरितेत्‌ होने से 
उभय पदी भी है । 


क 


री 


_ अथोभयपदिनो धातवः ३८७ 


यज देवपुजा संगतिकरणदानेषु ।८॥ 

यजति, यजते । 

(१७३) लिव्यभ्यासस्यो भयेषस्‌ ।६।१।१७॥ 
वच्यादीनां ग्रह्मादीनां चाभ्यासस्य संप्रसारणं लिटि । 
इयाज । 

(१७४) वचिस्वपियज्ञादीनां किति ।६।१।१५॥। 
वचिस्वाप्यो यजादीनां च संप्रसारणं स्यात्‌ किति । 
ईजतुः, ईजुः, इयजिथ, इयष्ठ । ईजे । यष्टा । 

(१७५) षढोः कः सि (८२४१ ॥ 

यक्ष्यति, यक्ष्यते । इज्यात्‌, यक्षीष्ट । अयाक्षीत्‌, अयष्ट । 


लट्‌ में शप्‌ होकर--भजति, भजते आदि रूप बनेंगे । लिट्‌ में धातु को द्वित्व 
अभ्यास कार्य, “अभ्यास चर्चे, से भ को बकार एवं उपधा वृद्धि होकर बभाज आदि 
रूप बनेंगे । भेअतुः भेजुः आदि में एत्वाभ्यास लोप । थल्‌ परे अनिट्‌ अकारवान्‌ होने 
से विकल्पतः इट्‌ और “थलि च सेटि” से इट्‌ पक्ष में भेजिथ और इडभावपक्ष में 
बभक्थ (चोःकुः) से ज्‌ को ग्‌, पुनः (खरि च) से ग्‌ को क्‌ होगा । भेजथुः भेज, बभाज 
बभज, भेजिव भेजिम । 

आत्मनेपद में सभी प्रत्ययों के कित्‌ होने से सर्वत्र एत्वाभ्यास लोप, तथा 
क्रादि नियम से, से, ध्वम्‌ वहि, महि प्रत्ययो के परे नित्य इट्‌ होता है। शेष सभी 
कार्य पच्‌ धातु के समान ही होते हैं। भेजे, भेजाते, भेजिरे। भेजिषे, भेजाये, 
भेजिध्वे । भेजे, भेजिवहे, भेजिमहे । 

लुट्‌ में अनिट्‌ होने से इडभाव, चोःकुः से कुत्व, खरिच से चर्त्वं होकर 
भक्तासि, भक्तासे । लुट्‌ में 'भज्‌ स्यति’ इस स्थिति में जू को ग्‌, ग॒ को क्‌ षत्व, 
क+ष==क्ष होकर भक्ष्यति, भक्ष्यते। लोट्‌-भजतु भजताम्‌ । लङ अभजत्‌, 
अभजत । वि-लिड_--भजेतू, भजेत । आ० लिङ --भज्यात्‌, भज्‌ सी स्‌ त इस स्थिति 
में कुत्व, चत्वं पत्व ष्ट्रुत्व होकर भक्षीष्ट । लुङ में--अ भज्‌ (सिच्‌) स्‌ ईट्‌ त्‌' इस 
स्थिति में वदव्रजहलन्तस्याचः—से वृद्धि, कुत्व चत्वं षत्व क+ष+क्ष होकर 
अभाक्षीत्‌, झो झलि--सकार लोप, अभाक्ताम्‌, अभाक्षुः । अभाक्षौः, अभाक्तप्‌ 
अभाक्त । अभाक्षम्‌ अभाक्ष्व अभाक्ष्स । 

आत्मने पद में त, थास्‌, ध्वम्‌ प्रत्ययों के परे सिच्‌ के सकार का लोप होकर, 
शेष स्थलों पर क +ष = क्ष होकर अभक्त, अभक्षाताम्‌ अभक्षत । अभक्याः अभक्षाथाम्‌ 
अभग्ध्वम्‌, अभक्षि, अभक्ष्वहि अभक्ष्महि । लुड में--अभक्ष्यत्‌ अभक्ष्यत । | 

यज्‌ देवपुजा संगति करणदानेषु--यज्‌ धातु देव पूजा आदि अर्थो में है और 
स्वरितेतु होने से उभयपदी भी है । 


३८८ संस्कृत व्याकरण 


लट्‌ लकार में शप्‌ होकर यजति, यजते आदि रूप बनेंगे । 
लिट्यभ्यासस्येति--लिट्‌ लकार परे रहते, वच्‌ आदि तथा ग्रह आदि दोनों 
गणों की धातुओं के अभ्यास को संप्रसारण होता है । (वच्‌ आदि धातु 'वचिस्वपिय- 
जादीनां किति' सूत्र में. तथा ग्रह आदि धातु 'ग्रहिज्या वयिव्यधिवष्टि विचति वृश्चति 
पूच्छतिभ्ृज्जतीनां ङिति च' सूत्र में बतलाये गये हैं । इन सभी धातुओं के अभ्यास को 
संप्रसारण होता है-अर्थात्‌ र्‌ को ऋ, य को इ, और व को उ होता है। 
वचीति--वच्‌ (बोलना) स्वप्‌ (सोना) और यज आदि धातुओं को कित्‌ 
प्रत्यय परे संप्रसारण होता है । (यज्‌ आदि नौ धातुयें हैं-यजिर्वपिवेहिश्चैव, वसिवेज 
व्येञ्‌ इत्यपि ह्वेञ बदी शवयतिश्चेति, यजाद्याः स्युरिमे नव”) लिट्‌ लकार में यज्‌ धातु 
से परस्मपद में तियू णल्‌ (अ) द्वित्व अभ्यास कार्य य यज्‌ अ' इस स्थिति में 
“लिद्यभ्यासस्येति सूत्र से अभ्यास के यकार को 'इ' संप्रसारण, 'संप्रसारणाच्च' सूत्र 
से अकार का पूर्वरूप, उपधा वृद्धि होकर 'इयाज” रूप बनता है द्विवचन में कितु लिट 
अलुस्‌ परे 'वचीति' सूत्र से यकार को संप्रसारण और “संप्रसारणाच्च सूत्र से अकार 
का पूवं रूप होकर इज्‌ बन जाने पर द्वित्व अभ्यास कार्य, 'इ इज अतुस्‌’ इस स्थिति 
में सवर्ण दीर्घ होकर ईजतुः, इसी प्रकार उस्‌ परे ईजुः रूप बनेंगे । 

(धातु को द्वित्व होने से पूर्व ही परत्वात्‌ संप्रसारण और तदाश्रय कार्य-- 
अकार का पूर्व रूप, हो जाता है, तव द्वित्व आदि कार्य होते हैं, इसीलिए कहा गया 
है--(संप्रसारणं तदाश्रयं कायं च वलवत्‌) म० पु० एकवचन में सिप्‌ स्थानिक थल 
परे, धातु के अनिट्‌ अक़ारवान्‌ होने से वैकल्पिक इट्‌ होता है, इट्‌ पक्ष में 'लिट्यभ्यास- 
स्येति से संप्रसारण होकर इयजिय रूप बनता है, इडभाव पक्ष में 'इयज्‌ थ, इस स्थिति 
में ब्रश्‍चेति सुत्र से जकार को मूर्धन्यादेश षकार तथा ष्ट्रतव होकर इयष्ठ रूप बनेंगा । 
ईजथुः, ईज । इयाज, इयज, ईजिव, ईजिम, रूप होगे । 

आत्म ने पद में सभी प्रत्ययों के कित्‌ होने से सर्वत्र द्वित्व से पहले संप्रसारण 
होगा, तदनु इज्‌ इज्‌ द्वित्व अभ्यास कार्य, सवर्णे दीर्घं होकर रूप बनेंगे । से, ध्वम्‌, 
वहि, महि प्रत्ययों के परे इट भी होगा -ईजे ईजाते ईजिरे । ईजिषे, ईजाथे, ईजिध्वे । 
ईजे, ईजिवहे, ईजिमहे, रूप बनेंगे । 

लुटू में अनिट्‌ होने के कारण इट्‌ न होगा, ब्रश्चेति सूत्र से जकार को षकार 
और ष्ट्रु्व होकर यष्टासि, यष्टासे आदि रूप होंगे । 

लुट्‌ में यज्‌ स्य ति' इस स्थिति में ब्रश्‍चेति सूत्र से जकार को षकार करने 
पर 'यष्‌ स्य ति’ इह स्थिति में— 


षढोरिति--षकार और ढकार को ककार होता है । सकार परे रहते । 

उक्त स्थिति में षकार के आगे सकार है अतः प्रस्तुत सूत्र से षकार को 
ककार करने पर, ककार इण्‌ से परे प्रत्यय स्य' के सकार को मूर्धन्य षकार होकर 
क्‌+-ष्‌+-क्ष होकर यक्ष्यति रूप बनेगा, आत्मने पद में भी इसी प्रकार यक्ष्यते आदि 
रूप होंगे । 


A 
fl 
f= 


अथोभयपदिनो धातवः 
वह प्रापणं ।&॥ 
वहति, वहते । उवाह, ऊहतुः ऊहुः उवहिथ । 
(१७६) झषस्तथो धोऽधः ।८।२।४०॥ 
झषः परयोस्तथो धेःस्यात्‌ न तु दधातेः । 
(१७७) ढो ढे लोपः। ढो लोपःस्यात्‌ ढे परे 
(१७८) सहिवहोरोदवर्णस्य ।६।३।११२॥ 
अनयोरवर्णस्य ओत्‌ स्यात्‌ ढ लोपे। उवोढ । ऊहे । बोढा । वक्ष्यति । अवाक्षीत्‌ 


अवोढाम्‌, अवाक्ष्‌ : । अवाक्षीः । अवोढम्‌, अवोढ, अवाक्षम्‌, अवाक्ष्व, अवाक्ष्म । अवोढ, 
अवक्षाताम्‌, अवक्षत । अवोढाः, अवक्षाथाम्‌ अवोढ्त्रम्‌ । अवक्षि, अवक्ष्वहि अवक्ष्महि । 


` अवक्ष्यत्‌ । अवक्ष्यत । 


इत्युभयपदिनो धातवः 
इतिभ्वादयः 


लोट्‌--यजतु, यजताम्‌ । लडः---अयजत्‌ अयजत । वि० लिडः--यजैन्‌ यजेत्‌ । 
आ० लिङ में परस्मैपद में यासुट्‌ के कितु होने से विचिस्वपियजादीनां किति' सूत्र से 
यकार को संप्रसारण तथा अकार का पूर्व रूप होकर इज्यात्‌ आदि रूप होंगे । आत्म 
ने पद में यज्‌ सीयुट त इस स्थिति में व्रश्चेति सूत्र से जकार को षकार “षढोः कः सि, 
सूत्र से, सीयुट्‌ के सकार के आगे होने से, षकार को ककार, ककार इणू से परे सकार 
को मूर्धन्य षकार, क्‌ न-ष्‌ =क्ष, तथा सुट्‌ एवं ष्टरत्व होकर यक्षोष्ट रूप बनेगा, इस 
लकार के शेष रूप इप प्रकार होंगे 

यक्षीष्ट, यक्षीयास्ताम्‌, यक्षीरन्‌ । यक्षोष्ठाः, यक्षीयास्थाम्‌, यक्षीध्वम्‌ । यक्षीय, 
यक्षीचहि, यक्षीमहि । 

लुङ्‌ लकार में परस्मैपद मै “अ यजू स ई त्‌” इस स्थिति में जकार को 
षकार, षकार को ककार, षत्व, ष्ट्रुत्व, वृद्धि होकर अयाक्षीत्‌ रूप बनता है, इसके शेष 
रूप इस प्रकार हैं- अयाक्षीत्‌, अयाष्टाम्‌ अयाक्ष्‌: । अथाक्षीः, अयाष्टम्‌ अयाष्ट 1 
अयाक्षम्‌, अयाक्ष्व, अयाक्ष्स । 

अयाष्टाम्‌ अयाष्टम्‌ अयाष्ट आदि रूपों में ताम्‌ तमू त परे रहते यज्‌ धातु के 
जकार को षकार और सिच्‌ के सकार का झल्‌ परे लोप हो जायेगा, तब तकार के 
साथ ष्ट्रुत्व होकर उक्त रूप बनेंगे । जहाँ झल्‌ परे नहीं होगा, वहाँ अयाक्षीत्‌ की 
भाँति षकार, ककार, षत्व, क्‌ +ष=क्ष होकर रूप बनेंगे । 

आत्मने पद में 'अयज्‌ स त' इस स्थिति में झल्‌ परे सकार लोप, जकार को 
षकार और ष्टुत्व होकर अयष्ट रूप होगा, इसके शेष रूपों में जहाँ झल्‌ परे न 
मिलेगा सकार लोप न होगा, तब जकार को षकार, षकार को ककार और सकार 
को षत्व, क्‌+ ष =क्ष होकर भयक्षाताम्‌ अयक्षत । अयष्ठाः, अयक्षाथाम्‌ सयर्ल्वम्‌) 
भयक्षि, अघक्ष्वहि अयक्ष्महि । रूप बनेंगे । 


३६० संस्कृत-व्याकरण 


लृड्‌ लकार में 'अयज्‌ स्य त्‌' इस स्थिति में जू को ष्‌, ष को क्‌, स्‌ का 
षत्व, क्‌ + ष=क्ष होकर अयक्ष्यत्‌, अयक्ष्यत आदि रूप बनेंगे । 

बह्‌ घ्रापणे-वह-धातु का अर्थ वहना और ले जाना है। स्वरितेत्‌ होने से 
यह भी उभय पदी है । 

लट में शपू होकर वहति बहते आदि रूप बनेंगे । 

लिट्‌ में धातु को द्वित्व, अभ्यास कार्य 'व वह अ' इस स्थिति में 'लिट्यभ्यास- 
स्येति' सूत्र से अभ्यास के वकार को उ संप्रसारण, पुर्व रूप, उपधा वृद्धि होकर उवाह, 
द्विवचन में तस्‌ स्थानिक अतुस्‌ के किव होने से द्वित्व के पूर्व ही, बचीति सूत्र से 
संप्रसारण पूर्व रूप होकर उह उह को द्वित्व अभ्यास कार्य, सवर्ण दीर्घ होकर 
ऊहतुः इसी प्रकार उस्‌ परे ऊहुः रूप बनेंगे । थल्‌ परे अनिट्‌ अकारवान्‌ होने से 
वैकल्पिक इटू, इट्‌ पक्ष में उबहिथ, इडभाव पक्ष में 'उवह, थ' इस स्थिति में-- 

झष इति- झष्‌ प्रत्याहारान्तर्गंत वर्णो के परे तकार और थकार को धकार 
हो, पर 'धा' धातु से न हो । 

उक्त स्थिति में, सबसे पहले हकार को ढकार होकर उवढ थ, इस स्थिति में 
झष्‌ वर्ण 'ढ' से परे थकार को प्रस्तुत सूत्र से धकार तदनु ष्टुत्वेन धकार को भी 
ढकार होकर 'उवढ ढ' इस स्थिति में-- 

ढो ढ इति--ढकार परे रहते ढकार का लोप हो। 

उक्त स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से प्रथम ढकार का लोप होकर 'उव ढ! इस 
स्थिति में-- 

सहिवहो रिति- सह-और वह-धातुओं के अवर्ण को ओकार होता है, ढकार 
परे रहते । 

५ उक्त स्थिति में ढकार परे, धातु के वकार के अकार को ओकार होकर उवोढ 

रूप बनेगा । 


(वस्तुतः यह सूत्र 'ढू लोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः? सुत्र से ढ लोप होने पर प्राप्त 


दीर्घं का अपवाद है) द्विवचन में ऊहथुः, ऊह्‌ । उवाह, उवह, ऊहिव, ऊहिम | वम. 


परे क्रादिनियम से नित्य इट्‌ होता है। 


, आत्मने पद में सभी प्रत्ययों के कित्‌ होने से, द्वित्व से पूर्व ही वचीति सूत्र से 
सप्रसारण और पुर्व रूप होकर उह.-_को द्विल्व अभ्यास कार्य दीर्घ होकर ऊहे, ऊहाते, 
ऊहिरे । ऊहिषे, ऊहाथे, ऊहिध्वे । ऊहे, ऊहिवहे, ऊहिमहे, रूप होंगे लुटू लकार में 
अनिट्‌ होने से 'वह-तास्‌ ति’ इस स्थिति में पूर्ववत्‌ ढत्व, धत्व, ष्टुत्व, ढलोप, एवं 
ओत्व होकर ' बोढा, बोढारो, बोढारः, वोढासि आदि रूप होंगे, आत्मने पद में भी 
इसी प्रकार, बोढासे आदि रूप बनेंगे । 

लृटू लकार में “वह स्य ति' इस स्थिति में भी पूर्ववत्‌ ढत्व, षढ़ोः कः सि’ से 
ढ़कार को ककार, स्य' के सकार को षत्व, क्‌न-षू=क्षू होकर वक्ष्यति आत्मने पद 
में बक्ष्यते आदि रूप बनेंगे । 


अथोभयप दिनो धातव: ३९१ 


लोट्‌---वहतु वहताम्‌, लडः--अवह॒त्‌ अवहत । वि० लिड्‌--वहेत्‌ वहेत । 
आ० लिडः--वह-यातु' इस स्थिति में यासुट्‌ के कित्‌ होने से 'वचीति' सूत्र से वकार 
को उ संप्रसारण और पूर्व रूप होकर उल्यात्‌ आदि रूप होंगे । आत्मने पद में वह - 
सीष्ट' यहाँ भी पूर्ववत्‌ ढत्व कत्व, षत्व, क्षत्व होकर वक्षीष्ट, वक्षीयास्ताम्‌ वक्षी रन्‌, 
वक्षीष्ठा: वक्षीयास्थाम्‌ वक्षीध्वम्‌ वक्षीय वक्षीवहि वक्षीमहि रूप बनेंगे । 

लुङ्‌ लकार परस्मैपद में 'अ वह-(सिच) स ई तु' इस स्थिति में पूर्ववत्‌ ढत्व 
कत्व, षत्व और क्षत्व तथा वृद्धि होकर अवाक्षीत्‌, द्विवचन में 'अ वह स्‌ ताम्‌. इस 
स्थिति में झलू वर्ण तकार परे रहते 'झलो झलि' से सकार लोप, ढत्व, धत्व, ढो ढे 
लोप:---ढलोप, और ओत्व होकर अवोढाम, वहुवचन में उस्‌ परे, ढत्व, कत्व, षत्व 
क्षत्व वृद्धि होकर अवाक्षः । अवाक्षीः, अवोढम्‌, अवोढ । अवाक्षम्‌ अवाक्ष्व अवाक्ष्म । 

जहाँ स्वरादि प्रत्यय आगे होता है वहाँ झल परे न मिलने पर सकार लोप 
नहीं होता, यदि स्वरादि प्रत्यय नहीं भी है, पर झल्‌ वर्ण परे नहीं है तो भी सकार लोप 
न होगा, वहाँ तो क्रमशः ढत्व, कत्व, षत्व और क्षत्व होता है । किन्लु सकार लोप होने 
पर क्रमशः ढत्व, धत्व, ष्टुत्व, ढलोप ओत्व होता है, इन रूपों में यही प्रक्रिया सर्वत्र होती 
हे । आत्मने पद में 'अ वह स त' इस स्थिति में झल्‌ परे सकार लोप, ढत्व, धत्व, 
ष्ट्रुत्व ढलोप ओत्व होकर अवोढ, द्विवचन में 'अ वह-स आताम्‌' इस स्थिति मेंस 
लोप न होगा । ढत्व, कत्व, षत्व, क्षत्व होकर अवक्षाताम्‌ इसी प्रकार अवक्षत, शेष 
रूपों की भी सिद्धि इसी प्रक्रिया से होगी-- 

अवोढ अवक्षाताम्‌ अवक्षत । अवोढाः अवक्षाथाम्‌ अवोढ्वम्‌ । अवक्षि, अवक्ष्वहि, 
अवक्ष्महि । 

लृङ्‌ लकार में । अवह स्य त्‌, इस स्थिति में संत्र ढत्व कत्व षत्व क्षत्व हो 
कर अवक्ष्यत्‌ एवं अवक्ष्यत आदि रूप वनेंगे । 

इन नौ उभय पदी धातुओं में केवल श्रिज धातु ही सेट्‌ है, शेष सभी 
अनिट्‌ है । 


इत्युभयपदिनो धातवः 
इति भ्वादिप्रकरणस्‌ 


अथ अदादिगणः 


अद भक्षणे ।१॥ 

(१७६) अदिप्रभृतिभ्यः शपः ।२।४।७२॥ 

लुक्‌ स्यात्‌ । अत्ति, अत्तः, अदन्ति । अत्सिः, अत्यः' अत्य । आदिम, अदवः, 
अदृसः । 

(१८०) लिट्यन्तरस्यामु ।२।४।४०॥ 

अदो घस्लृ वा स्यात्‌ लिटि। जघास । उपधा लोपः । 

(१८१) शासिवसिघसीनां च ।८।३।६०॥ 

इण्‌ कुम्यां परस्येषां सस्य षः स्यात्‌ । घस्य चत्वंम्‌- जक्षत्‌, जक्षुः । जघसिथ, 
जक्षथुः, जक्ष । जघास, जघस, जक्षिव, जक्षिम । आद, आदतुः आदुः । 


अद्‌ भक्षणे--राक्षसादि के द्वारा 'खाने' के अर्थ में है। 
अदिप्रभृतिभ्य इति--अदादिगण की धातुओं से परे शप्‌ प्रत्यय का लोप हो। 
लटू लकार में तिप्‌ शप्‌ करने पर प्रस्तुत सूत्र से शप्‌ प्रत्यय का लोप होकर, 
'खरि च/ सूत्र से दकार को तकार होकर अत्ति, अत्तः, अदन्ति । सिप्‌ परे चत्त्वे 
होकर अत्सि अत्थः, अत्थ । चत्त्वे होकर- अश्सि, अदुवः, अद्मः, रूप बनेंगे । 
लिटीति--लिट्‌ परे रहते, अद धातु को घस्लू आदेश विकल्प से हो। (घस्‌ 
शेष बचता है, लृ इत्‌ संज्ञक है) 
लिटू लकार परे अडु धातु को प्रस्तुत सूत्र से घस्‌ आदेश, घस्‌ घस्‌ द्वित्व, 
अभ्यास काये, 'कुहोश्चुः' सूत्र से घकार को चवर्ग झकार, 'अभ्यासे चर्च सूत्र से 
झकार को जश्‌ जकार, उपधा वृद्धि होकर 'जघास' रूप बनेगा । 
अतुस्‌ परे, 'जघस्‌ अतुस्‌' इस स्थिति में “गम्‌ हन्‌ जन, खन्‌ घसां लोपः 
क्ङित्यनङि” सूत्र से उपधा के अकार का लोप, 'ज घ्‌ स्‌ अतुस्‌' इस स्थिति में-- 
शासीति -इण्‌ और कवग से परे शाक्ष्‌ वस्‌ और घस्‌ धातुओं के अवयव सू 
को षत्व हो । 


३६२ 


=. 


~ 


RTRs 


je 


अथ अदादिगण: ३९३ 


(१८२) इडत्त्यतिव्ययतीनास्‌ ।७।२।९६६॥। 

अद्‌ ऋ व्येज एभ्यस्थलो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । आदिथ । अत्ता । अत्स्यति । 
अत्तु, अत्तात्‌, अत्तास्‌, अदन्तु । 

(१८३) हुझल्भ्यो हेधिः ६।४।१०१॥ 

हो झंलन्तेभ्यशच हेधिःस्यात्‌ । अद्धि अत्तात्‌, अत्तम्‌, अत्त । अदानि, अदाव, 
अदाम । 

(१८४) अदः सवषाम्‌ ७।३।१००॥ 

अदः परस्थापृत्तः सार्वधातुक स्याट्‌ स्यात्‌ सर्वमतेन । 

आदत्‌, आत्ताम्‌, आदन्‌ । आदः, आत्तम्‌, आत्त । आदम, आद, आदम । 

अद्यात्‌, अद्याताम्‌, अद्युः । अद्यात्‌ । अद्यास्ताम्‌, अद्यासुः । 

(१८५) लुङ सनोघंस्ल्‌ ।२।४।३७॥ 

अदो घस्लू स्यात्‌ लुङि सनि च । 

लृदित्वादड, अघसत्‌ । आत्स्यत्‌ । 


उक्त स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से सकार को षत्व होने पर “खरि च' सूत्र से घ्‌ 
को चर्त्वं ककार होगा; तब 'ज क्‌ ष्‌ अतुस्‌' इस स्थिति में क+-ष्‌=क्ष्‌ होकर 
'जक्षतुः' रूप बनेगा, इसी प्रकार उस्‌ परे रहते जक्ष: रूप होगा । 

(यहाँ आदेश प्रत्ययोः सूत्र से सकार को षत्व नहीं हो सकता था क्योंकि 
इन धातुओं का सकार न तो आदेश रूप ही है और न प्रत्ययावयव ही है । यद्यपि 
अद्‌ को घस्‌ आदेश होता है और यहाँ सकार इस प्रकार आदेश का अवयव हो जाता 
है, तथापि उक्त सूत्र केवल आदेश रूप सकार को षत्व करता है न कि आदेश के 
अवयव सकार को, अतः यहाँ प्रस्तुत सूत्र से षत्व का विधान किया गया है) थल्‌ 
परे 'जघस्‌ थल्‌' इस स्थिति में नित्य इट्‌ होकर 'जघसिथ' केवल एक रूप बनता है । 


(यद्यपि घस्‌ अकारवान्‌ है तथापि यह तास्‌ प्रत्यय परे नित्य अनिट्‌ नहीं है 
क्योंकि अद्‌ को घस्ल आदेश केवल लिट्‌ और लुङ में ही होता है, तास्‌ प्रत्यय परे 
नहीं, अडू धातु का तास्‌ प्रत्यय परे 'अत्ता' रूप बनता है, अतः अड्‌ धातु तो तास्‌ परे 
नित्य अनिट्‌ हे पर घस्‌ नहीं, अतः यहाँ नित्य इट्‌ होता है, अतएव क्रादिनियम से 
व, म? परे भी नित्य इट्‌ होता है। इस लकार के अन्य शेष रूप पूर्ववत्‌ बनते हैं-- 
जक्षथुः, जक्ष । जघास जघस, जक्षिव, जक्षिम । 


लिट लकार में घस्ल आदेश विकल्पतः होता है, अतः घस्लु आदेश के अभाव 
पक्ष में, अद्‌ अद्‌ द्वित्व, अभ्यास कार्य, दीर्घ, होकर आद, आदलुः, आदुः रूप बनेंगे । 
थल्‌ परे 'आदू--थ' इस स्थिति में 

इडिति- -अद्‌ धातु, ऋ धातु (जाना) व्येन, (आच्छदनार्थक) धातुओं से थल 
परे नित्य इदू हो । 


३६४ संस्कृत-व्याकरण 


उक्त स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से नित्य इट्‌ होकर केवल एकरूप आदिथ' 
बनता है । 


(यद्यपि यह अद धातु अकारवान्‌ और तास्‌ प्रत्यय परे नित्य अनिट्‌ भी है, 
अत: 'अजन्तोऽकारवान्‌ वा यः” इस कारिका के नियमानुसार इसमें विकल्पतः इट्‌ 
होना था, तथापि प्रस्तुत सुत्र से यहाँ नित्य इट्‌ का विधान होने से नित्य इट्‌ होकर 
एक ही रूप बनेगा) इस लकार के शेष रूप, पूर्ववत्‌ आदुः आद । आइ आदिच 
आदिम होंगे । व, म परे क्रादिनियम से नित्य इट्‌ होगा । लुट्‌ लकार में अनिट्‌ होने 
से दकार को चत्वे तकार होकर अत्ता आदि रूप होंगे । 

लुट्‌ में 'अड स्य ति' इस स्थिति में दकार को चत्त्वेन तकार होकर अत्स्यति' 
आदि खूप बनेंगे । | 

लोटू लकार में शपू प्रत्यय का लोप होने पर, चर्त्वेन दकार को तकार होकर 
जसु अत्तात्‌, अत्ताम्‌, अदन्तु, रूप होंगे, सिप्‌ परे, सि को 'सेह्य पिच्च’ से हि आदेश 
होने पर 'अद्‌ हि' इस स्थिति में-- 

हुझलिति- हु (हवन करना आदि) तथा झलन्त धातुओं से परे हि को धि 
आदेश हो । 

उक्त स्थिति में झल्‌ वर्ण अद्‌ के द्‌ से परे हि है, अतः प्रस्तुत सूत्र से हि को 
धि आदेश करने पर, 'अद्धि' रूप बनता हैं, शेष रूप--अत्तात्‌ अत्तम्‌ अत्त । अदानि 
अदाव, अदाम होंगे- उत्तम पुरुष में शपू लोप होने पर “आड्त्तमस्य पिच्च” सूत्र से 
सर्वत्र 'आद्‌' का आगम हो जाता है। 


लङ, लकार में आडजादीनाम्‌' सूत्र से आद्‌ का आगम होने पर 'आद्‌ तू' 
इस स्थिति में- 


अद इति--अद्‌ धातु से परे अपृक्त सार्वधातुक को 'अट्‌' का आगम हो, 
सभी आचार्यो के मत में । 

उक्त स्थिति में अपृक्त सार्वधातुक 'तु' के परे अ: धातु से 'अट्‌' का प्रस्तुत 
सुत्र से आगम होकर आदत्‌ रूप बनेगा । ताम्‌ आगे रहते अपक्त हल्‌ न होने से अट्‌ न 
होगा, अतः आत्ताम्‌ रूप होगा, झि परे अन्तादेश होकर तकार का संयोगान्त लोप 
होने पर आदन्‌ रूप होगा । सिप्‌ परे भी केवल सकार शेष रहने से अपृक्त हल्‌ परे 
'अट्‌' होकर आदः रूप होगा । आत्तम्‌ आत्त यहाँ अट्‌ न होगा, क्योंकि अपृक्त हल्‌ 
नहीं है । मिप्‌ परे मिप्‌ को अमु आदेश होने से अट्‌ नहीं होता, अतः 'आदम्‌' वस्‌ मस्‌ 
परे केवल चत्वं होकर आदुव आदुम रूप बनते हैं, यहाँ अपृक्त हल न होने से अट्‌ 
नहीं होता । 

विधिलिड में अद्‌ से शप्‌ होने पर उसका लोप हो जाता है। अतः यासुट्‌ 
होने पर अकार से परे न मिलने के कारण अतो येयः” से यास्‌ को 'इय्‌' आदेश नहीं 
होता, सार्वधातुक लकार परे होने से 'लिङ: सलोपोऽनन्त्यस्य सूत्र से सकार का लोप 


अथ अदादिगणः - ३६५ 


हन्‌ हिसागत्यो: ॥२॥ 

हन्ति । 

(१८६) अवुदात्तोषदेशवनतितनोत्यादीनाम नुनासिकलोपो भलि 

किङति ।६।४।३७॥ 

अनुनासिकान्तानामेषां बनतेइच लोपः स्यात्‌, झलादौ किति डिति परे । 

यसि रमि नमि गमि हनि मन्यतयोऽनुदात्तोपदेशाः । 

तनु क्षणु क्षिणु ऋणु तृणु वनु मन तनोत्यादयः । 

हतः, ध्नन्ति । ह सि, हथः, हथ । हन्मि, हन्वः, हन्मः । 

जघान । जध्नतुः, जध्नुः । 

(१८७) अभ्यासाच्च ॥७३॥५५॥ 

अभ्यासात्‌ परस्य हुन्ते ह स्य कुत्वं स्यात्‌ । जघनिथ, जघन्थ, जघ्नथुः, जघ्न । 
जघान जघन, जध्निव, जघ्निस । 

हन्ता । हनिष्यति । हन्तु हतात्‌, हताम्‌, ध्नन्तु । 


हो जाता है, अतः अद्यात्‌ अद्याताम्‌, अद्यः, अद्याः, अद्यातम्‌ अद्यात । अद्याम, अद्याव, 
अद्याम, रूप बनते हें । 


आशीलिङ में आर्धधातुक लकार होने से सकार का लोप नहीं होता, अतः 
अद्यात्‌ रूप बनता है किन्तु यहाँ संयोग आदि में होने के कारण तथा पदान्त झलू परे 
होने के कारण, 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' सुत्र से सकार लोप हो जाता है । द्विवचन 
में 'अद्या स्‌ ताम्‌' इस स्थिति में पदान्त झल्‌ परे न होने से स्कोः” सूत्र से स लोप 
नहीं होता, अतः अध्यास्ताम्‌ रूप बनता है, इसी प्रकार जुस्‌ आदि होने पर अजादि 
प्रत्ययों के परे भी पदान्त झल्‌ न मिलने से “स्कोः' सुत्र से सलोप नहीं होता, अतः 
अद्यासुः, अद्याः, अद्यास्तम्‌, अद्यारत, अद्यासम्‌ अद्यास्व अद्यास्म, व म परे भी पदान्त 
झल्‌ न मिलने से सलोप नहीं होता । 


लुङ इति--लुङ और सन्‌ परे रहते अद्‌ धातु को घरलु आदेश हो । 

लुङ, लकार में प्रस्तुत सूत्र से अदु धातु को घस्‌ आदेश, अद्‌ का आगम, च्लि 
प्रत्यय होने पर 'अघस्‌ च्लि तू' इस स्थिति में लुदित्‌ होने के कारण, “पुषादिद्युतादि 
लृदितः परस्मैपदेषु” सूत्र से च्लि को अङ्‌ आदेश होने पर'अघसत्‌' रूप बनता है इस 
लकार के शेष रूप गम्‌ धातु के लुङ लकार के रूपों के समान--अधसत्‌ अघसताम्‌ 
धसन्‌ । अघसः, अघसतमु, अघसत । अघसम्‌ अघसाव अघसास्‌, बनेंगे । 

लुङ, में आडजादीनामु से आट्‌ होकर, स्य प्रत्यय, चत्वेंन दु को तकार होकर 
आत्स्यत्‌ आदि रूप बनेंगे । 

हन्‌ हिसोगत्योः- हन्‌ धातु हिसा करना और गति अर्थ में है। लट्‌ लकार में 
हनु धातु से तिपू, शपू, शपु का अद: प्रश्रृतिभ्यः' सूत्र से लोप, 'नश्चापदान्तस्य झलि' 


३९६ | संस्कृत-व्याकरण 


सूत्र से अपदान्त नकार का अनुस्वार, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः” सूत्र से परसवर्ण 
अर्थात्‌ पर तकार का सवर्ण अनुनासिक वर्ण, नकार होकर “हन्ति” रूप बनेगा । 
द्विवचन में 'हन्‌ तस्‌' इस स्थिति में, तस्‌, अपित्‌ सार्वधातुक होने से “सार्वधातुकमपित्‌? 
सूत्र से डिंद्वत्‌ होता है और यह झलादि भी है, अत:-- 
अनुदात्तेति- अनुदात्तोपदेश, तनादिगण की अनुनासिकान्त धातुओं एवं वन्‌ 
धातु के अन्त्य अनुनासिक वर्ण का लोप हो, झलादि कित्‌ और डित्‌ प्रत्यय परे रहते । 
(अनुदात्तोपदेश अर्थात्‌ उपदेश में अनुदात्त निम्नलिखित छः धातु हैं-- 
यम उपरमे (निवृत्त होना) रमू क्रीडायाम्‌, णम्‌ प्रह्वत्वे, गम्‌ गतौ, हन्‌ 
हिंसागत्योः, मन्‌ ज्ञाने (दिवादि) । 
तन्‌ आदि अनुनासिकान्त निम्नलिखित ८ धातुयें हैं--तनु विस्तारे, क्षण्‌ 
हिसायाम्‌, क्षिणु हिसायाम्‌, ऋणु गतौ, तृणु अदने (खाना) घृणु दीप्तौ, मनु अववोधने 
(जानना) वनु याचने । 
उक्त स्थिति में झलादि डित्‌ परे रहते 'अनुदात्तेति' प्रस्तुत सूत्र से अनुनासिक 
वर्ण नकार का लोप होकर “हतः” रूप बनेगा बहुवचन में झि प्रत्यय परे (झि भी 


अपित्‌ होने से डित्‌ वत्‌ है) अतः “गम हन्‌ जनेत्यादि सूत्र से उपधा अकार का लोप । 


होकर 'ह्‌ न्‌ अन्ति' इस स्थिति में 'हो हन्तेरित्यादि सूत्र से हकार को कवर्ग---घकार 
होकर ध्नन्ति रूप बनता है । सिप्‌ परे नकार को अनुस्वार होकर हंसि, हथः, हथ 
(यहाँ झलादि डितू प्रत्यय परे होने से अनुनासिक नकार का लोप होगा । हन्मि, 
हन्वः, हन्मः । 

लिट्‌ लकार में तिप्‌ णल्‌ (अ) द्वित्व अभ्यास कार्य, 'ह हन्‌ अ' इस स्थिति 
में 'कुहोश्चु: सूत्र से अभ्यास के हकार को घकार, 'अभ्यासे चर्चे! सूत्र से घकार को 
जश्त्व जकार, उपधा वृद्धि, 'जहान्‌ अ' इस स्थिति में “हो हन्तेः” सूत्र से णितू प्रत्यय 
परे हकार को घकार होकर जघान रूप बनेगा । 

द्विवचन में पुर्ववतू “जहन्‌ अतुस्‌” इस स्थिति में गम हन्‌ जनेत्यादि सूत्र से 
उपधा अकार का लोप, 'हो हन्ते:' सूत्र से कुत्वेन हकार को घकार होकर जघ्नतुः, 
उस्‌ परे जघ्नुः । 

अभ्यासाच्चेति- अभ्यास से परे हन्‌ धातु के हकार को कुत्व घकार हो । 

थलू प्रत्यय परे, 'जहन्‌ थ' इस स्थिति में भारद्वाज नियम से इट्‌ पक्ष में 
'जहन्‌ इ थ' इडभाव पक्ष में 'जहम्‌ थ' इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से अभ्यास से परे 
हकार को कुत्व घकार होकर जघनिथ, तथा नकार को अनुस्वार परसवर्ण होकर 
जघन्थ रूप बनते हैं । 

इन दोनों उदाहरणों में जितू णित्‌ अथवा नकार परे न होने से 'हो हन्तेः” 
सूत्र से कुत्व नहीं हो सकता था, अतः इस सूत्र से कुत्व विधान किया गया है । अथुसू 
भौर अ परे गम हुन” सुत्र से उपधा अकार का लोप और 'हो हन्तेः” से कुत्व होकर 


अथ अदादिगणः | ३९७ 


(१८८) हन्तेर्जः ।६।४।३६॥ 

हौ परे । 

(१८९) असिद्धदवत्राभात्‌ ।६।४।२२॥ 

इत ऊर्ध्वमापादसमाप्तेराभीयम्‌ । समानाश्रये तस्मिन्‌ कतंव्ये तद्‌ असिद्धम्‌ । 
इति जस्यासिद्धत्वा्न हे लु क--जहि हतात्‌, हतम्‌, हत। हनानि, हनाव, हनाम । 
अहन्‌, अहतम्‌, अध्नन्‌ । अहन्‌, अहतम्‌, अहत । अहनम्‌, अहन्व, अहन्म । हन्यात्‌ । 

(१६०) आर्धधातुके ।२।४।३५॥ 

इत्यधिकृत्य । 

(१६१) हनोवध लिडि ।२।४।४२॥ 

हनो वध इत्यादेशः स्यात्‌ आर्धधातुके लिङि । 

(१९२) लुडि च ।२।४।४३॥ 

वधादेशोऽदन्तः । आर्धधातुके इति विषय सप्तमी । 


तेनारधेधातुकोपदेशेऽदन्तत्वाद अतो लोपः- वध्यात्‌, वध्यास्ताम्‌ । अवधीत्‌ । 
अहनिष्यत्‌ । 


जघ्नथुः, जघ्न रूप बनेंगे, उत्तम पु० में 'णलुत्तमो वा - जघान जघन, व म परे 

क्रादिनियम से नित्य इट्‌ और 'हो हन्ते से कुत्व होकर जघ्निव जघ्निम रूप बनेंगे । 

लुट्‌ लकार में, धातु के अनुदात्तोपदेश होने से 'एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ से 
निषेध होने के कारण इट्‌ न होगा, अनुस्वार परसवर्ण होकर हन्ता आदि रूप बनेंगे । 

लुटू लकार में ऋद्धनोः स्ये' सूत्र से इट्‌ होकर हनिष्यति आदि रूप बनेंगे । 

लोट्‌ लकार में अनुस्वार परसवर्ण होकर, हन्तु, “अनुदात्तोप-देश” सूत्र से 
नकार लोप--हतात्‌ हताम्‌, झि परे उपधा अकार का लोप, हो हन्तेः- कुत्व-ध्नन्तु 
रूप बनेंगे । 

हन्तेरिति- हि परे रहते हन-धातु को 'ज' आदेश हो । म० पु० एकवचन में 
सि को हि आदेश, 'हन्‌ हि' इस स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से हन्‌ को ज आदेश होकर जहि 
रूप बनता है । 

ज आदेश होने पर अकारान्त से परे 'अतो हेः” सूत्र से हि' का लोप प्राप्त 
होने पर 

असिद्धेति--समानाश्रय आभीय कार्य करने पर पहले ,किया हुआ कार्यं असिद्ध 
होता है । * ४ 
इत इति- यहाँ से अर्थात्‌ षष्ठ अध्याय के चतुर्थ पाद के २२व सूत्र से लेकर 
इस चतुर्थ पाद की समाप्ति तक के सूत्रों से विहित कार्य आभीय' कहे जायेंगे । 

ससानाश्रय का अर्थ है समान निमित्त वाले कार्ये । 


३६८ संस्कृत-व्याकरण 


'जहि' इस उदाहरण में 'ज' आदेश का निमित्त (आश्रय) हन्‌ धातु तथा हि 
प्रत्यय है, अतो हे? सूत्र का निमित्त भी हन्‌ अर्थात्‌ अदन्त अंग ज है और हि प्रत्यय 
भी, इस प्रकार दोनों समानाश्रय आभीय है, प्रथम आभीय 'ज' आदेश है, अतः वह 
पूर्वं का होने के कारण, वाद में होने वाले 'अतो हे! सुत्र की दृष्टि में, प्रस्तुत सूत्र के 
नियमानुसार, असिद्ध हो जायेगा, तब अदन्त अंग न मिलने से हि का लोप प्राप्त न 
होगा, इस प्रकार :जहि' यही रूप बनेगा । 'अनुदात्तोपदेश' सूत्र से न लोप होकर--- 
हतात्‌, हतम्‌) हत, रूप होंगे । उत्तम पु० में आटू का आगम होकर--हनानि, हनाव, 
हनाम रूप बमेगे । 

लङ, लकार में 'अट्‌ शप्‌ (अ) ति! होने पर, शप्‌ और इकार का लोप हो 
जाने पर 'अहनु तू' इस स्थिति में 'हलूङ याभ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्त हल’ सूत्र से 
अपृक्त हल्‌ तकार के हल्‌ (नकार) से परे होने के कारण तकार का लोप होकर, अहन्‌ 
रूप बनेगा । “'अनुदात्तोपदेश से नकार लोप होकर अहतास्‌, 'अहन्‌ अन्ति’ इस स्थिति 
में अजादि डितु प्रत्यय परे 'गम्‌ हन्‌' सूत्र से उपधा अकार लोप, “हो हन्तेः” सुत्र से 
नकार परे हृकार को कुत्व घकार, संयोगान्त लोप होकर अध्नन्‌, सिप्‌ परे इकार 
लोप शप्‌ लोप होकर 'हलूड्याभ्यः' सूत्र से अएक्त हल्‌ सकार का लोप होकर आहन्‌, 
'अनुदात्तोपदेश' से नकार लोप--अहतम्‌, अहत्‌ । अहनम्‌ अहन्व अहन्स रूप होंगे । 
विधिलिङ्‌ में यासुटू होकर और सलोप (लिङ: सलोपो सुत्र से) होने पर 
हन्यात्‌ हन्याताम्‌ हन्युः आदि रूप होंगे । 
आधधातुक इति-आर्धधातुके यह अधिकार सुत्र आगे के सूत्रों से मिलकर 
चरितार्थ होगा । 
हन इति--आर्धधातुक लिङ के विषय में हन्‌ धातु को वध आदेश हो । 
लुडीति--लुङ, लकार के विषय में भी हन्‌ को वध आदेश हो । 
बधादेश इति- लिङ और लुङः में होने वाला वध आदेश अदन्त है । 
आर्धधातुक इति--'आर्धधातुके' शब्द में विषय सप्तमी है पर सप्तमी नहीं, 

अर्थात्‌ आर्धधातुक प्रत्यय परे होने की आवश्यकता नहीं, केवल आर्धेधालुक के विषय 
में ही वध आदेश होता है, अर्थात्‌ आर्धेधातुक प्रत्यय के आने के पूर्व ही हन्‌ को वध 
आदेश हो जाता है, फलतः 'वध' से आर्धधातुक प्रत्यय होते हे । फलतः आर्धधातुक 
के उपदेश काल में ही वध के अदन्त होने से 'अतो लोप:” से अकार का लोप हो 
जाता है । यदि यहाँ पर सप्तमी मानते तो आर्धधातुक के उपदेश में वध आदेश के 
न होने से 'अतो लोपः' से अकार लोप न होता अतः अकार लोप ही विषय सप्तमी 
मानने का फल है । इसी प्रकार लुङ्‌ लकार में अकार लोप एवं अदन्त वधादेश का 
फल है 'अतो हलादे लंधो: सूत्र से वैकल्पिक वृद्धि का न होना, अन्यथा अकार लोप 
के स्थानिवद्भाव से उपधा में अकार मिल जाने से वैकल्पिक वृद्धि हो जाती, इस 
प्रकार विषय सप्तमी तथा वधादेश के अदन्त होने का फल दोनों लकारों में देखा जा 
सकता हे । 


अथ अदादिगण: ३९९ 


यु सिश्रणासिश्रणयोः ।३॥ 

(१९३) उतो वृद्धि लुकि हलि ।७।३।८९॥ 

लुग्विषये उतो वृद्धिः पिति हलादौ सार्वधातुके, नत्वभ्यस्तस्य । 

यौति, युतः, युवन्ति । यौषि, युथः, युथ । यौमि, युवः, युमः । युयाव । ` 

यविता । यविष्यति । योतु युतात्‌ । अयोत्‌, अयुताम्‌ अयुवन्‌ । 

युयात्‌ -इह उतो वृद्धि ने, भाष्ये डिच्च पिन्न, पिच्च ङि्ञ इति व्यास्यानात्‌, 
युयाताम्‌, युयुः । ययात्‌, यूयास्ताम्‌, यूयासुः । 

अयाबीत्‌ । अयविष्यत । 


आशीलिङ में 'हनो वध लिङि' सूत्र से वध आदेश होकर वध्यातु वध्यास्ताम्‌ 
आदि रूप बनेंगे । 

लुङ्‌ लकार में वध आदेश, “अट्‌ वध इट्‌ सिच्‌ ईट्‌ त्‌ इस स्थिति में सिच्‌ 
का लोप होकर अवधीत्‌, अवधिष्टाम्‌, अवधिषुः । अवधीः, अवधिष्टम्‌, अवधिष्ट । 
अवधिषम्‌; अवधिष्व, अवधिष्म । केवल तिप्‌ और सिप्‌ परे रहते ही 'अस्ति सिचोऽपृक्त ' 
सूत्र से ईट्‌ तथा 'इट ईटि' से सिच्‌ के सकार का लोप होता है, शेष स्थलों में अपृक्त 
हल न मिलने ईट्‌ नहीं होता, अतः सकार लोप भी नहीं होता | लुङ लकार में 
"ऋद्धनोः स्ये' सूत्र से इट्‌ होकर अहनिष्यत्‌ आदि रूप बनेंगे । 

यु मिश्रणा मिश्रणयोः--यु धातु मिलाना और अलग करने अर्थ में है । 

उत इति--लुक्‌ के विषय में (अर्थात्‌ अदादिगण में जहाँ शप्‌ का लुक्‌ होता 
है, लुक्‌ के अभाव रूप होने से लुक्‌ परे कहना सम्भव न था अतः 'लुकि' यह विषय 
सप्तमी है ।) पितु हलादि सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते, धातु के उकार को वृद्धि हो । 

पित्‌ सार्वधातुक प्रत्यय तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ हैं, इन्हीं प्रत्ययों के आगे रहते प्रस्तुत 
सूत्र से वृद्धि होती है, फलतः गृण नहीं हो पाता । शेष अपित्‌ प्रत्ययों के “सावधातुक 
मपितू' से ङित्‌ वत्‌ होने स्वतः गुण का निषेध हो जाता है, अतः गुण कहीं भी नहीं 
होता । शप्‌ का लुक्‌ होने के वाद ही वृद्धि होती है । 

लटू में--तिप्‌ शपू लुक्‌ प्रस्तुत सूत्र से वृद्धि होकर यौति, तस्‌ परे अपित्‌ 
होने से न वृद्धि और न गुण ही । युतः, झि परे अन्तादेश और उवङ होकर युबन्ति, 
पत्व--यौषि, युथः युथ, यौमि, युवः युसः रूप बनेंगे । 

लिट्‌ में द्वित्व वृद्धि, अवादेश होकर युयाव, उवड,-युयुवतुः, युयुबुः । गुण 
अवादेश-- युयविथ, उवङ -युयुवथुः, युयुव । युयाव युयव, उवङ, इट्‌- युयुविव, 
युयुविम । “ऊह दन्तै यौ ति” आदि कारिका में पठित होने के कारण यह धातु सेट्‌ है, 
अतः थल्‌ व म प्रत्यय परे नित्य इट्‌ होगा । 


लुट्‌ तथा लुट्‌ में इट्‌ गुण अवादेश यविता । यविष्यति आदि रूप बनेंगे । 
लोटू में तु पक्ष में पितु होने से यौतु, तातङ पक्ष में डित्‌ होने से न वृद्धि और न 


४०० संस्कृत-व्याकरण 


या प्रापणे ।४॥ याति, यातः, यान्ति। ययौ । याता । यास्यति । यातु । अयात्‌, 
अयाताम्‌ । 

(१६४) लङः ज्ञाकटायतस्येव ।३।४।१११। 

आदन्तात्‌ परस्य लडो झेजु स्‌ वा स्यात्‌ । 

अयुः अयान्‌ । यायात्‌, यायाताम्‌, यायुः। यायात्‌, यायास्ताम्‌, यायासुः । 
अयासीत्‌ । अयास्यत्‌ । 


वा गति गन्धनयोः ।५॥ भा दीप्तो ।६॥ ष्णा शौचे ।७॥ श्रा पाके ।८॥ द्रा 
कृत्सायां गतौ ।॥ प्सा भक्षणे ॥१०॥ 


गुण- युतात्‌, य॒ताम्‌--उवङ,--युबन्तु । युहि (हि के अपित्‌ होने से वृद्ध्यभाव । 
युतात्‌, युताम्‌, युत । यवानि यवाव, यवाम--उत्तम पुरुष में आट्‌ गुण अवादेश होता 
है। यद्यपि आट्‌ पितृ होता है, तथापि हलादि प्रत्यय आगे न होने वृद्धि नहीं होती, 
आट्‌ का आगम प्रत्यय को होता है । 

लङ लकार में तिप्‌ और सिप्‌ परे तो वृद्धि हो जायेगी । मिप्‌ को अयादेश 
होने पर हलादि प्रत्यय न मिलने से वृद्धि न होगी, अपि तु गुण अवादेश होगा । शेष 
स्थलों के अपित्‌ होने से वृद्धि न होगी । अतः--अयौत्‌ अयुतांम्‌, उवड_--अयुवन्‌ । 
अयोः, अयुतम्‌, अयुत । अयवम्‌, अयुव, अयुम, रूप बनेंगे । 


विधि लिङ में कहीं भी वृद्धि नहीं होती, क्योंकि यासुट्‌ डित्‌ होता है 
(“यासुट्‌ परस्मँपदेषूदात्तो ङिच्च' |) यद्यपि यासुट्‌ तिप्‌ को होता है, अतः उसे पित्‌ 
होना चाहिये था, तथापि यासुट्‌ को सूत्र द्वारा विशेष रूप से डितू किया गया है । 
अतः उसमे सामान्य पित्त्व वाध हो जायेगा, जैसा कि भाष्यकार का व्याख्यान है, कि 
ङित्‌ पितृ नहीं होता, और न पित्‌ ही कभी डित्‌ होता है । अतः इस लकार के रूप-- 
युयात्‌ युयाताम्‌ युयुः इत्यादि बनेंगे । 

आशीलिडङि, में 'अकृत्‌ सार्वधातुकयोः' सूत्र से सर्वत्र दीर्घ होकर, यूथात्‌ 
यूयास्ताम्‌ यूयासुः आदि रूप बनेंगे । लुङ लकार में 'अ यु इट्‌ सिच्‌ ईट्‌ त्‌” इस स्थिति 
में सिच्‌ के सकार का लोप, "सिचि वृद्धिः परस्मैतदेषु' सूत्र से उक्रार को औ वृद्धि 
आवादेश होकर अयावीत्‌, अवाविष्टाम्‌, अयाविषुः । अयावीः, अयाविष्टम्‌, अयाविष्ट, 
अयाविषम्‌, अयाविष्व, अयाविव्म । तिप्‌ और सिप्‌ प्रत्यय परे अपृक्त हल मिलने से 
ईट्‌ और सिच्‌ के सक्रार का लोप होता है । शेष स्थलों में अपृक्त हल्‌ के अभाव में. 
ईट नहीं होता, फलतः सकार का लोप भी नहीं होता । इकार. से परे अन्यत्र षत्व होः 
जाता है । लृट्‌ लकार में इट्‌ स्य गुण अवादेश होकर, अयविष्यत्‌ आदि छप. 
बनते हैं । 1 | 

या घ्रापणे-- या धातु पहुँचना या जाना अर्थ में है । लट्‌ में याति यातः यान्ति 
आदि रूप बनेंगे । 


की 


अथ अदादिगणः ४०१ 


रा दाने ।११। ला आदाने ।१२॥ दाप्‌ लवने । १३॥ पा रक्षणे ।१४॥ ख्या 
प्रक्तथने ।१५।। अयं सार्वधातुक एव प्रयोक्तव्यः । 


बिद ज्ञाने । १६॥ 
(१६५) बिदो लटो वा ।३।४।८३॥ 


वेत्त लेटः परस्मेपदानां गलांदयो वा स्थुः । वेद, विदतुः, विढुः । वेत्थ, विदथुः, 
विद । वेद, निद्व, विद्स । पक्ष -वेत्ति, वित्तः, विदन्ति । ' 


लिट्‌ में द्वित्व अभ्यास को ह्वस्व आत औ णलः” से णल्‌ को 'औ' होकर, 
वृद्धि होने पर ययौ, अतुस्‌ उस्‌ परे अजादि कित्‌ होने से 'आतो लोप इटि च' से 
आकार लोप होकर ययतुः, ययुः । अजन्त अनिट्‌ होने से थल्‌ परे विकल्पतः इट्‌ और 
इट्‌ परे आकार लोप होकर ययिथ, इडभाव में ययाथ, आकार लोप-- ययथुः, यय । 
ययौ, नित्य इट्‌ आकार लोप--ययिव, ययिस । अनिट्‌ होने से लुट्‌ में याता आदि, 
लृट्‌ में यास्यति आदि रूप बनेंगे । लोट्‌ में यातु यातात्‌, याताम आदि रूप होंगे । लङ. 
लकार में अयात्‌ अयाताम्‌ । 


लङ इति--आकारान्त धातुओं से लङ के झि का जुस्‌ विकल्प से हो 


'अया झि' इस स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से झि को जुस्‌ (उस्‌) होने पर 'उस्य 
पदान्तात्‌’ सूत्र से धातु के आकार का पर रूप होने पर अयुः जुस्‌ आदेश अभाव पक्ष 
में झ्‌ को अन्त आदेश, तकार का संयोगान्त लोप होकर अयान्‌ रूप बनेगा । अया 
अयातम्‌ अयात आदि शेष रूप भी होंगे। विधि लिङ में सामान्य काय - यायात 
यायाताम्‌, थायुः, यायाः यायातम्‌ यायात आदि रूप होंगे। आर्शीलिङ में यायात 
यायास्ताम्‌ यायासुः आदि रूप बनेंगे । लुङ लकार में अट्‌ सिच्‌ अपृक्त हल परे होने 
से ईट्‌ करके, 'अया स ई त्‌' इस स्थिति में “यमरमनमातां सकू च” सूत्र से धातु 
को सक्‌ (स) का आगम, और सिच्‌ को इट्‌ होने पर 'अ या स्‌ इ स्‌ ई त्‌' इस स्थिति 
में 'इट ईटि' से सिन्‌ लोप, और सवर्ण दीघं होकर अयासीत्‌ --अपृक्त हल न होने से 
ईट्‌ न होगा, इकार से पर सकार को षत्व और तकार को ष्टुत्व होकर अयासिष्टाम्‌, | 
इसी प्रकार अयासिषुः । अयासीः, अयासिष्टम्‌ अयासिष्ट । अयासिषम्‌ अयासिष्व, 
अयासिष्स । तिप्‌ और सिप्‌ परे ही अपृक्त हल्‌ मिलने से ईट्‌ होता है, फलतः सिच्‌ 
लोप भी हो जाता है, अन्यत्र सिच्‌ बना रहता है और सक्‌ तथा इट्‌ भी । लूड में 
अयास्यत्‌ । 


बा गतिगन्धनयोः--वा धातु का प्रयोग हवा के चलने अर्थ में होता है । इसके 
सभी रूप या धातु के समान ही बनते हैं और उन सब की सिद्धि भी या धातु के रूपों . 
की भाँति ही होती है, कहीं कोई अन्तर नहीं है, लुङ, में सक्‌ इट्‌ भी होता है और 
लड प्र० पुऽ बहुवचन में भी दो रूप बनते हैं । 
२६ 


४०२ संस्कृत-व्याकरण 


(१६६) उषविद जागृम्योऽन्यतरस्याम्‌ ।३।१।३८॥ 


एभ्यो लिटि आम्‌ वा स्यात्‌ । विदेरदन्तप्रतिज्ञानादाभि न गुणः--विदाञ्चकार 
विविदे । वेदिता । वेदिष्यति । 


(१६७) विदाङ कुर्वंन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ ।३।१।४१॥ 


वेत्तर्लोटि आम्‌, गुणाभावो लोटो लुक्‌, लोडन्तकरोत्यनुघ्रयोगइच वा निपात्यते । 
पुरुष वचने न विवक्षिते । । 


(१९८) तनादिक्कडम्य उ: ।३।९।७९॥ 
तनादेः कृञश्च उः प्रत्ययः स्यात्‌ । शपोऽपवादः । विदाड करोत्‌ । 


यथा--वाति । घवौ । वाता । वास्यति । वातु । अवात्‌, अवाताम्‌, अवुः और 
अवान्‌ । 

वाधात्‌, बायाताम्‌ । वायात्‌ वायास्ताम्‌ । अवासीत्‌ । अवास्यत्‌ । 

भा दीप्तो--भा धातु का अर्थ चमकना है । इसके भी रूप वा धातु के समान 
होंगे । 

भाति । अभ्यासे चर्चे--बभो । भाता । भासयति । भात्‌ । अभात्‌ अभाताम्‌ 
अभुः-अभान्‌ । भायात्‌, भायाताभ्‌ । भायात्‌, भायास्ताम्‌ । अभातीत्‌ । अभास्यत्‌ । 


षणा शौचे--स्ना धातु का अर्थ शुद्धि करना स्नान करना है । स्नाति। 
सस्नौ । स्नाता । स्नास्यति । स्नातु । अस्नात्‌ । स्नायात्‌ । आ० लिङ, में स्नेयात्‌ 
और स्नायात्‌ । धातु के संयोगादि होने से “वान्यस्य संयोगादेः” सूत्र से विकल्पतः एत्व 
होता है ।) अस्नासौत्‌ । अस्नास्यत्‌ । 

श्रा पके--श्रा धातु का अर्थ-पकाना है । 

श्राति । शश्रो । श्राता। श्रास्यति। धातु । अश्नात्‌ । श्रायात्‌ । श्रेयात्‌ 
श्रायात्‌। अश्रासीत्‌ । अश्रास्यत्‌ । 

द्रा कुत्सायां गतो द्रा धातु का अर्थं बुरी चाल चलना है । द्राति । दद्रौ । द्राता । 
द्रास्यति, द्रालु । अद्रात्‌ । द्रायात्‌। द्रे याव्ु--द्रायात्‌। अद्रासीवु । अद्रास्यत्‌ । नि उपसर्ग 
पूर्वक इस धातु का अर्थ 'सोना' होता है--निद्राति, निदद्रौ । 

प्सा भक्षणे--प्सा धातु का अर्थ खाना है । 

प्साति । पप्सो । प्साता । प्सास्यति प्सातु । अप्सात्‌ प्सायात्‌ । प्सेयात्‌-- 
प्सायात्‌ । अप्सासीत्‌ । अप्सास्यात्‌ । 

रा दाने--रा धातु का अर्थ देना है । 

राति । ररो । राता । रास्यति । रातु । अरात्‌ । रायात्‌ । रायात्‌, रायास्ताम्‌ 
अरासीत्‌ अरास्यत्‌ । 

ला आदाने--ला धातु का अर्थ लाना है। 

लाति। ललौ। लाता । लास्यति। लातु। अलात्‌ । लायात्‌ । लायात्‌ 
लायास्ताम्‌ । अलासीत्‌ । अलास्यत्‌ । 


अथ अदादिगणः ४०३ 

दाप्‌ लवने--दाप्‌ धातु का अर्थ काटना है । प्‌ इत्संज्ञक है । दा रूप होने पर 
भी “दाधाध्वदाप्‌” सूत्र से निषेध होने से 'दाप्‌' की घुसंज्ञा नहीं होती, अतः 
'एलिङि, सूत्र से यहाँ एत्व नहीं होता अतः दाति। ददौ । दाता । दास्यति । दातु । 
अदात्‌ । दायात्‌ । दायात्‌, दायास्ताम्‌ । अदासीत्‌ । अदास्यत्‌ । 

पा रक्षणे -पा धातु का अर्थ रक्षा करना है । घुमास्थेति सूत्र में म्वादि पा 
पाने का ही ग्रहण होने से यहाँ एत्व नहीं होता, अतः पेयात्‌ रूप नहीं बनता । 

पाति। पपौ। पाता । पास्यति । पातु । अपात्‌ । पायात्‌ । पायात्‌ पायास्ताम्‌ । 
अपासीत्‌ । अपास्यत्‌ । 

ख्या प्रकथने --ख्या धातु का अर्थ कहना है, वि+आडङ पूर्वक व्याख्यान देना 
तथा वि पूर्वक विख्यात एवं प्र पूर्वक प्रख्यात आदि प्रयोग बनते हैं। इस धातु का 
सार्वेधालुक लकारों में ही प्रयोग करना चाहिए। अतः ख्याति । ख्यातु । अख्यात्‌ । 
ख्यायात्‌ रूप होंगे । 

विद ज्ञाने--विद्‌ धातु का अर्थ जानना है। 

बिद इति--विद धातु से परे लट्‌ लकार के परस्मैपद प्रत्ययों को क्रमशः णल्‌ 
आदि आदेश विकल्पतः हों । 

लटू में तिपू प्रत्यय को प्रस्तुत सूत्र से णल्‌ (अ) आदेश और लघूपध गुण होकर 
बेद , इसी प्रकार तस्‌ आदि को अतुस्‌ उस्‌ आदि आदेश करके बिदतुः, विढुः । वेत्य, 
विदथुः विद । वेद विदव विरम । आदेशाभाव पक्ष में चर्त्वं डोकर वेत्ति वित्तः, 
विदन्ति । वेत्सि, वित्थः, वित्थ, वेमि, विइवः, विदृमः । णलादि आदेश होने पर भी 
धातु को द्वित्व नहीं होता क्योंकि द्वित्व केवल लिट्‌ में ही होता है । 

उषविदेति --लिट्‌ लकार परे रहते उष (जलाना) विद्‌ (जानना) जागृ 
धातुओं से विकल्पतः आमु हो । 

विदे रिति--विद्‌ धातु को अकारान्त मानने से 'अतो लोपः, से अकार का 
लोप हो जाता है, इस अकार लोप के स्थानिवद्वाव होने से, धातु लघूपध नहीं रह 
जाता, अतः इसके लिट्‌ लकार में आम्‌ परे गुण नहीं होता । 

लिट्‌ लकार परे प्रस्तुत सूत्र से आम्‌ होने पर 'क्ृज चानु प्रयुज्यते लिटि' से कृ 
का अनुप्रयोग होगा, तब 'विदाम्‌ कृ' इस स्थिति में कृ कृ द्वित्व, अभ्यास संज्ञा, 'उरतू' 
'हलादिःशेषः - क्रुहोश्चु' से कुत्व होकर, तिप्‌ को णल्‌ और मकार को अनुस्वार परस- 
वर्णे करने पर 'विदाञ्चकृ' इस स्थिति में वृद्धि ऋ का आर्‌ होकर 'विदाञ्चकार- 
अजुस्‌ उस्‌ परे यग होकर विदाञ्चक्रनुः विराञ्चत्रुः, विदाञचकथे विदाज्चक्रथु: 
विदाञ्चक्र, णलुत्तमो वा-विदाञ्चकार विदाञ्चकर विदाञ्चकूच विदाञ्चक्कम रूप 
बनेंगे । 

आम्‌ के वैकल्पिक होने से आम्‌ के अभाव पक्ष में विद धातु को द्वित्व 
अभ्यास कार्य गुण होकर विवेद, विबिदतुः विविदुः । यह अदादि गण का विद्‌ धातु 


४०४ संस्कृत-व्याकरण 


(१६९) अत उत्सार्वधातुके ।६।४।११०॥ 

उप्रत्यान्तस्य कृओऽत उत सार्वधातुके किङति । विदाङकुरुतात्‌, विदाङ कु- 
रुताम्‌ । विदाङकुर्वन्त्‌, विदाङ कुरु । विदाङ करवाणि । अवेत, अवित्ताम्‌ अविदुः । 

(२००) दझ्च ।८।२।७४५॥ 


धातो दस्य पदान्तस्य सिपि परे रुर्वा । अवेः-_अवेत्‌ । विद्यात्‌, विद्याताम्‌ । 
विद्यास्ताम्‌ । अवेदीत्‌ । अवेदिस्यत्‌ । 


सेट्‌ है, दिवादिगण का विद्‌ सत्तायाम्‌ धातु ही अनिट्‌ कारिका में गृहीत है, अतः यहाँ 
लिट्‌ में नित्य ही इट्‌ होकर--विबेदिथ विदिदथुः विविद, विवेद, विवेदिव, विवेदिस 
रूप बनेंगे । 

तास्‌ और स्य परे भी नित्य इट्‌--वेदिता । वेदिष्यति आदि रूप बनेंगे । 

विदामिति--लोट्‌ लकार परे रहते विद धातु को आम्‌ होता है लघूपध गुण 
नहीं होता, लोटू लकार का लुक-होता है और लोडन्त कृ का अनुप्रयोग भी निपात- 
नात्‌ विकल्प से होते हैं । 

सुत्र पठित 'विदाङ कुर्वन्तु' शब्द में पुरुष और वचन विवक्षित नहीं हैं, अर्थात्‌ 
उक्त शब्द प्रयोग से यह न समझना चाहिये, कि ये निपातित चारों ही कार्य केवल प्रथम 
पुरुष बहुवचन में ही होते हैं, पुरुष वचन अविवक्षित मानने से ये चारों ही काये 
सम्पूर्णं लोट्‌ लकार में होंगे । । 

तनादीति--तनादि धातुओं और क्ृज धातु से उप्रत्यय हो । यह उप्रत्यय शप्‌ 
प्रत्यय का अपवाद है। 

सूत्र सं० १७७ से लोट्‌ लकार में आमू प्रत्यय, गुणाभाव, लोट का लुक और 
लोडन्त कृ का अनुप्रयोग होने पर, मकार का अनुस्वार पर सवर्ण करने से विदाङ कृ 
लोटू” इस स्थिति में शपू को बाध कर “तनादिकृळ्भ्य उ: सूत्र से उ प्रत्यय, “विदाड कु 
उ तु' इस स्थिति में उप्रत्यय के आर्धधातुक होने से ऋकार को आर्धधातुक निमित्तक 
अर्‌ गुण, सार्वधातुक तु' परे उकार को सार्वधातुक निमित्तक ओ गुण होकर 
“विदाङ करोत्‌' रूप बनता है । 

अत इति--उप्रत्ययान्त कृ धातु के अकार को उकार हो, कित्‌ डित्‌ सावेधा- 
धातुक परे रहते । 

तातङ पक्ष में विदङकृ उ तातू' इस स्थिति में, उ प्रत्यय परे ऋकार को 
आर्धधातुक निमित्तक अर्‌ गुण, तातङ के डित्‌ होने से उकार को गुण न होगा, तव 
“विदाङ कर्‌ उ तातू । इस स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से अकार को उकार होने पर 
विदाङ कुरुतात्‌, ताम्‌ परे भी अपित्‌ सार्वंधातृक के डित्‌ वत्‌ होने से उकार को गुण 
न होगा, अपितु प्रस्तुत सूत्र से अकार को उकार होकर “'बिदाङ कुरुताम्‌, इसी प्रकार 
झि परे अन्तु होने पर 'विदाङ कुरु अन्तु” इस स्थिति में यण्‌ होकर “विदाइ कुर्वे न्लु' । 
सिप्‌ परे सि को हि आदेश, 'विदाङ कुरु हि' इस स्थिति में 'उतश्च प्रत्ययाद संयोग- 


अथ अदादिगण: ४०५ 


अस्‌ भुवि ।१७॥ अस्ति । 


(२०१) शनसोरल्लोपः ।६।४।१११॥ 


इनस्य अस्तेशच अतो लोपः सार्वधातुके किति डिति । स्तः, सन्ति । असि, स्थः 
स्थ । अस्मि, स्वः, स्मः । 


पूर्वातू' सूत्र से हि का लोप होने पर विदाङ कुरु, पूर्ववत्‌-विदाङ कुरुतम्‌ । विदाङः कुरुत । 


उत्तम पुरुष एक वचन में 'विदाङ कर्‌ उ नि' इस स्थिति में 'आडत्तमस्य पिच्च' से 
आट्‌ होने पर, और आट्‌ के पितु होने से, अकार को उकार नहीं होगा, बल्कि पितु 
होने से उकार को ओ गुण अवादेश तथा णत्व होकर विदाङ करवाणि, इसी प्रकार 
विदाङ करवाव, विदाङ करवाम्र रूप बनेंगे । 

लङ, लकार में एक वचन में पित्‌ होने से गुण और अट्‌ होकर “अवेद्‌ त्‌' इस 
स्थिति में 'हल्ड्याब्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्त हुल' सुत्र से हल वर्ण दकार से परे अपृक्त 
हल्‌ तकार का लोप होकर 'वावसाने' सूत्र से वैकल्पिक चर्त्वं होकर अवेत्‌ अबेदु 
रूप बनेंगे । द्विवचन में अपितु सार्वधातुक होने से गुण न होगा तब चत्व होकर 
अवित्ताम्‌, 'सिजभ्यस्त विदिभ्यश्च से झि को जुस्‌ होकर अविदुः, मध्यम पुरुष एक 
वचन में 'अवेदु स्‌? इस स्थिति में अपृक्त सकार का हल्ङयादि लोप होकर 'अवेद्‌' इस 
स्थिति में-- 

दइ्चेति --सिप्‌ परे रहते धातु के पदान्त दकार को वैकल्पिक रु तथा र्‌ को 
विसर्ग होकर अवेः, अभाव पक्ष में वैकल्पिक चर्‌ होकर अवेत्‌ अवेद्‌, ये तीन रूप: 
बनेंगे । पूर्ववत्‌ अवित्तभ्‌ अवित्त । मिप्‌ परे अमु गुण होकर अवेदम्‌, अविइव अविइस । 
रूप बनते हैं । 

विधिलिङ में यासुट्‌ होकर विद्यात्‌ विद्याताम्‌ आदि रूप होंगे। आशीलिङ, में 
विद्यात्‌ विद्यास्तामु विद्यासु: आदि रूप बनेंगे । लुङ में 'अ विद्‌ इ स ई त्‌' इस स्थिति 
में इट ईटि' से स लोप, दीर्घ होकर अवेदीत्‌, अवेदिष्टाम्‌ अवेदिषुः । अवेदीः, 
अबेदिष्टम्‌ अवेदिष्ट । अवेदिषम्‌, अवेदिष्व, अवेदिष्म । लुङ में गुण अवेदिष्यत्‌ आदि 
रूप बनेंगे । 

अस्‌ भुवि- अस्‌ धातु होने अर्थ में है। 

लट्‌ लकार में तिप्‌, शपू का लुक्‌, अस्ति । 

इनसोरिति--श्ना और अस्‌ धातु के अकार का लोप हो, सावधातुक कित्‌ 
ङित प्रत्यय परे रहते । 

द्विवचन में 'अस्‌ तस्‌' इस स्थिति में सावंधातुक डित्‌ परे अकार का लोप 
होकर स्तः, 'अस्‌ अन्ति’ इस स्थिति में भी अकार का लोप होकर सन्ति । अस्‌ सि' 
इस स्थिति में “तासस्त्यो लोपः” से सकार का लोप होकर असि' पूर्ववत्‌ धातु के 
अकार का लोप--स्थः, स्थ । डित्‌ परे न होने से अकार का लोप न होने से- अस्मि, 
अकार लोप--श्बः, ह्मः । रूप बनते हैं । 


४०६ संस्कृत-व्याकरण 


(२०२) उपसग प्राढु स्यामस्ति यच्परः ।८।३।८७॥ 
उपसर्गेणः प्राडुसरचास्तेः सस्य षो यकारेष्चि च परे । निष्यात्‌ । प्रनिषन्ति । 
प्रादुः षन्ति । यच्‌ परः किम्‌ अभिस्तः । 
(२०३) अस्ते भू: ।२।४।५२॥ 
आधधातुके । बभूव । भविता । भविष्यति । अस्तु-स्तात्‌, स्ताम्‌, सन्तु । 
(२०४) ध्वसोरेद्धावभ्यास लोपश्च ।६।४।११९॥ 
घोरस्तेइच एत्वं स्यात्‌ हौ परे अभ्यासलोपइच । एत्वस्या-सिद्धत्वाद्‌ हेधिः । 
इनसोः इत्यल्लोपः । तातङ, पक्षे--एत्बं न, परेण तातङा वाधात्‌ । एधि-स्तात्‌, 
स्तम्‌, स्त । असानि, असाव, असाम । आसीत्‌, आस्ताम्‌ आसन्‌ । स्यात्‌, स्याताम्‌, 
स्यः । भूयात्‌ । अभुत्‌ । अभविष्यत्‌ । 


उपसर्गेति--उपसग के इण्‌ और प्रादुस्‌ अव्यय से परे अस्‌ धातु के सकार को 

षकार हो, यकार और अच्‌ परे रहते । 
_ निष्यात्‌--नि+-स्यात्‌ (विधि लिङ, अस्‌ धातु का रूप) इस स्थिति में, यकार 

परे रहते उपसर्ग के इण्‌ नि से परे प्रस्तुत सूत्र से धातु के सकार को षकार होकर 
निष्यातु रूप बनता है । 

प्रनिषन्ति-यहाँ 'प्रनि सन्ति’ इस स्थिति में उपसर्ग इण्‌ प्रनि से परे धातु के 
सकार स्‌ को षत्व होगा, यहाँ अकार अच्‌ परे है। 

प्राहुः षन्ति--'प्रादु: सन्ति’ इस स्थिति में प्रादुस्‌ अव्यय से अकार परे धातु के 
सकार को षत्व होकर "प्रादुः षग्ति’ बनेगा सकार से परे यकार या अच्‌ होना 
चाहिये, वहाँ प्रस्तुत सूत्र से षत्व होगा, अतः 'अभिनस्तः' यहाँ सकार से परे न 
यकार है और न अच्‌ ही, अतः षत्व न होगा, 'अभिस्तः' ही बनेगा । 

अस्तेरिति--आधंधातुक के विषय में अस्‌ धातु को भू आदेश हो । 

अस्‌ को भू आदेश होने से लिट्‌, लुटू, लृट्‌, आशीलिडः, लुङ, और लूडः लकारों 
में आर्धधातुक के विषय में भू धातु के समान ही रूप बनेंगे । 

लिटू--बभूव । लुट्‌--भविता। लृट्‌-भविष्यति। लुङ, --अभूत्‌, लुङ्‌ -- 
अभविष्यत । 

लोट्‌ लकार में--एकवचन में- अस्तु, तातङ पक्ष में डित्‌ होने से 'शनसो:' 
सूत्र से अकार लोप होकर, स्तात्‌, अकार लोप- स्ताम्‌, सन्तु । 

ध्वसोरिति-- 'हि' परे रहते, घु संज्ञक, (दा धा रूप) धातुओं तथा अस्‌ धातु 
को एकार हो और अभ्यास लोप भी हो । 

प्रस्तुत सूत्र मै अलोऽन्त्य परिभाषा सूत्र से अस्‌ के अन्तिम वर्ण सकार को 
एत्व होगा । अभ्यास लोप का सम्बन्ध केवल घु संज्ञक धातुओं के साथ ही है, असू में 
यहू सम्भव नहीं है । 


न 1101 


अंथ अदादिगणः ४०७ 


इण्‌ गतो ।१७॥ एति । इतः । 

(२०५) इणो यण्‌ ॥६४८१॥ 

अजादो प्रत्यये परे । यन्ति । 

(२०६) अभ्यासस्यासवणं ।६।४।७८॥ 

अभ्यासस्येवर्णोवर्णयोरियङ वङौ स्तोऽसवर्णऽचि । इयाय । 

(२०७) दोघे इणः किति ।७।४।६६॥ 

इणोऽभ्यासस्य दीर्घः स्यात्‌ किति लिटि। ईयतुः । ईयुः । इयथिथ) इयेथ । 
एता । एष्यति । एतु । ऐत्‌; ऐताम्‌, आयन्‌ । इयात्‌ । ईयात्‌ । 

(२०८) एतेलिडि ।७।४।२४॥ 

उपसर्गात्‌ परस्य इणोऽणो ह्वस्व आर्धधातुके किति लिङि। निरियात्‌ । 
(परिभाषा) "उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌? आभीयात्‌ । अणः किम्‌ --समेयात्‌ । 

(२०६) इणो गा लुङि ।२।४।४५॥ 

गातिस्था--सिचो लुक्‌--अयात्‌ । ऐष्यत्‌ । 


मध्यम पुरुष एकवचन में सिपू को 'हि' होने पर 'अस्‌ हि, इस स्थिति में 
“'हुझल्भ्यो हे धिः” सूत्र से झल्‌ से परे होने के कारण हि को धि आदेश प्राप्त होता 
हैं, किन्तु यहाँ परत्वातू प्रस्तुत सूत्र उसे वाध कर अन्तिम वर्णं सकार को एत्व कर 
देता है। तब अ ए हि! इस स्थिति में आभीय होने के कारण एत्व विधान असिद्ध 
हो जाता है, अतः झल से परे मिल जाने से 'हुझल्भ्यो हेधि: सूत्र से पुनः हि को धि' 
हो जाता है, और 'शनसोः' सुत्र से अकार लोप होकर एधि रूप बनता है। तातड 
पक्ष में एत्व नहीं हो पाता क्योंकि तातड आदेश परत्वात्‌ इसे वाध लेता है, जब 
तातङ आदेश हो जाता है, तब हि परे न मिलने से एकार नहीं हो पाता, अत: स्तात्‌ 
ही रूप बनता है, डित होने के कारण अकार लोप हो जाता है। स्तम्‌, स्त- (यहाँ 
ङित वतू होने से अकार लोप होता है) उत्तम पुरुष में आद्‌ आगम के पितृ होने से 
अकार लोप नहीं होता है, अतः असानि, असाव, असाम रूप बनते हैं । 


लङ, लकार में आडजादीनामु-- आट्‌ - 'आ अस्‌ त्‌ इस स्थिति में 'अस्ति 
सिचोऽपृक्ते? सूत्र से इट्‌ होकर आसीत्‌, द्विवचन में 'आ अस्‌ ताम्‌ इस स्थिति 
में 'श्नसो:' से धातु के अकार का लोप होकर आस्ताम्‌ इसी प्रकार आसन्‌, 
अन्ति होने पर इकार का लोप तथा तु का संयोगान्त लोप होता है। म० पु० 
एकवचन में सिपू के इकार पकार का लोप होने पर अपृक्त हल्‌ स्‌ परे 'अस्ति सिचः' 
सूत्र से ईट तथा सकार को रुत्व विसर्ग होकर आसीः, अकार लोप- आस्तम्‌ आस्त, 
आसम्‌, आस्व, आस्म रूप बनेंगे । 


४०८ संस्कृत-व्याकरण 


विधिलिङ, में यासुट्‌ के डिश होने से सर्वत्र अकार लोप होकर--स्थात्‌ स्याताम्‌ 
स्युः । स्याः, स्यातम्‌, स्यात । स्या, स्याव, स्याम, रूप बनेंगे । शेष लकारों के रूप 
भू धातु के समान होंगे । 

इण्‌ गतौ--इण्‌ धातु का अर्थ जाना है । 

लट्‌ में शपू, लोप, सार्वधातुक गुण--इकार को एकार होकर, एति, अपित्‌ 
सावेधातुक के डितृवत्‌ होने से गुणाभाव होकर इतः--बहुवचन में झि को अन्तादेश -- 
“इ अन्ति' इस स्थिति में--- 

इण इति --अजादि प्रत्यय परे रहते, इण्‌ धातु में इकार को यण्‌ हो। उक्त 
स्थिति में इकार को यण्‌-यकार होकर “यन्ति! रूप बनेगा । 
| वस्तुतः यहां 'अचिशनु' सूत्र से इकार को इयडः प्राप्त था, उसे अपवादत्वातु 
वाध कर इस सूत्र से यण्‌ होता है । 

गुण होकर एषि, इथः, इथ, गुण--एमि, इवः, इभः रूप बनेंगे । 

लिटू लकार में तिपू को णल्‌ 'अ धातु को द्वित्व, 'इ इ अ' इस स्थिति में 


'अचोञ्णिति’ सूत्र से द्वितीय इकार को ऐ वृद्धि आयादेश होकर 'इ आय्‌ अ' इस 
स्थिति में-- 


अभ्यासस्थेति- अभ्यास के इ वर्ण और उ वर्ण को क्रमश: इयड_ और उवङ 
आदेश हों असवर्ण स्वर परे रहते-- 

उक्त स्थिति में असवर्ण स्वर अकार परे होने से प्रस्तुत सूत्र से इकार को 
इयडः (इय) होकर “इयाय' रूप होगा । | 

दीघं इति--इण्‌ धातु के अभ्यास को दीघं हो कित्‌ लिट्‌ परे रहते । अतुस्‌ 
परे कितू लिट्‌ होने पर, 'इ इ अतुश््‌ इस स्थिति में गुणाभाव, और 'इणो यण” सूत्र 
से अभ्यासोत्तर इकार को यण्‌ होकर 'इ य्‌ अतुस” इस स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से 
अभ्यास इकार को दीर्घ होकर ईयतुः, उस्‌ परे इसी प्रकार ईयुः थल्‌ परे 'इ इ थ’ इस 
स्थिति में पित्‌ होने से अभ्यासोत्तर इकार को ए गुण 'इ ए थ' इस स्थिति में अजन्त 
अनिट्‌ धातु होने से वैकल्पिक इट्‌ 'इ ए इ थ' इस स्थिति में अभ्यासस्य” सूत्र से अस 
वर्ण अच्‌ एकार परे रहते अभ्यास इकार को इयङ (इय) होकर, एको अयादेश 
करने पर “इययिथ' इडभाव पक्ष में 'ए' को अय्‌ आदेश न होगा, शेष सब कार्य 
पूववत्‌ होकर इयेथ रूप बनेगा । 'इ इ अथुस्‌? इस स्थिति में कित्वात्‌ गुणाभाव, 
अभ्यासोत्तर इकार को 'इणो यण्‌' से यण्‌, दीर्घ यणः किति’ से दीर्घ होकर ईयुः 
ईय । णलुत्तमो वा- इयाय इयय, नित्य इट ईयिव, ईयिथ । 

लुट्‌ में गुण एता आदि, लृट्‌ में गुण, षत्व, एष्यति आदि रूप होंगे । लोट्‌ में 
गुण--एतु, गुणाभाव--इतातु, इताम्‌, यन्तु । सि को हि करने पर अपित्‌ हो जाने से 
डितुवतू होने से गुणाभाव, इहि, इतात्‌, इतम्‌, इत । उत्तम पुरुष में आट्‌ के पित होने 
से गुण एकार को अयादेश--अयानि, अयाब, अया रूप बनेंगे । लङ, में आडजादीनाम्‌ 
भाटश्च--ऐतु, ऐतामु, झ को अन्त, इकार लोप, 'इणो यणू' से इकार को यणू 


अथ अदादिगण: ¥o& 


शीङः स्वप्ने ।१८॥ 

(२१०) शीङः सावधातुके गुणः ।७।४।२१॥ 

किङति च - इत्यस्यापवादः । शेते, शयाते । 

(२११) शीङो रुट्‌ ।\७।१।७॥ 

शीङः परस्य झादेशास्यातो रुडागमः स्यात्‌ । शेरते । शेषे, शयाथे, शेध्वे । 
शये, शेवहे, शेभहे । शिश्ये शिश्याते, शिझ्यिरे। शयिता, शयिष्यते । शेताम्‌, शयाताम्‌, 
शेरताम्‌ । अशेत, अशयातास्‌ अशेरत । शयीत । शयीयाताम्‌, शयीरन्‌ । शयिषीष्ट । 
अशयिष्ट । अशयिष्यत । 


संयोगान्त लोप होकर आयान्‌ (यहाँ अजादि प्रत्यय मिल जाने पर पहले यण्‌ हो जाता 


है, फिर आभीय होने के कारण यण्‌ के असिद्ध होने से आट्‌ का आगम भी होता है) 
ऐः, ऐताम्‌, ऐत, पहले इकार को यण्‌, 'य्‌ अम्‌' यहाँ यण्‌ के असिद्ध हो जाने से आट्‌ 
का आगम होकर अयाम्‌, ऐव, ऐम, रूप बनेंगे । 

विधिलिङ्‌ में यासुट्‌ स लोप--इयात्‌ इयाताम्‌ इयुः। इयाः, इयातम्‌, 
इयात । इयाम्‌, इयाव, इयाम । आशीलिङ, में “अक्कत्‌ सार्वेधातुकयोः--दीर्घ--ईयात्‌ 
इयास्ताम्‌ ईयासुः आदि रूप होंगे । 


एतेरिति--उपसर्ग से परे इण्‌ धातु के अण्‌ को ह्वस्व हो, आर्धधातुक कित्‌ 
लिङ परे । 

“निर्‌ ईयात्‌’ इस स्थिति में आर्धधातुक कित्‌ लिङ परे होने से और निर्‌ 
उपसर्ग से परे धातु के अण्‌ ईकार को प्रस्तुत सूत्र से ह्वस्व होकर निरियात्‌ रूप 
सिद्ध होगा । 

“अभि ईयातु' इस स्थिति में (उमयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌' परिभाषा से ह्वस्व 
नहीं होता, आभीय होने के कारण । तब दीर्घ होकर अभीयात्‌ रूप होता है। दीघं 
होने पर यहाँ यदि 'अन्न्तादिवच्च' सूत्र से अभी' में पूर्वान्तवद्भाव से उपसगेत्व लाया 
जाय तब शेष बचे 'यातू' में इणू धातुत्व न मिलेगा, यदि 'ईयात्‌' में परादिवद्धाव से 
इण्‌ धातुत्व लाया जाय, तब शेष बचे 'अभ्‌' में उपसर्गत्व न मिलेगा । यदि एकादेश 
युक्त पूरे अभी में पूर्वान्तवःद्वाव से उपसर्गत्व एवं भी यात्‌ में परादिवद्भाव से एक साथ 
इण्‌ धालुत्व भी लाया जाय तो “उभयतः आश्रयणे नान्तादिवत्‌” परिभाषा से उसका 
विरोध होगा, क्योंकि परस्पर विरोधी दो कार्यों को एक साथ नहीं किया जा सकता । 
अतः यहाँ ह्लस्व नहीं हो सकता । 


इण्‌ धातु के अण्‌ को ही ह्वस्व होता है, अतः समु+-आ--ईयातु इस स्थिति 
में 'आ+ई' को गुण होकर समेयात्‌ बनेगा, यद्यपि यहाँ सम्‌ उपसगं भी है और 
एयावु में 'आन्तादिवच्च' से परादिवद्धाव से इण्‌ धातुत्व भी है, तथापि पूर्व में अणू न 
होने से ह्वेस्व नहीं होता । 


४१० संस्कृत-व्याकरणे 


इण इति-लुडः के विषय में इण्‌ धातु को 'गा' आदेश हो। लुङ, लकार में 
प्रस्तुत सूत्र से इण्‌ को 'गा' आदेश करने पर अट्‌ सिच्‌ होकर 'अगास्‌ च्‌ इस 
स्थिति में 'गातिस्था--सूत्र से सिच्‌ लोप होकर अगात्‌ अगातम्‌ अगुः। अगा: अगातम्‌ 
अगात । अगाम्‌, अगाव, अगाम रूप बनेंगे । 

लुङ, में आट्‌ वृद्धि ऐष्यत्‌, ऐष्याताम्‌, ऐष्यन्‌ । ऐष्यः, ऐष्यतम्‌, ऐष्यत । 
ऐष्यम्‌, ऐष्याव, ऐष्याम रूप होंगे । 


शीङः स्वप्ने--शी धातु सेट्‌ आत्मने पदी हे और इसका अर्थ सोना है । 


शीड इति- सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते शीङ, धातु को गुण हो । आत्मनेपद 
के त आदि प्रत्यय अपितु होने से “सार्वधातुकमपित्‌” सूत्र से सार्वधातुक लकारों में 
ङितूवद्‌ होते हैं, अतः इन प्रत्ययों के परे "क्ङिति च' से गुण निषेध प्राप्त होता है, 
यह सूत्र 'क्झिति च' का अपवाद होने से बाधक है अतः सार्वधातुक लकारों में गुण 
हो जाता हे । 

लट्‌ में त प्रत्यय परे ईकार को गुण, शप्‌ का लुक्‌, त के टि को एत्व होकर 
शेते, आताम्‌ परे भी गुण अयादेश, टि को एत्व होकर शयाते, झ परे 'आत्मनेपदे 
ष्वनतः' से अतु आदेश, अकार टि को एत्व, ईकार को उक्त सुत्र से 'ए' गुण, 'शे अते' 
इस स्थिति में-- 


शीङ इति- शीङ, धातु से परे जो आदेश उसके अकार को स्टू 'र्‌' का 
आगम हो । 

प्रस्तुत सूत्र से रुट्‌ (र्‌) का आगम होकर “शेरते' रूप होगा । थास्‌ परे 'थासः 
से'- षत्व गुण- शेषे, गृणायादेश-- शयाथे, गुण--शेध्वम्‌, इट्‌ को एत्व, गुणाया- 
देश - शये, शेवहे, शेमहे । लिट्‌ में शी शी हित्व, हुस्व, लिप्स्तझयोरेशिरेच्‌- त को 
एश्‌ शिश्ये, यणू-- शिश्याते, शिश्यिरे । इट्‌- शिश्यिषे, शिश्याथे, शिश्यिढ्वे, शिश्ये, 
शिश्यिवहे, शिश्यिमहे । ध्वम्‌ परे रहते, इण्‌ यकार से आगे इट्‌ परे मिलने से 
“विभाषेटः सूत्र से वैकल्पिक इट्‌ होने से शिड्यिध्वे भी एक रूप बनेगा । 


सेट्‌ धातु होने से गुणायादेश होकर लुटू में शयिता शयितासे आदि रूप तथा 
लट में इट गुणायादेश-शयिष्यते आदि रूप होंगे । लोटू लकार में 'शीड:' सावेधातुके-- 
सूत्र से गुण होकर शेताम्‌, शयाताम्‌, रुटू-शेरताम्‌, शेष्व, शयाथाम्‌, शेध्वम्‌ । शये, शयावहै 
शयामहै । लङ, में भी उक्त सूत्र से गुण, अट्‌ होकर अशेत, अशयाताम्‌, रुटू-- 
अशेरत । अशेयाः अशयाथाम्‌. अशेध्वम्‌, अशयि, अशेत्रहि, अशेमहि। विधिलिङ-- 
उक्त सूत्र से गुण, सीयुट्‌ अयादेश- शयीत शयीयाताम्‌, झस्य रनु-- शयीरन्‌ । शयीथाः, 
शयीयाथाम, शयीध्वम्‌, शयीय, शयीवहि, शयीमहि। आशीलिङ, में--सीयुटू, सुटू 
इट, गण, अयादेश, षत्व ष्टुत्व-- शयिषीष्ट, शयिषौयास्ताम्‌, शयिषीरन्‌। शयिषीष्ठाः 
शयिषीयास्याम, शयिषीढ्वम्‌ शयिषीध्वम्‌ । शयिषीय, शयिषीवहि शयिषीमहि । 
लुङ, लकार में अ शी इटु सिचु त' इस स्थिति में गुणायादेश, षत्व 


न 55 


अथ अदादिगणः ४११ 


इङ अध्ययने ॥१९॥ इडिकावध्युपसगेतो न व्यभिचरतः । 

अधीते, अधीयाते, अधीयते । 

(२१२) गाङ_ लिटि ।२।४।४९॥ 

इङो गाङ, स्याल्लिटि। अधिजगे, अधिजगाते, अधिजगिरे । अध्येता । 
अध्येष्यते । अधीतम्‌ अधीयातास्‌ अधीयताम्‌ । अधीध्व, अधीयाथाम्‌, अधीध्वम्‌, 
अध्ययै, अध्ययावहै, अध्ययामहै ।अध्येत, अध्यैयाताम्‌, अध्येयत । अध्यैथाः अध्येयाथाम्‌, 
अध्यैध्वम्‌, अध्येयि, अध्यैवहि, अध्यैमहि । अधीयीत, अधीयीयाताम्‌, अधीयीरन्‌ । 
अध्येषीष्ट । 

(२१३) विभाषा लुङ, लङोः ।२।४।५०॥ 


ढ्वम्‌ अशसिध्दम्‌, अशयिषि, अशयिष्वहि, अशयिष्महि । लूड_-- अशयिष्यत । 

इङ अध्ययने--इङ धातु अध्ययने करने अर्थ में है, यह अनिट्‌ आत्मने- 
पदी है। 

इङ धातु और इक्‌ स्मरणे धातु, अधिउपसर्ग के बिना प्रयुक्त नहीं होते 
अर्थात्‌ ये दोनों सदा अधि उपसर्ग के साथ ही प्रयोग में आते हैं। 

लट्‌ में त प्रत्यय परे टित आत्मनेपदानाम्‌-से टि को एत्व, सवर्ण दीर्घ-- 
अधीते, द्विश और बहुवचन में आते अते पर अचिश्नु' से इयङ, होकर अधीयाते 
अधीयते । दीघं षत्व--अधीषे, इयड अधीयाथे, अधीध्वे। अधीये, अधीवहे, 
अधोमहे । 

गाडिति--लिट्‌ लकार की विवक्षा में इङ धातु को गाङ आदेश हो, प्रस्तुत 
सुत्र से गा आदेश होने पर गा गा द्वित्व, अभ्यास को ह्वस्व, चुत्व तथा त को एशू 
होकर अजादि प्रत्यय परे मिलने से 'आतो लोप इटि च' सूत्र से अभ्यासोत्तर गा के 
आकार को लोप होकर अधिजगे, आताम्‌ और इरेच्‌ परे रहते भी इसी प्रकार आकार 
लोप होकर अधिजगाते, अधिजगिरे रूप बनेंगे । इसी प्रकार थास्‌ ध्वमु वहे वहे प्रत्ययों 
के परे क्रादिनियम से इटू होने पर अजादि प्रत्यय मिल जाने से आकार का लोप हो 
जाता है, आथाम्‌ और इट्‌ प्रत्यय तो स्वतः अजादि हें अतः वहाँ भी आकार लोप 
होकर अधिजगिषे, अधिजगाथे, अधिजगिध्वे । अधिजगे, अधिजगिवहे अधजगिमहे । 

अनिट्‌ होने से लुट्‌ और लुट्‌ में केवल गुण होता है, अतः लुट्‌ में अध्येता 
अध्येतासे, लुट्‌ में अध्येष्यते आदि रूप होंगे । लोटू लकार में अजादि प्रत्यय परे इयडः 
और हलादि प्रत्यय परे केवल दीघं होकर अधीताम्‌ अधीयाताम्‌ अधीयताम्‌ अधीष्व 
अधीयाथाम्‌ अधौध्वस्‌-- उत्तम पुरुष एकवचन में 'अधि इ इट्‌? इस स्थिति में आद्‌ 
का आगम, इट्‌ को एत्व, अधि इ आए, आ+ ए=एऐ वृद्धि-अधि इ ऐ, धातु के 
हकार को गुण अयादेश--भअधि भयै,--यणू-भध्यये, द्विवचने और बहुवचन में 


४१२ & संस्कृत-व्याकरण 


(२१४) गाङ कुटादिभ्योडझिणन्डितु 1१॥1२॥१॥ 
गाडादेशात्‌ कुटादिभ्यश्च परे अञ्णितः प्रत्ययाः डितः स्युः । 
(२१५) घुमास्थागापा जहातिसां हलि ।६।४।६६॥ 


एषामात ईत्‌ स्यात्‌ हलादो क्डित्यार्धधातुके । अध्यगीष्ट, अध्येष्ट । अध्यगीष्यत 
अध्येष्यत । 


“अधि इ आ वहै, अधि इ आ महै” इस स्थिति में उभयत्र धातु के इकार को गुण 
अयादेश “अधि अयावहै' और “अधि अयामहै' उपसर्ग के इकार को यण्‌ होकर 
अध्ययावहै और अध्ययामहै, रूप बनेंगे । 

लड, लकार्‌ में आट्‌ होकर धातु के इकार के साथ 'आटश्च' से वृद्धि होकर 
'आधि+एऐत' उपसग इकार को यण्‌ होकर अध्येत इसी प्रकार आताम्‌ आदि परे 
भी--अध्यंयाताम्‌, अध्येयत । अध्येथाः अध्येयाथाम्‌ अध्येध्वस्‌ अध्येयि, अध्येबहि 
अध्येमहि । 

विधि लिङ, में सीयुट्‌ सकार लोप, अधि इ ईय्‌ त 'लोपो व्योबलि--यकार 
लोप “अधि इ ईत्‌, धातु के इकार को इयड (क्योंकि सीयुट्‌ अपिवू सार्वधातुक होने 
से ङित्‌ वत्‌ है। अधि इ--यीत--सवर्ण दीर्घ-- अधोयीत--आतामु परे यलोप न होगा 
अधोयीयाताम्‌, झ को रनु करने पर यलोप होकर अधीरन्‌ यलोप--अधीथीथाः, 
अधीयीयाथाम्‌, अधीयीध्वम, अधीयीय, अधीयीवहि, अधीयीमहि रूप बनेंगे । 

आशीलिङ में 'त' परे सीयुट्‌ सुट्‌ होकर अधि इसी स्‌ त, इस स्थिति 
में इकार को आर्धधातुक गुण, यण्‌, षत्व, ष्ट्रत्व होकर अध्येषीष्ट, अध्येषीयास्ताम्‌ 
अध्येषीरन्‌ । अध्येषीष्ठाः अध्येषीयास्थाम्‌, अध्येषीढ्बम्‌ । अध्येषीय, अध्येषीवहि । 
अध्येषीमहि । 

विभाषति--लुङ और लुङ के विषय में इङ धातु को विकल्पतः गाड 
आदेश हो । 

विषय सप्तमी होने से लुङ लुङ लकारों के पूर्व ही गाङ्‌ आदेश हो 
जाता है । 

गाडिति--इड धातु के स्थान में हुआ गाङ आदेश और कुट्‌ आदि धातुओं 
से परे जित्‌ तथा णितु प्रत्ययों से भिन्न अन्य प्रत्यय ङित्‌ हों । 

लुङ लकार में इङ, को गाङ आदेश होने पर, अट्‌ का आगम, तथा सिच्‌ 
होने पर अगा स त्‌ इस स्थिति में, गाङ, आदेश से परे जित्‌ णितु भिन्न प्रत्यय सिच्‌ 
है, वह प्रस्तुत सूत्र से डितू हो जायेगा--फलत:-- 

घुसास्थेति- घु संज्ञक (दाप्‌ को छोड़कर 'दा' 'धा' रूप धातु) मा (नापना) 
स्था (ठहरना) गा, पा (पीना) एवं ओहाक्‌ त्यागे तथा षोऽन्तकर्मणि धातुओं के 
आकार को ईक्रार हो, हलादि कित्‌ ङित्‌ आधधातुक प्रत्यय परे । उक्त स्थिति में डिल 
प्रत्यय सिच परे है, गा धातु को प्रस्तुत सूत्र से आकार को ईकार होकर अगी स्‌ तु । 


अथ अदादिगण: ४१३ 


दुह प्रपुरणे ॥२०॥ दोग्धि, दुग्धः, दुहन्ति । धोक्षि। दुग्धे, दुहाते, दुहते । 
धुक्षे, दुहाथे, धुर्वे । दहे, दुह्वहे, दृह्महे । दुदोह, दुदुहे । दोग्धा । धोक्ष्यति धोक्ष्यते । 
दोग्घु-दुग्धात्‌, दुग्धास्‌, दुहन्तु । दुग्धि दुग्धात्‌, दुग्धम्‌, दुग्ध । दोहानि दोहाव, दोहाम । 


इस स्थिति में षत्व और ष्टुत्व होकर अधि उससे के इकार को यण्‌ होने पर अध्यगीष्ट 
रूप बनेगा । इसी प्रकार इसके अन्य रूपों से भी हलादि डित्‌-सिच्‌ परे रहते ईकार 
होकर, अध्यगीषाताम्‌, अध्यगीषत । अध्यगीष्ठाः, अध्यगीबाथाम्‌, अध्यगीढ्वम्‌, 
अध्यगीबि, अध्यगीष्वहि, अध्यगीष्महि । 


लुङ का गाङ आदेश वैकल्पिक है, अत: गाङादेश के अभाव पक्ष में आट्‌ का 
आगम, सिच्‌ होकर अधि आ इ स्‌ त' इस स्थिति में इकार को ए गुण, आटश्च से 
आ 4 इ को ऐ वृद्धि, यण्‌, षत्व, ष्टुत्व होकर अध्यैष्ट रूप बनेगा । इसके शेष रूप भी 
इसी प्रकार बनेंगे--अध्येषाताम्‌, अध्येषत, अध्येष्ठाः, अध्येबाथाम्‌ अध्येह्वम्‌ । अध्येषि, 
अध्येष्वहि, अध्येष्महि । 


लृङ लकार में भी गाङ आदेश विकल्पत; होता है, अत: गाङ आदेश पक्ष में 
अधि, गा स्य त। इस स्थिति में स्य प्रत्यय के ञ्ति णित्‌ से भिन्न होने से 'गाङ 
कुटादिभ्यः'-सूत्र से ङित्‌ हो जाने से, घुमास्थेति सूत्र से आकार को ईकार होकर 
अध्यगीष्यत, अध्यगीष्येताम्‌ अध्यगीष्यन्त । अध्यगीष्यथाः, अध्यगीष्येथाम्‌, अध्यगीष्य- 
घ्वम्‌ । अध्यगीष्ये, अध्यगीव्यावहि, अध्यगीष्यासहि रूप बनेंगे और गाङादेशा भाव 
पक्ष में अधि आट्‌ इ स्य त' इस स्थिति में आ--इ८-को ऐ वृद्धि, षत्व, उपसगे 
ईकार को यण्‌ होकर अध्यैष्यत, अध्यैष्येताम्‌ अध्यैष्यन्त ।अध्येष्ययाः अध्येष्येथाम्‌ 
अध्येष्यध्वस्‌, अध्येष्ये, अध्येष्यावहि, अध्येष्यासहि, रूप बनेंगे । 


दुह्‌ प्रपूरणे - दुह धातु दुहने अर्थं में है, स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी है । 


लटू लकार प्रथम पुरुष एकवचन में तिप्‌ परे, 'दुह ति' इस स्थिति में लघूपध 
गुण 'दादेर्धातोघंः सूत्र से धातु के हकार को घ्‌ आदेश, 'झषस्तथोधोऽधः । सूत्र से 
प्रत्यय के तकार को धकार, झलां जश झशि, सूत्र से धकार को गकार करने पर 
“दोग्धि तस्‌ परे अपित्‌ सावधातुक के ङितु होने से गुण न होगा, पूर्ववत्‌ घत्व धत्व 
जशत्व हो कर दुग्धः, झि परे अन्तादेश होकर दुहन्ति । सिप्‌ परे दुह सि इस स्थिति 
में, हकार को घकार, और ''एकाचो वशो भष्‌ झषन्तस्य स्थ्वोः।” सुत्र से धातु के इकार 
को भषू भाव होने से धकार, घकार को चर्त्वेन ककार, प्रत्यय सकार को षत्व, गुण, 
क्‌+-ष==क्ष होकर धोक्षि, दुग्धः, दुग्ध, दोह्या, ढुह्वः, दुह्माः । आत्मनेपद में घत्व धत्व 
गत्व, एत्व होकर दुग्धे, दुहाते, दुहते, घत्व भष्भाव, धत्व धकार को ककार, षत्व, 
क्‌+ष=क्ष होकर- धुक्ष, दुहाथे, ध्वम्‌ परे, घत्व, भष्‌भाव, घकार को जश्त्वेन 


गकार--धुरध्वे, ढुहे, दुह्नहे, दुह्महे । 


१४१४ = संस्कृत-व्याकरण 


दुग्धाम्‌, दुहाताम्‌, दृहताम्‌ । धुक्ष्व, दुहाथास घुग्ध्वम्‌ । दोहे, दोहावहै 
दोहामहे । अधोक्‌, अदुग्धाम्‌, अदृहन्‌ । अदोहम्‌ । अदुग्ध, अदुहाताम्‌, अदुहत । 
अघुग्ध्वस, । दुह्यात । दुहीत । 
(२१६) लिङ सिचावात्मनेपदेषु ।१।२।१२॥ 
इक समीपाइ हलः परो झलादी लिङ सिचो कितौ स्तः तिङि । घुक्षीष्ट । 
(२१७) शल इगुपधादनिटः क्सः ।३।१।४५।। 
इगुपधो यः शलन्तः, तस्प्ादनिटशच्लेः कस आदेशः स्यात्‌ । 
अधुक्षत्‌ । 
(२१८) जुग्वा दुह्‌ दिह लिह. गुहात्मनेपदे दन्त्ये ।७।६।७३॥ 
एषां बसस्य लुग्वा स्यात्‌, दन्त्ये तङि । अदुग्ध अधुक्षत । 
(२१९) क्सस्याचि ।७।३।७२॥ 
अजादो तङि क्सस्य लोपः । अलोऽन्त्यस्य-इत्यकार लोपः । 
अधुक्षाताम अधुक्षन्त । अदुग्धाः, अधुक्षयाः, अधुक्षायाम्‌, अधुग्ध्वम -अधुक्ष- 
ध्वम्‌ । अधुक्षि, अदुह्वहि, अधुक्षावहि, अधुक्षामहि । अधोक्ष्यत । अधोक्ष्यत । 


वस्तुतः इस धातु के रूपों में “हकार को घकार, घकार को जएत्व, या कुत्व, 
भष्‌ भाव, तकार और थकार को धकार होना ही मुख्य कार्य हैं, इनके लिये यह ध्यान 
रखना चाहिये कि अजादि प्रत्ययों के परे तथा मकारादि और वकारादि प्रत्ययों के 
परे तो ये कोई भी कार्य नहीं होते, केवल सामान्य कार्य ही होते हैं। केवल दोनों 
पदों के हलादि प्रत्ययों में ही ये कार्य होते हैं, इसके लिए यह ध्यान रखना है कि 
झलादि तकारादि और थक्रारादि प्रत्ययों के परे तो हकार को घकार, घकार को 
गकार और प्रत्यय के तकार और थकार को धकार अवश्य होता है । 


सकारादि प्रत्यय परे, हकार को घकार होने पर, 'एकाचो वशो भष्‌'--सूत्र 
से भषभाव अर्थात्‌ धातु के दकार को धकार होता है। आत्मनेपद के थास्‌ को 'से' 
करने लेने पर वह भी सकारादि प्रत्यय हो जाता है अतः यहाँ भी घकार और दकार 
को भषुभाव से धकार होगा । घकार को चर्त्वेन ककार और प्रत्यय के सकार को षत्व 
करने पर क्‌ +ष्‌=क्ष हो जाता है। 

ध्वम्‌ प्रत्यय परे, हकार को घकार और घकार को जश्त्वेन गकार तथा 
भषभाव से धातु के दकार को धकार होता है। इन सभी कार्यों का विधान करने 
वाले सुत्र उदाहरण सहित लट्‌ लकार के रूपों की सिद्धि में दिखलाये गये हैं। अन्य 
लकारों के रूपों की सिद्धि के समय इन कार्यों पर ध्यान देना आवशयक है । 

लिट्‌ लकार में धातु को द्वित्व अभ्यास कार्य, गुण होकर दुदोह, दुदुहतुः, 
दुदुहुः । दुदोहिथ, ढुढुहृथु:, ढुबुह । ढुदोह, बुढुहिव, ढुढुहिम । आत्मने पद में - दुदुहे, 
दुदुहाते, ढुढुहिरे, डुइहिबे, बुदुहाथे, ढुढुहिध्वे । दुहे, दुढुहिवहे, ढुदुहिमहे । 


Ypres ser. ~ “० See 


५ 


अथ अदा दिगण: ४१५ 


लिट्‌ लकार में उक्त कार्य कहीं भी नहीं होंगे, क्योंकि ये सब अजादि प्रत्यय 
परे बनते हें, जहाँ हलादि प्रत्यय भी हैं वहाँ इट्‌ हो जाने से ये कार्य नहीं होते । 
लुटू लकार में गुण, घत्व, गत्व, धत्व होकर, दोग्धा आदि रूप बनते हैं-- 


परस्मंपद आत्मनेपद 
दोग्धा दोग्धारौ दोग्धारः । दोग्धा दोग्धारौ दोग्धारः । 
दोग्धासि दोग्धास्यः दोरधास्थ । दोग्धासे दोग्धासाये दोग्घाध्वे । 
दोग्धास्मि दोग्धास्वः दोग्धास्मः । दोग्धाहे, दोग्धास्वहे, दोगधास्महे । 


लृट्‌ लकार में 'स्य' प्रत्यय सकारादि होने से हकार को घकार, भष्भावेन 
दकार को धकार, घकार को कुत्वेन ककार, क्‌ से परे सकार को षत्व, कष्‌ संयोगे 
क्षत्व गुण, होकर धोक्ष्यति, धोक्ष्यते आदि रूप होंगे 


परस्मैपद आत्मनेपद 
धोक्ष्यति, धोक्ष्यतः, धोक्ष्यन्ति । धोक्ष्यते, धोक्ष्येते, धक्ष्यन्ते । 
धोक्ष्पसि, धोक्ष्यथः, धोक्ष्यथ ।_ ` धोक्ष्यसे, धोक्ष्येये, धोक्ष्यध्वे । 
धोक्ष्यामि, धोक्ष्यावः, धोक्ष्यामः । धोक्ष्ये, धोक्ष्यावहे, धोक्ष्यामहे । 


लोट्‌ लकार में हलादि प्रत्ययों में घकार गकार धकार गुण होकर दोग्धु आदि, 
रूप बनेंगे । अपित्‌ प्रत्ययों में गुण न होगा । सकारादि प्रत्ययों के परे भषभाव, घकार, 
ककार, षत्व क्षत्व भी होगा, ध्वम्‌ परे, भष्‌भाव; घकार और जश्त्व होगा । 


परस्मैपद आत्मनेपद 
दोग्धु-दुग्धात्‌, दुग्धाम्‌, दुहन्तु। दुग्धाम्‌, दुहाताम्‌, दुहताम्‌ । 
दुग्धि-दुग्धात्‌, दुग्धम्‌, दुग्ध । घुक्ष्व, दुहाथाम्‌, घुग्ध्वम्‌ । 
दोहानि, दोहाव, दोहाम। दोहै, दोहावहै, दोहामहै । 


लङ, लकार में तकारादि सकारादि प्रत्ययों के परे, अर्थात्‌ तिपू और सिप्‌ परे 
भष्भाव, धकार को कुत्व गत्व, त्‌ स्‌ का हल्झ्यादि लोप तथा विकल्पतः चत्व होकर 
अधोक्‌ अधोग्‌, ताम्‌ तम्‌ 'त' परे प्रत्यय तकार को धकार, हकार को घकार तथा 
जश्त्वेन गकार होगा । आत्मनेपद में ध्वम्‌ परे भषभाव, धकार और जएत्व होगा-- 


परस्मैपद आत्मनेपद 
अधोक्‌ ग्‌, अदुग्धाम्‌, अदुहन्‌ । अदुग्ध, अदुहाताम्‌, अदुहत । 
अधोक्‌ ग्‌, अदुग्धम्‌, अदुग्ध । अदुग्धाः, अदुहाथाम्‌, अधुग्ध्वम्‌ । 
अदोहम्‌,  अदुहूव, अवुहस। अदुहि, अदुह वहि, अदुह्‌ महि । 


विधिलिङ, में--यासुट्‌ के डित्‌ होने से कहीं भी गुण न होगा- शेष सामान्य 
कार्य ही होंगे 


परस्मैपद आत्मनेपद 
दुह्यात्‌, दुह्याताम्‌, दुह्य । दुहीत, दुहीयाताम्‌, दुहोरन्‌,। 
दुहरा; दुह्यातम्‌, दुद्यात। दुहीथाः, दुहीयाथाम्‌, दुहीध्वम्‌ । 


दुह्याम, दुह्याव, दुह्माम ।  दुहोय, दुहीवहि, दुहीसहि । 


४१६ संस्कृत-व्याकरण 


लिडि सिचाविति--इक्‌ के समीपस्थ हल से परे झलादि लिङ, और सिच्‌ 
कित्‌ हों, तिङ, प्रत्यय परे । (इक्‌--दकार में उकार उसके समीप हल हकार है) । 

झलादि लिङ, विधिलिङ, में यासुट्‌ होने से और आत्मनेपद में सीयुट्‌ के 
सकार का लोप हो जाने से नहीं मिलता, केवल आशीलिङ आत्मनेपद में झलादि 
लिङ, मिलता है, वहीं यह सू प्रवृत्त होता है, लुङ, में च्लि को सिच्‌ होता ही नहीं, 
क्स हो जाता है, अतः सिच्‌ का उदाहरण दुह-धालु में नहीं मिलता । आशीलिड में 
झलादि लिङ को प्रस्तुत सूत्र से कित्‌ होने से गुण नहीं होता । परस्मैपद में सामान्य 
कार्य ही होते हैं, आत्मनेपद में ह को घ, भषभाव से द को ध, घकार को कुत्व षत्व 
क्षत्व होता है । 


परस्मैपद आत्मनेपद 
दुह्यात्‌, दुह्यास्ताम्‌, दुह्यासुः। घुक्षीष्ट, ुक्षीयास्ताम्‌ शुक्षीरन्‌ । 
दुहा: दुह्यास्तम्‌, दुह्यास्त । घुक्षीष्ठाः, घुक्षीयास्थाम्‌, धुक्षीध्वम्‌ । 


दुह्यासम, दुह्यास्व, दुह्यास्म। ` धुक्षीय, धुक्षोवहि, धुक्षीमहि। 
शल इति --इक्‌ उपधा वाला जो शलन्त धातु, उस अनिट्‌ धातु से परे च्लि 
को क्स, आदेश हो । 

(क्स में क्‌ की इत्‌ संज्ञा लोप होकर अदन्त स बचता है, अतः यह सकारादि 
प्रत्यय बन जातां है।) दुह धातु इगुपध शलन्त भी है । सकारादि प्रत्यय परे होने से, 
हकार को घकार, भषभाव से दकार को धकार, घकार को कुत्वेन ककार, षत्व, क्षत्व 
होकर अधुक्षत्‌, अधुक्षताम्‌, अधुक्षन्‌ । अधुक्षः, अधुक्षतन्‌, अघुक्षत । अधुक्षम्‌, 
अधुक्षाव, अधुक्षाम । 

लुग्वेति--दुह-दिहू लिह और गुह्‌ धातुओं के क्स का लुक्‌ विकल्प से हो, 
दन्त्य तङ प्रत्यय परे रहते । 

तङ प्रत्यय आत्मनेपद के प्रत्यय होते हैं, इनमें त, थास्‌, ध्वम्‌ ये तीनों दन्त्य 
तड! प्रत्यय होते हैं, इनके परे ही यह सूत्र क्स का वैकल्पिक लोप करता है, वहि परे 
भी वैकल्पिक क्स का लोप होता है क्योंकि वकारस्य दन्त्योप्ठम्‌, वकार का दन्त्य 
स्थान भी होता है । 

क्सस्येति-अजादि तङ, परे रहते क्स का लोप हो । 

(अलोऽन्त्य परिभाषा से क्स के अन्त्य अकार का लोप होता है ।) 

लुडः आत्मनेपद में 'अ दुहू स (कस) त' इस स्थिति में 'लुग्वा' सूत्र से क्स 
का लोप होने पर हकार को घकार, तकार का धकार और घकार को जश्त्वेन गकार 
होकर अदुग्ध, लोपाभाव पक्ष में घत्व, भषूभाव, कुत्व, षत्व क्षत्व होकर अघुक्षत, 
आताम्‌ परे 'क्सस्याचि' सूत्र से अजादि प्रत्यय परे क्स्‌ के अकार क। लोप होने पर 
अधुक्षाताम्‌, झ परे, झ को अन्त करने पर क्स के अकार का लोप होकर अधुक्षन्त । 


थास्‌ परे “लुग्वा' सूत्र से क्स का लोप होने पर घत्व थकार को धकार जश्त्व होकर _ 


ss 


अथ अदादिगण: ४१७ 


एवं दिहि-उपचये ॥२१॥ लिह-आस्वादने ॥२२॥ 


लेढि, लीढः, लिहन्ति, लेक्षि । लीढे, लिहाते, लिहते । लिक्ष , लिहाथे, लीढ्वे । 
लिलेह, लिलिहे । लेढासि, लेढासे । लेक्ष्यति, लेक्ष्यते । 


लेढु, लीढाम_, लिहन्तु । लीढि, लेहानि । लीढाम । अलेट्‌, अलेड्‌ । अलिक्षत्‌, 
अलिक्षत, अलीढ । अलेक्ष्यत्‌, अलेक्ष्यत । 


अदुग्धाः, लोपाभाव पक्ष में अधुक्षथाः, ' क्स के अकार का लोप- अधुक्षाथाम, ध्वम्‌ 
परे, क्स का लोप होने पर भषभाव घत्व गत्व होकर अधुग्ध्वम्‌, लोपाभाव पक्ष में 
अधुक्षध्वम्‌ , अधुक्षि, वहि परे क्स लोप पक्ष में अदुहू बहि, लोपाभाव पक्ष में अधुक्षावहि, 
अधुक्षामहि । लङः में-_ अधोक्ष्यत्‌+ अधोक्ष्यत । 

एवं दिह-उपचये--इसी प्रकार दिह धातु का अर्थ वृद्धि होना है। इस धातु के | 
रूप भी दुह धातु के समान ही बनेंगे, और उन सबका सिद्धि प्रकार भी वही होगा, 
जो कि दुह्‌. धातु का बतलाया गया है। दुह को तो यथास्थान गुण--उकार को 
ओकार हुआ था, पर दिहि में इकार को एकार गुण होगा, शेष सभी कार्यं- भषभाव, 
प्रत्यय तकार थकार को धकार, हकार को घकार, जएत्व एवं कुत्व, षत्व, क्षत्व आदि 
सभी कार्यं इसमें भी यथास्थान होंगे । 


लिह. आस्वादने--लिह धातु का अर्थ “चाटना' है। 


इस धातु के रूप और उनकी सिद्धि का प्रकार भी दुह धातु जैसा ही है, 
अन्तर केवल इतना है कि दुह में तो दकारादि धातु होने से 'भष्भाव' होता है, किन्तु 
इसमें कहीं भी भष्भाव न होगा, दुह, में हकार को घकार होता है, किन्तु इसमें कहीं 
भी धकार न होगा, अपितु हकार को “होढः” सूत्र से ढकार होगा । 

अजादि वकारादि एवं मकारादि प्रत्ययों के परे इस धातु में भी कोई विशेष 
कार्य नहीं होते । केवल शेष हलादि प्रत्ययों में ही विशेष कार्य होते हैं । 

इस धातु में तकारादि तथा थकारादि एवं ध्वम्‌ प्रत्ययों के परे, धातु के हकार 
को 'होढ:' से ढकार, प्रत्यय के तकार और थकार को 'झषस्तथो धोंऽधः' सूत्र से 
धकार, ष्टुत्वेन इस धकार को भी ढकार, “ढोढे लोपः" सूत्र से पूर्व कार का लोप, 
इतना करने पर यदि गुण की प्राप्ति होती है तो गुण होगा अर्थात्‌ इकार को ए गुण 
होगा, यदि गुण की प्राप्ति नहीं है, तो 'ढूलोपे पूर्व॑स्य दीर्घो$ण:' सूत्र से इकार को 
दीर्घं होता है। 

सकारादि प्रत्ययों के आगे रहते, जैसे--से, स्व, स्य, सि, क्स्‌ आदि 'होढ: से 
हकार को ढकार, 'पढ़ोः कः सिः से ढकार को ककार, ककार इण्‌ से परे सकार को 
षत्व, और क्‌+ष्‌ संयोगे क्ष्‌ होगा । इस प्रक्रिया को ध्यान में रखने से इस धातु के 
सभी रूप सरलता से बन जायेंगे । इसमें कोई भी नया सूत्र नहीं है, दुह्‌. धातु के ही 
सभी सूत्र इसमें काम करते हैं । 

२७ 


४१८ संस्कृत-व्याकरण 


लटू लकार में तिप्‌ परे, शप्‌ का लुक्‌ होने पर, ढत्व, धत्व, ष्टुत्व, ढलोप, एवं 
गुण होने पर लेढि, तस्‌ परे अपित्‌ सार्वधातुक के डित्‌वत होने से गुण न होगा तब 
'ढूलोपे' सुत्र से दीर्घं होकर लीढः, अन्तादेश करने पर अजादि प्रत्यय होने से कोई कार्य 
न होकर लिहन्ति, सिप्‌ परे सकारादि प्रत्यय होने से ढत्व, ढकार को ककार, षत्व, क्ष्व 
और गुण होकर लेक्षि लीढः लीढ । लेल्लि, लिह. बः, लिह्यः । आत्मने पद में अपित्‌ 
होने से गुणाभाव, दीर्घ होकर लोढे लिहाते, लिहते, थास्‌ को से होने पर ढ् क्‌ ष्‌ क्ष 
होकर लिक्षे, लिहाथे, ढत्व, ष्टुत्व, ढलोप, दीर्घ होकर लीढ्घे । लिहे, लिह. बहे, लिहाहे । 

लिट्‌ में-लिलेह । लिलिहे । 

लुट्‌ में--हकार को ढकार, तास्‌ के तकार को धकार, ष्ट्रुत्व, ढलोप, गुण 
होकर लेढा लढारो लेढारः लेढासि---आत्मने पद में भी इसी प्रकार लेढा-री-रः, 
` लेढासे। 

लृट्‌ में-सकारादि स्य परे होने से ढ्‌ क्‌ ष्‌ क्ष गृण होकर लेक्ष्यति- -लेक्ष्यते । 

लोट्‌ लकार में ढू, ध्‌, ष्टुत्व, ढलोप, गुण होकर लेढु-लीढात्‌, लीढाम्‌, 
लिहन्तु । सि को हि, हि को धि, ढत्व, ष्टुत्व, ढलोग, दीर्ष--लीढि, लीढम्‌ लीढ, 
लेहानि लेहाब लेहाम । 

आत्मने पद में--ढ ध्‌ ष्ट्रत्व ढलोप दीघं--लीढाम्‌ लिहाताम्‌ लिहताम्‌ । 
सकारादि स्व” परे, ढ क्‌ प्‌, क्ष्‌--लिक्ष्व, लिहायाम्‌, लीढ्वम्‌ । लेहै, लेहावहै, 
लेहासहै । 

लङ, लकार में ति सि प्रत्यय परे इतश्चेति इकार लोप, हल्ड्यादि लोप, 
हकार को ढत्व, चर्त्वेन विकल्पतः क्‌ ग्‌ और गुण होकर अलेट्‌ डू, शेष स्थलों पर 
पणास्थान ढत्वादि, मिप्‌ परे पित्त्वात्‌, गुण होकर- अलेट्‌ ड्‌, अलोढाम्‌, अलिहुन्त्‌ । 
अलेट्‌ ड्‌, अलीढम्‌, अलीढ । अलेहम्‌, अलिह ब, अलिह्न । आत्मने पद में--अपित्‌ होने 
से कहीं भी गुण न होगा, हलादि प्रत्ययों में यथास्थान ढत्वादि होक र--अलीढ, 
अलिहाताम्‌, अलिहत । अलीढाः, अलिहायाम्‌, अलीढ्वम्‌ । अलिहि, अलिह बहि, 
अलिह महि । 

विधिलिङ परस्मैपद में यासुट्‌, होने से और आत्मने पद में सीयुट्‌ होने से 
सामान्य रूप ही बनते हैं, कोई विशेष कार्य नहीं होता--लिह्यात्‌ लिह्याताम्‌ आदि, 
तथा लिहीत लिहीयाताम्‌ लिहीरन्‌ आदि. रूप बनते हैं । 


आशीलिङ परस्मैपद में सामान्यत: लिह्यात्‌ लिह्यास्ताम्‌ आदि रूप बनेंगे । 
आत्मने पद में कित्वात्‌ कहीं भी गुण न होगा, ढक ष ष्ट्रुत्व होकर लिक्षीष्ट, 
लिक्षीयास्ताम्‌ लिक्षीरन्‌ आदि रूप बनेंगे । 

लुङ, में च्लि को क्स होने से सकारादि प्रत्यय आगे रहते, ढत्व, कत्व, षत्व 
भत्व होकर अलिक्षत्‌ अलिक्षताम्‌ अलिक्षन्‌ । अलिक्षः अलिक्षतम्‌ अलिक्षत । अलिक्षम्‌ 
अलिक्षाव, अलिक्षाम्‌ रूप होंगे । आत्मने पद में दन्त्य तकार परे कस के लोप होने पर 


अथ अदादिगणः - ४१९ 


ब्रु ज. व्यक्तायां वाचि ॥२३॥ 

(२२०) ब्र्‌ वः पञ्चानामादित आहो ब्र वः ।३।४।८५॥ 

ब्रुवो लटस्तिवादीनां पञ्चानां णलादयः पञ्च वा स्पुः, त्र्‌ वशचाहादेशः | आह, 
आहतुः, आहुः । 

(२२१) आहस्थः ।८।२।३५॥ 

झलि परे । चत्वंम्‌ - आत्थ, आहथुः । 

(२२२) ब्र व ईट्‌ ।७।३।९३॥ 


ब्रुवः परस्य हलादिः पित ईद्‌ स्यात्‌ । व्रवीति, ब्र तः, त्र्‌ वन्ति । ब्रते, त्र वाते, 
न्न्‌ वते । 


ढ, ध, ष्ट्रुत्व, ढलोप, दीर्घ--अलीढ लोपाभाव पक्ष में ढ़ क्‌ ष्‌ क्ष होकर अलिक्षत, 


अलिक्षाताम्‌, अलिक्षन्त । अलीढाः अलिक्षथाः अलिक्षाथाम्‌ अलीढ्वम्‌-अलिक्षध्वम्‌, 
अलिक्षि, अलिह वहि अलिक्षावहि, अलिक्षामहि रूप होंगे। लुङ, में अलेक्ष्यत्‌ अलेक्ष्यत । 

ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि --त्रू धातु स्पष्ट बोलने अर्थे में है। 

ब्रुव इति-त्रू धातु से परे लट्‌ के स्थान में होने वाले तिपू आदि पाँच प्रत्ययों 
को क्रमशः णल्‌ अतुस्‌ उस्‌ थल्‌ अथुस्‌ आदेश हों विकल्प से और बू को आह 
आदेश हो । 

लट्‌ लकार के प्रथम पुरुष में प्रस्तुत सूत्र से तिवादि को क्रमशः णल्‌ अतुस्‌ 
उस्‌ आदेश और ब्रू को आह आदेश होकर आह, आहतुः, आहुः रूप बनेंगे । 

आहस्थ इति--झल्‌ परे रहते आह को थकार आदेश हो, (अलोऽन्त्य परिभाषा 
से हकार को थ होगा ।) 

“आह थ' इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से हकार को थकार, और थकार को चर्त्वेन 
तकार होकर आत्थ, आहथुः ये पाँच रूप बनते हैं । 

ब्रव इति -ख्रू धातु से परे हलादि पित्‌ प्रत्यय को ईट्‌ का आगम हो । 

हलादि पितू प्रत्यय तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ हैं, इतके परे प्रस्तुत सूत्र से ईट्‌ का आगम 
तथा सावधातुक गुण भी होगा । अपित्‌ सार्वधातुक में गुण न होकर अजादि प्रत्यय 
परे 'अचिश्नु' से उकार को उवङ होगा-- 

इस प्रकार ब्रवीति, ब्रूतः, उवडः--ब्रुवन्ति । ब्रवीषि, ब्रूथः, ब्रूथ । ब्रवीमि, 
ब्रूवः, ब्रूमः । आत्मने पद में पित्‌ न मिलने से ईट्‌ न होगा और न गुण ही, अजादि 
प्रतययों के परे उवङ, होगा--ब्र ते, ब्रवाते, ब्रवते । ब्रषे. ब्र वाये, ब्र धवे, बवे, ब्व हे 
ब्रु सहे । 

ब्रव इति-_आर्धधातुक प्रत्यय परे ब्रू को वच्‌ आदेश हो । 

लिट्‌ लकार में आर्धधातुक होने से सवंत्र वच्‌ आदेश होता है, प्र० पु० 
एकवचन में प्रस्तुत सूत्र से ब्रू को वच्‌ आदेश, द्वित्व, अभ्यास कार्ये 'व वच्‌ अ' इस 


+ 


४२० संस्कृत-व्याकरण 


(२२३) ब्र वो वचिः ।८।४।५३॥ 

आर्धधातुके । उवाच, ऊचतेः, ऊचुः; उवचिथ--उवक्य । ऊचे, वक्ता । 
वक्ष्णति । बक्ष्यते । ब्रवीतु--त्र तात्‌, ब्रूताम्‌, त्र्‌ वन्तु । ब्र हि, ब्रवाणि । ब्रू तास्‌, ब्रवै । 
अब्रवीत्‌, अन्न त । न थात्‌, ब्रवीत । उच्यात्‌, वक्षीष्ट । 

(२२४) अस्यतिवक्ति्यातिस्योऽङ, ।३।१।५५॥। 

एभ्यश्चलेरङ स्यात्‌ । 

(२२५) बच उम्‌ ।७।४।२०॥ 

अङि परे । अवोचत्‌ । अवक्ष्यत्‌ । अवक्ष्यत । 

(ग० सू०) चकंरीतं च । 

चकेरीतमिति OU यम 0. . “ही तददादौ वोध्यम्‌ । 


स्थिति में “लिट्यम्यासस्योभयेषाम्‌' ' सूत्र से अभ्यास वकार को 'उ' संप्रसारण, उपधा 
वृद्धि होकर उवाच, अतुस्‌ उस्‌ अथुस्‌ अ व म परे रहते, कित्‌ होने से, 'वचिस्वपियजा- 
दीनां किति' सुत्र से, “संप्रसारणं तदाश्रितं कार्यं च वलवत्‌ ” परिभाषा के बल से, 
द्वित्व के पूर्व व को उ संप्रसारण, अकार का पूर्वं रूप होकर उच्‌ बन जाने पर द्वित्वादि 
कार्य होकर ऊचतुः, ऊब्रुः । थल्‌ परे अनिट्‌ अकारवान्‌ होने से वैकल्पिक इट्‌-_ 
उवचिथ, इड़भाव पक्ष में 'चो: कु: से कुत्व होकर उवक्थ, ऊचयुः, ऊच, उवाच, उवच 
ऊचिव, ऊचिम । आत्मने पद के सभी प्रत्यय अपित्‌ होने से 'असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌’ से 
कित्‌ है अतः यहाँ सर्वत्र द्वित्व से पूर्वं संप्रसारण होकर ऊचे ऊचाते ऊचिरे ऊचिषे 
ऊचाथे ऊचिध्वे, ऊचे, ऊचिवहे, ऊचिमहे । रूप होंगे । 

लुट्‌ में अनिट्‌ होने से, वक्ता (चोः कुः) कुत्व । वक्तारौ, वक्तारः। वक्तासि, 
आत्मने पद में वक्तासे आदि रूप होंगे । 


लृट्‌ में 'वच्‌ स्य ति' इस स्थिति में चकार को कुत्व, सकार को षत्व और 
क्षत्व होकर वक्ष्यति, वक्ष्यते आदि । 


लोट्‌ में तिप्‌ परे ईटू गुण होकर ब्रवीतु, अतात्‌ ब्रताम्‌ ब्रवन्तु । सिप्‌ परे हि 
आदेश के अपित्‌ होने से ईट्‌ और गुण न होंगे--न्र हि, ब्रूतात्‌ ब्रूतम्‌ ब्रत । 'आदुत्त- 
मस्य पिच्च' से आट्‌ के पितृ होने से गुण तो होगा पर हलादि परे न होने से ईट्‌ न 
होगा, ब्रवाणि ब्रवाव ब्रवाम । आत्मने पद में अजादि प्रत्ययों के परे उवङ, अपित्‌ होने 
से गुण कहीं न होगा--ब्र ताम्‌ ब्र वाताम ब,नताम्‌, ब्रूष्व, व्र वाथाम्‌, व्र ध्वम्‌ । ब्रवे, 


~ ~ > य 


ब्रवावहै व्रवामहै । (यहाँ आट्‌ गुण होगा । ) 


लङ, के पितृ वचनों में ईटू, गुण, मिप्‌ को अम्‌ होने से ईट्‌ न होगा, अन्यत्र 
अजादि प्रत्यय परे उवड--अन्नवीत्‌ अब्रूताम्‌ अन्नू वन्‌ । अन्नवी: अन्न तम्‌ अन्नत, 


अन्रवम्‌ अन्न व, अन्न म। अन्न त, जन वातास्‌ अन्न वन्त, अन्नू था: अन्न वाथाम्‌ अन्न ध्वस्‌ । 
अन्न वि, अत्र वहि अत्र महि । 


- अथ अदादिगणः ४२१ 


अणु ज आच्छादने ॥२४॥ 

(२२६) ऊर्णोतिविभाषा ।७।३।९०॥ 

वा वृद्धिः स्याद हलादौ पिति सार्वधातुके । ऊणो'ति-ऊर्णोति। अणु तः, 
ऊणुं बन्ति । ऊणु ते, ऊणु वाते, ऊणु वते । 

(बा०) ऊर्णोतिराम्‌ नेति वाच्यम्‌ । 

विधिलिङ, में--यासुट्‌ परे गुण न होगा, सीयुट्‌ परे उवङ, होगा-न्न यात्‌ 
ब्रू यायाम्‌ ब्रूयुः । ब्र याः त्र्‌ यातम्‌ त्र्‌ थात ब्रूयाम्‌ ब्र याव त्र यास । त्र्‌वीत ब्र्‌ वीयातास्‌ 
ब्रुवीरन्‌ । ब्रू वीथाः त्र्‌ वीयाथाम्‌, ब्र वीध्वम्‌ । ब्रू वीय, ब्रुवीवहि, ब्रुवीमहि । 

आशीलिङ में--यासुट्‌ "किदाशिषि, से कित्‌ होता है अतः संप्रसारण से व्‌ को 
उ हो जाता है । आत्मने पद में सीयुट्‌ कितु नहीं होता अतः वहाँ संश्रसारण नहीं होता, 
अपितु चकार को कुत्व तथा षत्व क्षत्व होता है-- 

उच्यात्‌, उच्यास्ताम्‌, उच्यासुः । उच्याः, उच्यास्तम्‌, उच्यास्त। उच्यासःर्‌, 
उच्यास्व, उच्यास्म। वक्षीष्ट, वक्षोयास्ताम्‌, वक्षीरन्‌ । वक्षीष्ठाः, वक्षीयास्थाम्‌, 
वक्षीध्वम्‌ । वक्षीय, वक्षीवहि, चक्षीसहि, रूप बनते हैं । 

अस्यतीलि--असु क्षेपणे वच्‌ और ख्या प्रकथने धातुओं से परे च्लि को अङ 
आदेश होता है । 

बच इति--वच्‌ को उम्‌ का आगम हो अङ, परे रहते । उमागम में मकार को 

त्‌ संज्ञा लोप होने से मित्‌ होने के कारण यह वकारोत्तरवर्ती अकार के आगे 

होता है । 

लुङ लकार में आधधातुक परे होने से ब्रू को वच्‌ आदेश, अट्‌, च्लि को 
अस्यतीति सूत्र से अडः आदेश, अङ परे 'वच उम्‌' सूत्र से उमागम होकर अव उ 
च्‌ अ त्‌' इस स्थिति में गुण होकर अवोचत्‌ रूप बनता है, इसी प्रकार इसके शेष रूप 
भी बनेंगे 

अवोचताम्‌, अवोचन्‌ । अवोचः, अवोचतम्‌, अवोचत । अवोचम्‌, अवोचाव, 
अवोचाम । आत्मने पद में भी इसी प्रकार वचादेश उमागम होकर अवोचत अवोचेताम्‌ 
अवोचन्त । अवोचथाः अवोचाथाम्‌ अवोचध्वम्‌ । अवोचि अवोचावहि अवोचामहि । 

लृङ्‌ लकार में आधेधातुक होने से वच्‌ आदेश, स्य प्रत्यय, चोः कु: से कुत्व 
षत्व क्षत्व होकर--अवक्ष्यत्‌, अवक्ष्यताम्‌ अवक्ष्यन्‌ आदि, आत्मने पद में-अवक्ष्यत 
अवक्ष्येतास्‌ अवक्ष्यन्त । आदि रूप बनेंगे । 

चर्करीतमिति--चर्करीत यङ लुगन्त कहा जाता है। इसे अदादि गण में 
समझना चाहिये, अतः अदादि गण में जो कार्य शप्‌ लुक्‌ आदि होते हैं वे यङ, लुगन्त 
में भी होंगे । 

ऊणुं न. आच्छाद ॥ 

झर्णेतिरिति--अरणु धातु को हलादि पितु सावेधातुक प्रत्यय परे विकल्पतः 


बुद्धि ही । 


४२२ संस्कृत-व्याकरण 


(२२७) न न्द्राः संयोगादयः ।६। १।३॥ 


अचः पराः संयोगादयो नदरा द्वि ने अवन्ति, “नुः शब्दस्य द्वित्वम्‌ । अर्णु नाव, 
ऊणु नुबलुः, ऊणु नुवुः । 


(२२८) विभाषोर्णोः १।२।३।। 
इडादि प्रत्ययो वा ङित्‌ स्यात्‌ । ऊणु नुविथ--ऊणु नविथ । झणु विता--ऊर्ण- 
नविता । ऊणु विष्यति-- ऊर्णविष्यति । ॐ पत ऊर्णविष्यति । ऊणो'तु- ऊर्णोतु । ऊर्णवानि, ऊर्णवै । 


(अलोऽन्त्य परिभाषा से अन्तिम वर्णं उकार को वृद्धि होगी) 


से विकल्पतः वृद्धि होगी, वृद्धि के अभाव मे गुण होकर ऊणों ति-ऊर्णोति, अपित्‌ होने 
से डितूवत्‌ होने से गुणाभाव-ॐणुतः, अजादि प्रत्यय होने से उवङ अर्णु बन्ति । 
ऊणो सि-ऊरणोसि, ऊणुं थः, अणु थ । ऊर्णों सि-अर्णोमि, अणु वः, ऊणु मः । आत्मने पद 
के सभी प्रत्यय अपित्‌ होने से डितूवत्‌ होते हैं अतः वृद्धि और गुण न होकर अजादि 
प्रत्ययों के परे उवङ - ऊणु ते, अणु वाते, ऊणुंदते। उणुषे, अणु वाथे, ऊणु ध्वे । 


(बा०) ऊणेतिरिति--ऊणु' धातु से आम्‌ न हो, यह कहना चाहिये, धातु के 
इजादि गुरुमान्‌ होने से 'इजादेश्च' सूत्र से यहाँ आम्‌ का आगम प्राप्त था, उसका 
इस वातिक से निषेध होगा । अजादि धातु होने से यहाँ द्वितीय एकाच्‌ अर्थात्‌ 'णु' को 
द्वित्व प्राप्त होता है । 

न न्द्रा इति-अच्‌ से परे संयोगादि नकार दकार और रेफ को द्वित्व न हो । 

श्रस्तुत सूत्र के द्वारा निषेध किये जाने पर रेफ रहित केवल 'नु' को द्वित्व 
होगा । द्वित्व होने पर अभ्यास के नकार को पुनः णकार हो जायेगा, क्योंकि तब वह्‌ 
रेफ से परे होगा, वस्तुत: यह णकार नकार स्थानिक ही है, अभ्यासोत्तर नु को 'अचो- 
ञ्णिति' से वृद्धि अवादेश होकर ऊणु नाव रूप बनता है, अठुस्‌ और उस्‌ परे अपित्‌ 
लिट्‌ के कितु होने से गुण न होकर उवङ- अणु नुचतुः, अणु नुवुः रूप होंगे । 

विभाषेति--ऊर्णु धातु से परे इडादि प्रत्यय विकल्प से डित हों । (डित्‌ होने 
से गुणाभाव होगा, और स्वर परे मिलने से उवङ, होगा ।) डित के अभाव पक्ष में 
गुण होकर--ऊणु नुविथ, और ऊणु नविथ ये दो रूप बनेंगे। उवङ ऊणु नुवथु:, 
ऊणुं नुव । ऊर्ण नाव ऊर्णु नव, ङित विकल्पतः ऊणु नुविव, ऊणुं नदिव, ऊणु नुविस, 
ऊर्णु नविम । आत्मने पद में उवङ,-- अणु नुवे, अणु नुवाते, अणु नुविरे । अणु तुविष, 
ऊणु नविषे, ऊणु दुवाथे, ऊर्णु नुविध्वे-ढ्वे, ऊणु नविध्वे-ढ्वे । ऊणु नुरे, ऊणु नुविवहे, 
ऊणु नविवहे, अणु नुविमहे, अणु नविमहे । 

ऊणु धातु सेट्‌ है अत: लुट्‌ और लृट्‌ लकारों में सवंत्र इट्‌ होगा, और 
विभाषोर्णोः” सूत्र से इडादि प्रत्यय तास्‌ और स्य परे विकल्पतः डित होने से सर्वत्र 
दो-दो रूप होंगे, डिब पक्ष में उवढ, होगा, और डितु के अभाव में गुण होगा-- 


अंथ अदा दिगण॑: ४२२ 


(२२९) गुणो$पृक्त । ७३॥९१॥ 
ऊर्णोते गु णोऽपृक्ते हलादौ पिति सार्वधातुके । वृद्धयपवादः । और्णोत्‌, और्णोः, 
ऊणु यात्‌ अणु याः, ऊणु वीत, ऊणू यात्‌, ऊणु विषीष्ट ऊर्णविषीष्ट । 


परस्मैपद डित्‌ पक्ष में- ऊणुविता ऊणुवितारौ, ऊणुवितारः, ऊणु वितासि, ऊणुवितास्थः, 
ऊणुवितास्थ, ऊणुवितास्मि, ऊणु वितास्वः, ऊणु वितास्मः । ङित्‌ के अभाव पक्ष में 
गुण-- ऊर्णनविता, ऊर्णवितारौ, ऊर्णवितारः, ऊर्णवितासि, ऊर्णवितास्थः, ऊर्णवितास्थ, 
ऊर्णवितास्मि, ऊर्णवितास्वः, ऊर्णवितास्मः । आत्मने पद डिवु पक्ष में--ऊणु विता, 
ऊण्‌ वितारो, ऊण्‌ वितारः, ऊणं_वितासे, ऊण्‌ वितासाथे, ऊण्‌ विताध्वे, ऊण्‌ विताहे, 
ऊण्‌ वितास्वहे, ऊण्‌ वितास्महे । ङित्‌ के अभाव पक्ष में गुण--ऊर्ण बिता, ऊण वितारो, 
अर्ण बितारः, ऊणवितासे, ऊणवितासाथे, ऊण विताध्वे, ऊर्णं विताहे, ऊण वितास्वहे, 
ऊण वितास्महे । 

लृटू परस्मैपद डित्‌ पक्ष में--ऊर्ण विध्यति अर्ण्‌ विष्यतः, अण्‌ विष्यन्ति । 
ऊण्‌ विष्यसि, ऊण विष्यथः, ऊण्‌ विष्यय ऊण्‌ विष्यामि, ऊण्‌ दिष्यावः, ऊण्‌ - 
विष्यामः। डितु के अभाव पक्ष में--ऊर्ण विष्यति, ऊण विष्यतः, ऊण विष्यन्ति । 
ऊण विष्यसि, ऊर्ण विष्यथः, ऊण विष्यय, ऊण विष्यामि, ऊण विष्यावः, ऊण विष्यासः । 
आत्मने पद में डित्‌ पक्ष में-ऊणुविष्यते, अणु विष्येते, ऊण_ विष्यन्ते, ऊण विष्यसे, 
ऊण विष्येथे, अणु विष्यध्वे, ऊण्‌ विष्ये, ऊण्‌ विष्यावहे, ऊण्‌ विष्यामहे । डित्‌ के 
अभाव पक्ष में गुण--ऊण विष्यते, ऊर्ण विष्येते, ऊण विष्यन्ते, ऊण विष्यसे, ऊणविष्येथे, 
ऊर्ण विष्यध्वे, ऊण विष्ये, ऊर्णविष्यावहे, ऊर्णविष्यामहे । लोट्‌ परस्मैपद---(ऊर्णोति- 
विभाषा) ऊणौ तु-ऊर्णोलु, ऊणु तात्‌, ऊणु ताम्‌, ऊणु वन्तु । ऊणु हि-ऊणुं तातू, ऊणु तम्‌, 
ऊणुंत । ऊर्णवानि, ऊर्णवाव, ऊर्णवाम। आत्मने पद में- ऊणु ताम्‌, ऊणु वाताम्‌, 
ऊणुवताम्‌ । ऊणु ष्व, ऊणुवाथाम्‌, ऊणु ध्वम्‌ । ऊर्णवै, ऊणवावहै, ऊर्णेवामहै । 

गुण इति--अपृक्त हलादि पितृ सावंधातुक परे रहते अणु धातु को गुण हो । 

वृद्ध यपवाद इति--अर्थात्‌ 'ऊर्णोते विभाषा' सूत्र से प्राप्त वृद्धि का अपवाद 
होने वाधक है । 

लङ लकार के तिप्‌ और सिपू प्रत्ययों से इकार लोप होने पर अपृक्त हलादि 
सार्वधातुक मिल जाने से प्रस्तुत सूत्र से यहाँ नित्य गुण होता है, अतः एक ही रूप 
बनता है, मिप्‌ को अम्‌ आदेश हो जाने से हलादि नहीं मिलता, अतः न वहां प्र त 
सूत्र से गुण ही होता है और न वृद्धि ही, केवल सामान्यतः सावेधातुक गुण होता है। 
आत्मने पद में अजादि प्रत्ययों के परे उवङ होता है । 

लङ, परस्मैपद--और्णोत्‌ औणु ताम्‌ ओण्‌ वन्‌ । ओर्णो» ओण्‌, तम्‌, औण्‌'त | 
ओण वम्‌, औण्‌ व, ओण्‌ म॑ ] हो 

आत्मने पद में- औण्‌'त, औण्‌ वाताम्‌ औणु वत । औण्‌ थाः, ओण्‌ *बाथ 
भौण्‌'ध्वमू, औण्‌ वि, औण, वहि, औणु महि । i 


४२४ संस्कृत-व्याकरंणं 


(२३०) ऊर्णोतिविभाषा ।७।२।६॥ । 

इडादौ परस्मेपदे सिचि वा वृद्धिः । पक्ष गुण: । और्णावीत्‌ । औण वीत्‌, 
ओण्‌ वीत्‌, ओर्णाविष्टाम्‌ अण्‌ विष्टाम्‌ औण विष्टाम्‌ । ओणु विष्ट, औणविष्ड । 
आण्‌ विष्यत्‌ और्ण विष्यत्‌ । औण्‌ विष्यत, औण विष्यत । 


विधिलिङ, में यासुट्‌ के डिलर होने से गुण वृद्धि न होंगे, सामान्यतः रूप बनेंगे । 
सीयुट्‌ परे उवङ होगा-- 

परस्मैपद विधि लिङ,--ऊण्‌ यात्‌, ऊण्‌याताम्‌, ऊर्णयुः । ऊण्‌'याः, 
ऊण्‌ यातम, ऊण्‌ यात, ऊण्‌ याम्‌ ऊण्‌ याव, ऊण्‌ याम । आत्मनेपद में---ऊण्‌ बीत, 
ऊण्‌, वीयाताम्‌, ऊण वीरन्‌, ऊण वीथाः, ऊण्‌वीयाथाम्‌, ऊण्‌`वीध्वम्‌, ऊण्‌ ' वीय, 
ऊण्‌ 'वीवहि, ऊण्‌ वीमहि । 

आशीलिङ परस्मैपद में 'अक्ृत्‌ सावंधातुकयो:' से दीर्घ होकर सामान्यतः रूप 
होंगे । आत्मनेपद में इट्‌ होने से इडादि प्रत्यय परे विकल्पतः डित्‌ होने से एक पक्ष में 
उवड और एक पक्ष में गुण होगा-- 

आशीलिङ--परस्मैपद-ऊर्ण्‌ यात्‌, ऊर्ण्‌ यास्ताम्‌, ऊणूंयासुः । ऊर्ण याः, 
ऊणू यास्तम्‌, ऊणू यास्त, ऊणू यासम्‌, ऊणू यास्व, ऊण्‌ 'यास्म । आत्मनेपद में ङित्‌ पक्ष 
में उवडः---ऊण्‌ विषीष्ट, ऊण्‌ विषीयास्ताम्‌, ऊण्‌ विषीरन्‌, ऊण्‌ विषीष्ठाः, ऊण्‌ विषी- 
यास्थाम्‌, ऊण्‌ विषीध्वम्‌ । ऊर्णू विषीय, अण्‌' विषीवहि, ऊण्‌ विषीमहि । ङित्‌ के 
अभाव में गुण--अर्ण विषीष्ट आदि रूप बनेंगे । 
ऊर्णतिरिति--इडादि परस्मैपद सिच्‌ परे रहते अणु धातु को विकल्पतः वृद्धि 
हो। न 

लुङ लकार में इडादि प्रत्यय के ङितृ विकल्प से दो रूप होंगे, और एक रूप 
वृद्धि पक्ष में होगा, डित्‌ पक्ष में उवडः होगा, डित्‌ के अभाव पक्ष में गुण को वाधकर 
प्रस्तुत सूत्र से वृद्धि, और वृद्धि के अभाव में गुण होगा अतः तीन रूप परस्मैपद में 
बनेंगे--औण्‌ वीत्‌, और्णावीत्‌, औणं वीत्‌, ओण्‌, विष्टास्‌ ओर्णाविष्टास्‌ औणं विष्टाम्‌ 
इत्यादि । आत्मनेपद में इडादि प्रत्यय के डिल विकल्प से केवल दो रूप होंगे । 
औण्‌ विष्ट औणं बिष्ट इत्यादि । लुङ लकार में ङितु विकल्प से दो रूप--ओण्‌ वि- 


८ 


ष्यत्‌ ओणं विष्यत्‌ । आत्मनेपद में भी--और्ण विष्यत और्ण विष्यत । 


इत्यदादि प्रकरणम्‌ 


अथ जुहोत्यादि गणः 


हु दानादनयोः ॥ १॥ 

(२३१) जुहोत्यादिभ्यः श्लुः ।२।४।७५॥ 

शपः इलुः स्यात्‌ । 

(२३२) इलो ।६।१।१०॥ 

धातो द्व॑ स्तः । जुहोति, जुहुतः । 

(२३३) अदभ्यस्तात्‌ ।७।१।४॥ 

झस्यात्‌ स्यात्‌ । 'हुइनुवोः' इति यण्‌ जुह्वति । 

(२३४) भी ह्ली भृ हवां श्लुवच्च ।३।१।३६॥ 

एभ्यो लिटि आम्‌ वा स्यात्‌, आमि इलाविव कार्य च । जुहवाञ्कार, जुहाव । 
होता । होष्यति । जुहोतृ-जुहुतात्‌, जुहुताम्‌, जुह्वतु ।जुहुधि, जुहवानि । अजुहोत्‌, 
अजुहुताम्‌ । 

हु दानादनयोः--हु धातु का अर्थ सविध मन्त्रोच्चार पूर्वक अग्नि में हवि 
डालना और खाना है । 

जुहोत्यादीति--जुहोत्यादि गण पठित धातुओं से परे शप्‌ का श्लु (लोप) हो । 

इलाविति--श्लु के विषय में धातु को द्वित्व हो। 

लट्‌ लकार में हु धातु से तिप्‌, शपू, जुहोत्यादि सुत्र से शप्‌ का श्लु (लोप) 
'हु ति’ इस स्थिति में--'श्लौ” सूत्र से हु धातु को द्वित्व, अभ्यास के हृकार को 'कुहोश्चुः' 
सूत्र से झकार, 'अभ्यासे चर्च' से जश्त्वेन जकार, दूसरे हु को सावेधातुक गुण होकर 
जुहोति तस्‌ परे अपित्‌ सावं धातुक को गुण न होगा--जुहुतः। हु झि इस स्थिति 
में :-- 


` अदभ्यस्तात्‌ इति--अभ्यस्त धातुओं से परे झू को अतु आदेश हो । झो$्न्त: से 
प्राप्त अन्तु आदेश को वाध कर प्रस्तुत सूत्र से झू का अत्‌ आदेश, द्वित्व, जुहु अति इस 
स्थिति में उवङ, को अपवाद त्वात वाध कर हुश्नुवोः सूत्र से यण्‌--जह्वति । जुहेषि 
जुहुथः जुहुथ । जुहोमि, जुहुवः, जुहुमः । 


४९% 


म संस्कृत-व्याकरंणे 


(२३५) जुसि च ।७।३।८३॥ 
इगन्ताङ्भस्य गुणोऽजादौ जुसि । अजुहवुः । जुहुयात्‌ । हृयात्‌ । अहौषीत्‌ 
अहोष्यत्‌ । 


भीह्वी इति--भी (भये) ह्वी (लज्जायाम्‌) भृ (पालने) हु, इन धातुओं से आमु 
प्रत्यय हो विकल्प से लिटू परे। तथा श्लु के विषय में जो कार्य (द्वित्वादि) होता ठ 
वह भी हो । 

लिट्‌ लकार में हु धातु से प्रस्तुत सूत्र से आम्‌, और श्लुवत्‌ कार्य द्वित्व 
अभ्यास कार्य होकर जुहवाम्‌ इस स्थिति में 'आम:' सुत्र से लिटू का लोप, 'कृज्‌ चानु 
प्रयु ज्यते लिटि’ से लिट्‌ परक कृ का प्रयोग, द्वित्वादि कार्य वृद्धि होकर जुहवाञ्चकार 
जुहवाञ्चक्रतुः, जुहवाञचत्रूः, जुहवाञ्चकर्थ, जुहवाञ्चक्रथुः जुहवाञ्चक्र, जुहवाञ्चकार 
जुहवाञ्चकर जुहवाञ्चकृव जुहुवाञ्चक्कम । इसी प्रकार भू और अस्‌ का प्रयोग होने पर 
जुहवाम्बभूव, जुहवामास। आमु के अभाव पक्ष में हु धातु को द्वित्व अभ्यास कार्य 
होकर जुहाव, जुहुवतुः, जुहुवुः जुहोथ जुहविथ, जुहुवथुः जुहुव । जुहाव जुहव, जुहुविव, 
जुहुविम । धातु के अनिट्‌ होने से गुण होकर लुट्‌ में होता होतारौ होतारः । लुट्‌ में 
होष्यति होष्यतः होष्यन्ति । लोट्‌ में श्लु द्वित्वादि होकर जुहोतु जुहुतात्‌ जुहुताम्‌ 
जुह्वतु । सिप्‌ को हि, हु झल्भ्यो हे धि:--जुहुधि, जुहुतात्‌ जुहुतम्‌ जुहुत । उत्तम पुरुष 
में आद्‌ के पितृ होने से 'हुश्नुवोः' इति यणू को वाध कर गुण अवादेश-जुहवाति, 
जुहवाव, जुहवाम । 

जुसि चेति--अजादि जुस्‌ परे रहते इगन्त अंग को गुण हो। लङ लकार के 
तिपू सिप्‌ परे गुण--अज्ुहोत्‌, अजुहुताम्‌ । 'अजुहु झि? इस स्थिति में 'सिजभ्यस्त- 
विदिभ्यश्च' सुत्र से झि को अभ्यस्त से परे होने के कारण जुसू, अपित्‌ डित वत्‌ होने 
से गुणभाव, उवङ प्राप्त होने पर, हु श्नु वोः' से उसका वाध होकर यण्‌ प्राप्त 
होगा उसका प्रस्तुत सूत्र. से वाध होकर गुण होगा - अजुहवुः । अजुहोः, अजुहुतम्‌, 
अजुहुत । अजुहवम्‌, अजुहुव अजुहुम । 

विधिलिङ्‌ में यासुट्‌ डित्‌ होने से गुणाभाव होकर जुहुयात्‌, जुहुयाताम्‌, 
उहुयु: । जुहुयाः, जुहुयातम्‌, जुहुयात, जुहुयाम्‌, जुहुयाव, जुहुयाम्‌ । आशीलिड में 
अक्कत्‌ सार्वधातुकयोः' से दीर्घ-हृयात्‌ हृयास्ताम्‌ हयासु: इत्यादि रूप बनेंगे । 

लुङ में अनिट्‌ धातु होने से इट्‌ न होगा । सिच्‌ ईटू होकर 'अ हस्‌ईत्‌' 
इस स्थिति में "सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु' से उकार को औ वृद्धि होकर- अहौषीत्‌ 
भौहौष्टाम्‌ अहौषुः, आदि रूप होंगे । 

लुङ में अहोष्यत्‌ अहोष्यतामु अहोष्यन्‌ आदि रूप बनेंगे | 


जुहोत्यादि गणः ४२७ 


जिभी भये ॥२॥ बिभेति । 

(२३६) भियोऽन्यतरस्यास्‌।६।४।११५॥ 

इकारो वा स्यात्‌, हलादौ किङति सार्वधातुके । विभितः-विभीतः, विभ्यति । 
विभयाञ्चकार, विभाय । भेता । भेष्यति । बिभेतु, विभितात्‌ विभीतात्‌ । अविभेत्‌ । 
विभीयात्‌-विभीयात । भीयात्‌ । अभेषीत्‌ । अभेष्यत्‌ । 
ह्ली लज्जायाम्‌ ॥३॥ जिह्वेति, जिह्वीतः, जिहियति । जिल्लयाञ्चकार, 

जिह्वाय । होता । ह्लष्यति । जिह्लेत्‌ । अजिह त्‌ । जिल्लीयात्‌ । ह यात्‌ । अह्नं षीत्‌ 

अह्वे ष्यत्‌ । 

पू. पालनपुरणयोः ॥४॥ 

(२३७) अतिपिपर्त्योइच-।७।४।७७॥ 

अभ्यासस्येकारान्तादेशः स्यात्‌ इलो । पिपत । 


जिभी भये--भी धातु का अर्थ डरना है। 

लट्‌ में तिपू परे शप्‌ को श्लु, द्वित्व अम्यासे चर्च, भ को ब, बिभेति । तस्‌ परे 
बिभी +तस्‌ इस स्थिति में-- 

भिय इति- हलादि कित्‌ डित्‌ सार्वधातुक परे रहते, भी धातु को ह्वस्व 
इकार अन्तादेश हो विकल्प से । 

उक्त स्थिति में हलादि डित सार्वधातुक परे प्रस्तुत सूत्र से ईकार को इकारा- 
न्तादेश होकर विभितः, अन्तादेश के अभाव पक्ष में बिभीतः, अदभ्यस्तात्‌ । यण्‌-- 
बिभ्यति । विभेषि, विभिथः विभीथः विभिथ, विभीथ । विभेमि, विभिवः विभीवः 
विभिमः विभीमः । 

लिट्‌ में “भीह्ली--सूत्र से आम्‌, श्लुवत्‌ कार्य, द्वित्वादि होकर बिभयाम्‌, आमः, 
कु भू अस्‌ का अनुप्रयोग-बिभयाञ्चकार, विभयाम्बभूव, विभयामास, आदि खूप 


होंगे । 
आम्‌ के अभाव पक्ष में धातु को द्वित्वादि बिभाय, विभ्यतुः, बिभ्युः । 
बिभयिथ विभेथ, विभ्यथुः विभ्य, विभाय, विभय) विभ्यिव विभ्यिम। अनिट्‌ होने से 
केवल गृण होकर लुट्‌ में भेता भेतारौ आदि और लुटू में भेष्यति भेष्यतः आदि रूप 
होंगे । 
लोट में बिभेत, भियोऽन्यतास्याम्‌ से वैकल्पिक इकारान्तादेश होकर विभितात्‌ 
विभीतात्‌ विभिताम्‌ विभीताम्‌ बिभ्यतु । विभिहि विभीहि, विभितात्‌ विभीतात्‌ 
विभितम्‌ विभीतम, विभित विभीत । विभयानि विभयाव विभयाम, आट्‌ होने से 
हलादि के अभाव में इकारान्तादेश न होगा, गुण कर के उत्तम पु० के रूप बनेंगे । 
लड में तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ में गृण, अन्यत्र विकल्पतः इकारान्तादेश--अविभेत्‌ अविभिताम्‌ 
विभीताम्‌ अविभयुः। अविभेः, अविभितम्‌ अविभीतम्‌ अविभित अविभीत । अविभयमू 
भरविभिन अविभीव, अविभिम भविभीम । 


४९८ सस्कृत-व्याकरणं 


(२३८) उदोष्ठ्यपूर्वस्य ।७।१।१०२॥ 

अङ्भावयवौष्ठ्यपुर्वो य ऋत्‌ तदन्तस्याङ्गस्य उत्‌ स्यात्‌ । 

(२३९) हलि च ।८।२।७७॥ 

रेफवान्तस्य धातोरूपधाया इको दीर्घो हलि । पिपुर्तः ।पिपुरति । पपार । 
(२४०) शू_इप्रां हृस्वो वा ।७।४।१२॥ 

एषां किति लिटि ह्लस्वो वा स्यात्‌ । पप्रतुः । 

(२४१) ऋच्छत्यृतास्‌ ।७।४।११॥ 

तोदादिक ऋच्छे ऋ धातो ऋतां च गुणो लिटि । पपरतुः, पपरुः । 


विधिलिङ, में यासुट्‌ के हलादि डित्‌ सार्वधातुक परे होने से सर्वत्र वैकल्पिक 


इका रान्तादेश--विभियात्‌ विभीयात्‌, विभियाताम्‌ विभीयाताम्‌ विभियुः विभीयुः । 
विभियाः विभीयाः विभियातम्‌, विभीयातम्‌, विभियात विभीयात । विभियास विभीयाम्‌, 
विभियाव विभीयाव, विभियाम विभीयाम, रूप होंगे । 
आशीलिङ में भीयातृ भीयास्तामू भीयासुः इत्यादि रूप होंगे । 
लुङ में सिचि वृद्धि:---से वृद्धि होकर अभैषीत्‌ अभैष्टाम्‌ अभेषुः अभेषीः अभेष्टम 
अभेष्ट । अभैषम्‌ अभेष्व अभैष्म । लृङ्‌ में गुण--अभेष्यत्‌ अभेष्यताम्‌ आदि रूप 
बनेंगे । 
हो लज्जायाम्‌ ह्ली धातु लज्जित होने अर्थ में है-- 
लट्‌ में पूर्ववत्र शपू को श्लु, धातु को द्वित्वादि अभ्यासे चर्च, हकार को झकार 
झकार को जकार तिपू सिप्‌ मिप्‌ में गुण होकर जिह्वेति जिह्लीतः-'जिह्ली + अति’ 
इस स्थिति में संयोग पुर्वं होने के कारण एरनेकाचः--सूत्र से यणू के अभाव में 
अचिश्नु' से इयङ, होकर जिह्लयति, जिहोषि, जिह्लीयः जिह्लीय जिह्वेमि जिह्लीवः 
जिह्लीमः रूप बनेंगे । ४ 
लिट्‌ में आम्‌ के विकल्प से जिह्वयाञ्चकार और जिह्लाय, अनिट्‌ होने से--- 
लुटू में हता आदि, लुट्‌ में होष्यति आदि, लोट्‌ में जिहोतु । लङ, में अजिल्ने त्‌ । 
विधि लिङ, में जिह्ियातू, आशीलिङ, में ह्वे यातू, लुड --अह़ु षीत, लूड में अल्ल ष्यत्‌ 
आदि सभी रूप सामान्य कार्य विधि से बनेंगे । 
पृ. पालनपुरणयो:--पू. धातु पालन और पूर्ति अर्थ में हे । 
यह दीर्घ ऋकारान्त और सेट्‌ धातु है । ॥ 
ब भर्तीति--श्लु के विषय में ऋ और पू. धातु के अभ्यास को इकार अन्तादेश 
। 
लट्‌ लकार में तिप्‌ शपू को श्लु करने पर 'श्लौ' से धातु को द्वित्व, अभ्यास 
के पृ. ऋकार के स्थान में प्रस्तुत सूत्र से इकारादेश, रपर, 'पिर्‌ प्र, ति' इस स्थिति में 
हलादिः शेष से रेफ का लोप, अभ्योसोत्तर ऋकार को सावेधातुक गुण होकर पिपति, 
4 पू, तमू” इस स्थिति में 


न्या कनिका म पक की वकील कक 3 लक 


जुहोत्यादि गणः ४२९ 


(२४२) वृतो वा ।७।२।३८॥ 

वृङ वृजभ्या सू दन्ता च्चेटो दीर्घो वा स्यान्नतु लिटि। परीता-परिता। परीष्यति 
वरिष्यति । पिपतु । अपिपः. अपिपूर्ताम्‌. अपिपरुः । पिपुर्यात्‌ । पुर्यात्‌ । अपारीत्‌ । 

(२४३) सिचि च परस्मंपदेषु ।७।२।४०॥ | 

अत्र इटो न दीघेः । अपारिष्टाम्‌ । अपरीष्यत्‌ अपरिष्यत्‌ । 


उदोष्ठयेति-- अद्भ का अवयव, ओष्ठ्यवणं जिसके पूर्व में हो ऐसा जो ऋकार 
तदन्त अंग को उकार अन्तादेश हो । 

हलि चेति--रेफ और वकार जिसके अन्त में हो उस धातु के उपधा इक्‌ को 
दीघं हो हल परे रहते । 

उक्त स्थिति में पहले अभ्यास के ऋ को अर्तीति सूत्र से रपरक इकारान्तादेश, 
हलादिः शेषः से रेफ का लोप होकर 'पि पू. तस' इस स्थिति में अपित्‌ सार्वधातुक, के 
डित्‌ वतू होने से गुण न होगा, उदोष्ख्य-सूत्र से ऋकार को रपरक उकार हो 
जायेगा, क्योंकि यहाँ अंगावयव ओष्ठ्य वर्ण यकार क्र के पूर्व में है, तब “पिपुर तसू' 
इस स्थिति में 'हलिच” सूत्र से रेफान्त धातु की उपधा उकार को दीर्घ होकर पिपुतेः 
झि को अति होने पर भी उत्‌ आदेश होगा, पर हल--परे न होने से दीघं न होगा 
अतः पिपुरति रूप बनेगा । सिप्‌ और मिप्‌ परे गुण, अन्यत्र उदादेश और दीर्घं होकर 
पिपर्षि, पिपुर्यः, पिपुर्य, पिर्पास, पिपुर्वः, पिपुर्मः । 

लिट्‌ में तिपू को णल्‌ (अ) वृद्धि होकर पपार रूप होगा । 

शुद्ध इति- कित्‌ लिट्‌ परे रहते शु ह पृ धातुओं को ह्वस्व विकल्प से हो । 

“प पू. अतुस्‌’ इस स्थिति में, अपित्‌ होने से, 'असंयोगालिट्‌ कित्‌' सूत्र से अलुस्‌ 
आदि कित्‌ होते हैं, अतः कित्‌ प्रत्ययो में सर्वत्र प्रस्तुत सूत्र से ऋकार को वैकल्पिक 
हुस्व, और यण्‌ होकर--पप्रतुः, पप्रु: । पप्रथुः, पप्र, पप्रिव पप्रिम रूप बनेंगे । थल्‌ 
परे इट्‌ [ण होकर पपरिथ, मिपू को णल्‌ करने पर वृद्धि विकल्प से पपार पपर, रूप 
होंगे । ह्वस्व के वैकल्पिक होने से जब कितू प्रत्ययों के परे शू, दू.-सूत्र से हुस्व न 
होगा तब-- 

ऋच्छतीति--तुदादिगण के ऋच्छ धातु ऋधातु और ऋदन्त धातुओं को गुण 
हो लिट्‌ परे । 

“प पू. अतुस्‌’ इस स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से ऋकार को रपरक गृण होकर 
पपरतुः, पपरुः । पपरथुः, पपर । पपरिव, पपरिम रूप होंगे । इस प्रकार तिप्‌ सिप 
मिप में सामान्य कार्य विधि से एक-एक रूप होगा, शेष कित्‌ प्रत्ययों के परे दो-दो 
रूप होंगे । यह धातु दीर्घं ऋकारान्त सेट्‌ है अतः 'ऊदुदन्तँः-आदि कारिका के 
अनुसार यहाँ नित्य इट्‌ होता है । 

सेट होने से लुट्‌ और लुट्‌ में भी इट्‌ हो जाता है। इट होने पर गुण होकर 
परिता परिष्यति आदि रूप बनते हैं । 


४३० संस्कृत-व्याकरण 


ओहाक्‌ त्यागे ॥५॥ जहाति । 

(२४४) जहातेइच ।६।४।११६॥ 

इत्‌ वा स्याद्‌ हलादौ क्ङिति सावंधातुके । जहितः । 

(२४५) ई हल्यघोः ।६।४।११३॥ 

इनाऽभ्यस्तयोरात ईत्‌ स्यात्‌ सार्वधातुके क्ङिति हलि । 

न तु घोः । जहीतः । 

ब॒तो वेति -वृङ और वृञ्‌ तथा दीर्घ ऋकारान्त धातुओं से परे इटू को 
दीघं विकल्प से हो, किन्तु लिट्‌ परे न हो । लुट्‌ और लुट्‌ में प्रस्तुत सूत्र से इट्‌ को 
वैकल्पिक दीर्घ होने से, परीता परिता, परीष्यति परिष्यति आदि दो दो रूप होंगे । 

लोट्‌ लकार में तिप्‌, आनि, आव, आम परे तो पित्‌ होने से गुण होगा, ताम्‌ 
तम्‌ त तात्‌ हि परे उदादेश और 'हलि च' से दीर्घं भी होगा । झि परे अत्‌ हो जाने 
से हलू परे न मिलने से केवल उत्‌ आदेश होगा दीर्घ न होगा -- 

विपतु , पिपूर्तात्‌, पिपूर्ताम्‌, पिपुरतु । पिपुहि, पिपूर्तात्‌, पिपुतंम्‌, पिपूर्त । 
पिपराणि, पिपराव, पिपरास; रूप बनेंगे । 

लङ, लकार में तिप्‌ सिप्‌ और मिप्‌ पर गुण होता है, और इकार लोप होने 
पर तु सू का तो हलङ यादि लोप हो जाता है और रेफ का विसर्ग होता है, मिप्‌ परे 
अमादेश होता है । अतः तिप्‌ सिप्‌ परे उभयत्र अपिपः रूप होगा, मिप्‌ परे अपिपरमू । 
झि परे जुस्‌ और जुसिच से गुण होगा, शेष प्रत्ययों के डित्‌ होने से गुण न होगा, 
अपितु उदादेश, और दीर्घं हो जायेगा-- 

अपिपः, अपिपूर्ताम्‌, अपिपरः। अपिपः, अपिपुतंम्‌, अपिपुतं, अपिपरम्‌, अपि- 
पुवे, अपिपुर्म । 

विधिलिङ में यासुट्‌ के ङित्‌ होने से सर्वत्र उदादेश और दीर्घे --पिपूर्यात्‌ 
पिपुर्थाताम्‌, पिपुपु : । विपुर्थाः, विपुर्यातम्‌, पिपूर्यात । पिपुर्थास्‌, पिपुर्याव, पिपुर्यास । 

आशीलिङ में भी उदादेश दीर्घ होकर--पूर्यात्‌, पुर्यास्ताम्‌, पूर्यासुः पुर्या; 
पुर्यास्तम्‌ पूर्यायस्त । पूर्यासम्‌ पुर्यास्व पुर्यास्स । 

लुङ में सिच्‌ इट्‌ ईटू सलोप, सिचि वृद्धिः से वृद्धि होकर --अषारीत्‌ 
अपारिष्टाम्‌ अपारिबुः । अपारीः, अपारिष्टम्‌ अपारिष्ट । अपारिषस्‌ अपारिष्व 
अपारिष्स । लुङ्‌ में इट्‌ होने पर वृ.तो वा--से वैकल्पिक दीर्घ होकर--अपारीष्यल 
अपरिष्यत्‌ आदि दो दो रूप होंगे । 

ओहाक्‌ त्यागे--हा धातु छोड़ ने अर्थ में है, और यह अनिट्‌ है । लट्‌ में शप्‌ 
को श्लु, श्लौ से द्वित्वादि होकर तिप्‌ परे जहाति । 

जहातेशचेति--हलादि कित्‌ ङित्‌ सावधातुक परे रहते ओहाक्‌ धालु को 
इकारान्तादेश विकल्प से हो । 

जहा तस्‌' इस स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से आकार को इकार अन्तादेश होकर 
जहितः यह्‌ रूप होगा । वैकल्पिक होने से जब इकारान्तादेश न होगा, तब-- 


जुहोत्यादि गण: ४३१ 


(२४६) इनाऽस्यस्तयोरातः ।६।४।११२॥ 

अनयोरातो लोपः क्ङिति सार्वधातृके । जहति । जहौ । हाता । हास्यति । 
जहातु जहितात्‌ जहीतात्‌ । 

(२४७) आ च हौ ।६।४।११७॥ 

जहाते हौ परे आ स्यात्‌, चाइ ईदीतौ । जहाहि, जहिहि, जहीहि । अजहात्‌, 
अज्ञहुः । 

(२४८) लोपो यि ।६।४।११८॥ 

जहातेरा लोपो यादौ सार्वधातुके । जह्यात्‌ । ऐलिडि-- हेयात्‌ । अहासीत्‌ । 
अहास्यत्‌ । 


ई हल्यघोरिति--सारवेधातुक कित्‌ डित्‌ हलादि प्रत्यय परे रहते, एना प्रत्यय 
और अभ्यस्त संज्ञक धातु के अकार को ईकार हो । 

प्रस्तुत सुत्र से अभ्यस्त धातु हा के आकार को ईकार होकर जहीतः रूप 
होगा । 

इनाभ्यस्तयोरिति--शना प्रत्यय और अभ्यस्त संज्ञक धातु के आकार का लोप 
हो कित्‌ ङित्‌ सार्वधातुक परे रहते 'जहा अति’ इस स्थिति में प्रस्तुत सूत्र आकार को 
लोप होकर जहति रूप होगा । 

शेष रूपों में हलादि प्रत्यय परे तो इत, ईत्‌ होंगे और अजादि प्रत्यय परे 
आकार का लोप होगा- जहासि, जहिथः जहीथः, जहिथ जहीथ । जहामि, जहिवः 
जहीवः, जहिमः जहीमः । ये कार्यं केवल पित्‌ भिन्न सावंधातुक में हो होंगे। लिट्‌ में 
'पा' धातु की भाँति आत औ णलः-सूत्र से औकार होकर जहा जहतुः जहुः, जहिथ 
जहाथ जहथुः, जह्‌ । जहौ जहिव जहिम । रूप बनेंगे । 

लुटू लुट्‌ में हता हातारौ। हास्यति हास्यतः आदि रूप होंगे । लोट में पूर्ववत 
जहातु जहितात्‌ जहीतात्‌ जहिताम्‌ जहीताम्‌ जहतु । 

आ चेति हि परे रहते हा धातु के आकार को आकार हो और इतू तथा ईत्‌ 
भी हों -- 

प्रस्तुत सूत्र से हि प्रत्यय परे जहाहि, जहिहि, जहीहि, जहितात्‌ जहीतात्‌, 
जहितमु जहीतम्‌, जहित जहीत । उत्तम पुरुष में आट्‌ के पितू होने से लोप न होकर 
सवर्ण दीर्घ होता है, जहानि, जहाव, जहाम । 

लङ में--अजहात्‌, अजहिताम्‌ अजहीताम्‌ अजहुः । अजहाः, अजहितम्‌ 
अजहीतम्‌, अजहित अजहीत । अजहाम्‌, अजहिव अजहीव अजहिस अजहीस । 

लोप इति--यकारादि सार्वधातुक परे हा धातु के आकार का लोप हो । 

विधिलिङ, में जहा याव्‌' इस स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से सर्वत्र आकार को लोप 
होकर जह्यात्‌ जह्याताम्‌, जह्य, जह्याः, जह्यातम आदि रूप बनेंगे । 


४३२ संस्कृत-व्याकरण 


साड. माने शब्दे च ।६॥ 


(२४९) भुञामित्‌ ।७४।७६॥ 

भुज्‌ माङ ओहाङः एषां त्रयाणा मभ्यासस्य इत्‌ स्यात्‌ इलो । 

मिमीते मिमाते मिमते । ममे । माता । मास्यते । मिमीताम्‌ । अमिमीत । 
मिमीत । मासीष्ट । अमास्त । अमास्यत । 

ओहाङ गतौ ॥ ७॥ जिहीते जिहाते जिहते । जहे । हाता । हास्यते । 

जिहीताम्‌ । अजिहीत । जिहीत । हासीष्ट । अहास्त । अहास्यत । 


आशीलिङ में 'ऐलिडङि' सूत्र से आकार को एकार होकर हेयात्‌ हेयास्ताम्‌ 
हेयासुः आदि रूप बनेंगे । 

लुङ्‌ लकार में धातु के आकारान्त होने से 'यमरमेति-सूत्र से सक्‌ और इट्‌ 
होने पर अहासीत्‌ अहासिष्टम्‌ अहासिषुः, अहाषीः अहासिष्टम्‌ अहासिष्ट । अहासिषम्‌, 
अहासिष्व, अहासिष्म । लूड_ में अहास्यत्‌ आदि रूप होंगे । 

माङ, माने शब्दे च--मा धातु नापना और शब्द करने अर्थ में है। यह डित्‌ 
होने सू आत्मने पदी और अनिट्‌ है । 

भूजासिति--भूज_ पालन करना, माङ नापना, ओहाङ जाना, इन तीन 
धातुओं के अभ्यास आकार को इकार हो इलु के विषय में । 

लट्‌ में तिप्‌ परे शपू को श्लु करने पर, 'श्लौ' से धातु को द्वित्व, प्रकृत सूत्र 
से अभ्यास आकार को इत्‌ करने पर, अभ्यासोत्तर आकार को “ईहल्यधोः' सूत्र से ईतू 
होकर मिमौते, हलादि सार्वधातुक न होने से ईत न होगा, मिमाते, यहाँ शनाभ्यसा- 
योरातः' से अकार लोप हो जाता है। आकार लोप होकर मिमते, मिमीषे, मिमाथे, 
मिमीध्वे । मिमे, मिमीवहे, मिमीमहे । 

लिट्‌ में सामान्य कार्य विधि से -ममे ममाते ममिरे आदि रूप होंगे लुट्‌ में 
माता मातारो आदि, लूट में मास्यते मास्येते आदि । 

लोट्‌-मिमीताम्‌, मिमाताम्‌ मिमताम्‌ । मिमीष्व, मिमाथाम्‌, सिमीध्वस्‌ । 
निमे, मिमावहै, मिमामहै । 

लङ, में-अभिमीत अमिमाताम्‌ अभिमत अमिमीथाः, अमिमाथाम्‌ असि- 
सीध्वम्‌ । अमिमे अमिमीवहि अमिमीमहि। 

विधि लिङ, में--मिमीत, मिमीयाताम्‌ मिमीरन्‌ । मिमीयाः, मिमी याथाम 
मिमोध्वम्‌ । मिमीय, मिमीवहि मिमीमहि। आशीलिङ में मासीष्ट मासीयास्ताम 
मासीरन्‌, आदि रूप होंगे । लुङ में अमास्त अमासाताम्‌ अमासत आदि रूप बनेंगे । 
लुङ में अमांस्यत आदि रूप होंगे । 

ओहाङ गतौ--हा धातु का अर्थ 'जाना' है, अनिट्‌ आत्मनेपदी है । 

लटू में “भृजानितु, ईहल्यघोः--जिहीते, आकार लोप--जिहाते, जिहते, जिहीषे, 
जिहाथे, जिहीध्वे, जिहे, जिहीवहे, जिहीमहे । 


i 


टर -_ - 


जुहोत्यादि गणः ' ४३३ 


डुभूज धारण पोषणयोः ॥८॥ विभति, विभृतः, विश्वति । विभृते, विश्राते, 
विभ्रते । विभराञचकार । बभार, बभर्थ, बभूव । विभराञ्चक्रे, वश्न । 

भर्ता । भरिष्यति भरिष्यते । विभतु , विभराणि, विभूताम्‌ । अबिभः, अवि- 
भृताम्‌, अविभरुः । अविभूत । विभृयात्‌ । विश्लीत । स्रियात्‌, भृषीष्ट । अभार्षीत्‌, 
अभृत । अभरिष्यत्‌ अभरिष्यत । 


लिट्‌ में जहे जहाते जहिरे जहिषे जहाथे जहिध्वे जहे जहिवहे जहिमहे । 
लुट्‌--हाता, लृट्‌ हास्यते आदि । 

लोटू लकार में--जिहीताम्‌ जिहाताम्‌ जिहताम्‌ जिहीष्व जिहाथाम्‌ जिहीध्वम्‌, , 
जिहे जिहावहै जिहामहै । 

उत्तम पुरुष में आट्‌ के पित्‌ होने से लोप न होकर सवर्ण दीघं होता है । इट्‌ 
प्रत्यय को एत्व करने पर आ+ए==एऐ वृद्धि होती हे । 

लङ, में-अजिहात अजिहाताम्‌ अजिहत अजिहीथाः अजिहाथाम्‌ अजिहीध्वम्‌ 
अजिहि अजिहीवहि, सहि। 

विधिलिङ,--जिहीत जिहीयाताम्‌ जिहीरन्‌ जिहीथाः जिहीयाथाम्‌ जिहीध्वम्‌ 
जिहीय जिहीचहि जिहीमहि । आशीलिङ में हासीष्ट हासीयास्ताम्‌ आदि रूप होंगे । 

लुङ में अहास्त अहासाताम्‌ अहासत । अहास्थाः अहासाथाम्‌, अहाध्वम्‌, 
अहासि अहास्वहि अहास्महि । 

अनिट्‌ होने, इडभाव, दीघं होने से “ह्स्वादङात्‌' से सिच्‌ के लोप का अभाव 
रहेगा । लुङ में अहास्यत आदि रूप होंगे । 

डुभृञ्‌ धारण पोषणयो:--भू धातु का अर्थ धारण करना और पोषण करना 
है । जितु होने से उभयपदी और अनिट्‌ धातु है । सार्वधातुक लकारों में भ्रुजामित्‌ सूत्र 
से अभ्यास को इकार, पितू प्रत्ययों में गुण आदि सामान्य कार्य होते हैं । 

लट्‌ में श्लु होने से द्वित्व अभ्यास कार्यं अभ्यासे चर्च, गुण--विर्भात, अपित्‌ 
डित्‌ होने से गुणाभाव--बिभ्रृतः, ङित्त्वात्‌ गुणाभाव, यण्‌ू--विश्वति | बिर्भाष, 
विभृथः विभ्य, बिभि विभृवः विभ्रमः । विभृते, विश्राते विश्वते, विभृषे वि्राथे 
विभ्रृध्वे, विश्व विभूवहे विभूमहे । 

लिट्‌ में भीह्वीभृहुवांश्लुवच्च” सूत्र से आम्‌ तथा श्लुवत्‌ काये होने से 
बिभराम्‌, लिट्‌ लोप, लिट्‌ परक कृ भू अस्‌ का प्रयोग--बिभराञचकार विभराञ्चक्रे 
आदि रूप बनेंगे । आमु के अभाव पक्ष में भृ को द्वित्वादि कार्य 'बभृन-अ' वृद्धि 
बभार वभ्त्रतुः) वस्नः । 

कु सृ भू-सूत्र से सर्वंथा इट्‌ का निषेध होने से बभर्थ, बञ्चथुः, वश्च, बभार 
बभर, बभृव बभूम । आ० ० में ब्र वश्चाते बभ्निरे, बभृषे बच्चाथे बभृध्वे, वभ्रे, 
वभूवहे वभूमहे । 

२८ 


४३४ संस्कृत-व्याकरण 


डुदाज दाने ॥६॥ ददाति, दत्तः, ददति । दत्ते, ददाते, ददते। ददो, ददे । 
दातासि । दातासे । दास्यति । दास्यते । ददातु । 

(२५०) दाधाध्वदाप्‌ ।१।१।२०॥ 

दारुपा धारुपाइच धातवो घुसंज्ञा स्युः, दाप्‌ देपौ बिना । 

ध्वसोः--इत्येत््वम्‌-देहि। दत्तम्‌ । अददात्‌ । अदत्त। दद्यात्‌ । ददीत । 
देयात्‌ । दासीष्ट । अदात्‌, अदाताम्‌, अदुः । 


लुट्‌ में भर्तासि भतसि, लूटू--ऋद्धनो: स्ये--भरिष्यति, भरिष्यते । लोट्‌ 

` बिभर्त्‌ विभृतात्‌ विमृताम्‌ विभ्रतु । बिभृहि, विभृतात्‌ विश्रुतम्‌ विभत । विभराणि 

विभराव विभराम । विश्रृताम्‌ विश्राताम्‌ विश्रताम्‌ विभृष्व, विश्राथाम्‌, विभृध्वम्‌ । 

बिभरे बिभरावहै बिभरावहे । यहाँ आट्‌ के पित्‌ होने से गुण तथा आ+-ए=ऐ 
वृद्धिः । 


लङ, में तिप्‌ सिप्‌ परे पितृ होने से गुण, इकार लोप, अपृक्त हल तू स्‌ का 
हल्‌-ङयादि लोप, रेफ को विसर्ग, झि को जुस्‌, “जुसि च' से गुण, अन्यत्र ङित्‌ होने 
से गुण न होगा-अबिभः, अबिभृताम्‌, अविभरुः। अबिभः, अविभृतम्‌ अविभूत । 
अबिभरस्‌ अबिभूव अविभ्रूम । अविभृत, अविभ्रातामु आदि आत्मने पद के रूप होंगे । 
यथा--अबिश्वत । अविभूयाः अविश्वाथाम्‌ अविभृध्वमू, अविञ्रि अविभृवहि, सहि । 
विधिलिडः परस्मैपद में विभुयात्‌ विभूयाताम्‌ विभूयु: आदि रूप बनेंगे । 


आत्मनेपद में सीयुट्‌ सकार लोप, विश्लीत, विश्लीयातास्‌, विश्लीरन्‌ आदि रूप 
होंगे । 

आशीलिङ परस्मैपद में आर्धधातुक होने से रिङ, शयग्‌ लिङःक्षु' सूत्र से 
ऋ को रिङ क्रियात्‌ श्रियास्ताम्‌ ञ्रियासुः आदि रूप । आत्मनेपद में सीयुट्‌ के 
कित्‌ होने से उश्च' से गुण निषेध --भूषोष्ट भृषीयास्ताम्‌ भूषीरन्‌ आदि रूप बनेंगे । 


लुङ, में अनिट्‌ - होने इडभाव, सिच्‌ ईट्‌, सिचि वृद्धिः--सूत्र से वृद्धि-- 
अभार्षोत्‌ अभार्षर्टाम्‌ अभाषुंः अभार्षीः अभाष्टम्‌ अभाष्टं, अभार्षस्‌ अभाष्वं अभाष्म । 
आत्मनेपद के झलादि त थास्‌ ध्वम्‌ प्रत्ययों के परे ह्वस्वादङ्गात्‌ सूत्र से सिच्‌ लोप--- 
अभूत अभूषाताम्‌ अभूषत । अभूयाः अभूषायाम्‌, अभुध्वम्‌ अभूषि, अभृष्वहि अभुष्सहि। 
लुङ में ऋद्धनोः स्ये--इट्‌-अभरिष्यतु अभरिष्यत आदि रूप होंगे । 

डुदाञ्‌ दाने दा धातु देने अर्थ में है, उभय पदी और अनिट्‌ है। लटू में शप्‌ 
को श्लु, धातु को द्वित्व अभ्यास को ह्वस्व--ददाति, तस्‌ परे डित्‌ होने से अभ्यासोत्तर 
आकार का “'शनाभ्यसूतयोः” सूत्र से लोप, चर्त्वेन तकार--दत्तः झि को अत्‌ करने 
पर श्नाभ्यस्तयोः से आकार लोप ददति, ददासि, दत्यः, दत्थ, ददामि दद्वः ददृमः । 
आत्मनेपद में अपितु प्रत्ययों के डित्‌ होने से आकार लोप-- दत्ते ददाते ददते दत्से 
ददाथे, ददृध्वे, ददे ददूवहे दद्महे । 


जुहोत्यादि गणः ४३५ 


(२५१) स्थाध्वोरिच्च ।१।२।१७॥ 

अनयोरिदन्तादेशः, सिच्च कित्‌ स्याद्‌ आत्मने पदे। अदित । अदास्यत्‌ 
अदास्यत । 

ड॒धाज धारणपोषणयोः ॥१०॥ दधाति । 


लुट में दातासि दातासे, लुट्‌ में दास्यति दास्यते रूप होंगे । लिट्‌ में आत्‌ औ 
णल:---ददौ ददतुः ददुः ददिथ ददाथ ददथुः दद, ददौ ददिव ददिस । थलु में भारद्वाज 
नियमतः विकल्प से, अन्यत्र क्रादि नियम से नित्य इट्‌ होता है, और आतो लोप इटि 
च से आकार लोप होता है । 
लोट्‌ में ददातु दत्तात्‌ दत्ताम्‌ ददतु, सामान्य कार्यं विधि के अनुसार रूप 
बनेंगे । 

दाधेति--दा रूप और धा रूप धातुओं की घु संज्ञा हो, दापू और दैप्‌ धातुओं 
को छोड़कर । 

दा रूप--डुदाज दाने (जुहोत्यादि) दाण्‌ दाने (भ्वादि) दो अवखण्डने 
(दिवादि) देङ रक्षणे (भ्वादि) धा रूप--ड्धान्‌ धारणपोषणयोः (जुहोत्यादि) धेट 
पाने (भ्वादि) ये छः धातुयें हैं, इनकी प्रस्तुत सूत्र से घु संज्ञा होती है, यद्यपि दापू 
और दैप्‌ धातुयें भी दा रूप हैं, तथापि प्रस्तुत सूत्र द्वारा उनकी घु-संज्ञा का निषेध 
किया गया है, उक्त छः धातु ही घु संज्ञक हैं, अतः डुदाज दाने धातु भी घु संज्ञक है । 

इन धातुओं की घु संज्ञा करने का फल, “गातिस्था--सुत्र से सिच्‌ का लोप, 
'ऐलिङि सूत्र से कित्‌ लिङ में एत्व, “ध्वसोरेद्धावश्यासलोपश्च सूत्र से हि परे 
एत्व और अभ्यासलोप, तथा “'घुमास्था--सूत्र से कित्‌ प्रत्यय परे ईकारादेश है । 

इस प्रकार घुसंज्ञक दा धातु से म० पु० एकवचन में सि को हि करने पर 
दिदा हि! इस स्थिति में 'ध्वसोः' सूत्र से आकार को एत्व और अभ्यास के दकार का 
लोप होकर देहि रूप होगा-- 

इसके शेष रूप---दत्तात्‌, दत्तम्‌+ दत्त । ददानि, ददाव, 'ददास, होंगे । आत्मने- 
पद में कितू प्रत्यय परे होने से 'शनभ्यस्तयोरातः' सूत्र से आकार लोप--दत्ताम्‌ 
ददाताम्‌ ददताम्‌ । दत्स्व ददायाम्‌ ददृध्वम्‌ । दर्द, ददावहै, ददासहै । | 

लङ, लकार में, अददात्‌, अदत्ताम्‌--अददा झि इस स्थिति में “सिजभ्यस्त --- 
सूत्र से झि को जुस्‌, और 'श्ताभ्यस्तयोः--सूत्र से आकार लोप--अददुः । अददाः, 
अदत्तम्‌, अदत्त । अददम्‌, अददुव, अदउुम । आत्मनेपद में सामान्य कार्यं विधि से-- 
अदत्त, अददातास्‌, अददत । अदस्थाः, अददाथाम्‌, अददृध्वम्‌, अददि, अदद्वहि, महि । 
विधिलिङ, परस्मैपद में यासुटू के डित्‌ होने से, 'शनाभ्यस्तयोः' सूत्र से आकार 
लोप--दद्यात्‌, दद्याताम्‌, दद्युः, दद्याः, दद्यातम्‌, दद्यात। दद्याम्‌ दद्याव दद्यास। 
आत्मनेपद में आकार लोप--ददीत ददीयाताम्‌ ददीरन्‌ ददीथाः ददीयाथाम्‌ ददीध्वम्‌ । 
ददीय, ददीवहि ददीसहि। 


४३६ संस्क्ृत-व्याकरण 


(२५२) दधस्तथोइच ।८।२।३८॥ 

द्विरुक्तस्य झषन्तस्य धाओो वशो भष्‌ स्यात्‌, तथोः परयोः । स्वध्वोशच परतः । 

घत्तः, दधति । दधासि, धत्यः, धत्थ । धत्ते, दधाते, दधते। धत्से, धइध्वे । 
ध्वसोरेद्घावभ्यासलोपइच'--धेहि । 

अदधात्‌ । अधत्त । दध्यात्‌ दधीत । धेयात्‌, धासौष्ट । अधात्‌ । अधित । 
अधास्यत्‌ अधास्यत । 


णिजिर्‌ शौचपोषणयोः ॥११॥ 


(वा) इर इत्संज्ञा वाच्या । 


आशीलिङ में घुसंज्ञक दा धातु के आकार को 'एलिंङि' सूत्र से एत्त्व 
होकर--देयात्‌ देयास्ताम्‌ देयासुः आदि रूप बनेंगे । आत्मनेपद में सामान्य कार्यं विधि 
से--दासोष्ट, दासीयास्ताम्‌ दासीरन्‌, दासीष्ठाः, दासीयास्याम्‌, दासीव्वम्‌ । दासीय, 
दासीबहि, दासीमहि । लुङ, परस्मैपद में, धातु के अनिट्‌ होने से इडभाव, गातिस्था-- 
सूत्र से सिच्‌ लोप होकर अदात्‌, अदाताम्‌ -झि परे, सिच्‌ लोप, “आतः” सुत्र से झि 
को जुस्‌, ‘उस्यपदान्तात्‌’ सूत्र से पररूप होकर अदुः, अदाः अदातम्‌ अदात । अदाम्‌, 
अदाव, अदास, रूप बनेंगे । 

स्थाध्वोरिच्चेति--आत्मनेपद प्रत्यय परे स्था और घु संज्ञक धातुओं के 
आकार को इकारान्तादेश हो और सिच्‌ को कित्‌ हो। आत्मनेपद में “अदा स्‌ त' 
इस स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से धातु के आकार को इकार, और सिच्‌ को कित्‌ होने पर 
'त' इस झल्‌ के परे होने से 'ह्वस्वादङ गात्‌” सुत्र से सिच्‌ का लोप होकर अदित 
(यहाँ अपित प्रत्यय के ङितू होते से इकार को गुण नहीं होता) । 'अदास्‌ आताम्‌' इस 
स्थिति में झलू प्रत्यय परे न होने से सिच्‌ का लोप नहीं होता, पर सिच्‌ कित्‌ होने 
से इकार को गुण निषेध होता है आदिषाताम्‌ आदिषत। अदिथाः अदिषाथाम्‌ 
अदिध्वम्‌ । अदिषि अदिष्वहि अदिष्महि । यहाँ सर्वत्र सिच्‌ के कित्‌ होने से गुण निषेध 
होता है, और आत्मनेपद होने से आकार को इकार होता है। 

लुङ, लकार में अदास्यत्‌ अदास्यत आदि रूप बनेंगे । 

ड्धात धारणपोषणयोः--धा धातु का अर्थ धारण और पोषण करना है, यह 
भी अनिट्‌ और उभय पदी है। लट्‌ में शप्‌ को श्लु, 'श्लौ' से धातु को द्वित्व, ह्वस्व, 
“अभ्यासे चर्चे से अभ्यास धकार को दकार--दधाति-- 

दधस्तथोइचेति--कृतद्वित्व झषन्त धा धातु के वश्‌ को भष्‌ हो, तकार 
थकार सकार और ध्व परे रहते-- 

लट्‌ लकार के द्विवचन में 'दधा तस्‌' इस स्थिति में, 'श्ताभ्यस्तयो:--सूत्र से 
अभ्यासोत्तरवर्ती धा के आकार का लोप होने पर द्विरुक्त झषन्त धा धातु के वश 
अर्थात्‌ अभ्यास दकार को भषूभावेन धकार, और उत्तरवर्ती धकार को चर्त्वेन तकार 
होकर धत्तः रूप बनता है । 


i 


Po 


जुहोत्यादि गणः ४३७ 


(२५३) णिजां त्रयाणां गुणः इलो ।७।४।७५॥ 


णिज्‌ विज्‌ विषामभ्यासस्य गुणः स्यात्‌ इलो । नेनेक्ति, नेनिक्तः, नेनिजति। 
निनेज । निनिजे । नेक्ता । नेक्ष्यति नेक्ष्यते । नेनेक्तु, नेनिग्ध । 


इस धातु के लट्‌ लङ, लोट्‌ लकारों में इसी प्रकार त, थ, स, ध्व प्रत्यय परे 
'शनाभ्यस्तयोरातः.। सूत्र से आकार लोप होने पर 'दधस्तथोश्च सूत्र से अभ्यास दकार 
को धकार हो जाता है । विधिलिङ में यासुटू के व्यवधान के कारण त थ स ध्व, न 
मिलने से यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता । अन्य लकारों में श्लु न होने से द्वित्वाभाव में 
इसकी प्रवृत्ति नहीं होती । झि परे झ को अत्‌ आकार लोप-दधति। दधासि, 
पूर्ववत्‌--धत्यः धत्थ (आकार लोप भष्भाव चत्व) दधामि आदि खूप दा धातु के 
समान बनेंगे । आत्मने पद में आकार लोप, भष्भाव चत्वे--धत्त, दधाते दधते धत्से 
दधाथे धद्ध्वे आदि रूप होंगे । 

वस्तुतः दा और धा धातु के रूपों में और सिद्धि प्रकार में केवल भष्भाव का 
ही अन्तर है, सभी रूप 'दा' के समान ही बनते हैं । यथा--दधो, दधे, धातासि, धातासे, 
धास्यति, धास्यते । लोट्‌- दधातु धत्तात्‌ धत्ताम्‌--'दधा हि’ इस स्थिति में ध्वसोः-- 
सूत्र से एत्व अभ्यास लोप-धेहि । लङ, में अदधात्‌, अधत्त। दध्यात्‌, दधीत । 
ऐलिङिः--धेयात्‌, धासीष्ट । अधात्‌-अधित । अधास्यत्‌ अधास्यत । 

णिजिर्‌ शौचपोषणयोः--यह धातु शुद्ध करने एवं पोषण करने अर्थ में हे । 

(वा०) इर्‌ इत्संज्ञा वाच्या--अर्थात्‌ धातु के इर्‌ की इत्संज्ञा हो, णिजिर्‌ धातु 
के इर्‌ की इत्संज्ञा इस वातिक से होगी, जिसका फल लुङ, लकार में 'इरितो वा 
सूत्र से च्लि को अङ करना है । णिज्‌ शेष रहने पर 'णो नः सूत्र से णकार का 
नकार होकर धातु का स्वरूप 'निज्‌' शेष रहता है । 


निजाभिति--निज्‌ विज्‌ और विषु आतुओं के अभ्यास को गुण हो श्लु के 
विषय में--- 

इलु को विषय में कहने से यह सूत्र सभी सार्व धातुक लकारों लटू लोट्‌ लङ 
विधिलिङ में प्रवृत्त होगा फलतः सर्वत्र अभ्यास को गुण हो जायेगा । अभ्यासोत्तर 
नि को यथास्थान लघूपध गुण होगा । 

लट्‌ लकार--तिथ्‌ शपू को श्लु, 'श्लौ' से धातु को द्वित्व अभ्यास काय--'नि 
निज्‌ ति? अभ्यासोत्तर नि को लघूपध गृण, 'नि नेज्‌ ति’ इस स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से 
अभ्यास के इकार को गुण, 'चोः कु: जकार को गकार और गकार को चर्त्वेन ककार 
नेनेक्ति, तस्‌ प्रे अपितु सार्वधातुक के डित्‌ वतू होने से लघूपध गुण न होगा, अभ्यास 
इकार को प्रस्तुत सूत्र से गुण होकर नेतिक्तः, झि को अति करने पर नेनिजलि, सिप्‌ 
परे निनेज्‌ सि’ इस स्थिति में ज्‌ को गू, गू को क, षत्व, क्षत्व- नेनेक्षि, नेनिक्थः 
नेनिक्ष्थ) नेनेज्मि, नेनिज्वः, नेनिज्मः । आत्मने पद के प्रत्ययों के अपितु डितु होने से 


४३८ संस्क्ृत-व्याकरण 


(२५४) नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके ॥७॥३॥८७॥ 

लघूपधगुणो न स्यात्‌ । नेनिजानि, नेनिक्ताम्‌ । अनेनेक्‌ अनेनिक्ताम्‌, अनेनिजुः _ 
अनेनिजम्‌ । अनेनिक्त । नेनिज्यात्‌, नेनिजीत । निज्यात्‌, निक्षीष्ट । 

(२५५) इरितो वा ।३।१।५७॥ 

इरितो धातोइच्लेरङ वा स्यात्‌ परस्मंपदेषु । अनिजत्‌ अनेक्षीत्‌ । अनिक्त । 


अनेक्ष्यत्‌ अनेक्ष्यत । 
. ॥ इति जुहोत्यादयः । 


कहीं भी लघुपध गुण न होगा- कुत्व चत्वं होकर- नेनिक्ते, निनिजाते, नेनिजते, 
पूर्ववत्‌ से परे कुत्व चत्वे षत्व क्षत्व होकर नेनिक्ष, नेनिजाथे, नेनिग्ध्वे। नेनिजे, 
नेनिज्बहे, नेनिज्महे । 

लिट्‌ में सामान्य कार्य विधि से धातु के अनिट्‌ होने से क्रादि नियम से इटू 
होगा--निनेज निनिजतुः निनिजुः । निनेजिथ, निनिजथुः निनिज, निनेज निनिज 
निनिजिव निनिजिम। आत्मने पद में--निनिजे निनिजाते निनिजिरे निनिजिषे 
निनिजाथे निनिजिध्वे, निनिजे निनिजिबहे निनिजिमहे । अनिट्‌ होने से इडभाव, गुण, 
कुत्व चत्वं होकर लुट्‌ लकार में नेक्तासि, नेक्तासे, लुट्‌ में कुत्व, चत्व, षत्व, क्षत्व 
होकर नेक्ष्यति, नेक्ष्यते आदि रूप होंगे । 

लोट्‌ में-अभ्यास गुण । लघूपध गृण कुत्व चर्त्वं होकर- नेनेक्त - नेनिक्तात 
नेनिक्ताम्‌ नेनिजतु--हि परे 'नेनिज्‌ हि’ झलन्त होने से हिको धि कुत्व नेनिग्धि 
निनिक्तात्‌ नेनिक्तम्‌ नेनिक्त । 

नाभ्यस्तस्येति--अजादि पित्‌ सार्वधातुक परे रहते अभ्यस्त धातु को लघू- 
पध गुण न हो । 

उ० पु० में नेनिज्‌ आ (आद्‌) नि। इस स्थिति में अजादि पित सार्वंधालुक 
परे प्रस्तुत सूत्र से लघूपध गुण का निषेध होने से नेनिजानि नेनिजाव नेनिजाम । 
आत्मने पद में-नेनिक्ताम्‌ नेनिजाताम्‌ नेनिजताम्‌ । नेनिकथाः नेनिजञाथाम्‌ नेनिग्ध्वम 
नेनिजै, नेनिजावहै, नेनिजामहै । 

लङ, लकार में अजादि पित्‌ सावंधातुक परे तो लघूपध गुण का प्रस्तुत सूत्र 
से निषेध होगा जैसे 'अनेनिजम्‌' में, अन्यत्र अपित्‌ होने से डिब वतु होने के कारण 
गुण न होगा, तिपू सिप्‌ परे इकार लोप और तकार सकार का हल्झयादि लोप, 
अभ्यास इकार को लघूपध गुण, कुत्व और चत्वे होकर--अनेनेक्‌ अनेनिक्ताम्‌ 
अनेनिजुः अनेनेक्‌ अनेनिक्ताम्‌ अनेनिक्त अनेनिजम्‌ अनेनिज्व अनेनिज्म । आत्मनेपद 
में अभ्यास इकार को सर्वत्र गुण, अपितु होने से लघूपध गुण न होगा--अनेनिक्त, 
अनेनिजाताम्‌ अनेनिजत अनेनिक्थाः अनेनिजाथाम्‌, अनेनिग्ध्वम्‌ अनेनिजि अनेनिज्वहि 
अनेनिज्महि । विधि लिङ, में परस्मैपद में यासुट्‌ के डितु होने से लघूपध गुण न होगा, 
भात्मनेपद में सीयुटू के सकार का लोप होने पर अजादि पितु सावधातुक परे नाभ्य- 


जुहोत्यादि गण: ४३६ 


स्तस्येति सूत्र से लघूपध गुण का निषेध हो जायेगा--अतः सामान्य कार्य विधि से-- 
नेनिज्यात्‌ नेनिज्याताम्‌ नेनिज्युः नेनिज्याः नेनिज्यातम्‌ नेनिज्यात, नेनिज्याम्‌ नेनिज्याव 
नेनिज्यास । नेनिजीत नेनिजीयाताम्‌ नेनिजीरन्‌, नेनिजीथाः नेनिजीयाथाम्‌ नेनिजीध्वस्‌ । 
नेनिजीय, नेनिजीवहि नेनिजीमहि । 

आशीलिङ में परस्मैपद में यासुट्‌ के डित्‌ होने से, आत्मनेपद में लिङ, सिचा- 
वात्मनेपदेषु' से सीयुट्‌ के कित्‌ होने से कहीं भी लघूपध गुण न होगा, आर्धधातुक 
लकार होने से अभ्यास इकार को भी कहीं गुण न होगा-निज्यात्‌ निज्यास्ताम्‌ 
निज्यासुः आदि रूप होंगे । 

आत्मनेपद में कुत्व चत्वं पत्व क्षत्व होकर निक्षीष्ट, निक्षीयास्ताम्‌ निक्षीरन्‌ 
निक्षीष्ठाः, निक्षीयास्थाम्‌ निक्षीध्वम्‌ निक्षीय निक्षीवहि निक्षीसहि । 

इरितो वा इति--परस्मैपद में इरितृ धातु से परे च्लि को अङ, हो 
विकल्प से । 

अङ के डित्‌ होने से गुण वृद्धि का निषेध होगा, अड के अभाव पक्ष में सिच्‌ 
होने पर “वदव्रज हलन्तस्याचः” से वृद्धि, कुत्व त्वं षत्व क्ष होगा । झलादि 
प्रत्ययों के परे . 'झलो झलि” से सकार लोप होकर कुत्व चत्वं होगा । अङ, पक्ष मे 
अनिजत्‌ अनिजाताम्‌ अनिजन्‌, अनिजः अनिजतम्‌ अनिजत । अनिजम्‌ अनिजाव 
अनिजाम। अङभाव पक्ष में अनैक्षीत्‌ अनैक्ताम्‌ अनक्षः । अनेक्षीः अनेक्तम्‌ अने क्त 
अनैक्षम्‌ अनैक्ष्व अनेक्ष्स । 

आत्मनेपद में अनिक्त अनिक्षाताम्‌ अतिक्षत आनिक्थाः अनिक्षाथाम्‌ 
अनिग्ध्वम्‌ अनिक्षि अनिक्ष्वहि अनिक्ष्महि । लुङ में अनेक्ष्यत्‌ अनेक्ष्यत आदि रूप होंगे । 


इति जुहोत्यादिगणः 


अथ दिवादिगणः 


दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मदस्वप्न कान्तिगतिषु ॥१॥ 
(२५६) दिवादिभ्यः इयन्‌ ।३।१।६६॥ 

हलि चेति-- दीर्घः-_दीव्यति । दिदेव । देविता । देविष्यति । दीव्यतु । 
अदीव्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दीव्यात्‌ । अदेवीत्‌ । अदेविष्यत्‌ । 

एवं षिवु तन्तुसन्ताने ॥२॥ नृती गात्र विक्षेपे ॥३॥ 

नृत्यति । ननतं । नतिता । 


दिवु दिव्‌ धातु क्रीड़ा, विजयेच्छा, व्यवहार, चमकना, स्तुति करना, प्रसन्न 
होना, मस्त होना, सोना इच्छा करना, जाना अर्थों में हे । यह सेट परस्मैपदी हे । 

दिवादिभ्य इति-- दिवादि गण पठित धातुओं से शयन्‌ प्रत्यय हो । यह सुत्र 
शपू प्रत्यय का अपवाद हे । 

श्यन्‌ प्रत्यय के शकार नकार की इव्‌ संज्ञा हो जाती है, केवल 'य' शेष 
रहता है, अतएव यह प्रत्यय शित्‌ होने से सार्वधातुक संज्ञक हे । 

दिव्‌ धातु से लट्‌ लकार में तिप्‌ परे प्रस्तुत सूत्र से श्यन्‌ (यू) प्रत्यय, यकार 


हलू परे होने से वकारान्त धातु की उपधा इकार को 'हलि च' सूत्र से दीर्घं होकर 


दीव्यति, इसी प्रकार अन्यत्र भी श्यन्‌ और दीर्घं होकर दीव्यतः, दीव्यन्ति आदि रूप 
बनेंगे । 

लिट्‌ में धातु के सेट्‌ होने बलादि आर्धधातुक परे सर्वत्र इट्‌ होकर दिदेव 
दिदिवतुः दिदिवुः दिदेविथ दिदिवथुः, दिदिव) दिदेव दिदिव दिदिविव दिदिविम । 

लुटू लृट्‌ में इट्‌ तास्‌ स्य आदि होकर देविता देवितारो देवितारः, आदि तथा 
देविष्यति देविष्यतः देविष्यन्ति आदि रूप होंगे । लोट्‌ में दीव्यतु दीव्यतात्‌ दीव्यताम्‌ 
दीव्यन्तु--अकार से परे होने से अतो हेः” सूत्र से हि को लोप--दीब्य दीव्यतात्‌ 
दीव्यतम्‌ दीव्यत दीव्यानि दीव्याव दीव्याम । लङ, में श्यन्‌ दीर्घ होकर अदीव्यत्‌ 
अदीव्यतामु अदीव्यनु आदि, विधिलिङ, में--अतो येय:--दीव्येत्‌ दीव्येताम्‌ दीव्येयुः 


१४७० 


दिवादिगणः 


(२५७) सेऽसिचि कृत चुत छत तृद नृतः ।७।२।५७॥ 
एभ्यः परस्य सिज्भिन्नस्य सादेरार्धधातृकस्येड वा । 

नतिष्यति । नत्स्येति । नृत्यतु । अनृत्यत्‌ । नृत्येत्‌ । नृत्यात्‌ । 
अनर्तोत्‌ । अनतिष्यत्‌ अर्नेत्स्यत्‌ । 

त्रसी उद्द गे ॥४॥ वा श्राश-इति इयन्‌ वा--त्रस्यति त्रसति । 
(२५८) वा जू. भ्रमुत्रसास्‌ ।६।४।१२४॥ 

एषां किति लिटि सेटि थलि च एत्वाभ्यासलोपौ वा । 

त्रेसतुः, तत्रसतुः । त्रेसिथ तत्रसिथ । त्रसिता । 


आदि । आशीलिङ में दीव्यात्‌ दीव्यास्ताम्‌ दीव्यासुः आदि । लुङ में अ दिव्‌ इ स | 
तू' इस स्थिति में इट्‌ ईटू--सलोप, गुण--अदेवीत्‌ अदेविष्टाम्‌ अदेविषुः अदेवीः 
अदेविष्टम्‌ अदेविष्ट अदेविषम्‌ अदेविष्व अदेविष्म । 

लुङ, लकार अदेविष्यतृ अदेविष्यताम्‌ अदेविष्यन्‌ आदि रूप होंगे । 

षिवु तन्तुसन्ताने--धात्वादि ष को स हो जायेगा । इसका अर्थ सीना पिरोना 
आदि है । 

इसके सभी रूप दिव्‌ धातु के समान सीव्यति । सिसेव । सेविता । सेविष्यति । 
सीव्यतु । असीव्यत्‌ । सीव्येत्‌ । सोव्यात्‌ । असेवीत्‌ । असेविष्यत्‌ । होते हैं, सिद्धि प्रकार 
भी वही है । 

नृती गात्र विक्षे पे--नृत्‌ धातु का अर्थ नाचना है । 

दिव्‌ षिव्‌ नृत इन धातुओं में लघूपध गुण इसलिए नहीं होता क्योंकि इन 
सब से शयन्‌ होता है, और यह श्यन्‌ अपित्‌ सार्वधातुक है अतः डितुवत्‌ होने से कहीं 
भी सार्वधातुक लकारों में गुण नहीं होता । 

लट्‌ में श्यन्‌ होकर नृत्यति नृत्यतः नृत्यग्ति आदि रूप बनेंगे । लिट्‌ में अपितु 
लिटू 'असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌' से कित्‌ होने से गुण नहीं होता, पितू में गुण होता है-- 
ननतं, ननृततुः, ननृतुः, ननतिथ (सेट्‌ होने से वलादि आधधातुक को नित्य इट्‌) 
ननुतथुः ननूत ननतं ननृतिव ननृतिम । लुट्‌ में ननिता नतितारो नतितारः आदि रूप 
होंगे । 

सेऽसिचीति- कृत चृत छत तुद नृत इन धातुओं से परे सिच्‌ भिन्न सकारादि 
आधधातुक प्रत्यय को इट्‌ विकल्पतः हो । (सिच्‌ भिन्न सकारादि प्रत्यय केवल 'स्य' है 
अतः लुट्‌ और लुङः में ही यह इट्‌ विकल्प होगा) । 

लृट्‌ में प्रस्तुत सूत्र से इट्‌ पक्ष में नतिष्यति नतिष्यतः नतिष्यन्ति, आदि और 
इडभाव पक्ष में नत्स्येति, नत्स्येत: नत्स्यन्ति, आदि रूप होंगे । लोट्‌ लङ, विधिलिङ 
आर भाशीलिङ, में क्रमशः नृत्यतु । अनृत्यत्‌ । नृत्येत्‌ नृत्यात्‌ भादि रूप बनेगा । 


2023 संस्कृत-व्याकरण 


शो तनूकरणे ॥४५॥ 

(२५९) ओतः इयति ।७।३।७१॥ 

लोपः स्यात्‌ इयनि। इयति, इयतः, इयन्ति । शशो, शशतुः। शाता । 
शास्यति । 

(२६०) विभाषा घ्राधेट्‌ शाच्छासः ।२।४।७८॥ 

एभ्यः सिचो लुग्वा स्यात्‌ परस्मेपदे पदे । अशात्‌, अशाताम्‌ अशुः । इट्‌ 
सको -- अशासीत्‌ अशासिष्टाम्‌ । 

छो छेदने ॥६॥ छ्यति । षो अन्तक़र्मणि ॥७॥ स्यति । ससौ । दो अवखण्डने 
॥८॥ द्यति । ददौ । देयात्‌ । अदात्‌ । 

लुङ, में अ नृतु इ सु ईत्‌' इस स्थिति में इट ईट्‌-सलोप, गुण- अनर्तीत्‌ 
अनतिष्टाम्‌ अनतिषुः । अनर्तीः अनतिष्टम्‌ अर्नातष्ट । अनतिषम्‌ अनतिष्व अनतिष्स्‌ । 

लृङ्‌ “'सेऽसिचीति” सूत्र से इट्‌ पक्ष में अनतिष्यत्‌, इडभाव पक्ष में अनत्स्येतु 
आदि रूप होंगे । 

त्रसी उद्वेगे--त्रस्‌ धातु डरने या घबड़ाने अर्थं में है । 

इस धातु के सावंधातुक--लट्‌ लोटू लङ विधिलिङ लकारों में 'वा भ्राशभ्लाश 
भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसित्रुटि लषः' सूत्र से श्यन्‌ प्रत्यय विकल्पतः होता है, श्यन्‌ के अभाव 
पक्ष शपू प्रत्यय होता है, श्यन्‌ में य शेष रहता है, और शपू में 'अ' अतः इन लकारों 
में सर्वत्र दो-दो रूप होंगे । 

लट्‌ में त्रस्यति त्रसति आदि रूप होंगे । 

लिट्‌ में धातु को द्वित्व अभ्यास कार्य उपधा वृद्धि होकर तत्रास । 

या ज्‌, इति--कित्‌ लिट्‌ ओर सेट्‌ थल परे रहते जू,, भ्रमु, और त्रस्‌ धातु 
से एत्व और अभ्यास का लोप विकल्प से हो । 

यहाँ इन धातुओं में संयोग होने के कारण अत एक हल्मध्ये-- सूत्र से 
एत्वाभ्यास लोप प्राप्त नहीं था अतः इस सूत्र द्वारा विकल्पतः विधान किया गया 
है । अप्राप्त में विकल्पतः विधान करने से यह अप्राप्त विभाषा' अतुस्‌ उस्‌, अथुस्‌, 
अ, परे कितु लिट होने से थल्‌ व म परे है। सेट्‌ होने से विकल्पतः प्रस्तुत सूत्र से 
एत्वाभ्यास लोप होने से दो-दो रूप होंगे, उ० पु० एकवचन में 'णलुत्तमो वा' के विकल्प 
से दो रूप होंगे, केवल प्र० पु० एकवचन में एक रूप होगा-- 

लिट्‌-तत्रास, त्रेसतुः तत्रसतुः। त्रेसुः तत्रसुः । त्रेसिथ तत्रसिथ, त्रेसथुः 
तत्रसथुः, त्रेस तत्रस । तत्रास तत्रस, त्रेसिव तत्रसिव, त्रेसिस तत्रसिम । 

सेट्‌ होने से लुटू और लुटू में क्रमशः त्रसिता त्रसिष्यति आदि । लोटू में श्यन्‌ 
विकल्प से--त्रस्यतु त्रसतु आदि, लङ, में भी अत्रस्यतृ अत्रसतू, विधिलिङ,--्त्रस्येत्ु 
नेतर, आशीलिङ, त्रस्यात्रु । नुङ,- सिचु इटू ईटू सकार लोप, अतोहलादेरित़ि 


दिवादिगण॑: र ४४३ 


वैकल्पिक वृद्धि होकर अत्रासीतु और अत्रसीत्‌ रूप होंगे। लुङ में अत्रसिष्यति आदि 
रूप बनेंगे । 

शो तनूकरणे--शो धातु पतला करना या कम करना अर्थ में है। 

ओत इति--श्यन्‌ प्रत्यय परे रहते ओकार का लोप हो प्रस्तुत सूत्र से, श्यन्‌ 
प्रत्यय परे अर्थात्‌ चारों ही सार्वधातुक लकारों में ओकारान्त धातुओं के ओकार का 
लोप हो जायेगा । 

शो धातु से लट्‌ लकार में : प्रस्तुत सूत्र से श्यन्‌ प्रत्यय होने पर ओकार का 
लोप होकर--इयति, इयतः, इयन्ति आदि रूप बनेंगे । 

लिट्‌ लकार में 'आदेच उपदेशेऽशिति” सुत्र से ओकार का आकार होने पर 
यह धातु आकारान्त बन जायेगा अतः इसके रूप पा आदि आकारान्त धातुओं के 
समान बनेंगे । लिट्‌ के अतिरिक्त अन्य सभी आर्धेधालुक लकारों में उक्त सुत्र से यह 
धालु आकारान्त हो जाता है, अतः इन लकारों में भी इसके रूप आकारान्त धातुओं 
जैसे बनेंगे-- 

लिट्‌ शशो, शशतुः, शशुः। शशिथ शशाथ (अनिट्‌ धातु होने से थल्‌ परे 
विकल्पतः इट्‌ होगा) शशथुः, शश, शशो शशिव, शशिम। लुट्‌ में शाता, लुट्‌ में 
शास्यति आदि, लोट्‌ में ओकार लोप--श्यतु, इयतात्‌, इयताम्‌, इयन्तु । इय (अतो 
हेः-से--लुक्‌, इयतात्‌ शयतम्‌ व्यत, -इयानि, श्याव, इयास लङ में ओकार लोप-- 
अशयत्‌, अश्यताम्‌, अश्यन्‌, अइ्यः, अइयतम्‌ अइयत, अश्यस, अश्याव, अश्याम । 

विधिलिड, में--श्येत्‌, श्येताम्‌, इयुः, इयेः, श्येतम्‌, श्येत, $येम, श्येव, इयेम । 

आर्शीलिङ, में ओकार को आकार-शायात्‌ शायास्ताम्‌ आदि । 

विभाषेति--ध्रा, धेट्‌, शो, छो, षो इन धातुओं से परस्मैपद परे रहते सिच्‌ 
का लोप विकल्प से हो । 

लुङ में ओकार को आकार करने पर सिच्‌ का प्रकृत सुत्र से लोप होकर 
अशात्‌ अशाताम्‌, 'अशा झि’ यहाँ 'आतः' सूत्र से झि को जुसू करने पर उस्य- 
पदान्तात्‌” सूत्र से आक्रार का पररूप होकर अशुः आदि रूप बनेंगे, सिच्‌ के लोप के 
अभाव पक्ष में धातु के आकारान्त बन जाने पर यम रमेति--सूत्र से सक्‌ और इट्‌ 
होकर, ईट्‌ और सकार लोप होकर अशासीत्‌ अशासिष्टम्‌ अशासिषुः आदि रूप बनेंगे । 
लुडः में अशास्यत्‌ आदि रूप होगे । 

छो छेदने--छो धातु काटने अर्थ में है। 

“ओत: श्यति' से सार्वधातुक लकारों में ओकार लोप होकर छूयति । छ्यतु छय 
छयानि । अछयत्‌ । छयेत । आर्धधातुक लकारों में शोधातु के समान ही रूप बनेंगे । 

षो अन्त कर्मणि--सो धातु नाश करने अर्थं में है । 

इस धातु में भी सावधातुक लकारों में ओकार लोप होकर शो के समान रूप 
होंगे, आधेधातुक लकारों में शो के समान ही रूप होंगे केवल आर्शीलिङ, में आकार 
होने पर 'एलिङि' सूत्र से एत्व होकर सेयातु आदि रूप होंगे । 


४४४ संस्कृत-व्याकरण 


व्यध ताडने ॥९॥) 

(२६१) ग्रहिज्या बयिव्यधिवष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भज्जतीनां 
डिति च । ६।१।१६।। 

एषां संप्रसारण स्यात्‌ किति डिति च । हु 

विध्यति । विव्याध, विविधतुः विविधुः । विव्यधिथ विव्यद्ध । व्यद्धा । 
व्यत्स्यति । विध्येत्‌ । विध्यात्‌ । अव्यात्सीत्‌ । 

पुष्‌ पुष्टौ ॥१०॥ पुष्यति । पुपोष, पुपोषिथ । पोष्टा । पोक्ष्यति । पुषादि-- 
इत्यड--अपुषत्‌ । 

शुष्‌ शोषणे ॥११॥ शुष्यति । शुशोष । अशुषत्‌ । 

णश अदशंने ॥१२॥ नइयति । ननाश, नेशतुः । 


दो अवखण्डने--दो धातु का अर्थ तोड़ना है । 

इस धातु के सार्वधातुक लकारों में तो ओकार का लोप होने पर शो के 
समान ही रूप बनते हैं, दति द्यतु द्य आदि किन्तु आशीलिङ, में इस धातु के घुसंज्ञक 
होने से एत्व' होकर देयात्‌ रूप बनता है और घुसंज्ञक होने ही के कारण लुङ लकार में 
'घुमास्थेति सूत्र से नित्य सिच्‌ का लोप हो जाने से अदातु आदि रूप ही बनते हैं । 
इन धातुओं के आवश्यक रूप लोटू मध्यम पुरुष एकवचन और लुङ के ही हैं। षो 
धातु का प्रयोग प्रायः वि+अव उपसर्ग पूर्वक निश्चय करने अर्थ में देखा जाता है-- 
व्यवस्यति-निश्चय करता है । 

व्यध ताडने--व्यध धातु किसी नुकीले अस्त्र से छेदने अर्थ में है । 

ग्रहिज्येति--ग्रह-(क्रयादि) ज्या (व्यादि बढ़ना) वेज बुनना तन्तु सन्तान 
अर्थात्‌ बुनने अर्थं में भ्वादिगण। व्यध्‌ ताड़ने, वश (इच्छा करना अदादि) व्यच्‌ तुदादि 
ठगना । ब्रश्च्‌ छेदन अर्थ में तुदादि, प्रच्छ तुदादि पूछना, भ्रस्ज्‌ भूनना, तुदादि, इन 
सभी धातुओं को संप्रसारण हो कितु और डित प्रत्यय परे । 

श्यन्‌ प्रत्यय अपितृ सार्वधातुक है अतः सभी सार्वधातुक लकारों के डित्‌ वतु 
होवे से प्रस्तुत सूत्र से यकार को इकार संप्रसारण होगा । आशीलिङ का यासुट्‌ भी 
डित होता हवै अतः वहाँ भी इससे संप्रसारण हो जायेगा । 

अतः लट्‌, लङ, लोटू और विधिलिङ, में यकार को प्रस्तुत सूत्र से इकार 
संप्रसारण होकर विध्यति, अविध्यत, विध्यतु और विध्येत्‌ रूप बनेंगे । आशीलिङ में 
भी विध्यात्‌ विध्यास्ताम्‌ आदि रूप होंगे । 

लिट्‌ में णल्‌ परे पितू प्रत्यय होने से द्वित्व होकर व्य व्यध्‌ अ' इस स्थिति में 
संप्रसारण और वृद्धि होकर विव्याध रूप होगा । अतुस्‌ आदि कित्‌ लिट्‌ परे 'सप्रसारणं 
तदाश्रितं च कार्य 'बलवत्‌' इस परिभाषा के अनुसार द्वित्व से पहले संप्रसारण होगा 
तब विधू विधूद्वित्व होकर विविधतुः विविधुः रूप होंगे । थल्‌ पर पितु होने से द्वित्व 
होने पर संप्रसारण तथा बैकल्पिक इटू होकर विव्यधिथ, इडभावपक्ष में धकार को 


दिवादिगणः ४४५ 


(२६२) रधादिस्यशच ७२४५॥ 


रध्‌ नश तृप्‌ प्‌ दर ह मुह. स्नुह, स्निह्‌. एभ्यो वलाद्यार्धध्ातुकस्य वेट्‌ स्यात्‌ । 
नेशिथ । 


(२६३) मस्जिनशो केलि ।७।१।६०॥ 


तुम्‌ स्यात्‌ । ननंष्ठ । नेठिव नेशव । नेशिम नेम । नशिता नंष्टा । नशिष्यति- 
नङ क्ष्यति । न्यत्‌ । अनश्यत्‌ । नश्येत्‌ । नश्यात्‌ । अनशत्‌ । 
घूड, प्राणिप्रसवे ॥१३॥ सुयते । क्रादिनियमादिट्‌-- सुषुविषे । सुषुविवहे । 


'झषस्तथोरित सूत्र से धकार और धातु के धकार को जश्त्वेन दकार होकर 
विव्यद्ध रूप होगा, उ० पु० णल्‌ परे पहले द्वित्व तदनु संप्रसारण 'णलुत्तमो वा' के 
अनुसार विव्याध विव्यध रूप होंगे, शेष रूप विविधथुः विविध विविधिव विविधिम, 
बनेंगे । अनिट्‌ धातु होने लुट्‌ में तास्‌ प्रत्यय के तकार का 'झषस्तथोः' से धकार और 
धातु के धकार को जश्त्व होकर व्यद्धा लुट्‌ में स्य परे धातु के धकार को चर्त्वेन 
तकार होकर ब्यत्स्यति आदि रूप बनेंगे । । 

लुङ में 'अ व्यध्‌ स तु इस स्थिति में ईट्‌ और वदबजेति सूत्र से वृद्धि तथा 
चर्त्वेन धकार को तकार होकर अव्यात्सीतू, ताम्‌ परे द्विवचन में झल्‌ परे मिलने से 
झलोझलि' से सकार लोप, तकार को उक्त सूत्र से धकार, धातु के धकार को जश्त्वेन 
दकार होकर अब्याद्धाम्‌ अव्यात्सुः, अव्यात्सी :, अव्याद्धम्‌, अव्याद्ध, अव्यात्सस्‌ , अव्यात्स्व, 
अब्यास्स्म । लुङ - अव्यत्स्यत्‌ आदि रूप होंगे । 

पुष्‌ पुष्ठौ--पुष॒धातु बढ़ने अर्थं में है । 

सार्वधातुक लकारों में श्यन्‌ होकर पुष्यति, अपुष्यत्‌, पुष्यत्‌, पुष्येत्‌ पुष्यात्‌, 
लुट्‌ पोष्टा, लूट में पुष्‌ +स्य ति इस स्थिति में 'षढ़ो: कः सि” सूत्र से ष्‌ को क, और 
क, से परे स्य के स, को ष, क्‌+ष्‌=क्ष होकर पोक्ष्यति आदि रूप बनेंगे । लुडः- 
लकार में 'पुषादि-द्युतादि- सूत्र से च्लि को अङ होकर अपुषत्‌ आदि रूप होंगे । 
शुष्‌ शोषणे--शुष्‌ धातु का अर्थं सूखना है । 

इसके सभी रूप पुषधातु के समान ही बनेंगे, यह धातु भी पुषादि गण में है 
अतः लुङ, में च्लि को अङ होकर अशुषत्‌ आदि रूप होंगे । 

णश्‌ अदर्शने नश्‌ धातु का अर्थ नाश होना है। 

यह धातु भी अनिट्‌ एवं पुषादिगण पठित है, इसलिये लट्‌ लोटू लड, विधि- 
लिड, लकारों में इसके रूप श्यन्‌ प्रत्यय करने पर सामान्य कार्य विधि से--नश्यति, 
नइयतु, अनइयत्‌--नइ्येत्‌-- -आशीलिड_--नश्यात्‌, लुड --अनशतू आदि बनेंगे । 

लिट्लकार में णल्‌ परे द्वित्व अभ्यास कार्ये वृद्धि-ननाश--अतुस्‌ आदि कित्‌ 
प्रत्ययों के आगे रहते 'अतएक हलूमध्ये' सूत्र से एत्वाभ्यास लोप होकर नेशतुः नेशुः । 
थल्‌ परे इट्‌ पक्ष में 'थलि च सेट्‌ से एत्वाभ्यास लोप होकर नेशिथ, इड भावपक्ष में 
'ननशू थ' इस स्थिति में- 


४४६ संस्कृत-व्याकरण 


सुषुविमहे । सोता । सविता । 

दूङ परितापे ॥ १४॥ दूयते । दीङः क्षये ॥१५॥ दीयते । 
(२६४) दीङो युडचि क्ङिति । ६।४।६३॥। 

दीड: परस्याजादेः क्डित आर्धधातुकस्य युट्‌ । 

(बा०) वुग्युटो-उवडःयणोः सिद्धौ वक्तव्यौ । दिदीये । 

(२६५) सीनातिमिनोमितदीडां ल्यपि च ।६।१।५०॥ 
एषामात्वं स्याल्ल्यपि, चादृ अशित्येज्‌निमित्ते । दाता । दास्यते । 
(वा०) स्थाध्वोरित्त्वे दीङः प्रतिषेधः । अदास्त । 


रधाम्य इति-- मुत्रोक्त रध आदि धातुओं से परे वलादि आर्धधातुक को इट्‌ 
विकल्प से हो । 

प्रस्तुत सुत्र से इटू होने पर नेशिथ रूप बनेगा । 

सस्जीति-झलादि प्रत्यय परे मस्ज्‌ और नश्‌ धातु को नुम्‌ का आगम हो । 

इडभाव पक्ष में उक्त स्थिति में, झलादि प्रत्यय 'थ' परे रहते, प्रस्तुत सूत्र से 
नुम्‌ (न्‌) का आगम, नश्चेति--नकार का अनुस्वार, व्रश्‍चेति सूत्र से शकार को षत्व, 
ष्टुत्वेन थकार को ठकार होकर ननंष्ठ रूप होगा । नेशथुः, नेश, ननाश, ननश, 
रधाम्यश्चेति वैकल्पिक इट्‌ नेशिव अभाव पक्ष में नेइव, नेशिम नेइम रूप होंगे । 


लुट्‌ लुट्‌ में बलादि आर्धधातुक मिलने से इट्‌ पक्ष में नशिता, इडभाव पक्ष 
में उक्त सूत्र से नुम्‌ अनुस्वार, व्रश्चेति षत्व ष्टुत्व--नंष्टा, नशिष्यति इडभाव पक्ष में 
नश नस्य ति' इस स्थिति में नुम्‌, ब्रश्चेति शू को 'ष, षढोः कः सि’ से ष्‌ को क्‌, प्रत्यय 
सकार को षत्व, क्‌ +-ष्‌=क्ष्‌, नक्ष्यति । आदि रूप होंगे । 

षूङ प्राणिप्रसवे सू धातु का अर्थ पैदा होना अर्थात्‌ प्राणियों का जन्म लेना 
है । डितू होने से यह धातु आत्मनेपदी है । इस धातु का पाठ “स्वरतिसूति सूयति- 
धू दितोवा” सूत्र में है अतः लिटू लकार में थल्‌ परे तो क्रादिनियमातू इट्‌ होगा इसी 
प्रकार व म परे भी, किन्तु अन्यत्र स्वरतीति सूत्र से विकल्पतः इट्‌ होगा । धातु के 
आत्मनेपदी होने से इसके रूपों की सिद्धि भी सामान्य आत्मनेपदी धातुओं के अनुसार 
ही होगी । 

लट्‌ में श्यनु-- सूयते सूयेते सूयन्ते आदि रूप होंगे । लिट्‌ में द्वित्व और उवड्‌ 
होकर सुषुवे, सुषुवाते, सुषुबिरे क्रादि नियमादिट्‌ ` सुषुविषे, सुषुवाथे, सृषुविध्वे, 
सुषुवे, सुषुविवहे, सुषुविमहे । 

लुट्‌ में स्वरीति सूत्र से इट्‌ पक्ष में गुणावादेश---सविता इडभाव पक्ष में 
सोता । लुट्‌ में भी सविष्यते सोष्यते । लोट्‌-सूयताम्‌, लड -असूयत, विधिलिड--- 
सूयेत, आशीलिड--इट्‌ पक्ष में सविषीष्ठ, इडभाव पक्ष में सोषीष्ट । लुड --में इट- 
पक्ष में असविष्ट, इडभाव पक्ष में असोष्ट । लुड--असविष्यत असोष्यत । 


दिवादिगणः २४४७ 


डीङ, विहायसागतौ ॥१६॥ डीयते । डयिता । डिड्ये । 
पीङ पाने ॥१७॥ पीयते । पेता । अपेष्ट । 
साङ साने ॥ १८॥ मायते । ममे । 

जनी प्रादुर्भावे ॥ १६॥ 

(२६६) ज्ञाजनोर्जा ।७।२।७९॥ 
अनयोजादिशः स्यात्‌ शिति । जायते । जज्ञ । जनिता । जनिष्यते । 


\ 


इड_ परितापे--दूड्‌ धातु दुःखी होने अर्थ में, आत्मनेपदी है । दूयते । दुदुवे, 
दुदुविषे, दुदुविध्वे, दुदुविवहे; दुदुविमहे । यह धातु सेट्‌ है अतः लुट्‌ में इट्‌ उकार को 
ओगुण, अवादेश-दविता, दविष्यते, दूयताम्‌, अद्यत, दूयेत, दविषीष्ट, अदविष्ट, लृडः 
अदविष्यत । 

दीङः क्षये दी धातु का अर्थ नाश होना है, यह अनिट्‌ है । लट्‌ में दीयते, 
दीयेते, दीयन्ते आदि रूप होंगे । 

दीड इति--दीङ धातु से परे अजादि कित्‌ और डित्‌ आधे धातुक प्रत्ययों 
को युट्‌ का आगम हो । 

(बा०) वुग्युटाविति--उवड, और यण्‌ के विषय में बुक्‌ और युट्‌ आगम 
सिद्ध कहने चाहिये । 

लिट लकार में त को एश्‌ आदेश करने पर और धातु को द्वित्व करने पर 
अजादि प्रत्यय परे होने से प्रस्तुत सूत्र से युट्‌ (यू) का आगम होकर 'दिदीयू 'ए' इस 
स्थिति में 'असिद्धवदत्राभाव्‌? नियम से युट्‌ आगम्‌ के असिद्ध होने से यहाँ उक्त स्थिति 
में “एरनेकाच- सूत्र से यण्‌ प्राप्त होता है । प्रस्तुत वातिक यण के विषय में युट्‌ के 
आगम को सिद्ध ही मानता है, अतः युट्‌ के आगम के असिद्ध न होने से 'एरनेकाचः-- 
सूत्र से यण्‌ की प्राप्ति ही नहीं रहती तब दिदीये रूप बनता है। इसके शेष रूप थल 
ध्वम्‌ वहि महि परे इट्‌ होकर अन्यत्र सामान्य विधि से बनते हैं-- दिदीये, दिदीयाते, 
दिदीपिरे, दिदीयिषे दिदीयाथे डिदीयिध्वे दिदीये दिदीयिवहे दिदीयिमहे । 

मीनातीति--मीज क्रयादि मि स्वादि तथा दीड दिवादि इन धातुओं को 
आकार अन्तादेश हो ल्यप्‌ तथा गुण वृद्धि निमित्तक शिद भिन्न प्रत्यय परे रहते । 

तास और स्य प्रत्यय शिद्भिन्न प्रत्यय भी है तथा गृण वृद्धि के निमित्त भी हैं, 
अतः लुट्‌ और लृट्‌ लकारों में प्रस्तुत सूत्र से दो को आकारान्ता देश होकर दा हो 
जायेगा, तब इन लकारों में इसके रूप दातासे दास्यते आदि बनेंगे । 

सार्वधातुक लकारों में दीयताम्‌ अदीयत, दीयेत आ० लि० में दासीष्ट आदि 
रूप होंगे । 

बा० स्थाध्वोरिति-स्था और घुसंज्ञक धातुओं को लुङ, में “स्थाध्वोरिच्च' 
सुत्र से प्राप्त इकार आदेश, दीडः धातु के विषय में प्रतिषिद्ध है अर्थात्‌ दीळ्धातु के 
लुङ में इकार आदेश नहीं होता । 


४४८ संस्कृत-व्याकरण 


(२६७) दीपजन वुधपुरितायिप्यायिम्यो$न्यतरस्यात्‌ ।३।१।६१॥। 
एम्यइच्लेश्चिण वा स्यात्‌ एकवचने त शब्दे परे । 

(२६८) चिणो लुक ६४१०४ 

चिणः परस्य तशब्दस्य लुकस्यात्‌ । 

(२६६) जनिवध्योशच ७।३।३५॥ 

अनयोरुपधाया वृद्धि ने स्यात्‌ चिणि ञ्णिति कृति च । अजनि, अजनिष्ट । 
दीपी दीप्तौ ॥२०॥ दीप्यते । दिदीपे । अदीपि । अदीपिष्ट । 


दीङ धातु दा रूप धातु है, अतः यह घुसंज्ञक है 'दाधाध्वदाप्‌' अतएव 
स्थाध्वोरिच्च सूत्र से यहाँ इकारादेश प्राप्त था, उसका यह वातिक प्रतिषेध 
करता है । 

दीङः धातु से लुङ्‌ लकार में 'मीनाति-_सुत्र से आकारान्त देश और सिच्‌ होने 
पर प्रस्तुत वातिक से इकार का प्रतिषेध होकर अदास्त अदासाताम्‌ अदासत आदि 
रूप बनेंगे । लुङ में अदास्यत । 

डीडः विहायसागतो---डी धातु उड़ने अर्थ में है, ऊदुदन्तैरित्यादिकारिका में 
पठित होने से यह सेट्‌ धात्‌ है, उड़ने अर्थ में इसका प्रयोग उत्‌ उपसगे पूर्वक होता है । 
इसके सभी रूप सामान्य विधि से ही बनेंगे-डीयते । डिडये । डयितासे । डयिष्यते । 
डीयताम्‌ । अडीयत । डीपेत । डयिषीष्ट । अडयिष्ट । अडयिष्यत । ) 

साङ माने--मा धातु नापने अर्थं में है । 

इस धातु के रूप भी आकारान्त आत्मनेपदी धातुओं के अनुसार सामान्य विधि 
से ही बनेंगे--मायते । ममे। माता । मास्यते । मायताम्‌। अमायत । मायेत । 
मासीष्ट । अमास्त । अमास्यत । 

जनी प्राढुभवि जन धातु का अर्थ उत्पन्न होना है। यह धातु सेट्‌ और आत्मने- 
पदी हे । 

ज्ञाजनोरिति--शित्‌ प्रत्यय परे रहते ज्ञा और जन्‌ धातु को जा आदेश हो । 

श्यन्‌ प्रत्यय परे प्रस्तुत सूत्र से जन्‌ धातु की जा “आदेश होने से लट लोट लङ 
और विधिलिङ में सर्वत्र जा आदेश होगा अतः लट्‌ में जायते, जायेते, जायन्ते । आदि 
लोट्‌ में जायताम्‌ । लङ में अजायत । विधिलिङ में जायेत, जायेताम्‌, जायेरन्‌ आदि 
रूप बनेंगे । 

लिट्‌ में धातु को द्वित्व अभ्यास कार्य 'ज जन्‌ ए' इस स्थिति में “गम हन 
जन--इत्यादि सूत्र से उपधा अकार का लोप और नकार को श्चुत्वेन जकार ज्‌ -- 

=, होकर जशे, जज्ञाते, जज्ञिरे । जज्ञिषे, जज्ञाथे, जज्ञिध्वे। जज्ञे, जज्ञिवहे 

जज्ञिमहे रूप बनते हैं । 

सेट्‌ होने से लुटू में जनिता, लुट्‌ में जनिष्यते आदि रूप होंगे। आ० लि० में 
जनिषीष्ट आदि । 

लुङ में 'अ जनु त' इस स्थिति में-- 


9 


दिवादिगणः ४४६ 


पद गतौ ॥२१॥ पद्यते । पेदे । पत्ता । पत्सौष्ट । 

(२७०) चिण्‌ ते पदः।३।१।६०॥ 

पदेइच्लेड्चिण, स्यात्‌ तशब्दे परे । अपादि, अपत्साताम्‌, अपत्सत । 
विद सत्तायाम्‌ ॥२२॥ विद्यते । वेत्ता । अवित्त । 

बुध अवगमने ॥२३॥ बुध्यते । बोद्धा । भोत्स्यते । भृत्सोष्ट । 
अवोधि अवुद्ध अभुत्साताम्‌ । 

युध संप्रहारे ॥२४॥ युध्यते । युयुधे । योद्धा । अयुद्ध । 


दीप जनेति-दीप (चमकना) जन, पुरी (भरना) ताय्‌, प्याय्‌ (फूलना) इन 
धातुओं से परे च्लि को चिणू आदेश हो त शब्द परे रहते । 

उक्त स्थिति में त शब्द परे च्लि को चिण्‌ आदेश । 

चिणो लुक्‌ इति--चिण्‌ से परे त शब्द का लोप हो । 

जनिवध्योरिति-_चिण्‌ तथा जित्‌ णित्‌ कित्‌ प्रत्यय परे जन और वध धातुओं 
की उपधा को वृद्धि न हो। 

चिणू णित्‌ प्रत्यय है अतः यहाँ “अत उपाधायाः से प्राप्त वृद्धि का प्रस्तुत 
सूत्र से निषेध हो जाता है। 

उक्त स्थिति में त शब्द परे 'दीपजन'-सूत्र से च्लि को चिण्‌ करने पर, 
“चिणो लुक सूत्र से तशब्द का लोप हो जाता है और प्राप्त उपधा वृद्धि का 
“जनिवध्योश्च' से निषेध होकर अजनि यह रूप बनता है, चिण्‌ के अभाव पक्ष में च्लि 
को सिच्‌ और इडागम होकर अजनिष्ट, अजनिषाताम्‌, अजनिषत आदि रूप बनते हैं । 
लुङ में अजनिष्यत आदि रूप होंगे । 

दीपी दीप्तौ--दीपू धातु का अर्थ चमकना है । 

सार्वधातुक लकारों में दीष्यते, अदीप्यत, दीप्यताम्‌, दीप्येत आदि, लिट्‌ में 
दिदीपे । लुङ में “दीपजन” सूत्र से च्लि को चिण, “चिणो लुक्‌” से त शब्द का 
लोप होकर अदीपि, चिणू के अभाव में सिच्‌ इट्‌ अदीपिष्ट आदि रूप बनेंगे । 

पढ्‌ गतो--पद-धालु जाने अर्थ में है । 

लट्‌--पद्यते । एत्वाभ्यास लोप--पेदे । पत्ता । चत्वे-पत्स्यते । पद्यताम । 
अपद्यत । पद्येत । पत्सीष्ट । 

चिणिति--पद्‌ धातु से च्लि को चिण्‌ हो, त शब्द परे रहते । 

लुङ लकार 'अ पद च्लि त' इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से च्लि को चिण्‌ आदेश, 
“चिणो लुक्‌' से त का लोप, उपधा वृद्धि- अपादि, अपत्साताम्‌, अपत्सत । अपत्थाः, 
अपत्साथाम्‌, अपदृध्वम्‌ । अपत्सि, अपत्स्वहि, अपत्स्महि। थास्‌ व ध्वम्‌ परे झल्‌ परे 
मिलने से झलो झलि' से सकार लोप हो जाता है। 

२६ 


४५० संस्कृत-व्याकरण 


सृज्‌ निसर्गे ॥२५॥ सृज्यते । ससृजे । ससृजिषे । 

(२७१) सुजिइशो केल्यमकिति ।६1१।४।॥। 

अनयोः अम्‌ आगमः स्यात्‌ झलादौ अकिति । 

स्रष्टा । स्रक्ष्यति । सुक्षीष्ट । असृष्ट, असृक्षाताम्‌ । 

सृष तितिक्षायाम्‌ ॥२६॥ मृष्यति, मृष्यते। ममषं, सर्माषथ, अमृषिषे । 
मषितासि, मषितासे । सर्षिष्यति, मर्षिष्यते । 


विद्‌ सत्तायाम्‌--विद्‌ धातु का अर्थ होना है। 

बिद्यते । विविदे । वेत्ता । वेत्स्यते । विद्यताम्‌ । अविद्यत । विद्येत । वित्सीष्ट 
(यहाँ 'लिङसिचौ'-मूत्र से सीथुटू के कित होने से गुण नहीं होता । लुङ में 'अविद्‌ 
स त' सकार लोप--अवित्त, अवित्साताम्‌, अवित्सत अवित्याः, अविदृध्वस्‌ आदि रूप 
होंगे 1) 

वुध अवगमने--वुध्‌ धातु का अर्थं जानना है। 

बुध्यते । बुबुधे । झषस्तथोरिति तकार को धकार, जश्त्वेन धातु के धकार को 
दकार बोद्धा, बोद्धारो, बोद्धारः । 

लृट्‌ में स्य करने पर एकाचो वशोभष्‌--सूत्र से बकार को भकार, चर्त्वेन 
धातु के धक्रार को तक्रार, गुण, भोत्स्यते । बुध्यताम्‌ । अचुध्यत । बुध्येत । भषभाव 
चर्त्वे--भुत्सीष्ट । 

लुङ लकार में त परे 'दीपजन बुध'--सूत्र से विकल्पतः च्लि को चिण्‌, चिणो 
लुक्‌ --'त' का लोप, गुण--अवोधि, चिणभाव पक्ष में सकार का लोप, तकार को धकार 
जश्त्व--अबुद्ध, भष्‌भाव जश्त्व--अभुत्साताम्‌, अभुत्सत। अबुद्धाः, अभृत्साथाम्‌, 
अब्रुरध्वम्‌ । अभुट्सि, अभुत्स्वहि, अभुत्स्महि । अभोत्स्यत आदि । 

युध संप्रहारे--युध्‌ धातु का अर्थ युद्ध करना है । 

युध्यते, युध्येते, युध्यन्ते आदि रूप लट्‌ में बनेंगे । 

लिट्‌ में द्वित्वादि सामान्य कार्य युयुधे, युयुधाते, युयुधिरे । वलादि आर्ध- 
धातुक में क्रादिनियमात्‌ नित्यमिट -युयुधिषे । युयुधिध्वे । युयुधे, युयुधिवहे, 
युबुधिमहे । अनिट्‌ होते से इडभाव, तकार को धकार, जश्त्व--योद्धा, योद्धासे । लृट्‌ 
में योत्स्यते, योत्स्येते आदि रूप होंगे । 

लोट्‌-युध्याम्‌, लङ, अयुध्यत । वि० लि०--युध्येत, आ० लि०--युत्सीष्ट । 
लुङ में झलो झलि सिच्‌ लोग, तकार को धकार, धातु के धकार को जश्त्वेन दकार 
अयुद्ध, अधुत्साताम्‌, अयुत्सत । अयुद्धाः, अयुत्साथाम्‌, अयुरध्वम्‌ । अयुत्सि, अयुत्स्वहि, 
अयुत्स्महि । अयोत्स्यत आदि रूप होंगे । 

सुज विसर्गे--सृज्‌ धातु त्यागने अर्थ में है । 

लट्‌ लकार में श्यन्‌ होकर सृज्यते, सृज्येते आदि रूप होंगे । लिट्‌ लकार में 
वलादि आर्धधातुक परे क्रादि नियम से थास्‌ ध्वम्‌ वहि महि परे नित्य इट्‌ होकर--- 


FE म त शनि 


बनेंगे । 


दिवादिगण: ४५१ 


ससुजे, ससुजाते, ससृजिरे । ससृजिबे, ससुजाथे, ससृजिध्वे । ससृजे, ससृजिवहे, ससृजिमहे 
रूप बनेंगे । \ 

सृजीति-झलादि कित्‌ भिन्न प्रत्यय परे सृज्‌ और दृश्‌ धातुओं को अमु का 
आगम हो । ३ 

लुट्‌ लकार में 'सृज्‌ तास त' इस स्थिति में त का डा और टि लोप करने पर 
प्रकृत सूत्र से सृज्‌ धातु को अम्‌ (अ) का आगम होकर 'सृ अ ज्‌ तु आ इस स्थिति में 
“ऋ--अ' को यण्‌, ब्रश्चेति सूत्र से जकार को षकार तथा ष्टुत्वेन तकार को टकार 
करने पर स्रष्टा रूप बनता है, यहाँ अनिट्‌ होने से इट्‌ नहीं होता है । शेष रूप भी 
इसी प्रकार स्रष्टारौ, स्रष्टारः । स्रष्टासे आदि बनेंगे । 

लृट्‌ लकार में कित्‌ भिन्न झलादि प्रत्यय स्य' के आगे रहते, प्रकृत सूत्र से 
अम्‌ का आगम, यण्‌, जकार को षकार, “षढोः कः सि से षकार को ककार, प्रत्यय 
सकार को षत्व, क्‌ +ष्‌=क्ष्‌ होकर स्रक्ष्यते आदि रूप होंगे । 

लोटू में सृज्यताम्‌ । लङ, में-असृज्यत। विधिलिङ में - सृज्येत । आशी- 
लिङ, में लिङसिचौ- सूत्र से सीयुट्‌ के कित्‌ होने से अम्‌ का आगम न होगा । जकार 
को ब्रश्चेति सूत्र से षत्व और उसको “क्‌ करने पर सीयुट्‌ और सुटू के सकार को 
षत्व, क्‌-ष्‌्क्षु तथा ष्ट्रुत्व होकर सृक्षीष्ट, सृक्षीयास्ताम्‌, सृक्षीरन्‌ आदि रूप 


लुङः में च्लि को सिच्‌ करने पर त प्रत्यय परे झलो झलि' सूत्र से सकार 
लोप, जकार को षत्व और ष्ट्रुत्व होकर असृष्ट, आताम्‌ आदि परे सिच्‌ के सकार का 
लोप न होगा, जकार को षत्व, 'षढोः कः सि' ष्‌ को क्‌, सिच्‌ के स्‌ को षत्व, क्‌ + 
ष्‌ =क्षु होकर असृक्षाताम्‌, असृक्षत । थास्‌ परे झल्‌ मिलने से सकार को लोप षत्व 
और ष्ट्रुत्व होकर असुष्ठाः, असुक्षाथाम्‌, आदि रूप बनेंगे । 

लुङ में स्य प्रत्यय के कित्‌ भिन्न झलादि होने से, अम्‌ का आगम्‌, यण्‌, जक्रार 
को षकार, ष्‌ को क्‌, प्रत्यय सकार को षत्व क्‌ +ष्‌=क्षु होकर अस्रक्ष्षत आदि 
रूप होंगे । 

मृष्‌ तितिक्षायाम्‌--मृष्‌ धातु का अर्थं सहन करना है, यह स्वरितेत्‌ होने से 
उभयपदी है । और सेट्‌ भी है। लट्‌ में-मृष्यति, मृष्यते । लिट में-द्वित्वादि कार्ये 
एवं लघूपध गुण होकर ममर्ष, ममृषतुः, ममृषुः । आत्मने पद में ममृषे, ममृषाते, 
ससृषिरे। क्रादि नियम से लिट्‌ लकार में नित्य इट्‌ होता है, समूषिषे, ममृषिध्वे, 
ससृषिवहे, ममृषिमहे । 

लुट्‌ में इट्‌ और गुण होकर मर्षितासि, मषितासे आदि, लुट्‌ में इट्‌ और 
गुण--मर्षिष्यति, माषष्यते आदि रूप होंगे । 

लोट्‌ में मृष्यत, मृष्यताम्‌, लङ - अमृष्यत्‌, अमृष्यत । वि० लि०--मृष्येत्‌, 
मृष्येत । आ० लि०--मृष्यात्‌, मृषिषीष्ड । लुङ्‌ में सिच्‌ इट्‌ गुण--अर्माषष्ट, परस्मै- 
पद में-सिच्‌ इट्‌ ईट्‌ सलोप --अमर्षीत्‌ । लुङ्‌ --अप्र षिष्यत्‌, असषिष्प्रत । 


४५२ संस्कृत व्याकरण 


णह वन्धने ॥२७॥ नह्यति, नह्यते । ननाह, नेहिथ, ननद्ध। नेहे। नद्धा । 
नत्स्यति । अनात्सीत्‌ । अनद्ध । 
इति दिवादयः 


णह, बन्धने--नह. धातु बांधने अर्थ में है, उभयपदी अनिट्‌ है । लट्‌ में नह्यति, 
नह्यते । लिट्‌ में द्वित्वादि कार्य उपधा वृद्धि ननाह, कित्‌ लिट्‌ में अत एक हल्मध्ये-- 
सूत्र से एत्वाभ्यास लोप--नेहतुः, नेहुः । यह धातु अकारवान्‌ तथा तास्‌ परे नित्य 
अनिट्‌ है अतः थल परे विकल्पतः इट्‌ होगा । इट्‌ पक्ष में थलि च सेटि' से एत्वाभ्यास 
लोप होकर-- नेहिथ, इडभाव पक्ष में 'ननह. थ' इस स्थिति में 'नहो धः' सूत्र से धातु 
के हकार को धकार, 'झपषस्तथोः' सूत्र से थकार को धकार, जश्त्वेन पूर्वं धकार को 
दकार होने पर ननद्ध, नेहथुः, नेह, ननाह, ननह, नेहिव, नेहिम । आत्मने पद में सर्वंत्र 
कित्‌ लिटू मिलने से एत्वाभ्यास लोप होकर ` नेहे, नेहाते, नेहिरे। नेहिषे, नेहाथे, 
नेहिध्वे । नेहे, नेहिबहे, नेहिमहे । लुट्‌ में-'नहो धः' से हकार को धकार, तकार को 
धकार जश्त्व--नद्धा, नद्धारो, नद्धारः, नद्धासि, नद्धासे आदि रूप होंगे । 
लुट्‌ में--'नहो धः से हकार को धकार चत्वं होकर नत्स्यति। नत्स्यते । 
लोट्‌--नह्यतु, नह्यताम्‌ । अनह्यत्‌, अनह्मत । नह्येत्‌, नह्यत । न्यात्‌, नत्सीष्ट । 
लुङ, परस्म॑पद--सिच्‌ ईट्‌--'अ नह स ई त्‌' इस स्थिति में, नहो धः, चत्वं, हलन्त 
लक्षणा वृद्धि-अनात्सीत्‌ । ताम्‌, तम्‌, त परे 'झलो झलि'--सिच्‌ लोप, हकार को 
धकार, तकार को धकार, जश्त्व--अनाद्धाम्‌, अनात्सुः । अनात्सीः, अनाद्धम्‌, अनाद्ध । 
अनात्सम्‌, अनात्स्व, अनात्स्म । आत्मने पद में--त परे सिच्‌ लोप, हकार को धकार, 
तकार को धकार, जएत्व--अनद्ध, अनत्साताम्‌, अनत्सत । (यहाँ झल्‌ पर न होने से 
सिच्‌ लोप न होगा । अनद्धाः, अनत्साथाम्‌, अनदृध्वम्‌, अनत्सि, अनत्स्वहि, अनत्स्महि । 
लृड, -अनत्स्यत्‌, अनत्स्यत ।) र 


इति दिवादिगणः 


\। 


अथ स्वादिगणः 


षुञ्‌ अभिषवे ॥१॥ 

(२७२) स्वादिभ्यः इनुः ।३।१।७३॥ 

शपोऽपवादः । सुनोति, सुनुतः, 'हुइनुवोः' इति यण्‌ - सुन्वन्ति । सुन्वः सुनुवः । 
सुनुते, सुन्वाते, सुन्वते । सुन्वहे सुनुवहे । सुषाव, सुषुवे। सोता । सुनु । सुनवानि, 
सुनवे । स॒नुयात्‌ । सुयात्‌ । 

(२७३) स्तुसुधुज्‌ भ्यः परस्मंपदेषु ।७।२।७२॥ 

एभ्यः सिच इट्‌ स्यात्‌ परस्मंपदेषु । असावीत्‌, असोष्ट । 


षुज अभिषवे--सु धातु, सुरा निकालना स्नान करना निचोड़ना आदि अर्थो 
में है, जितु होने से उभयपदी है। 

स्वादिभ्य इति स्वादिगण पठित धातुओं से श्नु प्रत्यय हो। यह शपू का 
अपवाद है, श्नु प्रत्यय में 'तु' शेष रहता है, अतः शित होने से यद्यपि यह सावेधातुक 
है, तथापि अपित्‌ होने से डितृवत्‌ भी है, इसलिये इस प्रत्यय के परे गुण आदि 
नहीं होते । 

लट्‌ में सु धातु से तिपू, श्नु (नु) प्रत्यय, तिपू के पितृ सार्वधातुक होने से 
प्रत्यय के उकार को गुण, धातु के उकार को श्नु के अपित्‌ होने से डितुवत्‌ होने के 
कारण गुण नहीं होगा, अतः सुनोति, तस्‌ परे अपित्‌ होने से कहीं भी गुण नु होगा-- 
सुनुतः, झि को अन्त करने पर, “सु नु अन्ति' इस दशा में हुश्नुवोः” सूत्र से उकार को 
यण्‌ होकर सुन्वन्ति, सुनोषि, सुनुथः, सुनुथ, सुनोमि, वस्‌ मस्‌ परे 'लोपश्चास्यान्यतर- 
स्यांम्वोः' सूत्र से श्नु के उकार का लोप होकर सुन्वः लोपाभाव पक्ष में सुनुवः, इसी 
प्रकार सुन्मः सुनुमः रूप बनेंगे । 

आत्मनेपद में सभी प्रत्ययों के अपित्‌ ड्तिवत्‌ होने से गुण न होगा- सुनुते, 
'हुश्नुवोः' यण्‌--सुन्बाते, झ परे 'आत्मनेपदेष्वनतः' से झ को भत्‌ आदेश, यण्‌ सुन्वते, 


४५३ 


४५४ संस्कृत-व्याक रण 


चिज चयने ॥२॥ चिनोति, चिनुते । 
(२७४) विभाषा चेः ॥७॥३॥६१॥ 


अभ्यासात्‌ परस्य कुत्वं वा स्यात्‌ सनि लिटि च । चिकाय, चिचा य, चिवये, 
चिच्ये । अचेषीत्‌, अचेष्ट । 


सुनुषे, सुन्वाथे, सुनुध्वे, . सुन्वे--वहि महि परे 'लोपश्चेति'- सूत्र से पाक्षिक उकार 
लोप- सुन्वहे, सुनुवहे, सुन्महे, सुनुमहे । 

लिट्‌ में धातु को द्वित्वादि कार्य, षत्व वृद्धि आवादेश होकर सुषाव, सुषुवतुः 
सुषुवुः । थल्‌ परे विकल्पतः अन्यत्र क्रादिनियम से नित्य इट्‌- सुषुविथ, सुषोथ, सुषुवथुः, 
सुषुव । सुषाव, सुषुव, सुषुविव, सुषुविम । अजादि प्रत्यय परे उवङ हो जायेगा । 

आत्मने पद में, द्वित्वादि उवडः--सुषुबे सुषुवाते, सुषुविरे, सुषुविषे, सुषुवाथे 
सुषुविध्वे, सुषुवे सुषुविवहे--महे । 

लुट्‌ में अनिट्‌ सोतासि सोतासे, लृट्‌- सोष्यति सोष्यते । 

लोट्‌-सुनोतु सुनुतात्‌ सुनुताम्‌ सुन्वग्तु (यण्‌) 'उतश्च प्रत्ययादसंयोग पूर्वात्‌’ 
से हि का लोप- सुनु, सुनुतम्‌, सुनुत । आद्‌ आगम के पित्‌ होने से गुण, सुनवांनि, 
सुनवाव, सुनवाम । 

आत्मने पद में-सुनुताम्‌ सुन्वाताम्‌, उत्तम पुरुष--आट्‌ के पितु होने से गुण 
अवादेश, आ--इ5-ऐ वृद्धि-सुनवे, सुनवावहै सुनवामहै । 

लङ, में सामान्य विधि से-असुनोत्‌ असुनुताम्‌ असुन्वन्‌ (यण्‌) असुनोः 
असुनुतम्‌ असुनत । गुण--असुनवम्‌, आदि । 

आत्मने पद में-असुनुत असुन्वाताम्‌ असुन्वत आदि रूप होंगे, वि० लि० में 
सुनुयात्‌, सुन्वीत सुन्वीयाताम्‌ सुन्वीरन्‌ आदि, आ० लिङ में--अक्कत्सावंधातुकयो:--- 
दीर्घं सुयात्‌ सोषीष्ट रूप होंगे । 

स्तुसुधुनिति--स्तु सु और धून धातुओं से परे सिच्‌ को इट्‌ आगम हो 
परस्मैपद में । 

लुङ्‌ लकार में अ सु सिच्‌ त्‌' इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से इट्‌ का आगम, 
ईटू, और सिच्‌ के सकार का लोप, “सिचि वृद्धि: परस्मैपदेषु’ सूत्र से उकार को औ 


वृद्धि, आवादेश असावीत्‌ असाविष्टाम्‌ असाविषुः असावीः असाविष्टम्‌ असाविष्ट, 
असाविषम्‌ असाविष्व असाविष्म । 


आत्मने पद में सिच्‌, आर्धधातुक गुण षत्व ष्टुत्व--असोष्ट असोषाताम्‌ 
असोषत असोष्ठाः असोषाथाम्‌, असोध्वम्‌ असोषि असोष्वहि असोष्महि । 

लुङ में असोष्यत्‌ असोष्यत । 

चित्र चयने-- चि धातु चयन करने अर्थ में है, उभयपदी अनिट्‌ है। लटू में श्नु 
प्रत्यय गृण होकर चिनोति, चिनुते आदि छूप होंगे । 


स्वादिगणः ४५५ 


स्तृम आच्छदने ।३॥ स्तृणोति स्तृणुते । 

(२७५) शपुर्वाः खय: 191४॥६१॥ 

अभ्यासात्‌ श पुर्वाः खयः शिष्यन्ते, अन्ये हलो लुप्यन्ते । तस्तार । तस्तरतुः । 
“गुणोऽति--इति गुणः--स्तर्यात्‌ । 

(२७६) ऋतइच संयोगादेः ।७।२।४३॥ 

ऋदन्तात्‌ संयोगादेः परयो लिङ सिचोरिड्‌ वा स्यात्‌ तडि । स्तरिषीष्ट 
स्तृषीष्ट । अस्तरिष्ट--अस्तृत । 


विभाषेति-अभ्यास से परे चि के चकार को कुत्व विकल्प से हो, सन्‌ और 
लिटू लकार परे रहते । 

लिट्‌ लकार में द्वित्व करने पर 'चि चि अ' इस स्थिति में दूसरे चकार को 
प्रकृत सूत्र से कुत्वेन ककार, अजन्त लक्षणा वृद्धि होकर चिकाय, कुत्वाभाव पक्ष में 
चिचाय रूप होगा । 

इस लकार के दोनों पदों के सभी रूपों में यह कुत्व विकल्प होगा अतः सत्र 
सभी वचनों में दो-दो रूप बनेंगे । चिक्यतुः चिच्यलुः, चिक्युः चिच्युः । धातु के अनिट्‌ 
अजन्त होने से थल्‌ परे विकल्पतः और क्रादिनियम से व म परे नित्य इट्‌ होने से-- 
चिकयिथ चिकेथ, चिचयिथ चिचेथ। चिक्यिव चिच्यिव, चिच्यिम चिक्यिम आदि रूप 


होंगे । 

ह आत्मने पद में अजादि प्रत्ययो के परे यणु और विकल्पतः कुत्व होकर चिक्ये 
चिच्ये आदि रूप होंगे । 

अनिट्‌ होने से, केवल गुण होकर चेतासि चेतासे, लुट्‌ में चेष्यति चेष्यते । 
लोट्‌--चिनोठु चिनुताम्‌ । लडः-अचिनोत्‌ अचिनुत । वि० लि०- चिनुयात्‌ 
चिन्वीत । आ० लिङ, --चीयात्‌ चेषीष्ट । लुङः में अट्‌ सिच्‌ आदि होकर तू परे ईट्‌ 
इगन्तलक्षणा वृद्धि, षत्व--अचैषीत्‌ । आत्मने पद में अट्‌ सिच्‌ गुण--अचेष्ट आदि, 
लृङ,--अचेष्यत्‌ अचेष्यत आदि रूप होंगे । 

स्तृञ्‌ आच्छादने--स्तृ धातु ढकने अर्थ में है। 

लट्‌ में स्तृणोति, स्तृणृते आदि रूप बनेंगे । 'तऋृवर्णान्तस्ये तिवातिक से णत्व । 

शपुर्वा इति--अभ्यास के शपू वं (शर्‌ प्रत्याहार जिसके पूर्व में हो) ऐसे खय्‌ 
प्रत्याहारान्तर्गत वर्ण शेष रहते हैं, अन्य हल्‌ वणो का लोप होता है। 

लिट्‌ लकार में धातु को द्वित्व, अभ्यास संज्ञा, 'उरतू' से पूर्वे ऋकार को अ, 
रपर, स्तर स्तृ अ' इस स्थिति में 'हलादिः शेष: सूत्र से आदि हल्‌ वर्णं सकार को 
छोड़कर अन्य हल- “त र्‌' का लोप प्राप्त था, उसे वाध कर प्रकृत सूत्र से शपू वे खय्‌ 
वणे 'त' शेष रहेगा और सू र्‌ का लोप हो जायेगा, तब 'त स्तृ अ' इस स्थिति में 
“ऋतश्च संयोगादे गु णः” सूत्र से ऋकार को गुण--त स्तर्‌ अ' इस स्थिति में उपधा 
बृद्धि होकर तस्तार, अतुसु परे भी गुण होकर तस्तरतुः, तस्तरुः, ऋदन्त होने से थलू 


४५६ संस्कृत-व्याकरण 


धज कम्पने ।४।। धुनोति धुनुते। दुधाव; स्वरति इति वेट्‌--दुधविथ 
दुधोथ । न 

(२७७) श्रुयुक: किति ॥७२॥११॥ 

श्रिजः एकाचः उगन्ताच्च गित्‌ कितोरिण्‌ न । पर मपि स्वरत्यादि विकल्पं 
वाधित्वा पुरस्तात्‌ प्रतिषेधकाण्डारम्भसामर्थ्यात, अनेन निषेधे प्राप्ते क्रादिनियमा्‌ 
नित्य मिट्‌ । दुधुविव । दुधुवे । अधावीत्‌ अधविष्ट- अधोष्ट । अधविष्यत्‌ अधोष्यत्‌ 
अधयिष्यताम्‌ अधोष्यताम्‌ । अधविष्यत-अधोष्यत । 


इति स्वादयः 


में इट्‌ नहीं होगा, व म परे क्रादिनियमात्‌ इट्‌ होगा-तस्तर्थ, तस्तरथुः. तस्तर, 


तस्तार, तस्तर, तस्तरिव तस्तरिम । 


आत्मने पद में भी "ऋतश्च संयोगादेः” सूत्र से गुण-- तस्तरे, तस्तराते 
तस्तरिरे, तस्तरिषे तस्तराथे तस्तरिध्वे, तस्तरे, तस्तरिवहे तस्तरिमहे । 

लुट्‌ में अनिट्‌ होने से इट्‌ न होगा, गुण होकर स्तर्तासि, स्ततसि। ऋद्धनोः 
स्ये--इट्‌ गुण स्तरिष्यति स्तरिष्यते । 

लोटू रतृणोतु स्तृणृताम्‌ । लङ --अरतृणोत्‌ अस्तृणुत, वि० लिङ स्तृणुयात्‌ 
स्तृण्वीत। आ० लिङ में संयोगादि धातु होने से 'गुणोऽति संयोगाद्योः” सूत्र से गुण 
होकर स्तर्यात्‌ परस्मँपद में रूप होगा । 

ऋत इति- ऋदन्त संयोगादि धातु से परे लिङ, और सिच्‌ को इट्‌ विकल्प 
से हो, आत्मने पद में । 

आत्मने पद में “स्तृ सी स्‌ त' इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से इट्‌, आर्धधातुक 
गृण षत्व ष्ट्रुत्व होकर स्तरिषीष्ट, इडभाव पक्ष में, 'उश्च' से लिङ के कित्‌ होने से 
गृण न होगा तब स्तुषीष्ट इस प्रकार दो रूप होंगे । 

इस इट्‌ का आगम विधिलिङ में इसलिये नहीं होता क्योंकि वहाँ सीयुट्‌ के 
सकार का लोप हो जाता है। ड 

लुङ, में 'अस्तृ सिच्‌ (स्‌) ई त्‌ इस स्थिति में ऋकार को इगन्त लक्षणा 
वृद्धि से आर्‌ होकर अस्तार्षीत्‌ अस्तार्प्टाम्‌, अस्ताषुं: । अनस्तार्षीः अस्ताष्टंमु अस्तार्ष्ट 
अस्ताषंम्‌ अस्ताष्वं अस्ताष्मं । 

आत्मने पद में “ऋतः संयोगादेः-से इट्‌ विकल्प, इट्‌ पक्ष में गुण षत्व 
ष्टरत्व-अस्तरिष्ट, इडभाव पक्ष में 'उश्च' सूत्र से सिच्‌ के कित्‌ होने से गुण भी न 
होगा, अस्तृत यहाँ 'ह्वस्वादङातू' सूत्र से सिच्‌ के सकार को लोप भी हो जाता है, इस 
प्रकार आत्मने पद में दो-दो रूप बनेंगे। लृङ, में-ऋद्धनों: स्ये-से इट्‌ गुण-- 
अस्तरिष्यतु अस्तरिष्यत । 

धुज, कम्पने--धू धातु कांपने अर्थ में है । 

लढ में धूनोति, धूनुते आदि रूप बनते हूँ । 


किन, शु 


neti, NS नी करी हि 


स्वादिगणः ४५७ 


लिट्‌ में द्वित्व अभ्यास कार्य 'दुधू अ' इस स्थिति में अजन्त लक्षणा वृद्धि, आवृ 
आदेश--दुधाव दुधुवतुः' दुधुवुः थल्‌ परे 'स्वरति सूति इत्यादि सूत्र से वैकल्पिक इट्‌ 
होकर, गुण होने पर दुधविथ, इडभाव पक्ष में गुण दुधोथ दुधुवथुः दुधुव, दुधाव 
दुधव । व म प्रत्यय परे--- 

श्रुयुक इति--श्रि और एकाच्‌ उगन्त धातु से परे गित कित्‌ वलादि आधे- 
धातुक को इट्‌ न हो । 

परमपीति--यद्यपि विकल्पतः इट्‌ विधान करने वाला, स्वरति सुति- सूत्र 
प्रकृत सुत्र की अपेक्षा पर है, तथापि प्रकृत सूत्र से उसका वाध होता है, क्योंकि इट्‌ 
निषेध करने वाले सूत्र पहले कहे गये हैं, यदि उनका अग्निम सुत्रों से वाध होता जायेगा 
तब तो सभी निषेध सूत्र व्यर्थं हो जायेंगे अतः निषेध प्रकरण के प्रथम प्रारम्भ करने 
के कारण, स्वरति--आदि वैकल्पिक इट्‌ विधायक सूत्रों के पर होने पर भी इससे 
उनका वाध हो जायेगा। इस प्रकार प्रकृत सूत्र से स्वरति सूति--सूत्र को वाध कर 
इससे इट्‌ निषेध प्राप्त होने पर, इसे भी वाध कर क्रादिनियम से व म परे नित्य इट्‌ 
होगा-- इस प्रकार व म परे ढुधुविव दुधुविस रूप बनेंगे । 

आत्मने पद में सामान्य विधि से दुधुवे दुधुवाते दुधुविरे, दुधुविषे आदि रूप 
होंगे । 

लुटू में स्वरति सूति-सूत्र से विकल्पतः इट्‌ होने से, धवितासि इडभाव में 
धोतासि, इसी प्रकार धवितासे धोतासे, लुट्‌ में भी इट्‌ विकल्प से धविष्यति घोष्यति 
धविष्यते धोष्यते आदि रूप बनेंगे । 

लोद्‌--ध्ुनोतु धूनुताम्‌ । लडः--अधुनोतू अधनुत। वि० लि०--धूनुयात्‌ 

धुन्वीत । आ० लि०- ध्षुयात्‌, इद्‌ का विकल्प होने से धविषीष्ट धोषीष्ट । आदि रूप 

बनेंगे । 

लुङ लकार में च्लि को सिच्‌ करने पर 'अ धू स्‌ तू' इस स्थिति में “स्वरति 
सूति--सूत्र से विकल्पतः इट्‌ प्राप्त होता है, उसे वाध कर स्तु सु धूञभ्यः परस्मैपदेषु’ 
इस विशेष सूत्र से नित्य इट्‌ होता है, अतः अधू इस्‌ ई त्‌ इस स्थिति में इगन्त 
लक्षणा वृद्धि से ऊकार को 'औ' आवादेश, 'इट्‌ ईट्‌' से सकार लोप, दीर्घ होकर 
अधावीत्‌ अधाविष्टाम्‌ अधाविषुः अधावीः अधाविष्टम्‌ अधाविष्ट अधाविषम्‌ अधाविष्व 
अधाविष्म रूप बनेंगे । 

आत्मने पद में स्वरति सुति--सुत्र से इट्‌ पक्ष में गुण अवादेश षत्व ष्टुत्व 
होकर अधविष्ट अधविषाताम्‌ अधविषत आदि रूप बनेंगे, किन्तु इट्‌ के अभाव पक्ष में 
सिच्‌ गुण षत्व ष्ट्रत्व होकर अधोष्ट अधोषाताम्‌ इत्यादि रूप होंगे । 

लुङ, लकार में स्वरतीति सूत्र से इट्‌ पक्ष में गुण होकर अधविष्यतु इडभाव 
में अधोष्यतु । आत्मने पद में भी अधविष्यत अधोष्यत रूप होंगे । 

इति स्वादिगणः 


अथ तुदादिगणः 


तुद व्यथने ॥१॥ 

(२७८) तुदादिभ्यः शः ।३।१।७७।॥। 

शपोऽपवादः । तुदति, तुदते, तुतोद, तुतोदिथ, तुतुदे, तोत्ता, अतोत्सीत्‌, 
अतृत्त । 

णुद प्रेरणे ॥२॥ नुदति, नुदते । नुनोद, नोक्ता । 


तुद व्यथने--पीड़ा पहुँचाने अर्थ में 'तुद' धातु है । 

तुद से लेकर लिपु धातु तक दश धातुयें स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी हैं । 

तुदादिभ्य इति-कत्रैथंक सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते, तुदादिगण पठित 
धातुओं से 'श' प्रत्यय हो । 

शप इति- श प्रत्यय अपवाद होने से शप्‌ प्रत्यय का वाधक है । यद्यपि दोनों 
में शकार की इत्संज्ञा लोप होने पर 'अ' ही शेष रहता है, तथापि दोनों में अन्तर यह 
है कि शपू प्रत्यय तो 'पित्‌” होता है, क्योंकि इसमें पकार की इत्‌ संज्ञा होती है, अतः 
शप्‌ परे तो गुण हो जाता है किन्तु 'श” प्रत्यय परे पितु भिन्न सार्वधातुक होने से 
“सार्वधातुक मपिवू' से यह डिद्वत हो जाता है अतः क्ङितिचेति गुण का निषेध हो 
जाता है, अतः श प्रत्यय परे कहीं भी गृण नहीं होता, श प्रत्यय डितूवत्‌ हो जाता है 
अतः इसके परे ङितृ निमित्तक संप्रसारण आदि कार्य अवश्य होते हैं। इसके अतिरिक्त 
शपू प्रत्यय के पितू होने से अनुदात्त और “श' प्रत्यय में आद्युदात्त होता है । 

तुद धातु से लटू लकार में प्रकृत सूत्र से श प्रत्यय, शकार की इत्‌ संज्ञा लोप 
होकर 'तुद्‌ अ ति' इस स्थिति में 'श प्रत्यय के डिद्वत्‌ होने से लघूपध गृण का निषेध 


होकर तुदति आदि रूप बनते हैं। आत्मने पद में इसी प्रकार तुदते आदि रूप ` 


होते हैं । 
लिटू लकार में तिप्‌, णलू, द्वित्व, अभ्यास कार्य, गुण होकर तुतोद. तुतृदतुः 
तुतुदुः, थल्‌ परे क्रादिनियम से नित्य इट्‌ तुतोदिथ आदि रूप बनते हैं। आत्मने पद में 
असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌' सूत्र से किव होने से कहीं भी गुण नहीं होता, अतः तुतुदे आदि 
रूप बनते हैं । 
४५४ 


bess”) वि 


a 


तुदादिगणः ] ४५६ 


अ्रस्ज पाके ॥३॥ “ग्रहिज्या' इति संप्रसारणम्‌ । सस्य इचुत्वेन शः, शस्य 
जःत्वेन जः--भृज्जति, भूज्जते । 

(२७९) भ्रस्जो रोपधयोरसन्यतरस्यास्‌ ।६।४।४७॥ 

अस्जे रेफस्योपधायाश्च स्थाने “रम्‌' आगमो वा स्याद्‌ आर्धधातुके । स्थान 
षष्ठी निर्देशाइ रोपधयो निवृत्तिः। बभजे बभर्जतुः, बर्भाजथ- बभष्ठ । बभुज्ज 
बश्रज्जतुः बश्चज्जिथ । 'स्कोः' इति सलोपः 'ब्रश्‍च' इति षः बञ्चष्ठ। बभर्जे बञ्चज्जे। 
भष टा--भ्रष्टा । भक्ष यति भ्रक्ष्यति । 


यह धातु अनुदात्तोपदेश धातुओं में पठित होने से अनिट्‌ है, अतः इसमें लुटू 
लुट आदि में इट्‌ नहीं होता, लुटू में लघूपध गुण और चत्वेन दकार को तकार होकर 
तोत्ता आदि, लुट में तोत्स्यति तोत्स्यते आदि रूप बनेंगे । 

लोट्‌ में तुदतु, तुदतास्‌, लङ, में अतुदत्‌, अतुदत, वि० लिङ में तुदेतू, तुदेत, 
आ० लि» तुद्यात्‌, तुत्सीष्ट । 

लुङ लकार में अट्‌ सिच्‌--'अतुद्‌ स त्‌' इस स्थिति में हलन्त लक्षणा वृद्धि, 
ईटू, चर्त्वं होकर अतोत्सीत्‌, सिच्‌ लोप--अतौत्ताम्‌ अतोत्सुः । अतोत्सीः अतोत्तम्‌ 
अतोत्त । अतोत्सम्‌, अतोत्स्व, अतोत्स्म। झलादि प्रत्यय परे सर्वत्र झलो झलि से 
सकार का लोप हो जाता है। आत्मने पद में भी झलादि प्रत्यय परे सकार का लोप 
होता है अन्यत्र लोप नहीं होता, अतः अतुत्त अतुत्साताम्‌ अतुत्सत । अतुत्थाः 
अतुत्साथास्‌ अतुदृध्वम्‌ । अतुत्सि अतुत्स्वहि, अतुत्स्महि--रूप बनते हैं । 

लुङ, लकार में अतोत्स्यत्‌ और अतोत्स्यत आदि रूप होंगे । 

णुद प्रेरणे--नुद धातु का अर्थ प्रेरित करना है, यह भी अनुदात्तोपदेश धातुओं 
में परिगणित होने से अनिट्‌ हे । इसके सभी रूप तुद धातु के समान ही बनते हैं लिट्‌ 
में थल्‌ परे क्रादिनियम से नित्य इट्‌ होता है, 'श' प्रत्यय परे डिद्धत्‌ होने से लघूपध 
गुण नहीं होता, अन्यत्र लघूपध गुण होता है, यथास्थान चर्त्वेन दकार को तकार भी 
हो जाता है । यह धातु णोपदेश है अतः उपसर्गस्थ रकार से परे नकार को णत्व हो 
जाता है, प्रणुदति आदि। 


लट्‌- नुदति छुदते । लिट्‌--नुनोद, जुनोदिथ, तुजुदे, लुट्‌- नोत्तासि नोत्तासे । . 
लृट्‌-नोत्स्यति, नोत्स्यते, लोट्‌--नुदतु, नुदताम्‌, लड_--अजुदत्‌ अनुदत, वि० लिङ्‌ -- 
नुदेत्‌ जुदेत, आ० लि०--नुद्यात्‌ नुत्सीष्ट, लुङ, अनोत्सीत्‌, अनुत्त। लुङ-- 
अनोत्स्यत्‌, अनोत्स्यत आदि । 

श्रस्ज पाके--भ्रस्ज धातु का अर्थ भूनना है, यह अनिट्‌ धातु है। लट्‌ में 
भ्रस्ज धातु से 'श' प्रत्यय, प्रत्यय के ढिद्वत्‌ होने से 'भ्रस्जूअ ति’ और 'भ्रस्ज्‌ अ त' 
इस स्थिति में उभयत्र ग्रहिज्येति सूत्र से रेफ को ऋकार संप्रसारण “संप्रसारणाच्च” 
से अकार का पूर्वे रूप, “स्तोः श्चुना श्चु से सकार को शकार, और झलां जशू 
क्षाशि' सूत्र से शकार को स्थान साम्य से जकार करने पर भुञ्जति, भुज्जतः, 


४६० संस्कृत-व्याकरणे 


(वा) किङति रमागपं वाधित्वा संप्रसारणं पुर्वविप्रतिषेधेन । भृज्यात्‌ 
भुज्यास्ताम्‌, भज्यासु: । भर्क्षीष्ट, भ्रक्षीष्ट । अभाक्षीतू--अभ्राक्षीत्‌ । अभष्टं-- 
अभ्रष्ट । 


भृज्जन्ति, भूज्जसि, भुज्जथः भूज्जथ । (२) भृज्जामि, भृज्जावः, भुज्जाम:। आत्मने 
पद में भृज्जते, भूज्जेते (२) भूज्जन्ते । भृज्जसे, भूज्जेथे, भूज्जध्वे । भुज्जे, भूज्जावहे, 
भूज्जामहे, रूप बनेंगे । 
भ्रस्ज इति--आर्धधातुक परे रहते भ्रस्ज्‌ धातु के रेफ और उपधा के स्थान 
में विकल्पतः रम्‌ का आगम हो । रमु के आगम में अकार और मकार इत्संज्ञक हैं 
केवल 'र्‌' शेष रहता है । रमागम के मित्‌ होने से वह अन्तिम स्वर से परे होता हे । 
स्थान षष्ठीति--प्रस्तुत सूत्र में “रोपधयो:”” अर्थात्‌ रेफ और उपधा के स्थान 
में रम्‌ का आगम हो, ऐसा कहकर “रोपधयोः” में स्थान षष्ठी का निर्देश किया गया 
है अतः रम्‌ का आगम होने पर धातु का र्‌ और उपधा स्‌ की निवृत्ति हो जायेगी 
अर्थात्‌ भ्रस्ज के स्थान पर 'भजू ' बन जायेगा लिट्‌ लुट्‌ लृट्‌ आदि आर्धधातुक लकारों 
में ही यह सूत्र प्रवृत्त होता है और वह भी विकल्प से, रमागम के अभाव में भ्रस्ज' 
ऐसा ही रहता है। । ४ 
लिट्‌ लकार में तिप्‌ णल्‌ आदेश, “भ्रस्ज्‌ अ इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से 
रमागम करने पर 'भज्‌ अ' इस स्थिति में द्वित्व अभ्यास कार्य, 'अभ्यासे चर्च! से 'भ' 
को 'ब' करने पर बभर्ज रूप बनेगा । अतुस्‌ परे बभर्जतुः बभज्‌ : । थल परे विकल्पतः 
इट्‌, इट्‌ पक्ष में बभजिथ, इडभाव पक्ष में बभर्ज थ' इस स्थिति में 'ब्रश्‍चभ्रस्ज' 
इत्यादि सूत्र से जकार को पकार, और ष्टुत्वेन षकार को ठकार करने पर बभष्ठ, 
बभजंधुः, बभर्ज आदि रूप बनेंगे । 
रमागम के अभाव पक्ष में भ्रस्ज धातु को ही द्वित्व अभ्यास कार्य, अभ्यासे 
चर्च आदि होकर 'बभ्रस्ज्‌ अ' इस स्थिति में सकार को 'स्तो:' सूत्र से शकार, शकार 
को 'झलां जश्‌ झशि' से जकार होकर बश्चज्ज बभ्रज्जतुः बभ्रज्जु: । थल्‌ परे इट्‌ पक्ष 
में बश्रज्जिथ, इडभाव पक्ष में 'बभ्रस्ज्‌ थ' इस स्थिति में संयोगादि होने से “स्कोः? 
सूत्र से सकार का लोप, व्रश्चेति सूत्र से जकार को षकार, ष्टुत्वेन पकार को ठकार 
होकर बश्नष्ठ रूप होगा बभ्नज्जथुः बश्चज्ज आदि रूप बनेंगे । आत्मने पद में रमागम 
पक्ष में र्‌ और स्‌ के स्थान पर रमु (र्‌) का आगम करने पर बभर्जे वभजति बर्भाजरे 
आदि रूप बनेंगे, रम के अभाव पक्ष मेंस्‌ कोश और श को ज कर के बभ्रज्जे 
बश्रज्जाते बश्रज्जिरे आदि रूप होंगे । 
लिट्‌ लकार में कहीं भी कितूडित्‌ परे न मिलने से ग्रहिज्या’ सूत्र से 
संप्रसारण नहीं होता, उंयोगपुर्व होने से यहाँ 'असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌’ की प्रवृत्ति नहीं 
होती । लुटू लकार में 'भ्रस्जू ता' इस स्थिति में रमागम, ब्रश्चेति सुत्र से जकार को 
भरतव तकार को ष्टुत्वेन टकार होकर भर्ष्टा, रमागमाभावपक्ष में 'स्को;” सुत्र से 


तुदादिगण: ४६१ 


कृष विलेखने ॥४॥ कृषति कृषते चकर्ष--चळृषे । 

(२८०) अनुदात्तस्य चढु पधस्यान्यतरस्याम्‌ ।६।१।५६॥ 

उपदेशेऽनुदात्तो य ऋदुपधः, तस्य अम्‌' वा स्यात्‌ झलादौ अकिति । कृष्टा 
कष टा । कृक्षीष्ट । 

(वा०) स्पृश्‌ मृश्‌ कृष्‌ तृपद्पां च्लेः सिज्वा वाच्यः । 

अक्राक्षीत्‌ अकार्क्षोत्‌ अकुक्षत्‌ । भकृष्ट अङ्गुक्षाताम्‌, अकुक्षत । 

क्स पक्ष - अकृक्षत, अकृक्षाताम्‌ अङृक्षन्त । 

मिल सङ गमे ॥५॥ मिलति मिलते । मिमेल । मेलिता । अमेलीत्‌ । 


सकार लोप, जकार को षत्व ष्टुत्व होकर भ्रष्टा आदि रूप बनेंगे । आत्मने पद में 


भी इसी प्रकार भष्टा और भ्रष्टा आदि रूप होंगे । 

लृट्‌ लकार में “भ्रस्ज्‌ स्य ति' इस स्थिति में रमागम पक्ष में 'भर्ज्‌ स्य ति' 
होने पर ब्रश्चेति सूत्र से जकार को षत्व, “षढोः कः सि सूत्र से षकार को ककार, 
ककार से परे प्रत्यय सकार को षत्व, क्‌+ष्‌='क्ष' होकर भक्ष्यति, रमागमाभाव 
पक्ष में 'स्कोः सूत्र से सकार का लोप, और पूर्ववत्‌ जकार को षत्व, कत्व, पुनः षत्व, 
क्‌ + ष्‌ =क्षत्त्र होकर भक्ष्यति आदि रूप होगे, आत्मने पद में भी इसी प्रकार भष यते 
अक्ष्यते आदि रूप बनेंने । 

लोट्‌ में ग्रहिज्येति संप्रसारण, 'स्तोः' सुत्र से सकार को शकार, 'झलां जश्‌ 
झशि' से शकार को जकार होकर भृज्जतु भूज्जताम्‌ । लङ में अभुज्जत्‌ अभूज्जत, 
वि० लि? में भृज्जेत्‌ भज्जेत । 

वातिक किङतीति--कित्‌ और डित्‌ आधंधातुक प्रत्यय परे रहते रमागम कों 


“बाध कर पूर्वविप्रति षेध से संप्रसारण हो । 


आ० लिङ में भस्ज्‌ यास्‌ त्‌' इस स्थिति में किदाशिषि सूत्र से यासुट्‌ के 
कित्‌ होने से संप्रसारण और रमू का आगम दोनों प्राप्त होते हैं, प्रकृत वातिक से 
रमागम को वाध कर संप्रसारण पहले हो जाता है तब सकार को शकार और उसको 
जकार होकर भुज्ज्यात्‌, भृज्ज्यास्ताम्‌, भृज्ज्यासुः आदि रूप बनते हैं। 

आत्मने पद में “भ्रस्ज्‌ सीयुट सुट्‌ त' करने पर रमागम--भर्ज, जकार को 
ब्रश्चेति षकार, 'षढोः कः सि’ से षकार को ककार, ककार से परे सीयुट्‌ के सकार 
को षत्व क्‌ +-ष्‌==क्षत्व होकर भर्क्षोष्ट, रमागमाभाव पक्ष में सकार का 'स्कोः से 
लोप, षत्व कत्व षत्व क्षत्व होकर भ्रक्षीष्ट आदि रूप बनेंगे । 

लुङ, लकार परस्मैपद में अट्‌ सिच्‌ आदि करके 'अभ्रस्ज्‌ स्‌ त्‌' इस स्थिति में 
रमागम होकर 'अभर्ज्‌ स्‌ त्‌” इस दशा में हलन्त लक्षणा वृद्धि, ईट्‌, 'अभाज्‌ स्‌ ईत्‌' 
इस स्थिति में जकार को षत्व, कत्व, षत्व क्षत्व होकर अभार्क्षोत्‌, अभाए टाम्‌, 
अभाक्ष*: । अभारक्षोः, अभाषं टम्‌, अभाषंट । अभाक्षं म्‌ अभाव अभाक्ष्म । रमागमा 


|! । 


४६२ संस्कृत-व्याकरण 


भाव पक्ष में--अश्वाक्षोत्‌ अश्चाष्टाम्‌ अश्चाक्षुः। अञ्चाक्षीः अश्नाष्टम्‌ अभ्राष्ट । 
अञ्चाक्षम्‌, अभ्राक्ष्व अश्चाक्ष्म । 
आत्मने पद में रमागम होने पर 'अभर्ज स त? इस स्थिति में 'झलों झलि' 
से सिच्‌ लोप, जकार को षत्व ष्टुत्व होकर अभर्षट अभर्क्षाताम्‌ अभक्ष॑ंत। अभर्षठाः 
अभर्क्षाथाम्‌ अभढ्र्वम्‌ । अभक्षि अभक्ष्वंहि अभक्ष्महि । रमागमाभाव पक्ष में अभ्रस्ज्‌ 
स्‌ त्‌' इस स्थिति में धातु के सकार का स्क्रो: सूत्र से लोप, सिच्‌ के सकार का 'झलो 
झलि' से लोप, जकार को पत्व ष्टुत्व होकर अश्नष्ट अभ्रक्षाताम्‌ अञ्चक्षत । अश्चष्ठाः 
अभ्चक्षाथाम्‌ अश्रढ्वम्‌ । अश्चक्षि, अञ्रक्ष्वहि अभरक्ष्महि । 
लुङ में रमागम पक्ष में अभक्षयत्‌, रमागमाभाव पक्ष में स लोप, जकार को 
सत्व कत्व षत्व क्षत्व होकर अभरक्ष्यत्‌ आत्मने पद में अभक्ष यत--अभ्रक्ष्यत । 
कृष विलेखने -कृष धातु का अर्थं हल चलाना खींचना आदि है, यह भी 
अनिट्‌ धातु है । 
लट्‌ में 'श' के डिद्धत्‌ होने से गुणाभाव--कृषति कृषते । लिट्‌ में तिप्‌ णल्‌, 
कृष्‌ को द्वित्व उरत्‌ हलादिः शेषः, कुहो श्चुः, गुण होकर चकर्ष चकृषतुः चक्षुः । 
क्रादिनियम से वलादि आर्धधातुक में नित्य इटू--चकर्षिथ, चकृषथुः, चकृष । चकषं, 
चकृषिव, चकृषिस । आत्मने पद में-चक्कषे चकृषाते, चकृषिरे । चर्का षे, चक्षाथे, 
चकृषिध्वे । चकृषे, चकृषिवहे, चकृषिमहू । 
अपुदात्तस्येति--उपदेश में अनुदात्त जो ऋदुपध धातु (वह धातु जिसकी 
उपधा में ह्वस्व ऋकार हो) उसको विकल्पतः अम्‌ का आगम हो झलादि किद्‌ भिन्न 
आधंधातुक परे रहते । 
लुटू लकार में 'कृष्‌ ता' इस स्थिति झलादि किद्‌ भिन्न प्रत्यय तास्‌ परे प्रकृत 
सूत्र से अन्तिम स्वर ऋ के आगे अम्‌ (अ) का आगम ऋकार को यण्‌, ष्टुत्वेन तकार 
को टकार होकर क्रष्टा, अम्‌ से अभाव पक्ष में आर्धधातुक गुण होकर कष्टा आदि 
रूप होंगे । 
लृट्‌ में अमागम पक्ष में 'षढोः कः सि' से ष्‌ को क्‌, पत्व, क्षत्व, होकर क्रक्ष्यति, 
अम्‌ के अभाव पक्ष में गुण होकर कक्ष्यति । आत्मने पद में क्रक्ष्यते कक्ष्यते आदि। 
लोट्- मैं कृषतु क्षताम्‌ । लङ में अकृषत्‌ अक्षत । वि० लिण में कृषेत्‌ कृषेत । 
आशीलिङ में कृष्यात्‌ आत्मने पद में सीयुट्‌ सुट्‌ आदि करने पर 'कृष्‌ सी स्‌ त' धातु के 
षकार को कत्व, सीयुट्‌ के सकार को षत्व और क्‌ ष्‌ को क्षत्व होकर कुक्षीष्ट । इस 
लकार में अमु का आगम नहीं होता क्योंकि “लिङ सिचावात्मने पदेषु' सूत्र से जा 
कित्‌ हो जाता है । 
(वा०) स्पृश इति--स्पृश्‌ भृश्‌ कृष्‌ तृप्‌ और हप्‌ धातुओं से परे च्लि को सिच्‌ 
विकल्प से हो । 


| 
| 
| 
| 
| 


तुदादिगण: ४६३ 


घुच्ल मौचने ॥३॥ 

(२८१) शे सुचादीनास्‌ ॥७॥१॥५९॥ 

सुच्‌ लिप्‌ विद लुप्‌ सिच्‌ कृत्‌ खिइ्‌ पिशां नुम्‌ स्यात्‌ शे परे । 

सुञ्चति सुञ्चते । मोक्ता । मुच्यात्‌, मृक्षीष्ट । अमुचत्‌ अमुक्त अमुक्षाताम्‌ । 


वस्तुतः इस धातु के शलन्त'एवं अनिट्‌ होने से यहाँ च्लि को क्स आदेश 
प्राप्त था उसे वाध कर वातिक से सिच्‌ का विकल्पतः विधान किया गया है। सिच्‌ 
होने पर अम्‌ का आगम भी विकल्पतः होगा, अतः 'अ कृष्‌ स ई त्‌’ इस स्थिति में 
हलन्त लक्षणा वृद्धि षकार को क, सिच्‌ के सकार को षत्व, क्षत्व और अम्‌ का आगम 
होकर अङ्गाक्षीत्‌, जब अम्‌ का आगम न होगा तव ऋकार को आर्‌ वृद्धि होकर 
अकार्षीत्‌, जब च्लि को सिच्‌ न न होकर कस्‌ होगा तब उसके कित्‌ होने से अम्‌ का 
विकल्प न होगा, तब अक्कक्षत्‌ आदि तीन प्रकार के रूप होंगे । 

आत्मने पद में त परे सिच्‌ पक्ष में झलो झलि से सिच्‌ के सकार का लोप 
होने पर ष्टुत्व होकर अकृष्ट द्विवचन में अक्कषस्‌ आताम्‌ इस स्थिति में “षढोः कः सि' 
से ष्‌ को क्‌ षत्व और दोनों को क्षत्व होकर अङ्गक्षाताम्‌, झ परे झ को अत होकर 
अकृक्षत, अक्कष्ठाः अङ्गक्षाथाम्‌ अकुड्ढ्वम्‌ । अङ्गक्षि, अकृक्ष्वहि, अकृक्ष्महि । इन रूपों 
में 'लिड्‌ सिचाविति से सिच्‌ के कित्‌ होने से अमागम न होगा। जब च्लि को क्स 
होगा तब षकार को ककार और सकार को षत्व, क्षत्व होकर अक्कक्षत रूप होगा, कस्‌ 
के कित्‌ होने से यहाँ भी अम्‌ न होगा, अकृक्षाताम्‌ अङ्कक्षन्त आदि रूप बनेंगे । 
आताम्‌ आदि अजादि प्रत्यय परे 'क्स स्याचि' से क्स्‌ के अकार का लोप होता है, तब 
षू को क्‌ और षत्व क्षत्व होकर ये रूप बनते हैं। अढ्क्षन्त में झ को अत नहीं हो 
पाता क्योंकि यहाँ क्स के अ के परे झ है अतः उसका अन्तादेश ही होता है। और 
कसस्याचि' से अकार लोप, कत्व षत्व होकर रूप बनता है। शेष रूप--अक्कक्षथाः 
अङ्कक्षाथाम्‌, अकृड्ढ्वम्‌ । अकृक्षि, अकुक्षावहि अङृक्षामहि, होगे । 

लुड_ लकार में अम्‌ विकल्प से अङ्गक्ष्यत्‌ अकक्षे यत्‌ । अङ्रक्ष्यत अक्षं यत 
आदि रूप बनेंगे । 

मिल संगमे -मिल्‌ धातु का अर्थं मिलना है और सेट्‌ है । 

इसके रूप मिलति मिलते । मिमेल, मेलिता अमेलीत्‌ आदि बनते हें । 

मुच्ल्‌ मोचने--मुच्‌ धातु का अर्थ छोड़ना है और यह अनिट्‌ है । 

शे इति--मुच्‌ लिप्‌ विद लुप्‌ कृतु खिद्‌ और पिश्‌ धातुओं को श प्रत्यय परे 


जुमु हो । 
लट्‌ में नुम्‌ (न्‌) होकर नकार को अनुस्वार पर सवर्णं होकर मुञ्चति 


आत्मने पद में भी इसी प्रकार मुञ्चते । 


४६४ संस्कृत-व्याकरण 


लुप्ल्‌ छेदनु ॥७॥ लुम्पति लुम्पते । लोप्ता । अलुपत्‌ । 


अलुप्त । विद्लू लाभे ॥८॥ विन्दति विन्दते । विवेद विविदे, व्याघ्रभूति मते 
सेट्‌-_वेदिता, भाष्यमते अनिट्‌--परिवेत्ता । 


विच्‌ क्षरणं ॥ €॥। सिञ्चति सिञ्चते । 

(२८२) लिपि सिचि ह्वश्च ।३।१।५३॥ 

एभ्यइच्लेरङ, स्यात । असिचत्‌ । 

(२८३) आत्मनपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ।३।१।५४॥ 

लिपि सिचि ह्वः परस्य च्लेरड_ वातडिः । असिचत असिक्त । 


लिट्‌ में-मुमोच मुमुचतुः मुमुचुः । मुमोचिथ मुमुचथुः, मुमुच । मुमोच मुमुच 


सुमुचिव भुमुचिम्‌ । आत्मने पद में--मुमुचे मुमुचाते मुमुचिरे। मुमुचिषे, मुमुचाथे . 


मुमुचिध्वे । मुमुचे मुमुचिवहे ससुचिमहे । लुट्‌--मोक्तासि मोक्तासे । लृट्‌ चकार को 
कुत्व षत्व क्षत्व होकर--भोक्ष्यति मोक्ष्यते । लोट- शै मुचादीनाम्‌' तुम्‌ - मुञ्चतु, 
मुञ्चताम्‌ । लङः ---अमुञ्चत्‌ अमुञ्चत । वि० लिङ, --भुञ्चेत्‌ मुञ्चेत । आशो- 
लिङ, -मुच्यात्‌, आत्मने पद में “लिङ सिचौ--इति कित्त्वात्‌ न गुण :--कुत्व षत्व 
क्षत्व होकर मुक्षीष्ट । लुङ में धातु के लूदित्‌ होते से 'पुषादिद्युतादिलृदितः--इति 
च्लेरङ्‌ ङित्वान्न गुण:--अमुचत्‌, आत्मने पद में झलो झलि से लोप कुत्व- अमुक्त, 
अजादि प्रत्यय परे सिच्‌ लोप न होने से कुत्व षत्व क्षत्व होकर अमुक्षाताम्‌, अमुक्षत । 
अमुक्थाः अमुक्षाथाम्‌ अमुग्ध्वम्‌ । अमुक्षि अमुक्ष्वहि अमुक्ष्महि । लुङ, में कुत्व, षत्व, 
क्षत्व होकर अमोक्ष्यत्‌ अमोक्ष्यत । 


लुप्ल छेइने--लुप्‌ धातु का अर्थ लोप करना है यह अनिट है, और मुचादि के 
अन्तर्गत होने से इसमें सर्वत्र 'श' प्रत्यय परे नुम्‌ होता है, लृदित्‌ होने से लुङ में 
परस्मैपद में च्लि को अङ होता है। इस प्रकार इसके सभी रूप मुच्‌ धातु के समान 
ही बनते हैं । लुम्पति लुम्पते । लोप्ता अलुपत्‌ अलुप्त । 


विदल लाभे--विद्‌ धातु का अर्थ प्राप्त करना है। इसके भी सभी रूप मुच्‌ 
धातु के समान ही दोनों पदों में बनते हैं, लूदित्‌ होने से च्लि को अङ भी होता है 
सार्वधातुक लकारों में नुमु होता है । भाष्यकार के मत में यह धातु अनिट्‌ है, अतः लुट्‌ 
में बेत्ता रूप होगा जैसा कि 'परिवेत्ता' इस उदाहरण में देखा जाता है ज्येष्ठ के पूर्व ही 
जो कनिष्ठ भ्राता विवाह कर लेता है, उसे परिवेत्ता (विद--तृच्‌) कहा जाता है। 
किन्तु व्याघ्रभूति आचार्य के मत से यह धातु सेट्‌ है, अतः वेदिता रूप बनेगा । इसी 
प्रकार इट के स्थल में अन्यत्र भी विकल्प होगा। लट्‌ में बिन्दति विन्दते, लिट्‌ में विवेद 
विविदे । विन्दलु विन्दताम्‌ अविन्दत्‌ अविन्दत विन्देत्‌ विन्देत विद्यात्‌ आदि रूप 
बनेंगे । 


eS च्च्य 


mm. - am = Ce 


तुदादिगणः ४६५ 


लिप्‌ उपदेहे ॥१०॥ उपदेहो वृद्धिः । लिम्पति लिम्पते। लेप्ता अलिपत्‌ 
अलिपत अलिप्त । इत्युभयपदिनः । 

कृती छेदने ॥॥ ११॥ कृन्तति । चक्रतं । कतिता । कतिष्यति । कटं स्यति । 

अकर्तोत्‌ । 

खिद्‌ परिधाते ॥ १२॥ खिन्दति । चिखेद । खेत्ता । 

पिश्‌ अवयवे ॥१३॥ पिशति । पेशिता । 

ओन्नश्‍चू छेदने ॥१४॥ वृश्चति । वत्रइच । वत्रइचिथ वत्रष्ठ । 

ब्रहिचता । ब्रष्टा । ब्रचिष्यति ब्रक्ष्यति । ब्रशच्यात्‌ । अत्रशचीत्‌ अव्राक्षीत्‌ । 


षिच्‌ क्षरणे--सिच धातु का अर्थ सींचना है । षोपदेश होने से इक्‌ से परे 
सर्वत्र सकार को मूर्ध न्यादेश हो जाता है । लट में पूर्ववत्‌ सिञ्चति सिञ्चते । लिट्‌ 
में-सिषेच सिषिचतुः सिषिचुः । सिषेचिय, सिषिचुः सिषिच । सिषेच सिषिचिव 
सिषिचिम्‌ । सिषिचे सिषिचाते सिषिचिरे । सिषिचिषे, सिषिचाथे सिषिचिध्वे । सिषिचे 
सिषिचिबहे सिषिचिमहे । लुटू--सेक्तासि सेक्तासे । लृट्‌्- सेक्ष्यति ते, लोट्‌--सिञ्चत्‌ 
सिञ्चताम्‌ । असिञ्चत्‌ असिञ्चेत । सिञ्चेत्‌ सिञ्चेत । सिच्यात्‌ सिक्षीष्ट । 

लिपीति--लिप्‌ सिच्‌ और ह्वे न, धातुओं से परे च्लि को अङ हो । 

लुङ्‌ लकार में च्लि को अङ होकर असिचत्‌ असिचताम्‌ असिचन्‌ । असिचः 
असिचतस्‌ असिचत । असिचम्‌ असिचाव असिचाम । रूप बनेंगे । 

आत्मनेपदेष्विति - लिप्‌ सिच्‌ और ह्वेज्‌ धातुओं से परे च्लि को अङ 
विकल्प से हो आत्मने पद में । 

आत्मने पद में प्रकृत. सूत्र च्लि को अङ होने पर असिचत, असिचेताम्‌ 
असिचन्त । असिचथाः असिचेयास्‌ असिचध्वम्‌ । असिति असिचावहि असिचामहि, रूप 
बनेंगे । जब प्रकृत सूत्र सेच्लि को अङ न होगा, तब उसे सिच्‌ हो जायेगा और झलो- 
झलि से सकार लोप कुत्व होकर असिक्त रूप होगा । शेषे रूपों के अजादि प्रत्ययों में 
कुत्व षत्व क्षत्व होकर असिक्षाताम्‌ असिक्षत। असिक्थाः असिक्षाथाम्‌ असिग्ध्वम्‌ 
असिक्षि असिक्ष्वहि असिक्ष्महि रूप बनेंगे लूछ में--असेक्ष्यत्‌ असेक्ष्यत रूप होंगे । 

लिप्‌ उपदेहे--लिप्‌ धातु का अर्थं लीपना है। यह भी उभय पदी अनिट्‌ 
धातु है । 

इस धातु से सभी रूप मुच्‌ धातु के समान ही बनते हैं, लिम्पति लिम्पते । 
लिलेप लिलिपे । लेप्ता । लेप्स्यति ते, आदि, लुङ के परस्मैपद में नित्य अङ और 
आत्मने पद में विकल्पतः अङ, होने से, मुच्‌ के समान ही अलिपत्‌, अलिपत अलिप्त 
रूप होंगे । | 

इतने ही धातु इस गण के उभय पदी हैं । 

३० 


४६६ संस्कृत-व्याकरण 


व्यच्‌ व्याजीकरणे ॥१५॥ विचति । विव्याच विविचतुः । व्यचिता । 
व्यचिष्यति । विच्यात्‌ । अव्याचीत्‌ अव्यचोत्‌ । व्यचेः कुटादित्वमनसि इति त्‌ 
नेह प्रवर्तते । अनसीति पर्य्‌ दासेन कृन्मात्रविषयत्दात्‌ । 


कृती छेरने--कृत धातु काटने अर्थ में है, यह सेट्‌ परस्मैपदी धातु है, मुचादि 
में परिगणित होने से इसके सार्वधातुक लकारों में नुम्‌ भी होता हे । 
लट्‌-कृन्तति, लिट्‌-चकतं, लुट्‌-कतिता, लृट्‌ लकार में “सेऽसिचि 
कृतचृतछुइतृदनृतः” सूत्र से विकल्पतः इट्‌ होने से केतिष्यति कर्ट स्यति । छन्तु । 
अकुन्तत्‌ । कृन्तेत्‌, कृत्यात्‌ । अकर्तीत्‌ आदि रूप बनते हैं । 
खिद परिघाते--खिद्‌ धातु का अर्थ है खिन्न करना । यह भी अनिट्‌ परस्मैपदी 
तथा मुचादिगण में पठित है । इसके रूप खिन्दति । चिखेद । खेत्ता आदि बनते हैं । 


पिश अवयवे--पिश धातु पीसने अर्थ में है और सेट्‌ है। इसमें भो 'श' 
प्रत्यय परे नुम्‌ होता है । 

पिशति । पिपेश । पेशिता । पेशिष्यति । पिशतु । आपशत्‌ । पिशेत्‌ । 
पिश्यात्‌ । अपेशीत्‌ । अपेशिष्यत्‌ । 


ओब्रइचु छेदने- व्रश्च धातु का अर्थ काटना है, यह धातु परस्मैपदी हे, ऊदित्‌ 
होने से इसमें विकल्पतः इट्‌ होता हैँ । 


लट्‌ में 'ब्रश्‍च्‌ श (अ) ति' इस स्थिति में अपित्‌ सार्वधातुक होने से ङिहचू 
होने के कारण ग्रहिज्येति’ संप्रसारण, अकार का पूर्वरूप होकर वृश्चति वृश्चतः 
वृश्चन्ति आदि रूप होंगे। लिट्‌ में तिप्‌ णल्‌ (अ) होकर ब्रश्च्‌ व्रश्च्‌ द्वित्व अभ्यास 
के व्रश्च्‌ के 'र' को 'लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌' से “ऋ' संप्रसारण, अकार का पूर्वरूप, 
ऋकार को उरत्‌ से 'अ' रपर हलादि शेषः से लोप होकर बब्रश्‍शच रूप होगा । अतुस्‌ 
परे पुवेवत्‌ वव्रश्च्‌ +-अतुस्‌ =वव्रश्चतुः, वब्रश्चु: । यहाँ ‘असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌’ से लिट्‌ 
को कित्‌ न होगा क्योंकि यहाँ संयोग ही है । कित्‌ न होने से ग्रहिज्या से संप्रसारण 
न होगा । थलू परे ऊदितू होने से विकल्पतः इट्‌ होगा, इट्‌ पक्ष में बब्रदिचथ, इडभाव 
पक्ष में 'वत्रश्च्‌ थ' इस स्थिति में सकार का संयोगादि लोप, चकार को ब्रश्‍चेति से 
षकार ष्ट्रुत्वेन थकार को ठकार होकर बब्नष्ठ रूप होगा, वब्नश्‍चथुः वक्रश्च, वत्ररच, 
वब्रदिचव, वव्रदिचस । व म परे ऊदित्‌ होने से स्वरतीत्यादि सूत्र से प्राप्त वैकल्पिक 
इट्‌ को वाध कर क्रादिनियम से नित्य इट्‌ होगा । 

लुट्‌ में ऊदित्‌ होने से विकल्पतः इट्‌, इट्‌ पक्ष में ब्ररिचिता इडभाव पक्ष में 
सकार का संयोगादि लोप, चकार को षत्व ष्ट्रुत्व होकर ब्रष्टा, रूप होगा । 

लुटू में भी इसी प्रकार इट्‌ पक्ष में ब्रदिचष्यति, इडभाव पक्ष में 'ब्रश्‍च्‌ स्य ति' 
इस स्थिति में सकार का संयोगादि लोप, ब्रश्‍चेति चकार को षकार, षकार को ककार 
षत्व, क्‌ +- षु=क्षत्व होकर ब्रक्ष्यति रूप होगा । 


तुदादिगणः ४६७ 


उछि उञ्छे॥१३॥ उञ्छति । “उञ्छः कणश आदानं कणिशाद्यर्जनं शिलम्‌ 
इति यादवः । 


लोट्‌ में श प्रत्यय परे 'ग्रहिज्या' से संप्रसारण वश्चतु । अवश्चत्‌ । वृश्चेत्‌ । 
किदाशिषि से यासुट्‌ के कित्‌ होने से यहाँ भी संप्रसारण होकर वुइच्यात्‌ आदि रूप 
बनेंगे । | 
लुङः में इट्‌ पक्ष में अव्रश्च्‌ इ स्‌ ई त्‌' इस स्थिति में अब्नइचीत्‌ रूप बनेगा, 
शेष रूप--अन्नश्चिष्टाम्‌ अवदिचषुः । अव्रश्चीः अव्रश्चिषटम्‌ अव्ररिचिष्ट । अव्नश्चिषम्‌, 
अकन्वश्चिष्व अन्नश्चिष्म, होंगे । 

इडभाव पक्ष में अ व्रश्च स्‌ ई त्‌ । इस स्थिति में हलन्त लक्षणा वृद्धि, चकार 
को षत्व, षकार को ककार, सकार को षत्व क्‌ + ष्‌=क्ष्‌ होकर अद्राक्षीत्‌ रूप बनेगा । 
शेष रूप अब्राष्टाम अब्राक्षुः। अद्राक्षीः, अब्नाष्टम्‌ अब्राष्ट। अद्राक्षम्‌ अद्राक्ष्व 
अद्राक्ष्म । ताम्‌ तम्‌ और त परे तो धातु के सकार का संयोगादि लोप, सिच्‌ के सकार 
का झलो झलि से लोप, चकार को व्रश्चेति षकार और ष्ट्रत्वेन तकार को टकार होगा । 
अन्यत्र जहाँ सिच्‌ का लोप नहीं होता, वहाँ सर्वत्र चकार को षकार, षकार को 
ककार, सिच्‌ के सकार को षत्व और क्षत्व होकर रूप बनते हें । लुङ, में इट्‌ विकल्प 
से अब्रश्चिष्यत्‌ और अब्रक्ष्यत्‌ रूप बनते हैं । 

व्यच्‌ व्याजीकरणे--व्यच्‌ धातु का अर्थ ठगना है, यह भी सेट्‌ धातु हे । 

सार्वधालुक लकारों में 'श' प्रत्यय के अपितु सार्वधातुक होने से डिडत्‌ होने 
के कारण सर्वत्र 'ग्रहिज्या सूत्र से संप्रसारण विधि से यकार की इ, अकार का पूर्वरूप 
हो जाता है, आशीलिङ, में किदाशिषि से यासुट्‌ के कित्‌ होने से ग्रहिज्या--से 
संप्रसारण होता है । 

लट्‌ में “व्यच्‌ अ ति’ इस स्थिति में संप्रसारण होकर विचति आदि रूप 
बनेंगे । 

लिट्‌ में द्वित्व होकर “व्य व्यच्‌ अ' इस स्थिति में “लिट्यभ्यासस्यो भयेषाम्‌' 
से अभ्यास यकार को संप्रसारण, अकार का पररूप उपधावृद्धि होकर विव्याच रूप 
होगा । अतुस्‌ आदि कित्‌ लिट्‌ परे द्वित्व से पूर्वं संप्रसारण होकर विच्‌ विच्‌ द्वित्व 
होगा । विविचतुः विविचुः । विव्यचिथ, विविचथुः विविच । विव्याच विव्यत्र, विवि- 
चिव विविचिम । 

लुटू में सेट्‌ होने से इट्‌ होकर व्यचिता, लुट्‌ में व्यचिष्यति। लोट्--विचलु, 
लङ -अविचत्‌, वि० लि०--विचेतू, आ० लि०--विच्यात्‌ आदि रूप बनेंगे । 

लुङ, में 'अ व्यच्‌ इ स्‌ ई त्‌' इस स्थिति में 'इट ईट्‌' से सिंच्‌ लोप, हलन्त 
लक्षणा वृद्धि के 'नेटि' सूत्र से निषेध हो जाने पर 'अतो हलादे लेघोः सूत्र से विकल्पतः 
वृद्धि होकर अव्याचीत्‌ अव्यचीतु आदि दो-दो रूप बनेंगे । 

व्यचेरिति--व्यच्‌ धातु को अस्‌ भिन्न प्रत्यय परे रहते कुटादि गण में समझना 
चाहिए । यह वातिक अस्‌ भिन्न सिच्‌ आदि के स्थल में प्रवृत्त नहीं होगा । क्योंकि 


४६४ संस्कृत-व्याकरण 


ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमुतिभावेषु ॥१७॥ ऋच्छति । ऋच्छत्यू ताम्‌ इति 
गुणः, द्विहलग्रहणस्यानेक हलुपलक्षणत्वान्तुट्‌-आनच्छे, आनच्छंतुः । ऋच्छिता । 
उच्झ उत्सर्गे ॥१८॥ उञ्झति । 
लुभ विमोहने ॥१६॥ लुभति । 
(२८४) तीषिसहलुभरुषरिषः ।७।२।४८॥ 
इच्छत्यादेः परस्य तादेरार्धधातृकस्येड्‌ वा स्यात्‌ । 
लोभिता लोब्धा । लोभिष्यति । 


वातिक में अनसि' में नब. पयू दासार्थक हे । इस पयु दास के स्थल में तड्डिन्न तत्सदृश 
अर्थ लिया जाता हे । अतः अनसि का अर्थ होगा--अस्‌ भिन्न अस्‌ सदृश अर्थात्‌ कृत्‌ 
प्रत्यय परे ही व्यच्‌ धातु को कुटादि माना जायेगा, सिच्‌ प्रत्यय कृत्‌ नहीं हे अतः यहाँ 
उसे कुटादि नहीं माना जायेगा । फलतः गाङ, कुटादिभ्यः--सूत्र से सिच्‌ तास्‌ स्य 
आदि डित्‌ न होंगे, अन्यथा सिच्‌ के डित्‌ होने से वृद्धि न होती, लुट्‌ और लुट्‌ में 
ङित्‌ होने से संप्रसारण होने लगता । 


उछि उञ्छे -इस धातु का अर्थ उञ्छ वृत्ति से अर्थात्‌ शिला वीन कर निर्वाह 
करना हे । खेतों से अन्न के कण-कण चुनने को उञ्झ कहा जाता हे, और कनियों का 
संग्रह शिल कहा जाता हे । यह धातु इदित्‌ अर्थात्‌ उछि के इकार की इत्‌ संज्ञा होने 
से यह धातु इदित्‌ कहा जायेगा, फलतः इदितो नुम्‌--से तुम्‌ (न्‌) का आगम और 
अनुस्वार पर सवर्ण होकर उञ्छ बन जाता है, प्रयोग में उञ्छ ही आता हे । 


लट्‌ में उच्छति आदि रूप होंगे । उच्छू धातु में नुम्‌ होने पर च्छ, इस संयोग 
से पूर्व 'उ' को गुरु माना जायेगा, क्योंकि संयोग से पूर्व वर्ण गुरु होता है, अतः यह 
गुरुमान्‌ एवं इजादि बन जायेगा फलतः लिट्‌ लकार में 'इजादेश्च गुरुमतो- सूत्र 
से आमु होकर लिट्‌ लोप और पुनः लिट्‌ सहित कृ भू अस्‌ का अनु -प्रयोग होगा 
अतः लिट्‌ में उञ्छाञ्चकार आदि रूप होंगे लुट्‌ - उञ्छिता, लृट्‌-उच्छिष्यति, 
लोट्‌-उञ्छतु, आटू, वृद्धि होकर लङ में औञ्छत्‌, वि० लि०--उञ्छेत्‌, आ० 
लिङ --उञ्छ्यात्‌, लुङ्‌ --औङ्छीत्‌, लुङ्‌ -औञ्छिष्यत्‌ । 

ऋच्छ--यह धातु जाना इन्द्रिय नाश, निश्चेट बन जाना आदि अर्थो में हे, 
यह सेट्‌ धातु है । 

लट्‌ में ऋच्छति आदि रूप बनेंगे । 

लिट्‌ में “ऋच्छ+ णल्‌ (अ)” इस स्थिति में 'ऋच्छत्यृ _ताम्‌' सूत्र से ऋकार 
को अर्‌ गुण होकर “अच्छे अ' इस स्थिति में द्वित्व और अभ्यास कार्य होने पर 'अ 
अच्छं ' इस स्थिति में 'तस्मान्न्‌ ड़ द्विहलः” सूत्र से नुट्‌ (न्‌) का आगम होकर आनच्छं 
आनच्छंतुः आनच्छु : आदि रूप बनेंगे । 


तुंदादिगण: ४६९ 


तृप तुम्फ तृप्तो ॥२०।२१॥ तृपति । ततर्प । तपिता । अतंपोत्‌ । तृम्फति । 

(वा०) शे तृम्फादीनां नुम्‌ वाच्यः । 

आदि शब्दः प्रकारे । तेन येऽत्र नकारानुषक्तास्ते तृम्फादयः । 

ततृम्फ, तृम्फ्यात्‌ । 

मृड पृड सुखने ॥२२।२३॥ मृडति । पृडति । 

शुन गतो ॥२४॥ शुनति । 

इषु इच्छायाम्‌ ॥२५॥ इच्छति । एषिता । एष्टा। एषिष्यति । इष्यात्‌ । 
ऐषीत्‌ । 

'तस्मान्नुड्द्विहलः' सूत्र में 'द्विहल' का तात्पर्यं है कि धातु में एक हल्‌ न हो, 
दो या तीन हलू वर्ण हों, द्विहलः का यह अर्थ नहीं कि उसमें केवल दो ही हल हों । 
अधिक न हों, अर्थात्‌ द्विहल ग्रहण अनेक हल्‌ का उपलक्षण है । इसलिये ऋच्छधालु में 
गुण करने पर “अच्छे! बन जाने पर भी यहाँ तस्मान्नुडिति सूत्र से नुट्‌ हो जायेगा 
यद्यपि इसमें र्‌ च्‌ छ ये तीन हल्‌ हैं । 

लुटू में इटू होकर ऋच्छिता, लृट्‌ ऋच्छिष्यति, लोट--ऋच्छतु, लड-- 
आच्छेत्‌, वि० लि० ऋच्छेत्‌, आ० लिङ्‌ ऋच्छ्यात्‌, लुङ, आर्च्छीत्‌ आच्छिष्टाम्‌ 
आच्छिषुः इत्यादि रूप होंगे । 

उज्झ उत्सर्गे--उज्झ धातु का अर्थ छोड़ना है, सेट्‌ धातु है । लट्‌ में उज्झति । 
लिट्‌ में इजादि गुरु मानु होने से 'इजादेशच' सूत्र से आम्‌ कृ का अनुपयोग होकर 
उज्झाञचकार आदि रूप होंगे, लुट्‌--उज्झिता, लुट्‌--उज्झिष्यति, लोट्‌- उज्झतु, 
लङ औज्झत्‌, वि० लिडः--उज्मेत्‌, आ० लि०-७उज्झूयात ,। लुङः -औज्झी त्‌ लूङ -- 
औज्झिष्यत्‌ । 

लुभ विमोहने -लुभ धातु मोहित होना अर्थ में है, यह भी सेट्‌ है । 

तीषेति --इष्‌, सह, लुभ्‌ रूष्‌ रिष्‌ धातुओं से परे तकारादि आर्धधातुक को 
इट्‌ विकल्प से हों । 

लट्‌ में लुभति, लुट्‌ लकार में तकारादि आर्धधातुक परे प्रकृत सूत्र से इट्‌ 
होने पर गुण होकर लोभिता रूप बनेगा । इडभाव-पक्ष में 'लुभू + ता' इस स्थिति में 
“झषस्तथोर्धो$ध:” सूत्र से तकार को धकार पूर्वं भकार को जश्त्वेन बकार होकर 
लोब्धा रूप बनेगा । 

लृटू लकार में 'लुभू स्य ति’ 'इस स्थित इटू गुण होकर लोभिष्यति रूप 
होगा । लोट्‌--लुभतु, लड_--अलुभतू, वि० लि०--लुभेतू, आ० लि०--लुभ्यातू, 
लुङ --अलोभीतु, अलोभिष्यत्‌ । 

तृप्‌ तृम्फ तृप्तौ-- तृ1 और तृम्फ धातु तृप्त होने अर्थ में सेट्‌ है । लट्‌- तृपति, 
लिटु--ततर्प, लुट्‌--तपिता, लुङ, में अतर्पीत्र रूप होगे । तृम्फ धातु का लटू में 


! ४७० संस्कुत-व्याकरण 


कुट कौटिल्ये ॥२६॥ “गाड कुटादीति डित्त्वमू-- चुकुटिथ । चुकोट चुकुट । 
कुटिता । 

पुट्‌ संश्लेषणे ॥२७॥ पुटति । पुटिता । 

स्फुट्‌ विकसने ॥२८॥ स्फुटति । स्फुटिता । 

स्फुट्‌ स्फुल्‌ संचलने ॥२६।३०॥ स्फुटति । स्फुलति । 

(२८५) स्फुरति स्फुलत्यो निर्निविभ्यः ।८।३।७६॥ 

षत्वं वा स्यात्‌ । निष्फुरति निस्फुलति । 


तृम्फति रूप बनेगा । यहाँ तृम्फ्‌ धातु से 'श' प्रत्यय करने पर 'तृम्फ्‌ अ ति’ इस स्थिति 
में अपितु सार्वधातुक 'श' विकरण के ङिद्रत्‌ होने से ''अनिदितां हल उपधायाः सूत्र 
से नकार का लोप होकर, पुनः "शे तृम्फादीनाम्‌' वातिक से नुम्‌ होगा, नकार को 
नश्चेति-सूत्र से अनुस्वार और पर सवर्ण मकार होकर तृम्फति रूप होगा । 

शे तृम्फादीनाम्‌-तृम्फ आदि धातुओं को नुम्‌ का आगम होता है । 

इस वातिक में आदि शब्द का अर्थ “सदृश या प्रकार” है अतः इसका अर्थ 
है-तृम्फ सदृश जो इस प्रकरण के धातु अर्थात्‌ जिनके साथ नकार जुड़ा हुआ है ऐसे 
जो धातु उन सबमें प्रकृत वातिक से नुम्‌ होता है, पहले तो अनुनासिक वर्ण का 
'अनिदितामु-सूत्र से लोप हो जाता है तदनु इस वातिक से नुम्‌ होकर पुनः वैसा ही 
बन जाता हे । 

लिट्‌ में तृम्फ, लुट्‌ में तृम्फिता, लुट्‌ में तृम्फिष्यति, लोट््‌- तृम्फतु, अतृम्फत्‌, 
तृम्फेत्‌, आ० लिङ में भी यासुट्‌ के कित्‌ होने से अनिदिताम्‌ सुत्र से अनुनासिक लोप 
ओर पुनः वातिक से नुम्‌ होकर तृम्फूयातू रूप होगा । 

तृम्फादि धातुओं में प्राय: नकार को अनुस्वार पर सवर्ण होकर उत्तर वर्ण के 
अनुसार उसी वर्ग का पञ्चमाक्षर अनुनासिक वर्ण हो गया है, अतः अनिदितामु-- 
सूत्र की दृष्टि में यह अनुस्वार पर सवणे विधि असिद्ध है, उसकी दृष्टि में सर्वत्र 
नकार है, अत: वह उसका लोप कर देता है और पुनः नुम्‌ के नकार को अनुस्वार पर 
सवर्ण होकर वैसा ही रूप बन जाता है । 

मूड पुड सुखने- ये दोनों धातु सुख देने अर्थ में हैं, सेट्‌ है। अतः इनके 
रूप--मृडति पृडति। ममडं पपडं। मडिता पडिता। अमर्दीत्‌ अपर्डीत आदि 
बनते हैं । 

शुन गतो--शुन धातु जाने अर्थ में है और सेट्‌ है। 

शुनति । शुशोन । शोनिता । शोनिष्यति । शुनतु । अशुनत्‌ । शुनेव । शुन्यात । 
अशोनीत्‌ । अशुनोष्यत्‌ आदि रूप होंगे । 

इषु इच्छायाम्‌ --इष्‌ धातु इच्छा करने अर्थ में है । 

लडादि सार्वधातुक लकारों में “इषुगमियमां छः” सूत्र से षकार को छकार 
होगा और छकार परे तुकू का आगम तथा तकार को चकार होकर सर्वत्र 'च्छ' बन 


न. 


तुदादिगण: ४७१ 


ण्‌ स्तवने ॥३१॥ परिण्‌तगुणोदयः । नुवति । नुविता । 

डुमस्जो शुद्धो ॥ ३८॥ मज्जति । ममज्ज । मस्जिनशोरिति नुम्‌ । 

(बा०) मस्जेरन्त्यात्‌ पुर्वोनुम वाच्यः । संयोगादि लोपः । 

समङ:कृथ ममज्जिथ। मङ्क्ता । सङ क्ष्यति । अमाङ क्षीत्‌, अमाङ्‌_क्ताम्‌ 
अमाङः क्ष: । § 


जायेगा, अतः लट्‌--इच्छति, लोटू--इच्छतु, आट्‌, वृद्धि होकर लङ में ऐच्छत्‌, 
विधिलिङ, में इच्छेत्‌ आदि रूप बनेंगे । 

लिट्‌ में इयेष ईषतुः ईषुः आदि रूप बनेंगे । 

लुट्‌ में तीस सहलुभू इत्यादि सुत्र से विकल्पतः इट्‌ होने से गुण होकर 
एषिता, इडभाव में प््रुत्व होकर एष्टा आदि रूप होंगे। आ० लि० में इष्यात्‌ और 
लुङ, में आट्‌, वृद्धि, इट्‌ सिच्‌ ईट्‌ त्‌ इस स्थिति में सिच्‌ लोप होकर ऐषीत्‌ ऐषिष्टाम्‌ 
ऐषिषुः । ऐषीः, ऐषिष्टम्‌ ऐषिष्ट । ऐसिषम्‌ ऐसिष्व ऐसिषिष्म रूप बनेंगे । 

कूट्‌ कौटिल्ये--कुट धातु कुटिलता करने अर्थ में है। 

लट््‌-कुटति, कुटतः, कुटन्ति । लिट्‌ --चुकोट--चुकुटिथ । चुकोट चुकुट । 
थल्‌ परे इडागम होने पर 'गाङ कुटादिभ्योऽञ्णिनु ङितू' सुत्र से थलू को डित होने से 
किङति चेति निषेध से गुण न होगा । लुट्‌ में धातु के सेट्‌ होने से कुटिता रूप बनेगा 
यहाँ भी पूर्ववत्‌ तस्‌ प्रत्यय के ङित्‌ होने से गुण न न होगा शेष रूप--लृट्‌-- 
कुटिष्यति, लोट्‌ - कुटलु, लङ्‌--अकुटतृ, वि० लि०--कुटेतू, आ० लि» कुट्यात्‌, 
लुङ अकुटीत्‌, लुङ अकुटिष्यत्‌ । 

पुट्‌ संश्लेषणे--पुटति । पुटिता आदि कुट्‌ धातु के समान रूप बनेंगे । संश्लेषण 
का अर्थ है- जोड़ना । 

स्फुट्‌ विकसने-स्फुट धातु खिलने अर्थ में है। इसके भी रूप कुटादिगण में 
होने के कारण कुट धातु वतू बनते हैं । 

स्फुर्‌ स्फुल्‌ संचलने--इन दोनों का अर्थ हिलना या चेष्टा करना है । 

स्फुरतीति- निर्‌ नि और वि उपसर्गों से परे इन दोनों धातुओं (स्फुर्‌ स्फुल्‌) 
के सकार को षत्व विकल्पतः होता है । 

लट्‌ में नि+ स्फुरति, और 'नि+स्फुलति' में प्रकृत सुत्र से षत्व होने पर 
निष्फुरति निष्फुलति । षत्वा भावपक्ष में निस्फुरति निस्फुलति रूप बनते हैं । 

शेष लकारों में इनके रूप--पुस्फोट पुस्फोल, स्फुरिता स्फुलिता । स्फुरतु 
स्फुलतु। अस्फुरतृ अस्फुलतु । स्फुरेतृ स्फुलेतृ । स्पुर्यात्‌ स्फुल्यातू, अस्फुरीतु 
अस्फुलीत्‌ । 
णू स्तवनेन धातु दीर्घ ऊकारान्त और सेट्‌ है, इसका अर्थ स्तुति करना है । 
“परिणूत गुणोदयः” यह्‌ काव्योदाहरण इसलिये दिखलाया गया है जिससे कि णू धातु 
का दीर्घं ऊकारान्त होना प्रमाणित हो सके । क्त प्रत्ययान्त 'परिणूत' उदाहरण देने का 


४७२ संस्कृत-व्याकरण 


रुजो भङ्ग ॥३३॥ रुजति। रोक्ता । रोक्ष्यति । अरौक्षत्‌ । 
भुजो कोटिल्ये ॥३४॥ रुजिबत्‌ । 
विश प्रवेशने ॥३५॥ विशति । 


तात्पर्यं यह है कि तिङन्त में इस धातु के समस्त रूपों में कहीं भी दीर्घ ऊकारान्त रूप 
नहीं मिलता, क्योंकि सार्वधातुक लकारों में तो सर्वत्र श प्रत्यय होता है और सार्वधातुक 
मपित्‌' के अनुसार वह डिग्रत्‌ हो जाता है अतः गुण न होकर सर्वत्र उवङ होने से ह्वस्व 
नु ही मिलता है, आर्धधातुक लकारों में इट्‌ होने पर धातु के कुटादि होने पर डिद्वतू 
भाव हो जाने से उवङ, होकर 'नु' ही मिलता है, लुङ, लकार में हलन्त लक्षणा वृद्धि 
हो जाती है अतः कहीं भी दीर्घ ऊकार नहीं मिलता, उवङ तो ह्वस्व उकार को भी 
होता है अतः तिङन्त रूपों में दीर्घं ऊकारान्त रूप न मिलने से, क्त प्रत्ययान्त रूप को 
प्रमाण के रूप में प्रयुक्त किया है, क्त प्रत्यय परे उवङ नहीं होता है अतः यहाँ दीघं 
ऊकार का स्पष्ट श्रवण होता है । अतः दीर्घं ऊकार का पाठ निष्प्रयोजन नहीं है । यदि 
यहाँ यह आशंका की जाय, कि दीर्घ ऊकारान्त होने से यह धातु सेट्‌ है अतः क्त प्रत्यय 
करने पर भी इट्‌ हो जायेगा और फलतः वहाँ उवडः हो जायेगा, तो दीर्घे ऊकार वहाँ 
भी न मिलेगा फिर दीर्घं ऊकारान्त पाठ का क्या प्रयोजन होगा, तो इसका समाधान 
यह्‌ है कि वहाँ "श्रयुकः किति’ सूत्र से इट्‌ का निषेध होता है अत: उवङ, नहीं हो 
सकता, वहाँ दीर्घ ऊकारान्त रूप मिलता ही है, अतएव कृदन्त रूप को उदाहरण के 
रूप में लिखा गया है । 


लट्‌ में नू अ ति' इस स्थिति में 'अचिइनु' सूत्र से उवङ होकर नुवति, लड 
में अनुवत्‌, वि० लिङ, में नुवेतृ रूप होंगे लिट्‌ में 'नू न अ' इस स्थिति में अभ्यास 
ऊकार को हुस्व, दूसरे ऊकार को 'अचोञ्णिति' से वृद्धि आवादेश, चुनाव लुट्‌ में 
“नू इ ता' यहाँ कुटादि होने से डित्त्वात्‌ गुण निषेध होने पर उवङ होकर नुविता 
लृट्‌ -नुविष्यति आ० लि० नूयात्‌, लुङ्‌ हलन्त लक्षणावृद्धि-अनावीव्‌ अनाविष्टामू 
अनाविषुः । लुङ में अनुविष्यत्‌ । 

हुमस्जो शुद्धी -मस्ज धातु शुद्ध करने या स्नान करने अर्थ में है, यह अनिट्‌ 
धातु है, इसमें टु अनुबन्ध का फल अधुच्‌ प्रत्यय करना है 'द्वितोऽथुच्‌' मज्जथुः । ओदितृ 
होने से इस धातु से क्त और क्तवतु प्रत्यय के तकार को 'ओदितश्च' से नकार हो 
जाता है अतः मग्नः मग्नवान्‌ रूप बनते हैं । 

मस्जू धातु से लट्‌ में 'मस्ज्‌ अ ति’ इस स्थिति स्तोः श्चुना श्चुः सूत्र से 
सकार को शकार तथा झलां जश झशि' सूत्र से उसका जकार होकर मज्जति आदि 
रूप बनते हैं । 


लिट्‌ में धातु को द्वित्व अभ्यास कार्य श्चुत्व जश्त्व होकर ममज्ज ममज्जतुः 
बमज्जुः । थल्‌ परे धातु के तास्‌ परे नित्य अनिट्‌ और अकारवान होने से विकल्पतः 
टू होगा, इट पक्ष में तो ममज्जिथ--रूप बनेगा । इडभाव पक्ष में द्वित्व अभ्यास कार्य 


तुदादिगण: ४७३ 


करके “म मस्ज्‌ थ' इस स्थिति में 'मस्जिनशोर्सलि' सुत्र से तुम्‌ का आगम्‌ । नुम्‌ के 
मित्‌ होने से 'मिदचो$न्त्यात्परः' सूत्र नियम के अनुसार यह नुमागम अन्तिम स्वर के 
बाद अर्थात्‌ मस्ज्‌ के मकार के बाद प्राप्त होता है, यदि ऐसा हो जाता तब “म म नू 
स्‌ ज्‌ थ” ऐसी स्थिति में “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च” सूत्र से संयोगादि न मिलने से सकार 
का लोप नहीं हो सकता था, अत:--- 

(वा०) मस्जेरिति-मस्ज्‌ धातु के अन्तिम वर्ण से पूर्व नुम्‌ का आगम करना 
चाहिये । 

प्रस्तुत वार्तिक से जकार के पूर्व नुम्‌ का आगम होगा, फलतः 'म म स्‌ च्‌ ज्‌ 
थ' ऐसी स्थिति होगी और संयोगादि होने से सकार का लोप हो जायेगा, जकार को 
कुत्वेन गकार, और गकार को चर्त्वेन ककार, नकार को अनुस्वार और अनुस्वार का 
'क' परे पर सवर्ण ङकार होकर “ममङ कथ' रूप बनेगा । ममज्जथुः ममज्ज आदि । लुट्‌ 
में अनिट्‌ होने से इडभाव, नुम, सकार लोप, पूर्ववत्‌ कुत्व, चत्व, अनुस्वार पर सवर्ण 
होकर मङक्ता आदि रूप होंगे । लुट्‌ में 'मस्ज्‌-स्यति' इस स्थिति में पूर्वोक्त प्रकार से 
नुम्‌, सलोप, कुत्व चर्त्वं, अनुस्वार, पर सवर्ण, ककार से परे स्य' के सकार को षत्व, 
क्‌+ षू=क्षु होकर मङ्क्ष्यति आदि रूप होंगे। लोट्‌ लङ वि० लिङ में क्रमशः 
मज्जतु, अमज्जत्‌, मज्जेत्‌ आदि रूप बनेंगे । 

लुङ में अट्‌ तिपू च्लि सिच्‌ ईट नुम्‌ सलोप होकर 'अ मव्‌ ज्‌ सई त्‌' इस 
स्थिति में धातु को वृद्धि, नकार को अनुस्वार, जकार को कुत्व, चत्व, क से परे सिच्‌ 
सकार को षत्व, पर सवर्ण, क्‌ +- ष्‌ =क्ष होकर असाङ क्षीत्‌ रूप बनेगा । द्विवचन में 
तामु परे झलो झलि से सकार का लोप होकर शेष कार्य सब पूर्ववत्‌ होंगे अर्थात्‌ नुस्‌ 
संयोगादि लोप, कुत्व चत्वे अनुस्वार पर सवर्ण आदि होकर अमाङक्ताम्‌, बहुवचन में 
सिजभ्यस्ते ति झि को जुस्‌ (उस्‌) होने पर सिच्‌ लोप न होगा, अतः शेष सभी 
कायं-चुम्‌, संयोगादि लोप, वृद्धि, कुत्व, चत्वे, अनुस्वार पर सवर्ण, षत्व क्षत्व 
होकर अमाङ क्षुः रूप बनेगा । इसी प्रकार शेष रूप अमाङ क्षी: अमाङ्‌ क्तम्‌ 
अमाङक्त । अमाङ क्षम्‌ अमाङक्ष्व अम्रङ क्ष्म होंगे । 

रुजोभङ गे--रज्‌ धातु तोड़ने अर्थ में है, यह भी अनिट्‌ और ओदित धातु है, 
इसके भी ओदित्‌ होने का फल निष्ठा परे तकार का नकार होना है जिससे रुग्णः 
रुग्णवाच्‌ रूप बनते हें । वस्तुतः रोग से पीड़ा पहुँचाने अर्थ में इसका प्रयोग होता है। 
इसी धातु से घन, प्रत्यय करने पर रोगः शब्द बनता है, विपादिका (वेवाई) रुजति 
(पीड़ित करती है) अनिट्‌ होने से लुट में इट्‌ न होगा, लघूपध गुण, कुत्व तथा चत्वे 
होकर रोक्ता रूप बनेगा । लुट्‌ में गुण, कुत्व, चत्वं ककार से पर प्रत्यय सकार को 
षत्व क्षत्व होकर रोक्ष्यति रूप बनेगा । 


लोदू आदि लकारों में रतु, अरुजत्‌, रुजेत, रुज्यात्‌ रूप होंगे लुङ में 'अ 
रुजु सिच्‌ (सू) ईद्‌ तू! इस स्थिति में, हलन्त लक्षणा वुद्धि, कुत्व चत्वं षत्व क्षत्न 


४७४ संस्कृत-व्याकरण 


सृश आमशंने ॥३६॥ आमर्शनं स्पर्श: । अनुदात्तस्य चढु प धस्यान्पतरस्याम्‌-- 
अम्राक्षीत्‌ अमार्क्षीत्‌, अमृक्षत्‌ । 


षदुल्‌ विशरणगत्यवसादनेषु ॥३७॥ सीदतीत्यादि । 
शदुल्‌ शातने ॥३८॥ 


होकर, अरौक्षीत्‌, झलो झलि-सलोप-अरोक्ताम्‌, अरोक्षु: । अरोक्षीः, अरोक्तम्‌, अरोक्त । 
अरोक्षम्‌, अरौक्ष्व, अरोक्ष्म, रूप होंगे । 

भुजो कोटिल्ये--भुज्‌ धातु कुटिल गति होने अर्थ में है । यह भी अनिट्‌ और 
ओदित्‌ है, ओदित्‌ होने का फल निष्ठा प्रत्यय में भुग्नः आदि में देखा जाता हे । इसके 
सभी रूप रुज्‌ धातु के समान बनते हैं--भुजति, भोक्ता, भोक्ष्यति, अभौक्षीत्‌ इत्यादि । 

विश प्रवेशने --विश धातु प्रवेश करने अर्थ में हैं । 

लट्‌--विशति । लिट्‌ --विवेश, लुटू--वेष्टा, लृट्‌ -वेक्ष्यति, लोट्‌ - विशतु, 
लड्‌--अविशत्‌, वि० लिड_--विशेतु, आ० लिङ --विइ्यात्‌, लुङ अविक्षत्‌ । 
लुड्‌- अवेक्ष्यत्‌ । 

मृश आमशंने--आमशंने स्पर्शः अर्थात्‌ मृश्‌ धातु स्पर्श करने अर्थ में है । यह 
भी अनिट्‌ धातु है । 

लट्‌ -मृशति । लिट्‌ = मपर्श । लुट्‌--सर्ष्टा, लुट्‌--सक्ष्यति (पढोः कः सि, 
कत्व षत्व क्षत्व) लोट्--मृशतु, अमृशत्‌, मृशेत्‌, मृश्यात्‌, लुङ, में अस्राक्षीतू-- यहाँ 
“स्पृश मृश कृष्‌ तृप्‌ दृपां च्लेः सिज्वा वाच्यः’ इस वातिक से ‘शल इगुपधादनिटः वसः' 
सुत्र से प्राप्त क्स को बाध कर च्लि को सिच्‌ विकल्प से होगा, जब सिच्‌ होगा तब 'अ 
मृश्‌ स ई त्‌’ इस स्थिति में 'अनुदात्तस्य चदु पधस्याग्यरस्याम्‌' सूत्र से विकल्पतः अम्‌ 
का आगम होगा, अम्‌ पक्ष में अ मृ अम्‌ (अ) श्‌ स ई त्‌? इस स्थिति में ऋकार को 
यण्‌ (र्‌) और अकार को हलन्त लक्षणा वृद्धि करके 'अम्राश्‌ स ई त्‌' इस स्थिति में 
श्‌ को ष (ब्रश्चेति) 'षढोः कः सि' ष्‌ को क्‌, क्‌ सेपरेस्‌ को पत्व, क्‌ + पष्‌ =क्ष्‌ 
होकर अम्नाक्षीत्‌ । द्विवचन में ईट्‌ नहीं होता, पूर्ववत्‌ सब कार्य करके ष्टुत्वेन ताम्‌ के 
तफार को टकार होकर अम्राष्टाम्‌, क्षत्व होकर अञ्राक्षुः । पूर्ववत्‌ अस्राक्षीः, 
अस्राष्टम्‌, अस्राष्ट । अञ्नाक्षम्‌, अञ्नाक्ष्व, अस्राक्ष्म, रूप बनेंगे । 


अमागम के वैकल्पिक होने से जब अम्‌ का आगम न होगा, तब मृश्‌ के 
ऋकार को आट्‌ वृद्धि, शेष कार्य पूर्ववच्‌ होकर अमार्क्षीत्‌, आमार्ष्टाम्‌, अमाक्ष्‌ः । 
अमाक्षो:, अमाष्टंम्‌, अमाष्टे । अमाक्ष म्‌, अमाक्ष्वं, अमाक्ष्मं रूप होंगे । 

जब च्लि को वैकल्पिक होने से सिच्‌ न होगा, तब कस्‌ हो जायेगा, वसू के 
किव होने से वृद्धि न होगी, और सिच्‌ न होने से ईट्‌ भी न होगा, शेप कार्य पूर्ववत्‌ 
ही होंगे, तब अमृक्षत्‌, अमृक्षताम्‌ अमृक्षन्‌ । अमृक्षः अमृक्षतम्‌, अमुक्षत । असृक्षस्‌, 
अमृक्षाव, असृक्षाम्‌ रूप बनेंगे । इस प्रकार परस्मैपद में ही तीन प्रकार के ल्प होंगे । 
लुङ, में अमक्ष्यंतु आदि रूप बनेंगे । 


कामा 


तुदादिगणः ४७५ 


(२८६) शदेहिशतः ।१।३।६०॥। 

शिदृभाविनोऽस्मान्तङानो स्तः । शीयते । शीयताम्‌ । अशीयत। शीयेत । 
शशाद । शत्ता । शत्स्यति । अशदत्‌ । अशत्स्यत्‌ । 

कु, विक्षेपे ॥३६॥ 

(२८७) ऋत इद्धातोः ।\७।१।१००॥ 

ऋदन्तस्य धातोरङ गस्य इत्स्यात्‌ । किरति । चकार । चकरतुः चकरुः । 
करीता करिता । कीर्यात्‌ । 


इल्‌ विसरणगत्यवसादनेषु-सद्‌ धातु करना, जाना, दुखी होना अर्थो में है, 

और अनिट्‌ भी है, लृदित्‌ होने से इसमें च्लि को “पुषादिद्युतादि”-- सुत्र से अड 
होता है । 

सभी सार्वधातुक लकारों-लट्‌ लोटू लङ, विधि लिङ में “पाघ्राध्मा-सुत्र 
से सद्‌ धातु को सीद आदेश हो जाता है। 

लटू- सीदति, लोट्‌ सीदतु, लड असीदत्‌, विधिलिडङ, सीदेत्‌ । लिट्‌ 
में ससाद, एत्वाभ्यास लोप-सेदतुः, सेदुः । लुट्‌ में चत्वे होकर सत्ता, लृट्‌--में 
सत्स्यति, आशी लिङ, - सद्यात्‌, लुङः च्लि को अङ, होकर असदत्‌, असत्स्यत्‌ । 
शल्‌ शातने--शद धातु नाश होने अर्थ में है, अनिट्‌ और लृदित्‌ है, अतः च्लि को 
अङ होता है । 

शदेहिशतः इति---शद्‌ धातु जब शिद्भावी हो अर्थात्‌ जब उससे शित्‌ प्रत्यय 
आने वाला हो, तब उससे तङ और आन अर्थात्‌ 'तडानावात्मने पदम्‌' के अनुसार 
आत्मने पद के प्रत्यय हो । “तुदादिभ्यः शः' से सार्वधातुक लकारों-लट्‌, लोट्‌, लङ, 
विधिलिङ, में श प्रत्यय होता है, शकार की इत्‌ संज्ञा होने से यह शितु हो जाता है, 
अतः इस सूत्र से इन चार सार्वधातुक लकारों में त आताम्‌ झ आदि आत्मनेपद 
प्रत्यय होंगे, शेष लकारों में परस्मैपद के ही प्रत्यय होंगे। उक्त चार सार्वधातुक 
लकारों में ही शद्‌ धातु को “पाघ्राध्मा- सूत्र में शीय आदेश भी होगा, अतः लट्‌ 
में शीयते, लोट्‌ में-शीयताम्‌, लङ में अशीयत, वि० लि० में शीयेत आदि रूप 
बनेंगे । 

लिद्‌- में शशाद शेदतुः शेदुः । लुट्‌ में शत्ता, लुट्‌ में शत्स्यति, आ० लिङ, 
में शब्यात्‌, लुङ, में अशदत्‌, लुङ्‌ - में अशत्स्यत्‌ । 

कु, विक्षपे- क. धातु फैलाने या विसेरने अर्थ में है, और यह सेट्‌ धातु है । 

ऋत इति--दीघ ऋकारान्त धातु के अंग को इतू आदेश हो। 'कृ अति! 
इस स्थिति में ऋ को इ और उरण रपर: से रपर अर्थात्‌ इर्‌ होगा अतः लट्‌ में 
किरति आदि रूप होंगे। लिट्‌ में कू, णल्‌ (अ) इस स्थिति में “ऋच्छत्यू ताम्‌” सूत्र से 
ऋकार को अर्‌ गुण होकर कर्‌ कर्‌ द्वित्व अभ्यासकार्ये, कुहोश्चुः क को च, उपधा 
वृद्धि होकर चकार, अतुसु उसु परे चकरतुः, चकरुः, इसी प्रकार अन्य रूप बनेंगे। 


४७६ सस्कृतं-व्यांकरण 


(२८८) किरतौ लवने ।६।१।१४०॥ 

उपात्‌ किरतेः सुट्‌ छेदने । उपस्किरति । 

(वा०) अडभ्यास व्यवायेऽपि सुट्‌ कात्‌ पुर्वं इति वक्तव्यम्‌ । उपास्किरत्‌ । 
उपचस्कार । 

(२८९) हिसायां प्रतेशच ।६।१।१४१॥ 

उपात्‌ प्रतेशच किरतेः सुट्‌ स्यात्‌ हिसायाम्‌ । 

उपस्किरति । प्रतिस्किरति । 


लुटू लकार में इट, ऋकार को गुण--अर्‌ होकर “कर्‌ इ ता' इस स्थिति में 'वृ_तोवा” 

सूत्र से इट्‌ को विकल्पतः दीघ होकर करीता करिता रूप बनेंगे शेष रूप--किरतु,, 
अकिरत्‌ किरेत्‌ । आ० लिङ में यासुट्‌ के कित्‌ होने से 'ऋतइद्धातोः' सूत्र से ऋकार 
को इर्‌, 'हलिच' सूत्र से दीर्घ होकर कीर्यात्‌ आदि रूप बनेंगे । 

लुङ में अकृ, इ स ई त्‌' इस स्थिति में गृण वृद्धि होकर अकारीत्‌ अकारि- 
ष्टाम्‌ अकारिषुः । अकारीः, अकारिष्टम्‌ अकारिष्ट अक्रारिषम्‌ अकारिष्व अकारिष्म, 
रूप होंगे । लू.ड_ में अकरिष्यत्‌ । 

किरताविति --उप उपसर्ग से परे कृ, धातु को सुट्‌ का आगम हो, काटने 
अर्थ में । | 

उपस्किरति--यहाँ प्रकृत सूत्र से सुट्‌ का आगम हुआ हे । 

(बा०) अदभ्यासेति--अट्‌ और अभ्यास के व्यवधान होने पर भी सुटू का 
आगम ककार से पूर्वं ही हो । 

लङ, लकार में उप+अकिरवू इस दशा में अट्‌ का व्यवधान होने परक से 
पूर्व ही प्रकृत वातिक्र के अनुसार 'किरतौ लवने' सूत्र से सुट्‌ का आगम होकर 
उपास्किरत्‌ रूप बनता है । लिट्‌ लकार में 'उप--चकार' यहाँ अभ्यास चकार का 
व्यवधान होने पर भी प्रकृत वातिक के अनुसार क से पूर्व सुट्‌ का आगम होकर 
उपचस्कार रूप बनेगा । 

हिसायामिति--उप और प्रति उपसर्ग से परे कू, धातु को सुट्‌ का आगम हो, 
हिसा अर्थ में-- 


उपस्किरति प्रतिस्किरति इन दोनों उदाहरणों में हिसा अर्थ में प्रकृत सूत्र से 
सुट्‌ का आगम हुआ है । 

गू. निगरणे ग, धातु निगलने अर्थ में है और सेट्‌ है । 

अची ति--अजादि प्रत्यय परे रहते गू. धातु के रेफ को लकार विकल्प से हो। 

लट में 'गु. अ ति' इस स्थिति में 'ऋत इद्धातो:' से इर्‌ होकर गिरति, अचि 
विभाषा” से रेफ को पक्ष में लकार होने पर गिलति आदि रूप होंगे । 

लिटू में 'ऋच्छत्यूताम्‌' से गुण होकर गर्‌ गर्‌ द्वित्व वृद्धि होकर जगार, 
पाक्षिक लत्व होकर जगाल, थल परे जगरिथ जगलिथ आदि रूप बनेंगे । 


तुदादिगण: ४७७ 


ग! निगरणे ॥४०। 

(२९०) अचि विभाषा ।८।२।२१॥ 

गिरते रेफस्य लोऽजादौ प्रत्यये । गिरति । गिलति । जगार जगाल । जगरिथ 
जगलिथ । गरीता गरिता गलीता गलिता । 

प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ ॥४१॥ ग्रहिज्या इति संप्रसारणम्‌ पृच्छति । पप्रच्छ, 
पप्रच्छतुः) पप्रच्छुः । प्रष्टा । प्रक्ष्यति । अप्राक्षीत्‌ । 

सृङ, प्राणत्यागे ॥४२॥ 

(२९१) स्तरियते लुङ. लिङोइच ।१।३।६१॥ 

लुङ, लिडोः शितइच प्रकृति भूतान्मूङस्तङः नान्यत्र । रिङ, इयङ - स्रियते । 
मयार । मर्ता । मरिष्यति । मृषीष्ट । अमृत । 

पृङ व्यायामे ॥४३॥ प्रायेणायं व्याडः पूर्वः । ' व्यापप्रे, व्यापप्राते, व्यापरिष्यते । 
व्यापृत, व्यापुषाताम्‌ । 


लुट्‌ इट्‌ होने पर गरिता 'वृ_तोवा' से वैकल्पिक दीघे होकर गरीता, लकार के 
विकल्प से गलिता और गलीता, लृट्‌ में गरिष्यति गरीष्यति गलिष्यति गलीष्यति । 
लोट्--गिरतु, लङ --अगिरत्‌ वि० लि०--गिरेत्‌, आ० लिङ में रर्‌ और हलि च 
से दीर्घं होकर गीर्यात, लुड में अगारीत्‌ । अगालीत्‌, अगारिष्टाम्‌ अगालिष्टाम्‌, आदि 
रूप बनेंगे, लुङः में अगारिष्यत्‌ अगालिष्यत्‌ । 

प्रच्छ-ज्ञीप्सायाम्‌--प्रच्छ-धातु पू छने अर्थ में है, और अनिट्‌ है । सार्वधातुक 
लकारों में सर्वत्र 'ग्रहिज्या' सूत्र से रेफ को ऋकार सम्प्रसारण और ऊकार का पुवं 
रूप होकर पृच्छति, पृच्छतु, अपृच्छत्‌, पृच्छेत्‌ आदि रूप होंगे । 

लिट्‌ में पप्रच्छ पप्रच्छतुः पप्रच्छुः आदि रूप होंगे । लुट्‌ में व्रश्चेति सूत्र से 
“च्छ' को षकार और ष्टुत्व होकर प्रष्टा आदि, लुट्‌ में षकार होकर 'पढोः कः सि' 
से षकार को ककार, प्रत्यय सकार को पत्त्र, क्‌+षु=क्ष होकर प्रक्ष्यति। आ० 
लिङ, यासुट्‌ के कित्‌ होने से संप्रसारण होकर पृच्छ्यात्‌ लुङ में 'अ प्रच्छ स ई तू 
इस स्थिति में च्छ को ब्रश्चेति पकार 'षढो: कः सि' ककार, पत्व क्षत्व होकर 
अप्राक्षीत्‌, अप्राष्टाम्‌, अप्राक्षु: । अप्राक्षीः, अप्राष्टाम्‌, अप्राष्ट। अप्राक्षम, अप्राक्ष्व, 
अप्राक्ष्म । इन सभी रूपों में झलोझलि से सिच्‌ के सकार का लोप हो जायेगा, च्छ 
को ष्‌ हो जायेगा । लुड_-- अप्रक्ष्यत्‌ । 

सृङ प्राणत्यागे --मृङ, धातु मरने अर्थ में है, और यह अनिट्‌ है । 

स्रियतेरिति- लुङ्‌ और लिङ तथा शितू के प्रकृतिभूत अर्थात्‌ सार्वधातुक 
लकारों के विषय में अर्थात्‌ लङ, वि० लिङ्‌, आ० लिङ, लट्‌ लोटू लुङ, में मृ धातु 
से तङः अर्थात्‌ आत्मनेपद के प्रत्यय हों, अन्यत्र नहीं, अर्थात्‌ शेष लिट्‌, लुट्‌, लुटू और 
लुङ, लकारों में परस्मैपद हो । लट्‌ लकार में प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद होने पर मृ 


४७६ संस्कृत-व्याकरण 


जुषी प्रीतिसेवनयोः ।।४४॥। जुषते, जुजुषे । 
ओविजी भयचलनयोः ॥ ४५ प्रत्येणायमुत्पूर्वः । उद्विजते । 
(२६२) विज इट्‌ ।१।२।२॥ 
विजः परस्य इडादिप्रत्ययो डिद्वत्‌ । उद्विजिता । 
इति तुदादयः 


अ त' इस स्थिति में “रिङ शयग्‌ लिङ क्षु” सूत्र से धातु के ऋकार को 'रि' आदेश, 
इकार का ड्यङ आदेश, होने पर म्रियते ख्रियेते म्रियन्ते आदि रूप होंगे, इसी प्रकार 
लोट्‌ में ख्रियताम्‌, लङ से अम्नियत्त । विधिलिङ, ख्रियेत, आ० लिङ में सीयुट्‌ सुट्‌, 
“उश्च' सूत्र से सीयुट्‌ के कित्‌ होने से ऋकार को गुण निषेध होकर मृषीष्ट रूप 
बनेगा लिट्‌ में मृ मृ द्वित्व अभ्यास कार्य और 'अचोञ्णिति' से दूसरे ऋकार को आर्‌ 
वृद्धि होकर ममार आदि रूप होंगे, लुट्‌ में गुण होकर मर्ता, लुट्‌ में 'ऋद्धनो: स्ये' इट 
होकर मरिष्यति, लुङ, में “ह्वस्वाद्गात्‌' सूत्र से सिच्‌ का लोप होकर असृत अपृषाताम्‌ 
अमृषत । अमृयाः, अमृषावाम्‌ अपृइढ्वम्‌, असृषि, अमृष्वहि अमृष्महि रूप होंगे लुङ, 
में अमरिष्यत्‌ आदि रूप बनेंगे । 
पृङ व्यायामे --पृ धातु चेष्टा करने अर्थ में है, और अनिट्‌ है। इस धातु का 
प्रायः प्रयोग बि और आङ (आ) पूर्वक होता है, यह आत्मनेपदी धातु हे । इस धातु 
में भी सार्वधातुक लकारों में "रिङ्‌ शयगूलिङक्षु' सूत्र से ऋकार को “*रि' और 
अचिश्नु-से इकार को इयङ होकर व्याप्रियते, लोट्‌ व्याप्रियताम्‌ व्याप्रियत व्याप्रियेत 
आदि रूप होंगे । आ० लिङ व्यांपूषीष्ट, लिटू में पृ पृ द्वित्व वृद्धि व्यापप्रे व्यापप्राते 
आदि, लुट्‌ में व्यापर्ता, लुट्‌ में 'ऋद्धनो: स्ये' से इट्‌ व्यापरिष्यते, लुङ, में "ह्लस्वादङ- 
गात्‌' सिच्‌ लोप--व्यापृत व्यापृषाताम्‌ व्यापृषत आदि रूप होंगे, लृङ, में व्यापरिष्यत 
आदि। 
जुषी प्रीतिसेवनयोः--यह्‌ धातु प्रीति और सेवा करने अर्थ में है, ईदित्‌ होने 
` से निष्ठा परे इट्‌ निषेध होकर जुष्टः जुष्टवान्‌ आदि प्रयोग होते हें । धातु आत्मनेपदी 
है। लटू--जुषते, लिट्‌--जुजुषे, लुट्‌-जोषिता, लृट्‌--जोषिष्यते । लोट्‌--जुषताम्‌, 
लङ, अजुषत, वि० लिङ, --जुषेत, आ० लिड_-- जोषिषीष्ट, लुङ --अजोषिष्ट, 
लृडः ---अजोषिष्यत । 
ओविजी भयचलनयोः यह धातु भय और कांपने अर्थ में है । आत्मनेपद सेट्‌ है, 
ओदित्‌ होने से निष्ठा परे तकार का नकार और ईदितू होने से इट्‌ का निषेध होकर 
इसका उविग्नः उद्विग्नवान्‌ रूप होता है। इसका भी प्रयोग प्रायः उत्‌ उपसर्गे पूर्वक 
होता है । 
विज इति--विज्‌ धातु से परे इडादि प्रत्यय डिवु वतू हो, ङिठ्ठत्‌ होने का 
फल गुण निषेध है । लुट्‌ में इट्‌ होने पर प्रकृत सूत्र से डिइ़तू होने से गुण न होकर 
उद्विजिता उद्विजिष्यते रूप होंगे, लोट में उद्विजताम्‌ । उदविजत । उह्िजेत । उद्दिजि- 
षीष्ट । लुड. उदविजिष्ट । उदविजिष्यत आदि रूप बनेंगे । 
इति तुदादयः 


अथ रुधादयः 


रुधिर्‌ आवरणे ॥१॥ 

(२९३) रुधादिभ्यः इनम्‌ ।३।१।७८॥ 

शपोऽपवादः । रुणद्धि । इनसोरल्लोपः--रुन्धः, रुन्धन्ति | रुणत्सि, रुन्धः, 
रुन्ध । रुणध्मि, रुन्ध्वः, रुन्ध्मः । रुन्धे, रुन्धाते, रुन्धते। रुरोध, रुख्धे । रोद्धा। 
रोत्स्यते । रुणद्धु रुन्धात्‌, रुन्धाम्‌, रुन्धन्तु । रुन्धि, रुणधानि, रुणधाव, रुणधाम । 
रुन्धाम्‌, रुन्धाताम्‌, रुन्धताम्‌ । रुन्त्स्व रुणधै, रुणधावहै, रुणधामहै । अरुणत्‌ अरुणद्‌, 
अरुन्धाम्‌, अरुन्धन्‌ । अरुणत्‌ अरुण: । अरुन्ध, अरुन्धताम्‌, अरुन्धत । अरुन्धाः । 
रुन्ध्यात्‌ । रुन्धीत । रुध्यात्‌, रुत्सीष्ट। अरुधत्‌, अरोत्सीत्‌ । अरुद्ध, अस्त्साताम्‌, 
अरुत्सत । अरोत्स्यत्‌ अरोत्स्यत । 


रुधिर्‌ आवरणे-रुधिर्‌ (रुध्‌) धातु रोकने या घेरने अर्थ में है, यह अनिट्‌ 
और इर्‌ इत संज्ञक हे । इरितृ होने का फल “इरितो वा” सूत्र से लुङ लकार में च्लि 
को विकल्पतः अङ होना है । रुधिर्‌ धातु से लेकर उतृदिर्‌ धातु तक सभी धातु इरितू 
और उभयपदी हें । 


रुधादिभ्य इति--रुध्‌ आदि धातुओं से परे 'श्नम्‌' प्रत्यय होता है। श्नम्‌ में 
शकार मकार की इत्‌ संज्ञा होकर केवल 'न' शेष रहता है, यह इनम्‌ निरवकाश होने 
से शप्‌ का अपवाद है । लटू लकार प्रथम पुरुपैक वचन में 'रुध्‌ ति' इस स्थिति में 
मित्‌ होने के कारण शनम्‌ (न) का आगम 'मिदचोऽन्त्यात्पर:' नियम के अनुसार “रु 
के आगे होगा, तब रु न ध्‌ ति’ इस स्थिति में “झषस्तथोर्धोऽध:” सूत्र से तकार को 
धकार, और नकार को णकार तथा धकार को जश्त्वेन दकार होकर 'सर्णाद्ध' रूप 
बनेगा । द्विवचन में इसी प्रकार 'रु न धू तस्‌? इस स्थिति में अपित्‌ सार्वधातुक तस्‌ के 
डित्‌ होने से, तस्‌ परे “शनसोरल्लोप: सूत्र से नकार के अकार का लोप होगा, 'रु न्‌ 
धू त स्‌' इस स्थिति में अनुस्वार की दृष्टि में णत्व के असिद्ध होने से नश्चापदान्त- 
स्येति सूत्र से नकार का अनुस्वार और धकार के परे अनुस्वार का नकार पर सवर्ण 


४७६ 


४८० संस्कृत-व्याकरण 


भिदिर्‌ विदारणे ॥२॥ छिदिर्‌ ढँ धीकरणे ॥३॥ य॒जिर्‌ योगे ॥१॥ 


होगा, पुनः नकार का णत्व इसलिए नहीं होता, क्योंकि णत्व की हृष्टि में पर सवर्ण 
असिद्ध होता है । तस्‌ के तकार को 'झषस्तथो:--सुत्र से धकार, पूर्वं धकार का 'झरो- 
झरि सवर्णे, सूत्र से विकल्पतः लोप होकर रुन्धः रूप होगा, लोपाभाव पक्ष में रुन्दधः 
रूप बनेगा । बहुवचन में झि को अन्तादेश रु न ध्‌ अन्ति' इस स्थिति में नकार के 
अकार का श्नसोरल्लोपः से लोप, अनुस्वार पर सवर्ण होकर रुन्धन्ति । म० पु० 
एकवचन में शनम्‌ करने पर नकार को णत्व, धकार को चर्त्वेन तकार होकर रुणत्सि 
द्विवचन में थस्‌ के थकार को 'झषस्तथो:--सुत्र से धकार, प्रथम धकार का झरोझरि' 
से लोप, नकार के अकार का लोप होकर रुन्धः, थ परे भी इसी प्रकार रुन्ध रूप 
होगा, उ० पु० एकवचन में इणध्मि, द्विवचन और बहुवचन में क्रमशः सन्ध्वः रुन्ध्सः 
रूप होंगे । 

आत्मनेपद, में सभी प्रत्ययों के अपित्‌ सार्वधातुक होने से डिद्बत्‌ हो जाने से 
सर्वत्र अकार का लोप हो जायेगा । 

झषस्तथो:-से तकार को धकार होने पर पूर्वे धकार का लोप होगा, इस 
प्रकार रुन्धे दन्धाते रुन्धते, चत्ने --रन्त्से रुन्धाथे रुष्ध्वे । रुन्धे इन्ध्वहे, रुष्ध्महे, रूप ` 
बनेंगे । 

लिट्‌ में रुरोध रुरुधतुः रुरुधुः । रुरोधिथ रुरुधथुः रुरुध । रुरोध रुरुधिव 
रुरुधिम । आत्मनेपद में--रुरुधे रुहधाते शरुधिरे, रुरुधिषे, रुरुधाथे, रुरुधिध्वे । रुरुधे 
रुरुधिवहे रुरुधिमहे । 


लुट्‌ में 'रध+ता' इस स्थिति में तकार का धकार, और धातु के धकार को 
जश्त्वेन दक्रार, लघूपध गुण होकर रोद्धासि रोद्धासे । लुट्‌ लकार में गुण चत्वं होकर 
रोत्स्यति, रोत्स्यते । लोट्‌ में श्नम्‌ (न) करने पर णत्व, जशत्त्रेन धातु के धकार को 
दकार, प्रत्यय तकार को धकार होकर रुणदधु, तातड, पक्ष में 'त' को 'ध' करने पर 
पूर्वधकार का लोप, नकार के अक्रार का लोप होकर रुन्धात्‌, ताम्‌ परे 'त' को ध, 
पूवेधकार लोप, रुन्धाम्‌ रुन्धन्तु । म० पु० एकवचन में रुन्ध्‌ + सि, सि को हि, और 
हुझल्म्यो हेधि' हि को धि, पूर्वधकार लोप होकर रुन्धि, रुन्धात्‌, इन्धम्‌, इन्ध । 
रुणधानि “आडुत्तमस्य पिच्च से आटू, आट्‌ के पितृ होने से यहाँ नकार के अकार का 
लोप नहीं होता । इसी प्रकार रुणधाव रुणधाम रूप होंगे। आत्मनेपद में रून ध्‌ 
ताम्‌' इस स्थिति में 'त' को ध, पूर्वं धकार का लोप, अकार लोप होकर रुम्धाम्‌ 
रुन्धाताम्‌ रॅन्धताम्‌ चत्वं -रन्त्स्व, रुन्धाथास्‌, इट्‌ परे रुणधे, रुणधावहै, रुणधामहै । 

लङ, लकार में तिपू सिप्‌ के त्‌ स्‌ को हल्झयादि लोप। धकार को जस्त्तेन 
दकार, चर्त्वेन विकल्पतः तकार होकर अरुणत्‌ अरुणद्‌ अरुन्धास्‌ अरुन्धन्‌, अरुणत्‌ 
चत्वे के वैकल्पिक होने से दकार पक्ष में 'दश्च' सूत्र से दकार का रुत्व विसर्ग होकर 
अरुण: अरुन्धम्‌ अदन्ध । अरुणधम्‌ अर्न्ध्व अरुन्ध्म । आत्मने पद में अरुन्ध अरुस्धाताम्‌ 
अरुन्धत, अरुन्धा; अरुन्धाथाम्‌ अश्न्ध्वम्‌ । अरुन्धि असन्ध्वहि अरुन्ध्सहि । 


रधादय: ४८१ 

रिचिर्‌ विरेचने ॥५॥ रिणत्ति रिडक्ते । रिरेच । रेक्ता। रेक्ष्यति । अरिणक्‌ । 
अरिचत्‌ अरेक्षीत्‌ अरिक्त । विचिर्‌ पृथग्भावे ॥६॥ विनक्ति विङक्ते। क्षदिर 
सम्पेषणे ॥७॥ क्ष्‌ णत्ति, क्षुन्ते । क्षोत्ता । अक्षुदत्‌ अक्षोत्सीत्‌ अक्षुत्त। उच्छुदिर्‌ 
दीप्ति देवनयोः ॥॥८॥ छुणत्ति छुन्ते । चच्छदे । सेऽसिचीति वेट्‌ --चच्छदिषे, चच्छत्से । 
छदिता । छदिष्यति छत्स्येति । अच्छ्दत्‌ अच्छर्दीत्‌ अच्छदिष्ट । उतृदिर्‌ 
हिसानादरयो ॥६॥ तृणत्ति, तृन्ते । 


विधि लिङ रुन्ध्यात्‌ रुन्ध्याताम्‌ रुन्ध्याः रुन्ध्यातम्‌ रुन्ध्यात रुन्ध्याम्‌ रुन्ध्याव 
न्ध्वास । आत्मने पद में--रुन्धीत रुन्धीयाताम्‌ रुन्धीरन्‌.। रुन्धीयाः रुन्धीयाथाम्‌, 

रुन्धीध्वस्‌ । रुन्धीय रुन्धीवहि रुन्धीमहि । 

आ० लिङ में रुध्यात्‌ रुध्यास्ताम्‌ रुध्यासुः आदि, आत्मने पद में लिङः 
सिचा--सूत्र से कित्‌ होने से गुणाभाव--रुत्सीष्ट सत्सीयास्ताम्‌ रुत्सीरन्‌ आदि रूप 
बनेंगे । 

लुङ, परस्मैपद में 'इरितो वा सूत्र से च्लि को अङ होकर, अरुधत्‌ अरुधताम्‌ 
अरुधन्‌ । अरुधः अरुधतम्‌ अरुम्धम्‌ अरून्धत अरुधाव अरुधाम रूप होंगे । 

अङ के अभाव पक्ष में सिच्‌ होकर, वृद्धि और चत्वं होकर अरोत्सीत्‌ 
अरोद्धाम्‌ अरोत्बुः। अरोत्सीः अरोद्धम्‌ अरोद्ठ । अरोत्सम्‌ अरोत्स्व अरोत्स्म) 
रूप बनेंगे । 

आत्मने पद में झलो झलि' से सिच्‌ लोप होकर अरुइध अरुत्साताम्‌ अरुत्सत । 
अरुद्धाः अरुत्साथास्‌ अरुद्ध्वम्‌ । अरुत्पि अरुत्स्वहि अरत्स्महि, रूप बनेंगे । 

लुड में अरोत्स्यत्‌ अरोत्स्यत आदि रूप बनेंगे । 

भिदिर्‌ विदारणे--भिद्‌ धातु तोड़ना फाड़ना अर्थ में है, यह अनिट और 
इरित्‌ धातु हैं, इसके प्रायः सभी रूपों की सिद्धि रुध्‌ के समान ही होती है। 

लट्‌--भिनत्ति भिन्ते । लिट्‌--बिभेद बिभिदे । भेत्तासि, भेत्तासे। भेत्स्याति - 
भेत्स्यते । भिनत्तु भिन्ताम्‌ । अभिनत्‌ अभिन्त । भिन्देत्‌ भिन्दीत । भिद्यात्‌ भित्सीष्ट । 
इरितो वा--अभिदत्‌ अभैत्सीत्‌, अभित्त । अभेत्स्यत्‌ अभेत्स्यत । 

छिदिर्‌ हे धीकरणे--छिद धातु काटने अर्थ में है, यह भी इरित्‌ और अनिट्‌ 
है, इसके भी रूप भिद्‌ के समान बनेंगे । 

छिनत्ति छिन्ते । चिच्छेर, चिच्छिदे । छेत्तासि, छेत्तासे । छेत्स्यति, छेत्स्यते । 
छिनत्तु छिन्ताम्‌ । अच्छिनत्‌ अच्छिन्त । छिन्देत, छिन्दीत, छिद्यात्‌ छित्सोष्ड । 
अच्छिदत अच्छैत्सीत्‌, अच्छित्त । अच्छेत्स्यत्‌ अच्छेत्स्यत । 

युजिर्‌ योगे--युज्‌ धातु मिलने अर्थं में है, अनिट्‌ और इरित्‌ है। युनक्ति 
युङ्क्ते (यहाँ ज्‌ को ग, ग्‌ को को क्‌ होता है, पर सवणे करने पर अनुस्वार को क्‌ के 
योग में डः होता है) लिट--युयोज, युय॒जे । योक्तासि थोक्तासे। योक्ष्यति योक्ष्यते । 


३१ 


४८२ संस्कृत-व्याकरण 
कृती वेष्टने ॥१०॥ कृणत्ति । तृह्‌ हिसि हिसायाम्‌ ॥ १ १॥ १ २॥। 

(२९४) तृणह इम्‌ ॥७३॥९२॥ 

तृहः इनमि कृते इमागमो हलादो पिति । तृणेढि तृण्डः । ततर्ह । 

(२९५) इनाच लोप: ।६।४।२३॥ 

इनमः परस्य नस्य लोपः स्यात्‌ । हिनस्ति । जिहिस । हिसिता । 


युनक्तु, युडः क्ताम्‌ । अयुनक्‌ अयुडः क्त । युञ्जेत्‌ युञ्जीत । युज्यात्‌, युक्षीष्ट । अयुजत्‌ 


अयोक्षीत्‌ अयुक्त । अयोक्ष्यत्‌ अयोक्ष्यत । 
रिचिर्‌ विरेचने --रिच्‌ धातु खाली करने अर्थ में है, यह भी इरित और 
अनिट्‌ है । 
लट्‌ -- रिणक्ति (कुत्वेन चक्रार को ककार होगा) रिङ क्त (कुत्व, पर सवर्णं ङः) 
लिट्‌ रिरेच, रिरिचे । लुटू--रेक्तासि रेक्तासे ।' लुट्‌ रेक्ष्यति रेक्ष्यते (कुत्व षत्व क्षत्व) 
रिणक्त, रिङक्ताम्‌। लङ -अरिणक्‌ (त्‌ का हल्ङत्यादि लोप, कुत्व) अरिङ क्ताम्‌, 
अरिञ्चन्‌ । अरिणक्‌ (सिप्‌ के सकार का हल्ङलादि लोप) अरिङक्तम्‌ अरिङ क्त । 
अरिणचम्‌ अरिञ्च्व अरिञ्च्म। आत्मने पद में अरिङक्त। रिञ्चेतु रिञ्चीत। 
रिच्यात्‌। रिक्षीष्ट। लुङ में अङ पक्ष में अरिचतू, अङभाव पक्ष में अरेक्षीत्‌ अरिक्त, 
अरेक्ष्यतु अरेक्ष्यत । 
विचिर पृथग्झवे --विच्‌ धातु पृथक्‌ होने अर्थ में है, अनिट्‌ और इरित्‌ है । 
विनक्ति (कुत्वेन ककार) विङ क्त (कुत्व, पर सवर्णं ङ) विवेच। विविचे । 
वेक्तासि वेक्तासे, वेक्ष्यति वेक्ष्यते । विनक्त्‌, विड्‌ क्ताम्‌ । अविनक्‌, अविङक्त। लुङ, -_ 
अविचत्‌ अवैचीत्‌ अविक्त अवेक्ष्यतू । 
क्ष दिर सम्पेषणे क्षुद धातु मसलने अर्थ में है, अनिट्‌ और इरित्‌ है । इसके 
भी सभी रूप भिद्‌ की तरह बनते हैं-क्षुणत्ति क्षुन्ते। क्षोत्ता अक्षुदत्‌ अक्षोत्सीत 
अक्षुत्त । 
उच्छृदिर्‌ दीप्ति देबनयोः--उत्‌ उपसगंपू्वक छुद्‌ धातु चमकना और द्यत 
क्रीड़ा अर्थ में है । हे 
छुणत्ति छुन्ते । चच्छदं, थल्‌ परे 'सेऽ सिचीति' सूत्र से इट्‌ षत्व - चच्छदिषे 
इडभाव पक्ष में चत्वे होकर चच्छुत्से। छदिता । इट्‌ पक्ष में छदिष्यति, इडभाव में 
छत्स्येति । लुङः में अझ्‌ पक्ष में अच्छुदत्‌, सिच्‌ पक्ष में इट्‌ सिच्‌ ईट्‌ सिच्‌ लोप 
अच्छर्दीत्‌ । अच्छुत्त । . > 
उतृदिर्‌ हिसानादरयोः--उतृइ धातु हिसा और अनादर अर्थ में है यह धातु 
सेट्‌ उभय पदी है । 
तृणत्ति, तृन्ते (दकार को चर्त्वेन तकार झरो झरि--से पूर्व तकार का लोप) 
लिट्‌--ततर्द ततर्दे । तदितासि तदितासे। तदिष्यति तदिष्यते । तृणत्तु । तृन्ताम्‌ । 
अतृणत्‌ अतृन्त । तृन्देत तृन्दीत । तर्दात्‌ तदिषीष्ट । अतृदत्‌ अतर्दीत्‌ अतदिष्ट। लङ 
अतदिष्यतु अतदिष्यत । क 


रुधादयः ४८२ 


(२६६) तिप्यनस्तेः ।८।२।७३॥ 

पदान्तस्य सस्य दः स्यात्तिपि न त्वस्तेः। ससज्रुषोरित्यस्यापवादः । अहिनत्‌ 
अहिनद्‌, अहिस्ताम्‌, अहिसन्‌ । 

(२९७) सिपि धातो र्वा ।८।२।७४॥ 


पदान्तस्य धातोः सस्य रुः स्याद्‌ वा । पक्षे 'झलां जशोऽन्ते’ इति जइत्वम्‌ -- 
अहिनः, अहिनत अहिनद्‌ । 


कृती वेष्टने - कृत धातु घेरने अर्थं में है । ईदित्‌ परस्मैपदी है। इसके रूप 
कृणत्ति कृत्ते । चकते आदि बनते हैं । 

तृह हिसि हिसायाम्‌, इन दोनों का प्रयोग हिंसा अर्थं में होता है ये सेट्‌ 
परस्मैपदी है । 

तणह इति--तृह धातु को हलादि पित्‌ प्रत्यय परे रहते शनम्‌ करने पर इम्‌ 
का आगम होता है । 

तृह + तिप्‌ इस स्थिति में हलादि पित्‌ तिपू प्रत्यय परे शनम्‌ प्रत्यय करने पर 
तुनह ति' इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से नकार के अकार के बाद इम्‌ (इ) का आगम 
करने पर अ+इ को गृण होकर 'तूनेह्‌ ति' इस स्थिति में होढ' से हकार को ढकार, 
“झषस्तथो:--से तकार को धकार, ष्टुत्वेन धकार को ढकार, 'ढोढे लोपः' से पूर्वे ढकार 
का लोप नकार को णकार होकर तुणेढि रूप बनेगा। द्विवचन में हलादि पित्‌ प्रत्यय 
परे न होने के कारण इम्‌ का आगम न होगा, तब तृनह, तस्‌' इस स्थिति में 
““एनसोरल्लोप:” सुत्र से शनम्‌ के अकार का लोप होकर 'तुन्ह तस्‌' इस स्थिति में 
पूर्ववत्‌ हृकार को ढकार, तकार को धकार, ष्टुत्व और ढकार का लोप णत्व होकर 
तुण्डः रूप होगा । बहुवचन में 'तृनह, अन्ति’ इस स्थिति में ''शनसोरल्लोपः'' से अकार 
लोपू, नकार का अनुस्वार होकर तृहंन्ति रूप होगा । म० पु० एकवचन में हलादि 
पितू प्रत्यय परे रहते, उक्त सूत्र से इम्‌ आगम, गुण 'तृनेह्‌ +सि’ इस स्थिति में 
हकार को ढकार 'षढो: कः सि' से ढकार को ककार, क्‌ से परे सकार को षत्व, क्‌ +- 
ष्‌ को क्षत्व होकर तृणेक्षि रूप होगा द्विवचन में पूर्ववत्‌ तुण्डः, बहुवचन में तुण्ड, (यहाँ 
थकार को धकार होगा) उ० पु० एकवचन में पितू प्रत्यय परे होने से इम्‌ का आगम 
होकर पूर्ववत्‌ तृणेह्ि तुन्ह्वः तृन्ह्यः रूप होंगे । 

लिट्‌ में ततहे ततहतुः ततहुँः आदि। लुट्‌ में सेट्‌ होने से इट्‌ ताहिता, 
तहिष्यति । लोट्‌ में इम्‌ गुण ढत्व धत्व ष्टुत्व ढ लोप होकर तृणेढु । लङ में 'अतृनह, 
त्‌? इस स्थिति में इम्‌, तकार का 'हलङ,यादि लोप, ढत्व, जश्त्वेन ढ को डू और डू को 
ट, णत्व गुण होकर अतृणेट्‌ द्विवचन में श्नसोरल्लोपः अकार लोप, ढत्व धत्व ष्टुत्व 
ढ लोप णत्व होकर अतुण्डाम्‌, अंतृहन्‌, अतृणेट्‌ (सकार का हल्ङ,यादि लोप) अतुण्डम्‌, 
अतृण्ड, अतूणहम्‌, अंतृह ब, अतंन्ह्म रूप होंगे । वि० लिङ में यासुट्‌ के डित्‌ होने से 
हलादि पितर न मिलने से इम्‌ का आगम न होगा, श्नसोरल्लोप से अकार लोप 


४४४ संस्कृत-व्याकरण' 


उन्दी क्लेदने ॥१३॥ उनत्ति, उन्तः उन्दन्ति। उन्दाञ्चकार । औनत्‌, औन्ताम्‌, 
औन्दन्‌ । औनः औनत्‌ । औनदम्‌ । 
अञ्जू व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु ॥ १४॥अनक्ति, अड्‌ क्तः, अञ्जन्ति । आनञ्ज । 
आनञ्जिय आनङ क्थ । अञ्जिता, अङ क्ता । 


होकर तृ ह्यात, आ० लिङ में तृह्यात्‌, लुङ, में 'अ तृह इ स ई त्‌' इस स्थिति में 
सकार लोप गुण होकर अतर्हीत्‌ अर्ताहिष्टाम्‌ अर्ताहषुः । लङ, में अतहिष्यत्‌ । 

इनान्नेति--श्नमू प्रत्यय से परे नकार का लोप हो । 

हिसि धातु इदित्‌ है अतः इसमें सभी लकारों में “इदितो नुम्‌ धातोः” सूत्र से 
नुम्‌ का आगम श्नम्‌ के नकार के आगे होगा, और प्रक्कत सूत्र से नुम्‌ के नकार का 
सवेत्र लोप हो जायेगा लट्‌ लकार में हिन न्‌ स्‌ ति' इस स्थिति में प्रक्रत सूत्र से न्‌ 
का लोप होने पर हिनस्ति, द्विवचन में श्नसोरल्लोपः से एनम्‌ के अकार का लोप 
होकर हस्तः, इसी प्रकार हिसन्ति, हिनस्सि, हिस्थः, हिस्थ, हिनस्मि हिस्वः हिस्मः । 
रूप बनेंगे । 

लिट्‌ में जिहिस जिहिसतु: जिहिसुः यहाँ शनम्‌ न होने से न्‌ का लोप न होकर 
अनुस्वार होगा । सेट्‌ होने से लुट्‌ में हिंसिता । लुट्‌ में हिंसिष्यति। लोट्‌ में शनम्‌ से 
परे नुम्‌ के नकार का श्नान्नलोपः से लोप होकर हिनस्तु, आदि रूप बनेंगे । 

तिप्यनस्तेरिति --तिप्‌ परे रहते पदान्त सकार को दकार हो, अस्‌ के सकार 
को न हो । 

सिपि धातोरिति -यदोत्त में धातु के सक्रार को रु हो विकल्प से । 


'निष्यनस्तेः' सूत्र ससजुषो रुः सूत्र से होने वाले रुत्व का अपवाद है । 
लङ लकार में 'अहिन स्‌ त्‌' इस स्थिति में 'ससजुषो रु: से प्राप्त रुत्व को 
वाध कर 'तिप्यनस्तेः' सूत्र से सकार को दकार हुआ, और उसे चर्त्वेन तकार, तकार 
अभाव पक्ष में दक़ार ही रहेगा, तुकार का हल्‌ङयादि लोप होकर अहिनत्‌ अहिनद्‌ 
या २ ताम्‌ परे नकार के अकार का शनसोरल्लोप: से लोप, और नकार का 
सजग रु होकर आहस्ताम्‌, इसी प्रकार बहुवचन में अकार लोप, अनुस्वार, तकार का 

न्त लोप होकर अहिसन्‌, रूप होगा । 

पदर i परे, सकार का हल्ड्य्यादि लोप, और सिपिधातोः--सूत्र से धातु के 
- रु होकर और र्‌ का विसर्ग होने पर अहिनः रु के अभाव पक्ष में “झलां 
तीन इम र सकार को दकार और विकल्पतः चत्वे होकर अहिनत्‌ अहिनद्‌ इस प्रकार 
विधिलिङ अ । शेष रूप पूर्ववत्‌ अहिस्तम्‌ आहिस्त । अहिनसम्‌ अहिस्व, अहिस्म । 
» मै नुम्‌ के नकार का लोप श्नान्नलोपः से, अकार का लोप शनसोरल्लोप: 


से, तैर अनु है टु में 0 छ हे 
ह र होकर हिस्यात्‌ । आ० लिङ में हिंस्यातू । लुङ अहिसीव्‌ । लङ 


रुधोादय: ४८५ 


अडिग्ध, अनजानि । आनक्‌ । । 

(२९८) अञ्जेः सिचि ।७।२७१॥ 

अञ्जेः सिचो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । आञ्जीत्‌ । 

तञ्च्चु संकोचने ॥१५॥ तनक्ति । तङक्ता तञ्चिता । 


ओविजी भय चलनयोः ॥१६॥ विनक्ति । विज इडिति ङित्वम्‌-विविजिथ । 
विजिता । अविनक्‌ । अविजीत्‌ । 


उन्दी क्लेदने--उन्द धातु गीला करने अर्थ में है, सेट्‌ ईदित्‌, है। लट्‌ में 
एनम्‌ करने पर 'उनन्दइृति' इस स्थिति में श्नान्नलोपः से नकार का लोप दकार का 
चर्त्वं होकर उनत्ति, तस्‌ परे 'उनन्दतः' इस स्थिति श्नान्नलोपः से नकार लोप, श्तसोर 
ल्लोपः से अकार लोप, झरोझरि सवर्णे से दकार लोप होकर उन्तः इसी प्रकार अन्ति 
परे उन्दन्ति । उनत्सि, उन्यः, उन्थ। उर्ना{म, उन्द्वः उन्द्मः। लिट्‌ में इजादि गुरुमान्‌ 
होने से आमु, कृ का अनुप्रयोग होकर उन्दाञ्चकार, लुट्‌--उन्दिता। लुट्‌- उग्दिष्यति 
लोट्‌-उनत्तु, लङ, में आट्‌ वृद्धि, श्नम्‌ से पर नकार का लोप, तकार का हल्झ्यादि 
लोप, चर्त्वेन दकार का तकार होकर औनत्‌ ताम्‌ परे, शनम्‌ से पर नकार लोप, 
शनम्‌ के अकार का लोप, दकार का 'झरोझरि' से विकल्पतः लोप-- औन्तास्‌-ओन्ताम्‌, 
औन्दन्‌ । सिप्‌ परे सिप्‌ के सकार का हल्‌ङयादि लोप, दकार को 'दश्च' सूत्र से रु, र्‌ 
को विसर्ग, शेष विधि पूर्ववत्‌ होकर औनः. रु के अभाव पक्ष में पूर्ववत औनत्‌ रूप 
होगा, औन्तम्‌ ओन्तम्‌, औन्त-औन्त । औनदम्‌ औन्द॒व औन्दम। वि० लिङ में 
उन्द्यात्‌ आ० लिङ उद्यात्‌ । लुङ में औन्दीतृ । लूङ में औन्दिष्यतू । 

अञ्जु व्यक्ति म्रक्षणकान्ति गतिषु- अञ्ज्‌ धातु, स्पष्ट होना या प्रकट होना, 
साफ होना, इच्छा करना और जाना अर्थो में है। यह धातु उदित्‌ होने के कारण 
विकल्पतः सेट्‌ है । 


लट्‌ में श्‍नमु करने पर 'शनानान्न लोपः' सूत्र से धातु के नकार का लोप होने 
पर अ न जू ति' इस स्थिति में जकार को कुत्वेन गकार, और गकार को चर्त्वेन 
ककार होकर अनक्ति रूप बनेगा। तस्‌ परे भी शनान्न लोपः धातु के नकार का लोप, 
और शतम्‌ के अकार का भी यहाँ लोप होकर 'अ नु ज्‌ तस्‌' इस स्थिति में जकार को 
कुत्वेन गकार, चत्वेंन ककार, नश्चेति नकार को अनुस्वार, परसवर्णन अनुस्वार को 
ङकार होकर अङक्तः, बहुवचन में भी अन्ति करने पर नकार लोप, अकार लोप, 
अनुस्वार पर सवर्णं करने पर अञ्जन्ति, सिप्‌ पर 'अन्‌ ज्‌ सि' इस स्थिति में गत्व, 
कत्व, षत्व, क्‌+ष~+क्षत्व होकर अनक्षि, अङक्थ; अङ क्य, अनज्मि, अङ ग्वः 
अङग्मः रूप होंगे । 

लिद्‌ में अञ्ज्‌ को द्वित्व, अभ्यास कार्य, 'अ-अञ्ज्‌ अ' इस स्थिति में तस्मा 
ल्नुड्‌ द्विहलः” सूत्र से तुटू का आगम होकर आनञ्ज आनङ्जतुः आनञ्जु; । थलू पर 


४८६ संस्कृत-व्याकरण 


शिष्ल्‌ विशेषणे ॥ १७॥ शिनष्टि, शिष्टः, शिषन्ति । शिनेक्षि । शिशेष । 


शिशेषिथ । शेष्टा । शेक्ष्यति । शिनष्ट्रु। शिण्डि। शिनषाणि। अशिनट्‌ । 
शिष्यात्‌ । शिष्यात्‌ । अशिषत्‌ । एवं पिष्लू संचुणने ॥१८॥ 


ऊदितु होने के कारण स्वरतीति--सुत्र से इट्‌ पक्ष में आनञ्जिथ, इङभाव पक्ष में 
जकार को गत्व कुत्व अनुस्वार पर सवर्ण होकर आनङक्थ रूप होगा इसी प्रकार 
आनञ्जधु: आदि शेष रूप भी बनेंगे । 

लुटू में स्वरतीति सूत्र से इट्‌ पक्ष में अञ्जिता इडभाव पक्ष में अङ क्ता, लट्‌ 
में अञ्जिष्यति, इडभाव पक्ष में जकार को कत्व, अनुस्वार, पर सवर्ण, पत्व होकर 
अङ क्ष्यति, लोट्‌ में अनक्तू, अङ क्तम्‌, अञ्जन्लु । सिप्‌ परे 'हुझल्भ्यो हे धि', सूत्र से 
सि के स्थान में हुये हि को धि आदेश, हि के अपित्‌ होने से डित्‌ होने के कारण, 
श्नम्‌ के अकार का लोप, अनुस्वार पर सवरणं होकर अडिध अङक्तम्‌ अङक्त, मिप्‌ परे 
आट्‌ का आगम, वृद्धि, श्नमु के अकार का लोप यहाँ न होगा, क्योकि आद्‌ पितू 
होता है, श्नान्नलोपः से धातु के नकार का लोप होकर अनजानि अनजाव अनजाम 
रूप होंगे । 

लड में आट्‌ वृद्धि, श्नम्‌, श्नम्‌ से परे धातु के नकार का लोप, जकार को 
गत्व कत्व तथा तू का हल्ङयादि लोप होकर आनक्‌ आङ क्ताम्‌ आदि रूप होंगे । 

अञ्जेरिति--अञ्ज्‌ धातु को सिच्‌ परे नित्य इट्‌ हो। 

धातु के ऊदितू होने से स्वरतीति सुत्र से विकल्पतः इट्‌ प्राप्त था, प्रस्तुत सूत्र 
उसे वाध नित्य इट्‌ करता है अतः लुङ लकार में आटू, वृद्धि, च्लि को सिच्‌, प्रत्यय के 
इकार का लोप, ईट्‌, इट्‌, सिच्‌ लोप, दीर्घ होकर आडजीत्‌ आञ्जिष्टाम्‌, आडिजष: । 
आङजीः, आञ्जिष्टम्‌, आञ्जिष्ट । आञ्जिषम्‌, आञ्जिष्व, आञ्जिप्म । लड सें 


७ 


स्वरतीति-वेट्‌-आञ्जिष्यत्‌ आङ क्ष्यत्‌ रूप बनेगे । 

तञ संकोचने-- तञ्चू धातु संकुचित करने अर्थ में हे, ऊदित होने से इसमें 
भी स्वरतीति-सुत्र से विकल्पतः इट्‌ होता है, इसके भी रूप प्रायः अञ्जू के समान 
होते हैँ--तनक्ति, तङक्तः तञ्चन्ति। ततञ्च, ततञ्चिथ ततङक्थ । तञ्चिता तङ क्ता । 
तञ्चिष्यति, तङक्ष्यति । तनक्तु तडिध तनचानि । अतनक्‌ । तञ्च्यात्‌ तच्यात्‌ । 
अतञ्चीत्‌ अताङ क्षीत्‌ । अतञ्चिष्यत्‌ अतडक्ष्यत । 1 
ओविजी भयचलनयोः-विज धातु डरने और हि भै में 

[ हलने अर्थ में है। यह ओदि 

हज है। यह ओदित्‌ और 

लट्‌ में विनक्ति (ज्‌ को ग्‌, क्‌) विङ क्तः विञ्जन्ति, विनक्षि, लोट--विनक्त 
विङ र्ध, बिनजानि । लङ अविनक्‌. वि० लिङ --विज्यात्‌ । आर्धधातुक लकारों 
में शनमु न होगा, इडादि प्रत्यय परे रहते “विज इट्‌' सूत्र से डिद्वत्‌ होने से गण निषेध 
होकर लुट्‌ में बिजिता, लुट्‌ में विजिष्यति । आ० लिङ में बिज्यातू, लुङ में अविजीत्‌ 
भविजिध्यत्‌ रूप होंगे । Eis | 


थाक Cc 


रुधादयः ४८७ 


भञ्जो आमर्दने ॥ १६॥ इनान्तलोपः --भनक्ति, बभज्जिय, बभड क्थ, भङक्ता, 
भङिध, अभाङ क्षोत्‌ । 

भुज पालनाभ्यवहारयोः ॥5०॥ भुनक्ति । भोक्ता । भोक्ष्यति । अभुनक्‌ । 

(२९९) भुजोऽनवने ।१।३।६६॥ 

तङानो स्तः । ओदनं भुङ क्ते। अनवने किम्‌--महीं भुनक्ति। 


शिष्ल्‌ विशेषणे--शिष्‌ धातु विशेषता बताने अर्थ में है, यह लूदित्‌ है अतः 
लुङ में पुषादि द्युतादि-सूत्र से च्लि को अङ, होगा । 

लट्‌ में शिनष्टि, अकार लोप, नकार का अनुस्वार ष्टुत्व होकर, शिष्टः 
शिषन्ति । सिप्‌ परे 'शिनष्‌ सि’ इस स्थिति में 'षढोः कः सि’ से षकार को ककार, 
ककार से परे प्रत्यय सकार को षत्व क्षत्व होकर शिनक्षि। लिट्‌ में शिशेष शिशिषतुः 
शिशिषुः विशेशिथ आदि, लुट्‌ में अनिट्‌ होने से शेष्टा आदि। लूट में षढोः कः सि, 
ष्‌ को क्‌ षत्व क्षत्व होकर शेक्ष्यति आदि | लोट्‌ में शिनष्टु, शिष्टा म्‌ शिषन्तु । सिप्‌ 
परे 'शिनष्‌ धि’ इस स्थिति में अपित्‌ होने से डिद्वत्‌ होने के कारण एनमु के अकार 
का लोप, षकार को जश्त्वेन डकार, प्रत्यय धकार को '्ट्रुत्वेन ढकार, डकार का 
झरोझरीति लोप, नकार का अनुस्वार, ढकार के योग में अनुस्वार का पर सवणे 
णकार होकर शिण्ढि रूप बनेगा । शिष्टम्‌, शिष्ट । शिनषाणि, शिनषाव शिनषाम । 
लङ, में 'अशिनष्‌ त्‌* इस स्थिति में तकार का हल्‌ङयादि लोप, षकार को जश्त्वेन 
डकार, चर्त्वेन टकार होकर अशिनट्‌ अशिष्टाम्‌ अशिषन्‌ । अशिनट्‌ ड्‌, अशिष्टम्‌, 
अशिष्ट । अशिनषम्‌ अशिस्व, अशिष्म । 

विधि लिङ, में यासुट्‌ के डित्‌ होने से शनम्‌ के अकार का लोप, नकार का 
अनुस्वार होकर शिष्यात्‌, आ० लिङ में शनम्‌ न होने से शिष्यात्‌, लुङ, में च्लि को 
अङ होकर अशिषत्‌ आदि रूप होंगे । 

पिष्लु संचुर्णने- पिष्‌ धातु पीसने अर्थ में है। लृदित्‌ परस्मैपद होने से च्लि 
को अङ होता है । इस धातु के सभी रूप शिष्‌ धातु के समान ही बनते हैं । पिनष्टि । 
पिपेष । पेष्टा । पेक्ष्यति । पिनष्टु, पिण्डि, पिनषाणि । अपिनट्‌ । पिष्यात्‌ । पिष्यात्‌ । 
अपिषत्‌ आदि । 

भञ्जो आमर्देने--भज्जू धातु तोड़ने अर्थं में है। यह धातु अनिट्‌ है, ओदितु 
होने से निष्ठा प्रत्यय परे तकार को नकार होता है । भग्नः आदि रूप होते है । 

लटू में भञ्ज्‌ धातु से शनम्‌ होने पर धातु के नकार का “एनान्नलोप: सूत्र 
से लोप, जकार को गकार और चत्वेने ककार होकर भनक्ति। लिटू बभञ्ज, 
थल्‌ परे अनिट्‌ अकारवानु होने से विकल्पतः इट्‌--बभङ्जिथ, इडभाव पक्ष में जकार 
को कुत्व, चत्वे, अनुस्वार, परसवर्ण होकर बभड क्य, लुट्‌ में अनिट्‌ होने से इडभाव 
में कुत्र, चत्व अनुस्वार परसवर्ण होकर भझूक्ता। लुट्‌-षत्व क्षत्व होकर 
भक्ष्यति । लोट्‌ में भनक्तु, भड क्तामु, भञ्जन्तु। भञ्जू हि' इस स्थिति में हि के 

® 


४८८६ 2410 संस्केत-व्याकेर॑णं 


जिइन्धी दीप्तौ ॥२१॥ इन्धे इन्धाते, इन्धते । इन्त्से । इन्ध्वे । 
इन्धाङचक्रे । इन्धिता । इन्धाम्‌, इन्धाताम्‌ इन्धे । ऐन्ध, ऐन्धाताम्‌, ऐन्धाः । 
विद विचारणे ॥२२॥ विन्ते । वेत्ता ॥ 
इति रुधादयः 


अपित्‌ होने से डिब्रत्‌ होने के कारण शनम्‌ के अकार का लोप, हि को धि, जकार को 
ग्‌, नकार को अनुस्वार भङिध, भङ क्तम्‌ भड क्त। भनजानि भनजाव भनजाम । 

लङ में 'अभनञ्ज्‌ त्‌' इस स्थिति में श्नान्नलोपः धातु के नकार का लोप, 
जकार को गत्व कत्व तकार का हलूङयादि लोप होकर अभनक्‌, वि० लिङ में 
भळ्ज्यातू, आ० लिङ में भज्यातू, लुङ, में अ भञ्ज्‌ सिच्‌ ईट्‌ त्‌' होकर हलन्त 
लक्षणा वृद्धि, कुत्व, चत्वं, अनुस्वार, परसवर्णं, षत्व क्षत्व होकर अभाङ क्षीत्‌, 
सकार का झलोझलि से लोप अभाङ क्ताम्‌, अभाङ क्षुः । अभाइ क्षी: अभाड क्तम्‌ 
अभाङ क्त । अभाङ क्षम्‌, अभाङ कव,अभाङ क्ष्म । लृड-- अभङ क्ष्यतू । 

भुज्‌ पालनाभ्यवहारयोः- भुज्‌ धातु पालन और खाने अर्थ में है। यह पालने 
अर्थ में तो परस्मैपदी है किन्तु खाने अर्थ में आत्मनेपदी है। अनिट भी है। पालने 
अर्थं में परस्मैपद में इसके रूप, लट्‌ में कुत्व चर्त्वं होकर भुनक्ति भुङ क्त: भुञ्जन्ति । 
भुनक्षि, भुड क्थः, भृङ क्थ, भनज्मि, भुञ्ज्वः, भुञ्ज्मः होंगे । 

लिटू लकार में सामान्यतः बुभोज बभुजतुः आदि रूप होगे लुट्‌ में गुण कुत्व 
चत्वे होकर भोक्ता, लुट्‌ में भोक्ष्यति । 

लोट्‌--भुनक्लु, भुङः क्ताम्‌, भुञ्जन्तु, भुङिध, भुनजानि । 

लड, में 'अ भु न ञ्जू तू' इस स्थिति में श्नान्नलोपः से धातु के नकार का 
लोप, तकार का हलूङयादि लोप, कुत्व चर्त्वं होकर अभुनक्‌ अभुङ क्ताम्‌ अभुञ्जन्‌ । 
अभुनक्‌ ग, अभुङक्तम्‌ अभुङ क्त । अभुञ्जम्‌ अभुञ्ज्व अभुञ्ज्स । 

वि० विङ में भुञज्यात्‌; आ० लिङ, में भुज्यात्‌, लुङ में कुत्व चत्वं क्षत्व 
वृद्धि होकर अभोक्षीत्‌ । लुङः में अभोक्ष्यत्‌ । 
४ भुज इति--भुज्‌ धातु से, पालन करने अर्थ से भिन्न अर्थ में अर्थात्‌ खाने अर्थ 
में आत्मनेपद के प्रत्यय होते हैं । 

भोजनार्थक भुज्‌ धातु से लट्‌ में उक्त सूत्र से आत्मने पद का विधान होने से 
त प्रत्यय, शनम्‌, अपित्‌ होने से ङिद्रत्‌ होकर अकार का लोप, अनुस्वार पर सवर्णे 
होकर, जकार को कुत्व चत्वं होकर भुङक्ते आदि रूप बनेंगे ओदनं भूडः क्ते चावल 
खाता है, उपभोग या पालन करने अर्थ में परस्मैपद होकर भुनक्ति आदि रूप होंगे । 

लिट्‌ में बुभुजे, लुट्‌ भोक्तासे, लुट्‌-- भोक्ष्यते, लोट्‌--भुङ क्ताम्‌, भुञ्जाताम्‌ 
भुञ्जताम्‌, भुङ्‌ क्ष्व, भुञ्जाथाम्‌, भुङ ग्ध्वम्‌ । भुनजै भुनजावहै भुनजामहै । 

लङ, में अभुड क्त अभुञ्जाताम्‌ अभुञ्जत । अभुङ कथाः, अभुञ्जाथाम्‌ 
मुड वसु, अभुज्जि, अभुञ्जवहि, अभुञ्जमहि। वि० लिङ,- भुञ्जीत । आ० 


रुधादेय: ४प्है 


लिड_-- भुक्षीष्ट । लुङ में अभुक्त अभुक्षाताम्‌ अभुक्षत, अभुक्थाः, अभुक्षाथाम्‌ 
अभुग्ष्यम्‌ । अभुक्षि, अभुक्ष्वहि अभुक्ष्महि । लुङ, में अभोक्ष्यत आदि । 

डि इन्धी दीप्तौ --इन्ध्‌ धातु चमकने अर्थ में है । यह धातु जीदितृ और ईदित्‌ 
तथा आत्मनेपदी है । 

लट्‌ में आत्मनेपद के प्रत्ययों के अपितु डित्‌ होने से श्नान्नलोपः से धातु के 
नकार का लोप और शनम्‌ के अकार का भी लोप, अनुस्वार पर सवर्णं होकर पुनः 
नकार, तकार को झषस्तथोः--सूत्र से धकार, पूर्वधकार का सवर्णं झर परे लोप 
होकर इन्धे रूप होगा, धकार लोप के वैकल्पिक होने से लोपाभाव पक्ष में धकार को 
जइत्वेन दकार होकर इन्धे भी रूप बनेगा । इस लकार के शेप रूप--इन्धाते, 
इन्धते --धकार को चर्त्वेन तकार होकर इन्त्से, इन्धाथे, इन्ध्वे । लिट्‌ में इजादि गुरु- 
मान्‌ होमे से आम्‌ कृ का अनुप्रयोग होकर इन्धाञ्चक्रे। सेट्‌ होने से इट्‌ होकर लुट्‌ में 
इन्धिता । लोट्‌ में नकार को लोप, अकार का लोप, तकार को धकार, सवर्ण लोप 
होकर इन्धाम्‌, इन्धाताम्‌ इन्धताम्‌, इनधे (धातु के नकार का लोप, आद्‌ और वृद्धि 
होकर” इन्धावहैं इन्धामहै । लङ में आट्‌ वृद्धि शतम्‌ के अकार का तथा धातु के नकार 
का लोप, झरो झरि से सवर्ण झर्‌ का लोप होकर ऐन्ध रूप होगा । ऐन्धाताम्‌ ऐन्धत । 
ऐन्धाः (यहाँ थकार का धकार पूर्वं धकार का लोप, शेष कार्यपूर्वंवत होगे, प्रत्यय के 
सकार को रुत्व विसर्ग होगा) वि० लिङ में सीयुट्‌ होकर इन्धीत। आ० लिङ में 
इट्‌--इन्धिषीष्ट । लुङः में पुर्ववत्‌ ऐन्धिष्ट । लुङ में ऐन्धिष्यत आदि रूप बनेंगे । 

विद्‌ विचारणे-विद्‌ धातु विचार करने अर्थ में है। यह अनिट्‌ आत्मने 
पदी है । 

आत्मने पद के प्रत्ययों के अपितू होने से शनम्‌ के अकार का लोप होकर विन्ते 
रूप होगा, (यहाँ दकार का सवर्णे झर्‌ लोप होगा) विन्दाते, विन्दते । विन्त्से, विन्दाथे, 
विन्दूध्वे । विविदे, वेत्ता, वेत्ष्यते, विन्ताम्‌, अवित्त, विन्दीत, वित्सीष्ट, अविन्त, 
अवेत्स्यत आदि रूप बनेंगे । 


इति रुधादिगणः 


¢ 


अथ तनादयः 


तजु विस्तारे ॥१॥ 

(३००) तनादिकृुङभ्य उ: ।३।१।७६॥। 

शपोऽपवादः । तनोति, तत्रुते । ततान, तेने । तनितासि, तनितासे । तनिष्यति, 
तनिष्यते । तनोतु, तउुताम्‌ । अतनोत्‌, अतनुत । तत्रुयात्‌, तन्वीत । तन्यात्‌, 
तनिषीष्ट । अतानीत्‌ अतनीत्‌ । 

(३०१) तनादिभ्यस्तथासोः ।२।४।७९॥ 


तनादेः सिचो वा लुक्‌ स्यात्‌ तथासोः । अतत, अतनिष्ट, अतथाः, अतनिष्ठाः । 
अतनिष्यत्‌, अतनिष्यत । 


तनु विस्तारे-तन्‌ धातु फैलाने अर्थ में हे । यह धातु सेट्‌ उभय पदी है, 
इसके उदित होने का फल निष्ठा प्रत्यय परे इट्‌ का निषेध होना है ततम्‌ आदि । 

तनादीति--तन आदि और कृ आदि धातुओं से उ प्रत्यय हो। यह सूत्र शप्‌ 
. प्रत्यय का अपवाद है । 

लट्‌ में 'तन्‌ ति' इस स्थिति में 'तनादिकृळ्भ्य उ: से उ प्रत्यय, तन्‌ उ ति! 
इस स्थिति में सार्वधातुक पितू परे रहते उकार का ओ गुण होकर तनोति आत्मनेपद 
में अपित्‌ सार्वधातुक के डिद्बत्‌ होने से गुणाभाव--तगुते । तनोति तनुतः तन्वन्ति । 
तनोषि तज्रूथः तनुथ ।` तनोमि तउुवः तनुमः । तनुते, तन्वाते तन्वते । तनुषे तन्वाथे 
तनुध्वे । तन्वे तनुबहे तनुमहे । 

लिट्‌ में द्वित्व अभ्यास कार्य उपधा वृद्धि-ततान, कित्‌ लिट्‌ परे अत एक 
हल्‌ मध्ये --सूत्र से एत्वाभ्यास लोप होकर- तेनतुः तेनुः। थलि च सेटि-- तेनिथ 
ततन्थ तेनथुः तेन, ततान तेनिव तेनिम । आत्मनेपद में अपित्‌ सार्वधातुक के डित्‌ 
होने से एत्वाभ्यास लोप होकर--तेने तेनाते तेनिरे। तेनिषे तेनाथे तेनिध्वे। तेने 
तेनिवहे तेनिमहे । 

लुट्‌ लकार में तनितासि तनितासे, लुट्‌ में तनिष्यति तनिष्यते । लोट्‌ तनोतु 


४89 


Mm MR ती 


तनादयः ४९१ 


षणु दाने ॥२॥ सनोति सनुते । 

(३०२) ये विभाषा ।६।४।४३॥ 

जन सन खना सात्वं वा यादौ किति । सायात्‌ सन्यात्‌ । 

असानीत्‌ असनीत्‌ । 

(३०३) जनसन खनां सऊकलोः ।६।४।४२॥ 

एषामाकारोऽन्ता देशः स्यात्‌ सनि झलादो क्डिति । 

असात, असनिष्ट । असाथाः असनिष्ठाः । 

क्षणु हिसायाम्‌ ॥३॥ क्षणोति, क्षणृते। ह्मामन्तेति न वृद्धिः--अक्षणीत्‌, 
अक्षत, अक्षणिष्ट । अक्षथाः, अक्षणिष्ठाः । 

क्षिणु च ॥४॥ उप्रत्यये लघुपधस्य गुणो वा । क्षणोति क्षिणोति । क्ष णिता । 
अक्षे णीत्‌ । अक्षित अक्ष णिष्ट । 

तृणु अदने ॥५॥। तर्णेति तृणोति । तणु ते तृणते । 


तडुताम्‌ तन्वन्तु । उतश्च प्रत्ययादित--हे लोपः तनु तनुतमु तनुत । तनवानि 
तनबाव तनवाम । तनुताम्‌ तन्वाताम्‌ तन्वताम्‌ तनुष्व तन्वाथाम्‌ तमुध्वम्‌ । तनवे 
तनवावहै तनवामहै । 

लङ, में अतनोत्‌ अतनुताम्‌ अतन्वन्‌ । अतनुत अतन्वाताम्‌ इत्यादि । 

वि० लिङ,--तनुयात्‌ तन्वीत । आ० लिङ तनयात्‌ तनिषीष्ट । लुङ में-- 
अतो हलादे:--विकल्पतः वृद्धि- अतानीत्‌ अतनीत्‌ इत्यादि रूप होंगे । 

तनादिभ्य इति--तनादि धातुओं से सिच्‌ का लोप विकल्पतः हो, त और 
थासू प्रत्यय परे रहते । 

आत्मने पद में प्रस्तुत सूत्र से सिच्‌ लोप पक्ष में 'अनुदात्तोपदेश-सूत्र से न 
लोप होकर अतत, सिच्‌ लोप के अभाव पक्ष में इट्‌ होकर अतनिष्ट, इसी प्रकार थास्‌ 
प्रत्यय पर सिच्‌ लोप और नकार लोप होकर अतथाः, लोपाभाव पक्ष में अतनिष्ठाः 
रूप होंगे । लङ, में अतनिष्यत्‌ अतनिष्यत । 

षणु दाने--सन्‌ धातु दान देने अर्थं में है। यह सेट्‌ और उभय पदी है । 

लट्‌ में उ प्रत्यय और गुण होर्कर सनोति आत्मनेपद में सजुते लिट्‌ में ससान 
सेनतुः । सेने । सनितासि सनितासे । लुट्‌-सनिष्यति सनिष्यते। सनोतु, सनुताम्‌। 
असनोत्‌ असनुत । 

वि० लिङ सनुयातू सन्वीत । 

ये इति -जन सन खन्‌ धातुओं को विकल्पतः आत्व हो यकारादि कितु प्रत्यय 
परे रहते । 

(अलोऽन्त्य सुत्र के वल से धातु के अन्तिम वर्ण नकार को आत्व होगा) 

किदाशिषि सुत्र से आशीलिङ, का यासुटू कित्‌ होता है अतः यकारादि कितु 


४१२ संस्क्ृत-व्याकरंण 
डुकृञ्‌ करणे ॥६॥ करोति । 
(३०४) अत उत्‌ सावधातुके ।६।४।११०॥ 
उ प्रत्ययान्त कृजोऽक्रारस्य उत्स्यात्‌ सावेधातु के क्ङिति । कुरुतः । 
(३०५) न भकुछु रामु ।८।२।७९॥ 
भस्य कुछ रोरूपधाया न दीघं: । कुर्वन्ति । 
(३०६) नित्यं करोतेः ।६।४।१०८॥ 


करोतेः प्रत्ययोकारस्य नित्यं लोपोम्वोः परयोः । कुवः, कुर्मः । कुरुते । चकार, 
चक्रे । कर्ता । करिष्यति, करिष्यते । करोतु, कुरुताम्‌ । अकरोत्‌ अकुरुत । 


मिलने से प्रस्तुत सुत्र से नकार को आत्व होकर सायात्‌, आत्वाभाव पक्ष में सन्यातु 
रूप होंगे । 

लुङ, में अतोहल!दे:-- विकल्पतः वृद्धिः-असानीत्‌, असनीत्‌ । 

जनसनेति--जन सनु खन्‌ धातुओं को आकारान्ता देश हो सन्‌ झलादि कित 
डित प्रत्यय परे रहते । 

लुङ आत्मनेपद में 'अ सन्‌ स त' इस स्थिति में तनादिभ्य स्तथासोः' सूत्र 
से सिच्‌ लोप पक्ष में झलादि कित्‌ प्रत्यय “त' परे रहते प्रस्तुत सूत्र से धातु के नकार 
को आकार होकर असात, सिच्‌ लोप के अभाव पक्ष में इट्‌ होने पर झलादि कितू न 
मिलने से नकार को आकार न होगा तब असनिष्ट होगा । इसी प्रकार थास्‌ प्रत्यय 
परे भी सिच्‌ लोप में आकार होकर असाथाः, लोपाभाव पक्ष में इट्‌ होकर असनिष्ठाः 
रूप होंगे 

इसी प्रकार लुङ आत्मनेपद में असात, असनिष्ट । असनिषाताम असनिष्त । 
असाथाः, असनिष्ठाः, असनिषाथाम्‌ असनिढ्वम्‌ । असनिषि असनिष्त्रहि असनिष्महि । 

लृङ में असनिष्यत्‌ असनिष्यत आदि रूप होंगे । 


क्षणु हिसायाम्‌ क्षण्‌ धातु हिंसा अर्थ में है, यह धातु भौ सेट उदित्‌ और 


उभयपदी है । 

लद्‌--क्षणोति क्षणृते । शेष लकारों के रूपों में सामान्य कार्य ही होता है, 
लुङ लकार में 'अ क्षण इ स ई त्‌' इस स्थिति में हलन्त लक्षणा वृद्धि का तो नेटि 
सूत्र से निषेध होता है, पुनः अतो हलादे: सूत्र से प्राप्त वृद्धि का 'ह्मयन्तेति’ सूत्र से 
निषेध होकर परस्मैपद में तो 'अक्षणीव्‌' एक रूप बनता है। किन्तु आत्मनेपद में 
“तनादिभ्यस्तथासोः? सूत्र से विकल्पतः सिच्‌ लोप होता है, लोप पक्ष में 'अनुदात्तोप- 
देश--सूत्र से अनुनासिक णकार का भी लोप होकर अक्षत, सिच्‌ लोपा भाव पक्ष में इट्‌ 
होकर अक्षणिष्ट, थास्‌ परे भी इसी प्रकार अक्षयाः और अक्षणिष्ठाः रूप बनते हैं । 

क्षिणुच--क्षिणु धातु भी हिसा अथं में सेट्‌ उदित्‌ एवं उभय पदी है, इसके 
रूपों में उक्त धातु मे कोई वैशिष्ट्य नहीं है, सभी रूप पूर्ववत्‌ बनते हैं, केवल लघूपध 
गूण की ही विशेषता है । 


तनादयः; ४६३ 


लट्‌ लकार्‌ में लघु पधगूण होने पर क्षेणोति और गुणाभाव पक्ष मे क्षिणोति 
रूप बनते हैं । 

वस्तुतः लघूपध गुण नित्य विधि है, इस सूत्र में गुण के विकल्प की कल्पना 
“'संज्ञापूर्वं को विधिरनित्यः” इस परिभाषा के बल पर की गई है, क्योंकि ''उपधा'” 
संज्ञा है, यह सूत्र उपधा संज्ञक को -ही गुण करता है, अतः यह गुण विधि संज्ञा को 
निमित्त मान कर होने के कारण. अनित्य है अत्‌ एव गुण होता भी है और नहीं भी । 
किन्तु संज्ञा पूर्वक विधि की अनित्यता भाष्य में मान्य नहीं है, अतः भाष्यमत में गुण 
होता ही है, इस दृष्टि से ही यहाँ गुण का विकल्प दिखलाया गया है, भाष्यमत ही 
सर्वमान्य है, अतः गुण को नित्य ही मानना चाहिये, प्रकरण वश यहाँ यह विकल्प 
दिखलाया गया है। 

इस धातु के अन्य रूप--क्षेणिता । अक्षेणीत्‌ अक्षित्‌ अक्षेणिष्ट आदि होंगे । 

तृणु अदने--तृणूधातु खाने अर्थं में सेट्‌ उभयपदी उदित्‌ हे, इसमें लघूपध गुण 
के विकल्प को पूर्ववत्‌ मानकर तर्णोति तृणोति । तणुते तृणृते आदि रूप बनते हैं । 

डुकृअ करणे-यह धातु करने अर्थ में है, अनिट है, और नितु होने से उभय 
पदी है, डु की इत्‌ संज्ञा होने से यह ड्वित्‌ है अतः डिवृत्‌ होने से क्त प्रत्यय परे कृत्रि- 
मम्‌ रूप बनता है । 

क धातु से लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन में तिपू प्रत्यय करने पर “तनादि 
कृङभ्य उ:” से उ प्रत्यय, कु उति’ इस स्थिति में “उ' प्रत्यय को निमित्त मानकर 
ऋकार को अर्‌ गुण, और तिप्‌ प्रत्यय को निमित्त मानकर 'उ' को ओ गृण होकर 
करोति रूप बनेगा । 

अत उदिति--सावेधातुक कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहते, उ प्रत्ययान्त कृत धातु 
के अकार को उकार हो । 


कृ धातु से लट्लकार में तस्‌ प्रत्यय परे 'उ' प्रत्यय, और 'उ' प्रत्यय निमित्तक 
ऋकार को अर्‌ गुण, “कर्‌ उ तस्‌' इस स्थिति में तसू प्रत्यय अपित्‌ सार्वधातुक होने से 
जिद्वत्‌ है अतः तस्‌ को निमित्त मानकर 'उ' को गुण न होगा, किन्तु 'उ प्रत्यय के 
अपित्‌ सावेधातुक डिद्धत्‌ होने से डितू प्रत्यय परे प्रस्तुत सूत्र से 'क' के अकार को 'उ 
हो जायेगा, सकार को रुत्व विसे होकर कुरुतः रूप होगा । 

बहुवचन में झि परे 'उ' प्रत्यय, 'उ' प्रत्यय निमित्तक ऋकार को अर्‌ गृण, 
झि को अन्ति होकर 'कर्‌' उ अन्ति” इस स्थिति में “अत उत्‌ - सूत्र से क' के अकार 
को उकार होने पर 'कुरु अन्ति’ इस स्थिति में 'हलिच' सूत्र से उकार को दीं प्राप्त 
होता है— 

न्न भेति--भसंज्ञक कुर्‌ और छुर्‌ की उपधा को दीघं न हो। उक्त स्थिति में 

“हलिच' सूत्र से कुर्‌ की उपधा उकार को प्राप्त दीघं का प्रस्तुत सूत्र से निषेध होने 
पर उकार को अच्‌ परे यण्‌ होकर कुर्बेन्ति रूप बनेगा । 


४९४ संस्कृत-व्याकरण 


(३०७) ये च ।३।४।१०९॥ 
कुज उ लोपो यादौ प्रत्यये परे । कुर्वीत । क्रियात्‌ । कृषीष्ट । अकार्षीत्‌ । 
अकृत । अकरिष्यत्‌ अकरिष्यत । 


सिप्‌ परे उ प्रत्यय, गुण, उकार को ओ गृण, षत्व होकर करोषि, थस्‌ परे 
उ प्रत्यय, गुण, अत उतु-सूत्र से अकार को उकार होकर कुरूथः, थ परे भी इसी 
प्रकार कुरूथ, मिप्‌ परे उ प्रत्यय, गुण, उकार को ओ गुण, करोमि रूप होगा । 

नित्य मिति—मकार और वकार प्रत्यय परे कृ धातु से परे प्रत्यय उकार का 
नित्य लोप हो । 


“कृ उ वस्‌ तथा कृ उ मस्‌” इस स्थिति में उ प्रत्यय निमित्तक ऋकार को 
अर्‌ गुण, अकार को अत उत्‌--से उकार होकर 'कुरु वस्‌, कुरु मस्‌' इस स्थिति में 
“नित्यं करोतेः' सूत्र से उ प्रत्यय का लोप, सकार को रुत्व विसर्ग होकर 'कुवे: कम: 
रूप होंगे । 

लटू आत्मने पद के सभी प्रत्ययो के अपित्‌ सावधातुक डिद्वत्‌ होने से सर्वत्र 
ऋकार को अर्‌ गुण करने पर “अत उतू-सूत्र से अकार को उकार हो जायेगा शेष 
सामान्य कार्य होकर कुरूते कुर्वाते कुवते, कुरूषे कुर्वाथे कुरूध्वे, इट्‌ परे एत्व और यण्‌ 
होकर कुर्वे, वहि महि परे नित्यं करोतेः उकार प्रत्यय का लोप होकर कुर्वहे कुमेहे, रूप 
बनेंगे । 

लिट्‌ लकार में चकार चक्रतुः चक्र: चकर्थ चक्रथुः चक्र, चकार चकार चकृव 
चकम । आत्मने पद में- चक्रे चक्राते चक्रिरे, चकृषे चक्राथे आदि रूप होंगे । 

लुट्‌ लकार में अनिट्‌ होने से इट्‌ न होगा, गुण होकर कर्तासि कर्तासे 1 लुट्‌ 
में “ऋद्धनोः स्ये” से इट्‌ गुण षत्व होकर करिष्यति करिष्यते । 

लोट्‌ में उ प्रत्यय, गुण, उकार को ओ गुण-- करोतु, कुरुतात्‌-अत उत्‌-से अकार 
को उकार- कुछताम्‌, न भकुछु राम्‌--दीर्घं निषेध= कुर्वन्तु, उतश्चेति हि का लोप-- 
कुरु कुरुतम्‌ कुरुत, आट्‌ गुण अवादेश, णत्व होकर करवाणि करवाव करवाम । आत्मने 
पद में सवेत्र अकार को उकार होकर-_क्रुताम्‌ कुर्वाताम्‌ कुर्वताम्‌, कुरुस्व कूर्वाथाम्‌ 
कुरुध्वम्‌, करवे करवावहै करवाम है । 

लड, में अट्‌ अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ अकुर्वन्‌ । अकरोः अकुरुतम्‌ अक्रुत । 
अकरवम्‌, उ प्रत्यय का लोप- अकुर्वं अकुर्म । आत्मनेपद में अकुरुत अकुर्वाताम 
अकुर्वत । अकुरूथाः अकुर्वाथाम्‌ अकुरूध्वम्‌ अकुवि अकुर्वहि अकम हि । 

ये चेति-यकारादि प्रत्यय परे रहते कृञ धातु से परे उ प्रत्यय का लोप हो। 

विधि लिङ, में “कृ यास्‌ त्‌' इस स्थिति में यकारादि प्रत्यय परे प्रकृत सूत्र से 
उ प्रत्यय का लोप होकर कुर्यात्‌ रूप होगा, यहाँ यासुट्‌ के ङित्‌ होने से उ प्रत्यय 
निमित्तक गुण होकर “अत उत सूत्र से अकार को उकार भी हो जायेगा अतः 'कुरु यात्‌' 
इस स्थिति में उप्रत्यय का लोप होगा । इसी प्रकार अन्य सभी रूपों में भी ये च' सूत्र 


SM SY Wp 


भा कुक ० SHES .) वकि... 


तनादयः ४६५ 


(३०८) सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे ।६।१।१३७॥ 

(३०९) समवाये च ।६।१।१३८॥ 

सम्परिपुर्वस्य करोतेः सुट्‌ स्यात्‌ भुषण संघाते चार्थे । संस्करोति--अलंकरोती 
त्यर्थेः संस्कु्वन्ति--संघीभवन्ती त्यर्थः । सम्पुर्वस्य क्वचिद्‌ भुषणेऽपि सुट्--'संस्कृतं 

क्षा: इति ज्ञापकात्‌ । 

(३१०) उपात्‌ प्रति यत्न वेकृत वाक्याध्याहारेषु च ।३।१।१३६॥ 

उपात्‌ कृजः सुट्स्यादेष्वर्थेषु । चात्‌ प्रागुक्तयो रर्थयोः । प्रतियत्नो गुणाधानःर्‌ । 
विकृत मेव वेकृतं-विकारः । वाक्याध्यहारः- आकाडिक्षतेकदेशपुरणम्‌ । उपस्कृता 
कन्या । उपस्कृता ब्राह्मणाः । एधोदकस्योपस्कुरुते । उपस्कृतं भुड क्त । 
उपस्कृतं ब्रूते । 


से 'उ' का लोप होकर कूर्याताम्‌ कुयु :। कुर्याः, कुर्यातम्‌, कुर्यात कुर्याम्‌ कुर्याव कुर्याम । 
आत्मने पद में सीयुट्‌ होकर उ प्रत्यय, गुण, अकार को उकार होकर 'कुरु+-ईत' इस 
स्थिति में यण्‌ होकर--कूर्वीत कुर्वीयाताम्‌ कुर्वोरन्‌ कुर्वोथाः कुर्वोयाथाम्‌ कुर्वोध्वम्‌ । 
कुर्वीय कृर्वीवहि कुर्वीमहि । 

आशीलिङ में 'कृ यात्‌' इस स्थिति में “रिङ शयग्‌ लिङक्षु” सूत्र से ऋकार 
को रिङ, होकर क्रियात्‌ क्रियास्ताम्‌ क्रियासुः आदि रूप बनेंगे । आत्मनेपद में सीयुट्‌ के 
कित्‌ होने से गुण न होकर कृषीष्ट कृषीयास्ताम्‌, कृषीरन्‌ आदि रूप बनेंगे । 

लुङ लकार में 'अट्‌ सिच्‌ ईट्‌ त्‌' इस स्थिति में 'सिचिवृद्धि--सूत्र से ऋकार 
को आर्‌ वृद्धि होकर अकार्षीत्‌ अकार्ष्ठाम्‌ अकाषुंः। अकार्षीः अर्काष्टम्‌ अकाष्टं । 
अकाषंम्‌, अकाष्वे अकाष्मं । आत्मनेपद में ह्वस्वादङ्ात्‌ सूत्र से सिच्‌ के सकार का 
लोप होकर अकृत अङ्गषाताम्‌ अकृषत । अक्षया: अक्कषाथाम्‌, अकृध्वम्‌। अकृषि 
अकृष्वहि अकृष्महि । 

लूड्‌ में अर्‌ गुण इट्‌ होकर अकरिष्यत्‌ अकरिष्यत रूप होंगे । 

सम्परिभ्याम्‌ समवाये चेति- सम्‌ और परि उपसर्गे पूर्वक क्र धातु को सुट्‌ 
(स्‌) का आगम हो, भूषित करने और समूह अर्थ में। 'सम्‌ + करोति' इस स्थिति 
में अलंकृत करने अर्थ में प्रस्तुत सूत्र से सुट्‌ (सू) का आगम, मकार का अनुस्वार 
होकर 'संस्करोति' अर्थात्‌ भूषित करता है। तथा “सम्‌+ कुर्वन्ति’ इस स्थिति में 
समूह्‌ अर्थ में प्रकृत सूत्र से सुट्‌ होकर “'संस्कुर्वेन्ति'” अर्थात्‌ एकत्रित होते हैं, ये रूप 
होते हैं । 

सम्पुर्वस्येति - सम्‌ पूर्वक कृ धातु को कहीं उस स्थल में भी सुट्‌ का आगम 
देखा जाता है, जहाँ इसका अर्थ अलंकृत करना नहीं है, इसके लिए “संस्कृतं भक्षाः” 
यह पाणिनि सूत्र ही प्रमाण है, यद्यपि यहाँ अलंकृत करना अर्थ नहीं है तथापि यहाँ 
सुट्‌ का आगम किया गया है अतः अलंकृत करने अर्थ से भिन्न अर्थ में भी सुट्‌ होता 
है, अतएव अन्नं संस्करोति जैसे प्रयोग भी होते हैं । 


४९६ संस्कृत-व्याक रण 


वन्नु याचने ॥७॥ वउुते। ववने। मनु अववोधने ॥८॥ मत्रुते। सेने । 


सनिता । मनिष्यते । मउुताम्‌ । अमनुत । मन्वीत । मनिषोष्ट । अमनिष्ट । असते । 
अमनिष्यत । 


इति तनादयः 


उपादिति--उप उपसर्ग से परे भी कृत धातु को सुट्‌ का आगम होता 
- है, अलंकृत करने तथा समूह अर्थ में तथा प्रतियत्न, वैकृत एवं वाक्याध्याहार 
अर्थो में । 

प्रति यत्न --गुणाधान अर्थात्‌ गुण 'या रंग ग्रहण करना । 

वैकृत--अर्थात्‌ विकार-विकार अर्थ में । 

वाक्याध्याहार जिसकी आकांक्षा हो उस एक भाग को पुरा करने 
अर्थ में । 

उपस्कृता कन्या--(अलंकृत की हुई कन्या) यहाँ अलंकरण अर्थ में प्रस्तुत सूत्र 
से सुट्‌ का आगम हुआ है । 

उपस्कृता ब्राह्मणाः--(एकत्रित हुए ब्राह्मण) यहाँ समूहार्थे में सुट्‌ का आगम 
हुआ है। 

एधोदकस्योपस्कुर्ते--(लकड़ी जल का गुण धारण करती है) यहाँ प्रतियत्न 
अर्थ में सुडागम है । 

उपस्कृतं भुङ क्ते--(विकृत पदार्थं को खाता है) यहाँ वैकृत अर्थ में 
सुडागम है । 

उपस्कृतं ब्रृते--(वाक्य का अध्याहार कर बोलता है) यहाँ वाक्याध्याहार 
अर्थं में सुडागम है । 

बनु याचने--माँगने अर्थ में है । यह सेट्‌ उदित एवं आत्मनेपदी है । 

लट्‌ में वनुते । लिट्‌ में द्वित्व अभ्यास कार्यं होने पर, 'अत एकहल्मध्ये' सूत्र 
से एत्वाभ्यास लोप प्राप्त था पर ''नशसददवादिगुणानाम्‌'” सूत्र से निषेध होने के 
कारण एत्वाभ्यास लोप न होगा, अतः ववने ववनाते आदि रूप ही बनेंगे। 
लुट्‌ में वनिता लुट्‌ बनिष्यते आदि, शेष सभी रूप आत्मनेपदी धातुओं के समान ही 
बनेंगे । 

सनु अवबोधने--मनु धातु जानने अर्थ में है, यह भी पूर्वे धातु वत्‌ सेट्‌ उदित 
एवं आत्मनेपदी है । 

लट्‌-मन्रुते सन्वाते मन्वते । मनुषे मन्वाथे मजुध्वे । मन्वे, सन्वहे, सन्महे । 

लिट्‌ में एत्वाभ्यास लोप मेने, मेनाते, मेनिरे आदि । मनिता। मनिष्यते । 
मनुताम्‌ । अमनुत । मन्वीत । मनिषीष्ट । लुङ लकार में सिच्‌ इट्‌ अमनिष्ट और जब 
“तनादिभ्यस्तथासोः” सूत्र से सिच्‌ का लोप, और अनुदात्तोपदेश--सूत्र से नकार लोप 
होगा तब अमत रूप होगा, इसी प्रकार अमथाः अमनिष्ठाः आदि रूप होंगे । 


इति तनादिगणः 


म 


अथ क्रयादयः 


डुक़ीज द्रव्य विनिमये ॥ १॥ 

(३११) क्रयादिभ्यः इना ।३।१।८१॥ 

शपोऽपवादः । क्रीणाति । ई हल्यधोः--क्रीणीतः । इनाभ्यस्तयो रातः--क्रीणन्ति । 
क्रीणासि, क्रीणीथः, क्रोणीथ । क्रीणामि, क्रीणोवः, क्रो गीमः। क्रीणीते, क्रो गाते, क्रीणते । 
क्रीणीषे, क्रीणाथे, क्रीगीध्वे । क्रीणे, क्रीणीवहे, 'क्रोगीमहे । चिक्राय, चिक्रियतुः 
चिक्षियुः । चिक्रेथ चिक्रयिथ । चिक्रिये । क्रेता । क्रेष्यति, क्ष्यते । क्रीणातु क्रोणीतात्‌ 
क्रोणीताम्‌ । अक्रीणात्‌, अक्रीणीत । क्रीणीयात्‌, क्रीणीत । क्रीयात्‌, क्रेषीष्ट । अक्रेषीत्‌, 
अक्रतेष्ट । अक्रेष्यत्‌ अक्रेष्यत । 


डुक्रीज द्रव्य विनिमये --क्री धातु खरीदने अर्थ में है। यह अनिट्‌ और नित्‌ 
होने से उभयपदी है, ड्वितु होने का फल कृदन्त प्रत्ययों में है । 

क्रयादिभ्य इति--क्री आदि धातुओं से एना प्रत्यय हो । इना प्रत्यय में शकार 
की इत्‌ संज्ञा है अतः यह शित प्रत्यय है, केवल 'ना' शेष रहता है, यह शितु विकरण 
केवल सार्वधातुक लकारों में होता है । एना प्रत्यय शप्‌ प्रत्यय का अपवाद है। 

लट्‌ प्र० पु० एकवचन में शना (ना) प्रत्यय, णत्व होकर क्रीणाति, द्विवचन 
में ना प्रत्यय के आकार को 'ईहल्यघोः' सूत्र से ईकार होकर क्रीणीतः, बहुवचन में 
'ना” प्रत्यय के आकार का “श्नाभ्यस्तयोरातः” सूत्र से लोप होकर क्रीणन्ति रूप 
बनेंगे । 

मध्यम पु० एकवचन में क्रीणासि, थस्‌ थ वस्‌ मन्‌ प्रत्ययों के परे अपित्‌ 
सावधातुक के ङिद्रत्‌ होने से 'ईहल्यघोः' सूत्र से आकार को ईकार होकर- क्रीणीथः, 
क्रीणीथ । क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः । आत्मनेपद में त आदि हलादि प्रत्ययों के परे 
अपित्‌ सार्वधातुक होने से डिड्रत्‌ हो जाने से सर्वत्र 'ईहल्यघोः' से आकार को ईकार 
हो जायेगा, अतः क्रीणीते, क्रीणाते, झ को अत होने पर और टि को एत्व होने पर 
क्रीणते इन दोनों स्थलों में अजादि प्रत्यय परे 'एनाभ्यस्तयोरात:' से आकार का लोप 
होकर रूप बनेंगे । 


३२ ४९७ 


४६८ संस्कृत-व्याकरण 


प्रीज_ तर्पणे कान्तौ च ॥२॥ प्रीणाति-प्रीणोते । श्रीज पाके ॥३॥ 
श्रीणाति श्रीणाते । 


हलादि प्रत्ययों के परे तो आकार को ईकार होगा और अजादि प्रत्ययों 
के परे आकार का लोप होगा- शेष रूप--क्रीणीषे क्रीणाथे, क्रीणीध्वे । इट्‌ परे ऋणे, 
क्रीणीवहे, क्रीणीमहे । 


लिट्‌ में क्री क्री द्वित्व, अभ्यास कार्य, हस्वः से ह्वस्व, चत्वं, “चिक्री + अ' 
इस स्थिति में 'अचोञ्णिति' से ईकार को ऐ वृद्धि आयादेश होकर चिक्राय, अतुस्‌ 
उस्‌ आदि अजादि प्रत्ययों के परे 'असंयोगाल्लिट' कितु से कितु होने से गुणाभाव, 
'अचिशनु'-से ईकार को इयङ होकर चिक्रियतुः, चिक्रियुः | थल्‌ परे इट्‌ पक्ष में गुण 
अयादेश होकर चिक्रयिथ, इडभावपक्ष में गृण--चिक्रेथ । चिक्रियथुः चिक्रिय आदि 
रूप होंगे। आत्मनेपद में इयङ होकर--चिक्रिये, चिक्रियाते, चिक्रियिरे आदि रूप 
होंगे। लुट में गुण-_क्रेतासि-क्रेतासे । लुट्‌ में गण--क्रेष्यति-क्रेष्यते । लोट्‌ में-- 
क्रोणातु, तातङ, पक्षे क्रीणीतात्‌ (डित्‌ होने से आकार को ईकार) क्रीणीताम्‌, 
इनाभ्यस्तयो रातः-_त्रीणन्तु। अपित्‌ होने आकार को ईकार--क्रीणीहि क्रीणीतात्‌, 
होणीतम क्रीणीत । क्रीणानि, क्रीणाव, करणास (आट्‌ के पित्‌ होने से यहाँ ईकार) 
नहीं हुआ। आत्मनेपद में हलादि प्रत्ययों में ईकार, अन्यत्र आकार लोंप--- 


क्रीणीताम्‌ क्रीणाताम्‌ क्रीणताम्‌, क्रीणीष्व, क्रोणाथाम्‌ क्रीणीध्वम्‌ । कणे क्रोणावहे 
क्रीणामहै । 


लङ में हलादि प्रत्ययों में ईकार - अक्रीणात्‌ (पित्त्वान्न ङि.द्वत्‌ अतो नाकार- 
स्येकार:) ईकारे कृते--अक्रीणीताम्‌, आकार लोप:--अक्लोणन्‌ अक्रीणाः, अक्रीणोतम 
अक्रीणीत । अक्रीणाम, अक्रीणीव, अक्रीणीम । आत्मनेपद में हलादि प्रत्ययों में ईकार 
अजादि प्रत्ययों में आकार लोप-अक्रोणीत अक्रीणाताम्‌, अक्रीणत, अक्रीणीथा 
अक्रोणायाम, अक्रीणीव्वम्‌ । अक्रीणे, अक्रीणीवहि, अक्रीणीमहि । 


विधि लिङ --प्रासुट्‌ के डित्‌ होते से सवैत्र एता के आकार को ई 'हल्यघो:' 
से सर्वत्र ईकार -_क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयुः । क्रोणीयाः क्रीणीयातम्‌ क्रीणीयात । 
क्रीणीयाम क्रीणीयाव, क्रीणीयाम । आत्मनेपद में सववत्र सीयुटू के ईकार के आगे रहने 
से “शनाभ्यस्तयोरातः” से आकार का लोप होगा--क्रीणीत क्रीणीयाताम्‌ क्रोणीरन्‌, 
क्रीणीयाः क्रोणीयाथाम्‌ क्रीणीध्वम्‌ । क्रीणीय, क्रोणीवहि, क्रीणीमहि । 

आशीलिङ में यासुट्‌ के कित्‌ होने से गुणाभाव- क्रीयात्‌ आदि रूप होंगे, 
आत्मनेपद में सीयुट्‌ सुट्‌ गुण--क्रेषीष्ट आदि रूप होंगे । 

लुङ, में 'अ क्री स ई तू' इस स्थिति में ईकार को 'सिचि वृद्धिः-सूत्र से 
ऐ वृद्धिः, षत्व- अक्रैषीत्‌, अक्रैष्टाम्‌, अक्रेषुः । अक्रेषीः, अक्रष्टम्‌, अक्रष्ट । अक्रषम्‌ 


अक्रेष्व अक्रेष्म । आत्मनेपद में गण पत्व ष्टुत्व--अक्रेष्ट आदि । लुङ, में अक्रेष्यत्‌ 
अक्रेष्यत । 


क्रयादय: ४६६ 
सीञ हिषायाम्‌ ॥४॥ 
(३१२) हिनुमीना ।८।४।१५॥ 
उपसर्गस्थान्िमित्तात्‌ परस्येतयो नंस्य णः स्यात्‌ । 
प्रमीणाति प्रमीणीते । मीनातीत्या त्वम्‌-मसौ । मिम्यतुः । ममिथ ममाथ । 

सिल्ये । माता। मास्यति। मीयात्‌ । माषीष्ट । अमासीत्‌ अमासिष्टाम्‌ । 

अमास्त । 

षिञ_ बन्धने ॥५॥ सिनाति सिनीते । सिषाय सिष्ये । सेता । 

स्कुञ्‌ आप्लवने ॥६॥ 


प्रीज्‌ तर्पणे कान्तो च --प्री धातु प्रसन्न करने और इच्छा करने अथे में 
है । जित्त्वात्‌ उभयपदी और अनिट्‌ है। इसके सभी रूप क्री धातु के समान ही 
बनते हैं-- 

प्रीणाति प्रीणीते इत्यादि । 

श्रीज पाके श्री धातु पकाने अर्थ में है, उभयपदी और अनिट्‌ है, इसके भी 
सभी रूप श्रीणाति श्रीणीते आदि क्री धातु के समान ही बनते हैं । 

मीञ्‌ हिसायाम्‌--मी धातु हिसार्थक है, उभयपदी और अनिट्‌ भी है। 

हिनुमीना इति - -उपसर्गस्थ निमित्त से परे हि और मी धातु के नकार को 
णकार हो । 

लट्‌ में प्र +मीनाति इस स्थिति में उपसर्गस्थ निमित्त रेफ से परे धातु के 
नकार को णकार होकर प्रमीणाति प्रमौणीते रूप बनेंगे । 

लिट्‌ लकार में तिप्‌ को णल्‌ करने पर 'मीनातिमिनोति' सूत्र से धातु के 
ईकार को आत्व, मा मा द्वित्व अभ्यास काये, “आत औ णलः” सुत्र से णलू को औ 
आदेश, 'ममा + औ' इस स्थिति में वृद्धि होकर ममौ रूप होगा । ` 


मीनाति--सुत्र तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ गुण योग्य प्रत्ययों के परे ही आत्व करता है, 
अतः शेष स्थलों में मी मी द्वित्व, अभ्यास कार्य होकर मिमी यह स्थिति बनती है तब 
यणू होकर मिम्यतुः मिम्युः, थल्‌ परे मीनाति--सूत्र से आत्व होने पर, धातु के त'स्‌ 
परे नित्य अनिट्‌ एवं अजन्त होने से विकल्पतः इट्‌ होगा, इट्‌ होने पर 'म मा इ थ' 
इस स्थिति में 'आतो लोप इटू च' से आकार का लोप होकर ममिथ, . इडभाव पक्ष में 
ममाथ, मिम्यथुः मिम्य आदि रूप बनेंगे । आत्मनेपद में आत्व न होगा अतः मिम्ये 
आदि रूप होंगे । 

लुट्‌-आत्व होकर मातासि मातासे। लृट्‌--मास्यति मास्यते। मीयातू । 
मासीष्ट । लुङ में आत्व होने पर 'यमरमेति' सूत्र से इटू, सक्‌, सिच्‌ लोप होकर 
अ मा इसूई त्‌' इस स्थिति में सलोप दीघं होकर अमासीत्‌ अमासिष्टाम्‌ अमासिषुः । 
अमासीः अमासिष्टम्‌ अमासिष्ट । अमासिषम्‌ अमासिष्व अमासिष्म। आत्मनेपद में 


Yoo संस्कृत-व्याकरण 


(३१३) स्तन्भु स्तुन्भु स्कन्यु स्कुन्थु स्कुञ्भ्घः इनुइच ।३।१।८२॥ 
चात्‌ श्ना । स्कुनोति स्कुनाति । स्कुनुते स्कुनीते । चुस्काव, चुस्कुवे । स्कोता । 
अस्कौषीत्‌ अस्कोष्ट । स्तन्भ्वादयइचत्वारः सौत्राः सर्वे रोधनार्याः परस्मेपदिनः । 


(३१४) हलः श्नः शानञ्झो ।३।१।८३॥ 
हलः परस्य इनः शानजादेशः स्याद्धौ परे । स्तभान । 


(३१५) जू.स्तन्भु खचु म्लुचु ग्रुचु ग्जुचु ग्लुङबु हिवभ्यश्च ।३।१।५८१ 
च्लेरडः वा स्यात्‌ । 


च्लि को सिच्‌ होकर अमास्त अमासाताम्‌ अमासत। अमास्थाः अमासाथाम्‌ अमाध्वम्‌। 
अमासि अमास्वहि अमास्महि । अमास्यत्‌ अमास्यत । 

षिञ्‌ बन्धने सि धातु बाँधने अर्थ में है। षोपदेश, अनिट्‌ उभयपदी हे । 
सिनाति, सिनीते । लिट्‌--सिषाय सिष्ये । गुण--सेता, सेष्यति, ते । 

लुङः में वृद्धि होकर असैषीतु, असैष्टाम्‌, असैषुः। असँपीः, असैष्टम्‌, असैष्ट । 
असैषम्‌, असैष्व, असैष्म । आत्मनेपद में सिच्‌ लोप--असित असिषातास्‌ असिषत । 
असिथाः असिषाथाम्‌, असिङ्ढ्वम्‌ । असिषि असिष्वहि असिष्महि । असेष्यत्‌-त । 

स्कु, आप्लवने--स्कु धातु कूदने अर्थ में है। 

स्तन्भु इति --स्तन्भु आदि सूत्र पठित पाँचों धातुओं से श्नु विकरण और 
चकारात्‌ शना विकरण भी होता है। स्तन्भु आदि चार धातुयें सूत्र पठित ही है, 
इनका धातु पाठ में परिगणन नहीं है । इन चारों ही का अर्थ रोकना हैं, ये परस्मैपदी 
ही हैं। स्कु धातु उभयपदी है, इसमें श्नु और इना विकरण विकल्पतः दोनों होते 
हैं स्कुनोति स्कुनाति स्कुनृते स्कुनीते । लिट्‌ में चुष्काव चुस्कुवे। लुट्‌--गुण-स्कोता 
स्कोष्यति, ते । सभी सावधातुक लकारों में इनु और शना विकल्पतः होंगे । लुङ, में 
अस्कौषीत्‌ अस्कोष्ट अस्कोष्यत्‌ अस्कोष्यत । 

हलःइन इति--हल्‌ से परे इना प्रत्यय को ज्ञानच्‌ आदेश हो लोटू मध्यम 
पुरुष एकवचन में 'हि' परे रहते । 

स्तभान--सूत्र पठित स्तन्भु धातु से म० पु० लोटू एकवचन में सिपू, शना, 
सि को हि आदेश, 'स्तन्भू ना हि! शना विकरण के अपित्‌ सावेधातुकत्वात्‌ डिद्वत्‌ 
होने से 'अनिदितां हलुपधाया:--सूत्र से धातु के नकार का लोप, 'हलः श्नः सूत्र 
से शना को शानच्‌ (आन) आदेश, अतो हे” से हिका लोप होकर स्तभान रूप 
बनेगा । 

जु, स्तन्भु इति --जू. स्तन्भु ञ्चु म्लुचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुङचु और श्वि धातुओं 
से परे च्लि को अङ आदेश विकल्पतः हो । 

स्तम्भेरिति--पूत्र पठित स्तन्भु धातु के सकार को षकार हो । 

व्पष्टभत्‌ --स्तन्भू धातु से लुङ प्र० पु० एकवचन में च्लि को जू.स्तन्भु -सूत्र 
से अझ आदेश, अङ के ङित्‌ होते से 'अनिदिताम्‌- पुत्र से धातु के नकार का लोप, 


क्रयादय: ५०१ 


(३१६) स्तन्भेः ।६।३।६७॥ 
स्तन्भेः सौत्रस्य सस्य षः स्यात्‌ । व्यष्टभत्‌, अस्तम्भीत्‌ । 

युञ्‌ वन्धने ॥७॥ युनाति युनीते । योता । क्नुम्‌ शब्दे ॥८॥ क्नूनाति क्नूनीते । 
क्नविता । इज्‌ हिसायाम्‌ ॥॥६॥ हणाति, णीते । 

ब्र न. हिसायाम्‌ ॥ १०॥ द्र,णाति ब्र.णीते । पुन्‌ पवने ॥११॥ 

(३१७) प्वादीनां ह्वस्वः ।७।३।८० 

पुन. लूम स्त न. कज वृशभ) TT 2 8 ७ ६० ४ हा ४० ४६ 
कू ऋ, गू ज्या री ली व्ली प्लीनां चतुविशतेः शिति ह्वस्वः । पुनाति पुनीते । पविता 
लूञ्‌ छेदने ॥१२॥ लुनाति लुनीते । स्त्‌ ञ्‌. आच्छने ॥१३॥ 


वि उपसर्ग पुवेक--'वि- अस्तभ्‌ अ त्‌’ इस स्थिति में “स्तन्भेः” सूत्र से धातृ के 
सकार को षत्व और तकार को €्ट्रुत्वेन टकार, यण्‌ होकर व्यष्टभत्‌ रूप बनेगा । अङ 
आदेश वैकल्पिक है, अतः जब च्लि को अङ न होगा तब सिच्‌ तथा इट्‌ और ईट्‌ 
होकर सकार को लोप होकर अस्तम्भीत्‌ रूप बनेगा । 

युज वन्धने--यु धातु बांधने अथे में है, अनिट्‌ उभयपदी है। लट्‌ में युनाति 
युनीते । लुट्‌--योता । लुङ में वृद्धि होकर अयोषीत्‌ अयौष्टाम्‌ अयौषुः आदि रूप 
होंगे । अयोष्यत्‌ । क्नुञ शब्दे--क्नू धातु शब्द करने अर्थ में है, यह धातु सेट्‌ तथा 
उभयपदी है । 

वनूनाति क्तूनीते। लिट्‌ में चुक्नाव चुक्नुवे । लुट्‌ में बनविता । लुङ अक्नावीत्‌ 
अक्नविष्ट आदि रूप बनेंगे । 

हज हिसायाम्‌-द्‌, धातु हिसा अर्थ में हे, अनिट्‌ और उभयपदी है । 

लटू लकार में इसके रूप शना प्रत्यय होकर णाति इणीते । 

लिट्‌ में ददार, ददरे, अनिट्‌ होने से इट्‌ न होगा, दर्तासि दतसे । 

लुट्‌ में इट, षंत्व--दरिष्यति दरिष्यते। लोट्‌ लकार में दृणातु, इणीताम्‌ । 
लड, में अइणात्‌ अइणीत । विधि लिङ, लकार में-इणीयात्‌ इणीत । हियात्‌ हषीष्ट । 
ऋकार को आर्‌ वृद्धि होकर अदार्षोत्‌, आत्मनेपद में अहत लुङ- अदरिष्यत्‌ 
अदरिष्यत । ब्रज हिसायाम्‌--द्र्‌ धातु हिसा अर्थं में है, सेट्‌ एवं उभयपदी है । 
ब्र णाति, ब्र,णीते । दुद्राव दुद्रवे । द्रवितासि रविता से। द्रविष्यति द्रविष्यते । द्र णात 
द्र णीताम्‌ । अत्र णात्‌ अद्र णीत । द्र णीयात्‌ द्र णीत । लुङ, में वृद्धि आवादेश-- 
अद्रावीत्‌, अद्रविष्ट । अद्रविष्यत्‌ अद्रविष्यत । 

पुत्र पवने--पु धातु पवित्र करने अर्थ में है, सेट्‌, उभयपदी है । 

लट्‌--पुनाति पुनीते 

प्यादी नामिति--पुञ पवने, लूज छेदने स्तू.न आच्छादने, कू.भ, हिसायाम्‌, 
वृ, वरणे, धूज_ कम्पने, शू. हिंसने, पू, पालने, भू भरणे, मृ, मरणे, ह, हिसायाम्‌, 


५०२ संस्कृत-व्याकरण 


स्तृणाति स्तृणीते। शु र्वाः खयः--तस्तार, तस्तरतुः । तस्तरे । स्तरिता । 
स्तरीता । स्तृणीयात्‌ स्तृणीत । स्तीर्यात्‌ । 


(३१८) लिङ, सिचोरात्मने पदेषु ।\७।२।४८॥ 
वृङः वृञ्भ्यास्‌, दन्ता च्च परयो लिङ सिचोरिड वा स्यात्तङि । 
(३१९) न लिङि ।७।२।३९॥ 


बूत इटो लिङि न दीर्घः। स्तरिष्ट। उदइचेत्यनेन कित्त्वम्‌ । स्तीर्षीष्ट । 


सिचि च परस्मंपदेषु । अस्तारीत्‌, अस्तारिष्टाम्‌, अस्तारिषुः। अस्तरीष्ट-अस्तरिष्ट, 
अस्तीदं । 


जू. जीर्ण झू. धू. नू. कृ. ऋ, गतो, गू. निगरणे, ज्या, री, ली, व्ली, प्ली, इन २४ 
धातुओं को ह्वस्व होता है शिवू प्रत्यय परे । 

सभी सार्वधातुक लकारों में इना प्रत्यय परे इन धातुओं को हुस्व होगा । 

पूज धातु के भी सार्वधातुक लकारों में ह्रस्व होकर लट्‌ में पुनाति पुनीते, 
लोट्‌--पुनातु पुनीताम्‌ । अपुनात्‌ अपुनीत । वि० लिङः पुनीयात्‌ पुनीत । लुट्‌ में 
इट्‌ गुण अवादेश-- पवितासि पबितासे । लृट्‌- पविष्यति पविष्यते। आ० लिङ 
पुयात्‌ पुषीष्ट। लुङः -- अपावीत्‌ अपविष्ट । लृङ्‌ अपविष्यत्‌ अपविष्यत । लूञ्‌ 
छेदने-लू धातु काटने अथं में है । यह्‌ भी सेट्‌ उभयपदी है । 

लुनाति लुनीते । लुलाव लुलुवे । लवितासि लवितासे । लविष्यति लविष्यते । 
लुनातु लुनीताम्‌ । अलुनात्‌ अलुनीत । लुनीयात्‌ लुनीत । लूयात्‌ लोषीष्ट । अलाबीत्‌ 
अलविष्ट । अलविष्यत्‌ अलविष्यत । 

स्तृ. ज. आच्छादने-स्तू, धातु ढकने अर्थ में है, यह भी सेट्‌ उभयपदी है । 

लटू लकार शना और ह्वस्व होकर स्तृणाति स्तृणीते । 

लिट्‌ में णलू (अ) परे द्वित्व, अभ्यास कार्य, शपूर्वाः खयः सूत्र से अभ्यास 
का खर्‌ तकार शेष रहेगा, सकार का लोप होकर 'तस्तृ अ इस स्थिति में 
“ऋच्छत्य ताम' से क्र कारको गुण्‌ अर्‌ होकर 'त स्तर्‌ अ' इस स्थिति में अत 
उपधायाः से उपधा वृद्धि होकर तस्तार, अतुस्‌ परे 'त स्तृ अतुस्‌ इस स्थिति में 
ऋ,कार को ऋच्छत्यूतामु से गुण होकर तस्तरतुः, तस्तरुः आदि रूप बनेंगे । आत्मने- 
पद में तरतरे आदि । लुट्‌ में- सेट्‌ होने से इद्‌, गुण होकर 'वृ.तो वा। सूत्र से इट्‌ 
को विकल्पतः दीघं होकर स्तरीता स्तरिता दो रूप बनेंगे । 

लोटू और लङ में लट्‌ की तरह सामान्य रूप होंगे। विधि लिङ, में स्तृणीयातू 
स्तृणीत रूप होंगे। आ० लिङ में श्ना के न होने से ह्लस्वाभाव, यासुट्‌ परे 'ऋत 
इद्धतो: सूत्र से ऋ को इर्‌ आदेश, 'हेलिच' से दीघे होकर स्तीर्यातू रूप होगा । 

लिङ सिचोरिति--वृङ, वृ और ऋ,दन्त धातुओं से परे, आत्मनेपद में लिङ 
और सिचू को इटू विकल्पतः हो । 


क्रयादय: | ५०३ 


कू ज हिसायाम्‌ ॥१४॥ कृणाति कृणीते । चकार चकरे । व्‌ ञ्‌. वरणे ॥१५॥ 
वुणाति वृणीते । ववार ववरे । वरीता वरिता । उदोष्ठ्येत्युत्त्म्‌- वूर्यात्‌ । वरिषीष्ट 
वूर्षोष्ट । अवारीत्‌ अवारिष्टाम्‌ । अवरिष्ट अवरीष्ट अदृष्टं । धुञ्‌ कम्पने ॥१६॥ 
धुनाति धुनीते । धोता धविता । अधावीत्‌ अधविष्ट अधोष्ट । 


न लिडीति--वुड वृज्‌ और ऋ,दन्त धातुओं से पर लिङ में इट्‌ को दीर्घ 
न हो। 

आ० लिङ आत्मनेपद में स्तृ. षीष्ट' इस स्थिति में 'लिडः सिचोः' सूत्र से 
इट्‌ पक्ष में ऋकार को गुण होकर प्राप्त दीर्घं का न लिडीति सूत्र से निषेध होकर-- 
स्तरिषीष्ट रूप होगा । इडभाव पक्ष में 'उश्च' सूत्र से सीयुट्‌ के कित्‌ होने से गुण का 
निषेध “ऋत इद्धातोः? से ऋ कार को इर्‌ आदेश, 'हुलि च' सूत्र से दीर्घ, षत्व ष्टुत्व 
होकर स्तीर्षोष्ट, दो रूप होंगे । 


लुङः में 'अट्‌, सिच्‌, इ, ईट्‌ होकर, सिच्‌ लोप होने पर वृतो वा सुत्र से 
प्राप्त जो इट्‌ को दीर्घ, उसका 'सिचि च परस्मैपदेषु' सूत्र से निषेध और वृद्धि होकर 
अस्तारीत्‌ अस्तारिष्टाम्‌ अस्तारिषुः यहाँ भी 'व्‌ तो वा सूत्र से प्राप्त दीर्घं का निषेध 
पूर्ववत्‌ होगा । अस्तारीः अस्तारिप्टम्‌ अस्तारिष्ट अस्तारिषम्‌ अस्तारिष्व अस्तारिष्म 
रूप बनेंगे । 

आत्मनेपद में अट्‌ सिच्‌ करके लिङ सिचोः--सूत्र से इट्‌ पक्ष में ऋकार को 
अर्‌ गुण, तथा इट्‌ को 'वू.तो वा सूत्र से दीर्घं पक्ष में अस्तारीष्ट, दीर्घाभाव पक्ष में 
अस्तरिष्ट ये दो रूप होंगे । इडभाव पक्ष में 'उश्च' सूत्र से सिच्‌ के कित्‌ होने से गुण- 
निषेध, “ऋत इद्धातोः, से ऋ कार को इर्‌, हलि च” से दीघं होकर, षत्व और 
ष्ट्रुत्व होने पर अस्तीष्टे, इस प्रकार तीन रूप बनेंगे । , कुम. हिसायाम्‌- क. धातु 
हिंसा अर्थ में है यह भी सेट्‌ और उभयपदी है । 


शित्‌ प्रत्यय परे सर्वत्र “प्वादीनां ह्रस्वः’ से हस्व होकर कृणाति कृणीते । 
कृणातु कृणीताम्‌ । अकृणात्‌ । अकृणीत, आदि रूप होंगे । लिट्‌ में चकार चकरे । लुट, 
लुट, आशीलिड एवं लुङ और लूडः में इसके रूप स्तृञ्‌ धातु के समान बनेंगे । 


वृ.ज्‌ वरणे- व्‌. धातु स्वीकार करने अर्थ में है, यह भी सेट्‌ और उभयपदी 


ce 


है । इसके भी रूप प्रायः स्तृ.ञ. धातु के समान ही बनते हैं । 


लट्‌-वृणांति वृणीते । इसी प्रकार सभी सावधातुक लकारों में हृस्व होकर 
सामान्य रूप होंगे । लिट्‌ में गुण वृद्धि होकर ववार ववरतुः ववरु: । ववरे आदि रूप 
होंगे । लुट्‌ में 'वू.तोवा' से विकल्पतः दीघं होकर वरीता वरिता । रूप होंगे । 

आ० लिङ, में परस्मैपद में यासुट्‌ के कितू होने से “उदोष्ठ्यपूर्वस्य” सूत्र से 
ऋ कार को उर्‌ आदेश, 'हलि च' से दीघं होकर वूर्यात्‌ रूप बनेगा । 


) प्र्०्ढ 


ग्रह उपादाने ॥१७॥ 

गृह णाति गृह णीते । जग्राह । जगृहे । 

(३२) ग्रहोऽलिटि दीघें: ॥७।२।३७॥ 

एकाचो ग्रहे विहितस्येटो दीर्घो न तु लिटि । ग्रहीता । गृह णातु। हलः इनः 
शानज्झो--गृहाण । गृह्यात्‌ । ग्रहीषीष्ट । ह्ययन्तेति न वृद्धिः---अग्रहीत्‌ । 
अग्रहीष्टाम्‌ । अग्रहीष्ट, अग्नहीषाताम्‌ । 

कूष निष्कर्ष ॥ १८।। कुष्णाति । कोषिता । अश भोजने ॥१९॥ अइनाति । 


आश । अशिता । अशिष्यति । अइनातु, अशान । मुष स्तेये ॥१०॥ मुष्णाति मोषिता । 
मुषाण । 


संस्कृत व्याकरण 


आ० लि० आत्मने पद में सीयुट्‌ सुट्‌ होने पर ''लिङसिचोरात्मनेपदेषु” सूत्र 
से इट्‌ पक्ष में गुण होकर वरिषीष्ट रूप बनेगा । इडभावपक्ष में 'उश्च' सूत्र से सीयुट्‌ 
के कित्‌ होने से 'उदोष्ठ्य पूर्वस्य' सूत्र से ऋकार को उर्‌ और 'हूलि च” से दीघं 
होकर वूर्षीष्ट रूप होगा । 

लुङ लकार में परस्मैपद में अट्‌ इट्‌ सिच्‌ ईट्‌ तु होकर सिच्‌ लोप और 
ऋ कार को आर्‌ वृद्धि होकर 'अवारीत्‌' अवारिष्टास्‌ अँवारिषुः अवारीः अवारिष्टम्‌ 
अवारिष्ट आदि रूप बनेंगे । 

आत्मनेपद में अट्‌ सिच्‌ आदि होने पर 'लिङसिचोरात्मनेपदेषु सूत्र से इट्‌ पक्ष 
में ऋकार को गुण “व्‌ तोवा सूत्र से दीर्घ पक्ष में षत्व ष्टुत्व होकर अवरीष्ट, दीर्घाभाव 
पक्ष में अवरिष्ट, इट्‌ के अभाव पक्ष में 'उश्च' सूत्र से सिच्‌ के कितु होने से 'उदोष्ठ्य- 
पूवेस्य' सूत्र से क्र कार को उर्‌ आदेश, 'हलि च” सूत्र से दीर्घ होकर अवृष्टे रूप होगा, 
इस प्रकार आत्मनेपद में तीन रूप होंगे । 


धूज कम्पने-धू धातु कांपने अथे में है। ऊदितू होने के कारण यह धातु 
'स्वरतीति--सूत्र से वेट्‌ है और उभयपदी है । प्वादिगण पठित होने से शित्‌ प्रत्ययपरे 
इसमें ह्वस्व होता है । लट्‌ में धुनाति धुनीते । लोट्‌ धुनातु धुनीताम्‌ । लङ, अधुनात्‌ 
अधुनीत । घुनीयात्‌ धुनीत आदि रूप बनेंगे । लिट्‌ में दुधाब दुधुवे । स्वरतीति--वेटू-- 
धविता धोता । धविष्यते घोष्यते । आ० लिङ, धविषीष्ट धोषीष्ट, लुङ, में परस्मैपद 
में 'स्तुसूधूञ्म्यः परस्मैपदेषु' सूत्र से नित्य इद्‌, सिच्‌ ईद्‌ त्‌, सिच्‌ लोप, वृद्धि होकर 
अधावीत्‌ अधाविष्टाम्‌ अधाविषुः आदि खूप होंगे । आत्मनेपद में स्वरतीति, इट्‌ 
विकल्पतः अधविष्ट अधोष्ट रूप होंगे । 

ग्रह उपादाने ग्रहधातु ग्रहण करने अर्थ में है, यह स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी 
और सेट्‌ है । 

लट्‌ फें एना प्रत्यय, अपित्‌ सावधातुक के डिद्वत्‌ होने से “ग्रहिज्या सूत्र से र्‌ 
को ऋ सप्रसारण होकर गृहणाति, गृह णीतः, गृह णान्ति। गृह णसि, गृह णीथः, 
गृह णीथ । गृह णामि, गृह णीवः, गृह णोमः । 


) 


कऋ्रयादयः ५०५ 


ज्ञा अववोधने ॥२१॥ जज्ञौ । वृड सं भक्ती ॥२२॥ दणीते । ववृषे । ववृढ्वे । 

वरीता वरिता । अवरीष्ट अवरिष्ट । अवृत । 
इति क्र यादयः 

आत्मनेपद--गृह्हीते, गृह्हाते, गृह्हते । गृह्हीषे, गृह्हाथे, गृह्हीध्वे। गृहे, 
गृह्ही वहे, गृह्ही महे । 

लिट्‌ में द्वित्वादि, उपधावृद्धि-जग्राह जगृहतुः (संप्रसारण) जगृहुः । आत्मने- 
पद में-जगृहे जगृहाते जगृहिरे। 

ग्रह इति--एकाच्‌ ग्रह्‌ धातु से विहित इट्‌ को दीघं हो, किन्तु लिट्‌ परे 
न हो । \ 
लुट्‌ में सेट्‌ होने से इट्‌ और “ग्रहोऽलिटि दीः” से दीघं होकर ग्रहीतासि, 
ग्रहीतासे । लुट्‌ में भी दीघं - ग्रहीष्यति ग्रहीष्यते । लोट्‌- संप्रसारण होकर- गृह णातु 
गृह णीताम्‌ गृहणन्तु । सिप्‌ परे सि को हि आदेश, “हलः श्नः शानज्ञौ” से शना को 
शानच्‌ आदेश, 'अतोहेः' सूत्र से हि का लोप होकर गृहाण, गृह णीतम्‌, गृह णीत । 
गृह णानि, गृह णाव, गृह णाम । आत्मनेपद में--गृह णीताम्‌, गृह णाताम्‌, गृह णताम्‌ । 
गृह्‌ णीष्व । गृह्‌ णाथाम्‌, गृह्‌ णीध्वम्‌। गृह णे, गृह णावहै, गृहणामहै। लङ में 
अगृहू णात्‌ । अगृह्‌ णीत्‌ । वि० लिङ, गृह्‌ णीयात्‌ गृह णीत । आ० लिङ.--गृह्यात्‌, 
(या सुट्‌ के कित्‌ होने से संप्रसारण) आत्मनेपद में - सीयुट्‌ सुट्‌ इट्‌ को दीघं होकर 
ग्रहीषीष्ट । लुङ परस्मैपद में अट्‌ सिच्‌ इट्‌ “ग्रहोऽलिटि दीघंः” से दीघं, इतश्च इकार 
लोग, ईट्‌, सिच्‌ लोप, हलन्त लक्षणा वृद्धि का नेटि' से निषेध, 'अतो हलादे:' से प्राप्त 
वृद्धि का ह्ययन्तेति सूत्र से निषेध होकर अग्नहीत्‌, अग्नहीष्टाम्‌, अग्रहीषः । अग्रहीः 
अग्रहीष्टम्‌ अग्नहीष्ठ । अग्नहीषम्‌, अग्रहीष्व, अग्रहीष्म । आत्मनेपद में इट्‌ को दीघं 
होकर--अग्रहीष्ट, अग्रहीषाताम्‌, अग्रहीषत । अग्नहीष्ठाः अग्नहीषाथाम्‌, अग्रहीढ्वम्‌ । 
अग्रहीषि, अग्रहीष्वहि अग्नहीष्महि । 

लु,ङ में इट्‌ को दीघ --अग्रहीष्यत्‌ अग्नहीष्यत । 

कुष निकर्षे-कुष्‌ धातु निकालने अथे में है, सेट्‌ परस्मैपदी है इसके सभी रूप 
सामान्य विधि के अनुसार ही बनते हैँ-- 

लट्‌- कुष्णाति । कोषिता । कुषाण आदि । 

अश भोजने- अश धातु खाने अर्थ में है, यह भी सेट्‌ परस्मैपदी है। इसके भी 
प्रायः सभी रूप सामान्य विधि से ही बनते हैं। 

लट्‌-अइनाति अइनौतः अइनन्ति । अइनासि, अइनीयः, अश्नीथ । अइनामि, 
अइनीवः, अइनीमः । 

लिटू लकार में अत आदेः आश, आशतुः, आशुः आशिथ आदि। लुट्‌ 
अशिता । लुट्‌--अशिष्यति । 

लोट--अइनातु, अश्नीताम्‌ अइनन्तु । शना को शानच्‌, हि का लोप-अशान, 
अइनीतम्‌, अइनीत । अइनानि, अइनाव, अइनाम। लड आट्‌ आटश्च वृद्धि 


५०६ | संस्कृत-व्याकरण 


आइनात्‌ आइनीताम्‌ आइनन्‌ । आइनाः, आइनीतम्‌, आइनीत, आइनम्‌, आइनीव 
आइनीस । 

वि० लि०--अइनीयात्‌ अइनीयाताम्‌ अइनीयुः, अइनीयाः, अइनीयातम्‌, अइनी- 
यात्‌ । अइनीयाम्‌ अइनीयाव अइनीयाम्‌ । 

आ० लि०--अश्यातू आदि । 

लुङ्‌ लकार--इट्‌ ईट्‌ सिच्‌ लोप आटू आदि होकर आशीत्‌, आशिष्टाम्‌, 
आशिषुः। आशीः आशिष्टम्‌ आशिष्ट । आशिषम्‌ आशिष्व आशिष्म। लुङ 
आशिष्यत्‌ । 

मुष स्तेये--मुष-धातु चुराने ठगने अर्थ में है। यह भी सेट्‌ परस्मैपदी है । 
इसके भी रूप कुष्‌ की तरह ही बनते हैं। मुष्णाति मुमोष । मोषिता । मोषिष्यति । 
मुष्णातु, मुषाण । अमुष्णात्‌ । मुष्णीयात्‌ । मुष्यात्‌ । अमोषीत्‌ । अमोष्यत्‌ । 

ज्ञा अवबोधने--ज्ञा धातु जानने अर्थ में है । यह अनिट्‌ उभयपदी है। इस 
धातु के सावधातुक लकारों में शना होने पर ज्ञाजनोर्जा' सूत्र से ज्ञा को सर्वेत्र जा 
आदेश हो जाता है। 


लट्‌-जानाति जानीतः जानन्ति। जानासि जानीथः, जानीथ। जानाभि 
जानीवः जानीमः । आ० पद० में--जानीते जानाते जानते । जानीषे, जानाथे, जानोध्वे, 
जाने जानीवहे, जानीमहे । 


लिट्‌ में ज्ञा ज्ञा द्वित्व अभ्यास कार्य, तिप्‌ को णल्‌ 'जज्ञा णल्‌' इस स्थिति में 
“आत औ णल: सूत्र से णल्‌ को औ, वृद्धि होकर जज्ञो जज्ञतुः जज्ञ ः आदि आ० प० 
में जज्ञे, आदि रूप होंगे । 

लुट्‌--ज्ञातासि ज्ञातासे । लुट्‌ ज्ञास्यति ज्ञास्यते । 

लोट्‌ जानातु जानीतात्‌ जानीताम्‌ जानन्तु । जानाहि जानीतम्‌, जानीत । 
जानानि, जानाव, जानाम । आ० प० में जानीताम्‌ जानाताम्‌ जानताम्‌ । जानीष्व 
जानाथाम्‌ जानीध्वम्‌ । जाने जानावहै जानामहै । 


लड. अजानात्‌ अजानीताम्‌ अजानन्‌ । अजानाः अजानीतम्‌, अजानीत अजा- 
नाम्‌ अजानीव अजानीम । आत्मनेपद में अजानीत्‌ अजानाताम्‌ अजानत । अजानीथाः, 
अजानाथाम्‌, अजानोध्वम्‌ । अजानि अजानीवहि अजानीमहि । 


विधि० लिङ में-जानीयात्‌ जानीयाताम्‌ जानीयुः, जानीयाः, जानीयातम्‌ 
जानीयात । जानीयाम्‌ जानीयाव, जानीयाम। आत्मनेपद में-जानीत, जानीयाताम्‌, 
जानीरन्‌ । जानीथाः, जानीयाथाम्‌, जानीध्वम्‌ । जानीय, जानीवहि, जानीमहि । 

आशीलिङ परस्मैपद में ज्ञे यात्‌ ज्ञायात्‌। आत्मनेपद में-ज्ञाषीष्ट । लुङ 
परस्मैपद--अट्‌ ज्ञा इट्‌ सक्‌ ईट्‌ त्‌ आदि करके सकार लोप दीघं होकर अज्ञासीत्‌ 
अज्ञासिष्टाम्‌ अज्ञासिषुः अज्ञासीः अज्ञासिष्टम्‌ अज्ञासिष्ट अज्ञासिषम्‌, अज्ञाषिष्व अज्ञा- 
सिष्म । आत्मनेपद अज्ञास्त अज्ञासाताम्‌, अज्ञासत अज्ञासथाः अज्ञासाथाम्‌, अज्ञाध्वम्‌, 


क्रयादय: ५०७ 
अज्ञासि, अज्ञास्वहि अज्ञास्महि । लुङ- अज्ञास्यत्‌ अज्ञास्यत । वृड्ः संभक्तौ-वृ धातु 
सेवा करने अर्थ में है । यह सेट्‌ आत्मनेपदी हे । 

लट्‌- वृणीते, वृणाते, वृणते, वृणीषे, वृणाथे वणीध्वे, वणे, वृणीवहे, वृणीमहे । 
लिटू में-ववृषे ववृढ्वे-इन रूपों में वलादि आर्धेधातुक इट्‌ का कु सृ भू वृ- सूत्र 
से निषेध हो गया है। 

इस धातु के अन्य रूपों में कोई विशेष कार्य नहीं होता, वृज्‌, वरणे धातु के 
आत्मनेपद के रूपों के समान ही इसके रूप होते हें । 

लुटू लकार में इट्‌ को विकल्प से दीर्घ होकर वरीता वरिता रूप होंगे । लुडः 
में 'लिङ सिचो:--सूत्र से इट्‌ विकल्प से होगा, इट्‌ पक्ष में वृतोवा सूत्र से 
विकल्पतः दीर्घ होकर अवरीष्ट अवरिष्ट ये दो रूप होंगे, इट्‌ के अभाव पक्ष में अवृत 
रूप होगा- यहाँ ह्वस्वादङ्गात्‌' सुत्र से सिच्‌ का लोप हो जायेगा। इस प्रकार लुङ 
में तीन रूप होंगे । 


इति कयादिगणः 


अथ चुरादयः 
चुर स्तेये ॥ १॥ 


(३२१) सत्यापपाशरूपवीणा तूलइलोक सेना लोम त्व चवसंवणंचूणं 

चुरादिभ्यो णिच्‌ ३।१।२५॥ 

एभ्यो णिच्‌ स्यात्‌ । वुर्णान्तेभ्यः “प्रातिपदिकादधात्वर्थे” इत्येव सिद्धे तेषामिह 
ग्रहणं प्रपञ्चार्थम्‌ । चुरादिभ्यस्तु स्वार्थे । पुगन्तेति गुणः । सनाद्यन्ता इति धातु त्वम्‌, 
तिप्‌ शबादि, गुणायादेशो- चोरयति । 

(३२२) णिचइच । १।३।७४॥ 

णिजन्तादात्मनेपदं स्यात्‌, कत्‌ गामिनि क्रियाफले । 

चोरयते । चोरयामास । चोरयिता । चोर्यात्‌; चोरयिषीष्ट । 

चुर स्तेये--चुर धातु चुराने अर्थ में है। 

सत्यापेति-सत्याप; पाश, रूप, वीणा, तूल, श्लोक, सेना, लोमन्‌, त्वच्‌, 
वर्मन्‌, वर्ण और चूर्ण शब्दों से तथा चुर आदि धातुओं से णिच्‌ प्रत्यय हो । 

णिच्‌ प्रत्यय में णू च्‌ इत्‌ संज्ञक है, केवल 'इ' शेष रहता है, णित्‌ होने से 
यथा प्राप्त गुण वृद्धि होते हें । 

चुर्णान्तेम्य इति--' प्रातिपदिकाद्‌ धात्वर्थे --इत्यादि वातिक सभी प्राति- 
पदिकों से धातु के अर्थ णिच्‌ प्रत्यय का विधान करता है, अतः इसी वातिक से जब 
कि सूत्र पठित सत्याप से लेकर चूर्ण शब्दों तक के सभी शब्दों से णिच्‌ प्रत्यय स्वतः 
हो सकता था तब इस सूत्र में इन शब्दों के ग्रहण करने का क्या प्रयोजन था अर्थात्‌ 
उक्त वातिक से ही सिद्ध होने पर इनका ग्रहण व्यर्थं ही है, केवल सूत्र में इनका ग्रहण 
प्रपञ्चाथ अर्थात्‌ विस्तार के लिये ही है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है । 

चुरादिभ्य इति--चुर्‌ आदि धातुओं से जो णिच्‌ प्रत्यय का विधान किया 
गया है, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, यह केवल स्वाथिक प्रत्यय है । ण्यन्त प्रक्रिया 
में जो णिच्‌ प्रत्यय होता है उसका तो वहाँ अर्थ प्रेरणा है पर इस णिच्‌ का कोई अन्य 


५०८ 


चुरादय: ५०६ 


णि श्रीति चङ, णो चडीति हस्वः । चडीति द्वित्वम्‌, हलादिः शेषः । दीर्घो 
लघोरित्यभ्यासस्य दीर्घ:--अचुचुरत्‌, अचु बुरत । कथ वाक्य प्रबन्धे ॥२॥ अल्लोपः । 


अर्थं नहीं है अर्थात्‌ धातु का जो अपना अर्थे है वही अर्थ णिच्‌ प्रत्यय करने पर भी 
रहता है । 

लट्‌ लकार में चुर धातु से णिच्‌ (इ) प्रत्यय करने पर, आधधातुक णिच्‌ परे 
रहते 'पुगन्त लघू पधस्य चः सूत्र से उकार को भो गुण होकर 'चोरि' की पुनः 'सनाद्य 
न्ता धातवः” सुत्र से धातु संज्ञा, फलतः चुर धातु से लद्‌ उसके स्थान में तिपू, शप्‌ 
प्रत्यय, इकार को ए गुण अय्‌ आदेश होकर चोरयति, चो रयतः, चोरयन्ति, चो रयसि, 
चोरयथः चोरयथ, चो रथामि चोरथावः चोरयामः रूप बनेंगे । 

णिचइ्चेति--णिच्‌ प्रत्ययान्त से आत्मने पद हो, यदि क्रिया का फल कते - 
गामी हो । 


अर्थात्‌ णिच्‌ प्रत्ययान्त सभी धातुओं से क्रिया फल के कतृ गामी होने पर 
आत्मनेपद और परगामी होने पर परस्मैपद होगा, अर्थात्‌ णिजन्त सभी धातुयें उभय- 
पदी हैं । कतृ गामी क्रिया फल की विवक्षा में चुर धातु से जब आत्मने पद होगा, तब 
चोरि की सनाद्यन्ताः से धातु संज्ञा, त शप्‌ गुण अयादेश होकर चोरयते चोरयेते 
चोरयन्ते । चोरयसे चारयेथे आदि रूप बनेंगे । 


णिजन्त धातुयें सभी प्रत्ययान्त धातुयें हैं, अत; इन सभी से "कासू प्रत्यया- 
दाममन्त्रे लिटि” से आम्‌ प्रत्यय, और पुनः आमन्त इन धातुओं से लिट्‌ सहित कृ भू 
अस्‌ का अनुप्रयोग होगा । 

प्रकृत में चुर धातु से णिच्‌ गुण-चोरि--धातु संज्ञा, आम्‌, इकार को गुण 
अयादेश होकर चोरयाम्‌ बन जाने पर लिट्‌ सहित अस्‌ का अनुप्रयोग होकर चोरया- 
मास रूप होगा । इसी प्रकार कृ भू के अनुप्रयोग होने पर चोरयाञ्चकार और चोर- 
याम्बभूव भी रूप होंगे । आत्मनेपद में भी चोरयाञ्चक्रे चोरयाम्बभूवे आदि रूप 
होंगे । 

चुरादिगण की सभी धातुओं से णिच्‌ होने के कारण ये सभी अनेकाच्‌ बन 
जाती है अतः सेट्‌ होने से इन सब से इट्‌ होता है, अतः चुर धातु से लुट्‌ में चोरयिता, 
चोरयिष्यति आदि रूप बनेंगे। सार्वधातुक लकारों में--चोरयतु चोरयताम्‌ । 
अचोरयत्‌ । अचोरयत । चारयेत्‌ चोरयेत । अशीलिङः में णेरनिटि सूत्र से णिच्‌ का 
लोप होकर चोर्यात्‌, आत्मनेपद में सीयुट्‌ सुट इट गुण अयादेश होकर चारयिषीष्ट 
रूप होगा । 


लुङ्‌ लकार में 'णिश्रिद्रुस्नुभ्यः कर्तरि चङ” सूत्र से च्लि को चङ 
आदेश, चड का 'अ' शेष रहेगा अतः “अ चोर इ अ तू” इस स्थिति में 'णौ 


Mi... 


५१० संस्कृत-व्याकरण 
(३२३) अचः परस्मिन्‌ पुवेविधौ ।१।१।५७॥ 
परनिमित्तोऽजादेशः स्थानिवत्‌ स्यात्‌, स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन इष्टस्य विधो 
कतंव्ये । इति स्थानिवत्वाच्ञोपधावद्धिः-कथयति। अग्लोपित्वाद्‌ दीर्घसन्वद्‌भावो न--- 
अचकथत्‌ । 

गण संख्याने ॥ ३।। गणयति । 

(३२४) ई च गणः ।७।३।९७॥ 

गणयतेरभ्यासस्य ईत्स्याच्चङ परे णौ चादत्‌ । 

अजीगणत्‌ अजगणत्‌ । 

इति चुरादयः 


१ 

चड्युपधाया ह्वस्व: सूत्र से उपधा ओकार को उकार हुस्व होकर, अ चुर्‌ इ अत्‌' 
इस स्थिति में 'चङि' सूत्र से चुर्‌ चुर्‌ द्वित्व, अभ्यास कार्य हलादिः शेषः--'अ चु चुर्‌ | 
इ अ तु' इस स्थिति में “सन्वल्लघुनि चङ परे5नग्लोपे” सुत्र से सन्वद्भाव होकर, फलतः 
दीर्घो लघो: सूत्र से अभ्यास के उकार की दीघ, 'णेरनिटि' सूत्र से णि का लोप होकर । 
अचूचुरत्‌' रूप बनेगा । आत्मनेपद में भी इसी प्रकार अचुचुरत, रूप होगा । लुङ 
अचोरयिष्यत्‌ अचोरयिष्यत । 

कथ वाक्य प्रबन्धे--कथ धातु कहने अर्थ में है । 

अल्लोप--कथ धातु से णिच्‌ प्रत्यय करने पर 'अतो लोपः सूत्र से अन्तिम 
'अ' का लोप होता है । 

अचः परस्नित्निति--पर को निमित्त मानकर होने वाला अजादेश, स्थानिवतू 
८ है । स्थानिभूत जो अच्‌, उससे पूर्व जिसे देखा गया हो उसे यदि कार्यं करना 
हो तो। 


इति स्थानिवत्वादिति- इस सूत्र से स्थानिवद्‌ भाव होने से अत उपधाया 
सूत्र से वृद्धि नहीं होती । 

कथ धातु से णिच्‌ प्रत्यय करने पर 'अतो लोपः' सूत्र से अन्तिम अकार का 
लोप होने पर 'कथ्‌ इ' इस स्थिति में णित्‌ प्रत्यय परे उपधा अकार को “अत 
उपधायाः सूत्र से वृद्धि प्राप्त होती है, तब 'अचः पस्मिन्‌-सूत्र से उस अकार लोप 
का स्थानिवद्भाव होने से उपधा में अकार न मिलने से वृद्धि नहीं हो पाती, तब 'कथ्‌ 
इ इसी स्थिति में “'सनाद्यन्ता धातवः” से धातु संज्ञा तिप्‌ शप्‌ गुण अयादेश होकर 
कथयति रूप बनता हे--क्रिया फल के कर्त्‌गामी होने पर कथयते आदि रूप भी 
होंगे । शेष लकारों में चुर्‌ धातु की तरह कथयामास कथयिता कथयिष्यति कथयतु 
अकथयत्‌ कथयेत्‌ आदि रूप बनेंगे । 

लुङ लकार में चुर्‌ धातु के समान च्लि को चड, “चडि से द्वित्व अभ्यास 
कार्य होकर 'अ च क थ्‌ अ तू! इस स्थिति में धातु के अग्लोपी होने से (क्योंकि इसमें 


चुरादयः ५११ 


अतो लोपः से अकार लोप हुआ है) सन्वल्लघुनि--सूत्र से सन्वद्वाव न होगा और दीर्घ 
भी न होगा अतः 'अचकथत्‌' ही रूप बनेगा । 

गण संख्याने-गण धातु गिनने अर्थ में है, यह भी सेट्‌ उभयपदी और अग्लोपी 
है । यहाँ भी अतो लोपः से अकार लोप, और उसका 'अचः परस्मिनू' सुत्र से 
स्थानिवद्वाव होने से उपधा वृद्धि न होगी--अतः 'गणि' को ही धातु संज्ञा, तिप्‌ शप्‌ 
गुण अयादेश होकर गणयति रूप होगा । शेष लकारों के रूप 'कर्थ के समान ही 
होगे । 

ई चेति - गण धातु के अभ्यास को ईकार होता है चङ परक णि परे रहते । 
सूत्र में चकार ग्रहण से एक पक्ष में अकार भी होता है । 

लुङ में च्लि को चड, द्वित्व, अभ्यास कार्यं होकर 'ई च गणः से अभ्यास के 
जकार के अकार को ईकार होने पर अजीगणत्‌, पक्ष में अकार रहने पर अजगणत्‌ 
'णेरनिटि' से यहाँ णि का लोप हो जाता है । 


इति चुरादिगणः 


अथ ण्यन्त प्रक्रिया 


स्वतन्त्रः कर्ता ।१।४।५४॥। 

क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्‌ । 
तत्प्रयोजको हेतुइच ।१।४।५५॥। 

कत्‌: प्रयोजको हेतुसंज्ञः कत्‌ संज्ञशच स्यात्‌ । 
हेतुमति च ।३।१।२६॥ 


स्वतन्त्र इति--क्रिया में स्वतन्त्रतापूर्वक विवक्षित जो अर्थ उसे कर्ता कहते 
हैं। तात्पर्यं यह है कि कर्ता सदा विवक्षाधीन होता है, जिसे कर्ता कहना चाहें वही 
कर्त्ता होता है। 


तत्प्रयोजक इति--कर्त्ता के प्रयोजक अथवा प्रेरक की हेतु संज्ञा और कतृ 
संज्ञा होती है । 


जब किसी कर्ता को कार्य विशेष में प्रवृत्त करने वाला दूसरा कोई होता है 
तब उस दूसरे को कर्ता कहा जाता है और हेतु भी । जैसे “मोहन खाता है” इस 
वाक्य में मोहन कर्ता है । यज्ञदत्त उसे खिलाता है इस वाक्य में यज्ञदत्त, मोहन कर्त्ता 
का प्रेरक है, अतः यज्ञदत्त की कर्तृ संज्ञा तथा हेतु संज्ञा भी है अर्थात्‌ यज्ञदत्त को 
प्रेरक या प्रयोजक कर्त्ता एवं मोहन को प्रयोज्य कर्त्ता कहा जायेगा । 


हेतुमतीति--प्रयोजक के व्यापार-प्रेषण अर्थात्‌ प्रेरणादि वाच्य होने पर धातु 
से णिच्‌ प्रत्यय होता है । 


शुद्ध धातु के अथे में णिच्‌ प्रत्यय से प्रेरणा अंश की वृद्धि हो जाती है। 'मोहन 
सोहन को खिलाता है” इस वाक्य में शुद्ध धातु का अर्थ 'खाना' है पर णिच्‌ प्रत्यय 
से प्रेरणा का अर्थ बढ़ जाने से इसका अर्थ खिलाना हो जायगा । 


चुरादि गण का णिच्‌ प्रत्यय स्वार्थ में होता है, अतएव वहाँ धातु के आगे 


५१२ 


अथ ण्यन्त प्रक्रिया ५१३ 


प्रयोजकव्यापारे प्रेषणादो वाच्ये धातो णिच्‌ स्यात्‌ । भवन्तं प्रेरयति 
भावयति । 

ओः पुयण्ज्यपरे ।७।४।८०॥ 

सनि परे यदङ्गः तदवयवाभ्यासोकारस्य इत्स्यात्‌, पवर्ग यण जकारे ष्ववर्णपरेषु 
परतः । अवीभवत्‌ । ष्ठा गतिनिवृत्तौ । 


अतिह्ली व्लोरी क्नूयीक्ष्माय्यातां पुङ, णौ ।७।३।३६॥ 
स्थापयति । 


णिच्‌ प्रत्यय आने पर भी धातु के शुद्ध अर्थ में कोई परिवतेन या परिवर्धन नहीं 
होता । पर ण्यन्त प्रक्रिया का णिच्‌ प्रत्यय धात्वर्थ में प्रेरणा अर्थ की वृद्धि करता है, 
अतः यह प्रत्यय स्वाथिक नहीं है । 

णिच्‌ प्रत्ययान्त धातुओं का अर्थ प्रकट करने के लिए प्रेरयति’ आदि शब्दों 
का प्रयोग किया जाता है । जैसे--भवन्तं प्रेरयति भावयति । गच्छन्तं प्रेरयति गमयति" 
पठन्तं प्रेरयति पाठयतीत्यादि । 

भवन्तं प्रेरयति इस विग्रह में भु धातु से हेतुमति च' सुत्र से णिच्‌ प्रत्यय, 
णिच्‌ के णित्‌ होने से उसके परे 'अचोञ्णिति' सूत्र से उकार को वृद्धिओ, और उसे 
आव्‌ आदेश करके 'भावि' इस स्थिति में “सनाद्यन्ता धातवः से पुनः धातु संज्ञा, लट्‌ 
तिप्‌ शप्‌ इ को ए गुण अयादेश--भावयति । 

ओरिति -सन्‌ प्रत्यय परे रहते जो अङ्ग उसके अवयव अभ्यास के उकार को 
इकार हो अवर्ण परक पवर्ग यण जकार परे रहते । 

लुङ प्रथम पु० एक वचन में भू धातु से णिच्‌, 'सनाद्यन्ता' सूत्र से धातु संज्ञा, 
लुङ तिप्‌, च्लि, 'णिश्चि' सूत्र से च्लि को चङ्‌ । “णिच्यच आदेशों न भवति द्वित्वे 
कतंव्ये” अर्थात्‌ द्वित्व करने की स्थिति होने पर णिच्‌ परे कोई भी अजादेश नहीं 
होता । इस परिभाषा के बल से वृद्धि के पूर्व, भू को द्वित्व अभ्यास कार्य, भ को 
जश्त्वेन ब, भकार को ह्वस्व, अट्‌ का आगम, 'अबुभू इ अत्‌? इस स्थिति में 
अभ्यासोत्तर 'भू' को 'अचो ञ्णिति’ से वृद्धि, 'औ' और उसको अवादेश, अ बु 
भावि अ तु' इस स्थति में 'णौ चङ्युपधाया हस्व: सूत्र से 'भा' के आकार को 
हुस्व । सन्वद्भाव होने पर अभ्यास के उकार को 'ओरिति' सूत्र से इकार और उसे 
'दीर्घो लधोः' सूत्र से दीर्घं होकर अबीभवत्‌ रूप बनता है। 

ष्ठा (रुक जाना खड़ा होना) धातु षोपदेश है । धात्वादेः षः सः' से 'ष' को 
स्‌ होने पर स्था' हो जाता है। 

यह धातु भ्वादिगण की है । इससे प्रेरणार्थं मे रूप बनाने के लिए यहाँ इसका 
निर्देश किया गया है। 

अर्तीत--ऋ, ही, ब्ली, री, क्नूयी, क्ष्मायी, और आकारान्त धातुओं को 

३३ 


५१४ संस्क्रृत-व्याकरण 


तिष्ठतेरित्‌ ।७।४।५॥ 

उपधाया इदादेशः स्याच्चङ परे णो । अतिष्ठिपत्‌। घट चेष्टायाम्‌ 
मितां ह्वस्वः ।६।४।६२॥ 

घटादीनां च ज्ञपादीनां च ह्वस्वः। घटयति । ज्ञपज्ञाने ज्ञापने च-ज्ञपयति 
अजिज्ञपतु । 


इति ण्यन्त प्रक्रिया 


पुक्‌ का आगम हो, णिच्‌ परे रहते। स्था धातु आकारान्त है, उससे णिच्‌ होने पर 
'अर्तीति सूत्र से पुक्‌ का आगम होकर 'स्थापि' बन जाने पर धातु संज्ञा, लटू तिपू शप्‌ 
गुण, अयादेश--स्थापयति । 
तिष्ठतेरित्‌ः-स्था धातु की उपधा को इकारादेश हो चङ परक णि परे 
रहते । 
स्था से लुङ, में पुगादि करके अट्‌ अ स्थाप इ अ (चङ का शेष) त्‌' इस 
स्थिति में “तिष्ठतेरित्‌? सूत्र से उपधा आकार को इकार-स्थिप्‌ बनने पर स्थिप्‌ 
को द्वित्व और “शपू वा: खयः सूत्र से सकार का लोप, थकार शेष, अथि स्थिप्‌ इ अ 
त इस स्थिति में 'अभ्यासे चर्च से थकार को चत्वं तकार, णि का लोप होकर 
'अतिष्ठिपत्‌' रूप बनता है । 
घट (चेष्टा करना) यह धातु मित्‌ है । 
मितां द्वस्वः इति--घट आदि और ज्ञप्‌ आदि धातुओं को ह्वस्व हो। 
घट धातु से णिच्‌ उपधा वृद्धि--“घाटि' 'मितां हुस्वः से पुनः हुस्व, 'घटि’ 
धातु संज्ञा, लद्‌ तिप्‌ शप्‌ गुणायादेश होकर घटयति । लुङ में अज घट इ अ त्‌' इस 
स्थिति में सन्वद्भाव होने से “सन्यतः? सूत्र से अभ्यास अकार को इकार 'दी्घो लघोः” 
से दीघं, णि लोप होकर अजीघटत्‌ । 
ज्ञप (जानना ज्ञान कराना) चुरादि है अतः यहाँ प्रेरणार्थक णिच्‌ आने पर 
‘mm 2 के 
णेरनिटि' सूत्र से स्वाथिक णिच्‌ का लोप हो जाता है। उपधा वृद्धि द्वारा हुए 
आकार का मितां ह्वस्वः से हुस्व होकर 'ज्ञपि' की धातु संज्ञा, लट्‌ तिप्‌ शप्‌ गुणादि 
होकर ज्ञपयति । लुङ में 'अ ज्ञप्‌ इ अ तू' इस स्थिति में द्वित्वाभ्यास कार्य, सन्व-द्भाव 
द सन र्ग ७ 
न्यत: इकार, णि लोप, होकर अजिज्ञपत्‌ । यहाँ लघु इकार न होने से दीर्घ नहीं 


होता । 


इति ण्यन्त प्रक्रिया 


अथ सन्नन्त प्रक्रिया 


धातोः कर्मणः समानकतृ कादिच्छायां वा ।३।१।७॥ 

इषिकर्मण इषिणेक कत्‌ काद्धातोः सन्‌ प्रत्ययो वा स्यादिच्छायाम्‌ । 

पठ व्यक्तायां वाचि । 

सन्यङोः ।६।१।९॥ 

सन्नन्तस्य यङन्तस्य च प्रथमस्ये काचो द्व स्तोऽजादेस्तु द्वितीयस्य । सन्यतः 


पठित्‌मिच्छति पिपठिषति । 


धातोरिति--इच्छा के कर्मं और इच्छा के एक कतृक, अर्थात्‌ जो इच्छा 


का कर्ता हो वही उस धातु की क्रिया का हो--धातु से सन्‌ प्रत्यय हो, इच्छा अर्थ 
में विकल्प से । 


पठ्‌ --(पढ़ना स्पष्ट उच्चारण करना) धातु भ्वादिगण की सेट्‌ है । 


सन्यङोः--सन्नन्त और यङम्त धातु से प्रथम एकाच को द्वित्व हो, यदि धातु 


अजादि हो, तो द्वितीय एकाच्‌ को हो । 


'पठितुम्‌ इच्छति’ इस विग्रह में पठ्‌ धातु से इच्छा अर्थ में 'धातोः कमण.” 


सूत्र से सन्‌ प्रत्यय; सन्‌ प्रत्यय के वलादि आर्धधातुक होने से सन्‌ परे इट्‌, 'सन्यङो:' 
से प्रथम एकाच्‌ 'पठ्‌' को द्वित्व, अभ्यास कार्य, 'प पठ्‌ इ ष' इस स्थिति में 'सन्यतः' 
सूत्र से अभ्यास के अकार को इकार होकर 'पिपठिष्‌' इस सन्नन्त रूप की 'सनाद्यन्ता- 
धातवः’ से धातु संज्ञा, तिप्‌ शप्‌ आदि होकर 'पिपठिषति' रूप बनता है। 


सन्नन्त धातु अनेकाच्‌ होने से सेट्‌ हो जाते हें । अतः उसके आगे 'तास्‌' आदि 


को इट्‌ का आगम होता है । 


लिट्‌ में सन्‌ प्रत्ययान्त धातुओं से 'आम्‌' होने से कृ भू अस्‌ का भी अनुप्रयोग 


होता है--पिपठिष्‌ इस सन्नन्त रूप से आम्‌ कृ का अनुप्रयोग होकर पिपठिषाञ्चकार, 


५१५ 


५१६ संस्कृत-व्याकरण 


कर्मणः किस्‌--गमनेनेच्छुति । समान कतृ कात्किस्‌ - शिष्याः पठन्त्विच्छति 
गुरु: । वा ग्रहणाद्‌ वाक्यमपि । लुङः सनोघंस्ल्‌ । 
सस्याधंधातुके ।७।४।४६॥ 
सस्य तः स्यात्सादावार्धधातुके । अत्तुमिच्छति जिघत्सति । एकाच्‌ इति नेट्‌ । 
अज्कनगसां सनि ।६।४।१६॥ 
अजन्तानां हुन्तेरजादेशगमेइच दीर्घो झलादौ सनि । 


पिपठिषाम्बमुव, पिपठिषामास रूप बनते है । इसी प्रकार पिपठिषिता । पिपठिषिष्यति । 
पिपठिषत्‌ । अपिपठिषत्‌ । पिपठिषेत्‌ । पिपठिष्यात्‌ । अपिपठिषीत्‌ । अपिपठि- 
षिष्यत्‌ । 


कर्मण इति--इच्छा का कर्म जब धातु हो, तब उससे सन्‌ प्रत्यय होता है, 
अतः “गमनेनेच्छति’ जाने के द्वारा चाहता है-यहाँ गमन इच्छा का कर्म नहीं 
अपितु करण है इसलिए इससे सन्‌ प्रत्यय नहीं होगा ।' 

समानकत कादिति--इच्छा का कर्ता और सन्‌ प्रत्यय के प्रकृतिभूत धातु 
का कर्ता, एक होना चाहिए, ऐसा कहने से, "शिष्याः पठन्तु इति इच्छति गुरु: इस 
वाक्य में पठ धातु से सन्‌ प्रत्यय न होगा । यहाँ पठ धातु इच्छा का कर्मे तो है, पर 
इच्छा का कर्ता गुरु है और पठन का शिष्य, अतः समान कतृक न होने से यहाँ पढ्‌ 
से सन्‌ प्रत्यय नहीं हुआ । 

वा ग्रहणादिति-सूत्र में 'वा' ग्रहण से अर्थात्‌ सन्‌ प्रत्यय का विकल्प से 
विधान करने से पक्ष में वाक्य भी होगा अर्थात्‌ 'पढ़ना चाहता” इस अर्थ को प्रकट 
करने के लिए 'पिपठिषति' भी होगा और 'पठितुमिच्छति' इस वाक्य का भी प्रयोग 
होगा । 

सस्येति-सकार को तकार हो, सकारादि आर्धधातुक परे रहते। :अत्तु- 

मिच्छति’ इस विग्रह में अदादिगृण की अद्‌ (भक्षणे) धातु से सन्‌ प्रत्यय, “लुङ सनो- 

घंस्लू' सूत्र से अद्‌ को घस्लु (घस्‌) आदेश, 'घस्‌ स' इस स्थिति में सकारादि आर्ध- 
धातुक सन्‌ परे प्रकृत सूत्र से सकार को तकार, घस्‌ को द्वित्व, अभ्यास कार्य, 
'सन्यतः' से अभ्यास अकार का इकार, जिघत्स' इस सन्नन्त रूप की धातु संज्ञा, लट 
तिप्‌ शप्‌ होकर जिघत्सति’ रूप बनता है । ॥ 


अद्‌ धातु के सन्नन्त में लिडादिलकारों में पूर्ववत्‌ “जिघत्साञ्चकार । 
जिघत्सिता । जिघत्सिष्यति । जिघत्सतु । अजिघत्सत्‌ । जिघत्सेत्‌ । जिघत्स्यात । 
अजिघत्सीत्‌ । अजिघत्सिष्यत्‌” रूप होंगे । 


अज्झनेति--अजन्त धातुओं, हन्‌ धातु, और अजादेश गम्‌ धातु, अर्थात्‌ 


इण्‌ आदि धातु के स्थान में हुए गम्‌ आदेश को दीर्घं हो झलादि सन्‌ परे रहते । 
(इडभाव में ही सन्‌ झलादि मिलता है, अन्यत्र वह अजादि हो जाता है।) 


अथ सन्नत प्रक्रिया १ ERO 


इको झल्‌ ।१।२।९॥ 

इगन्ताज्झलादिः सन्‌ कित्‌ स्यात्‌ । ऋत इद्धातोः, कतु मिच्छति चिकीषति । 
सनिग्रहगुहोइच ।७।२।१२॥ 

ग्रहेगु हेरुगन्ताच्च सन इण्‌ न स्यात्‌ । बुभूषति । 


इति सन्नन्त प्रक्रिया 


इक इति--इगन्त से परे झलादि सन्‌ कित्‌ हो। 

'कतु मिच्छति’ इस विग्रह में 'कृ' धातु से सन्‌ प्रत्यय, एकाच उपदेशेऽनु- 
दात्तात्‌' सुत्र से इट्‌ निषेध, 'अञ्झनेति सुत्र से क्र को दीघं, इको झलि' सूत्र से 
इगन्त ऋ से परे झलादि सन्‌ को कित्‌, फलतः क्ङिति च' सूत्र से गुण निषेध, ऋत 
इद्धातोः' सूत्र से 'ऋ' को 'इर्‌' हलि चेति दीघं, 'कीर्‌ स्‌' इस स्थिति में द्वित्वाभ्यास 
कार्य, स को षत्व, “चिकीष'' इस सन्नन्त रूप से धातु संज्ञा लट्‌ तिप्‌ शपू होकर 
‘चिकीर्षति’ । 

लिडादि में पूर्ववत्‌ चिकीर्षाञ्चकार । चिकोषिता। चिकीषिष्यति। चिकी- 
षतु । अचिकीषंत्‌ । चिक्षीषंत । चिकी यात्‌ । अचिकीर्षीत्‌ । अचिकोषिष्यत्‌ । 

सनोति--ग्रह गृह और उगन्त धातु से परे सन्‌ को इट्‌ न हो। 

भवितु मिच्छति’ इस विग्रह में भू धातु से सन्‌ प्रत्यय, उगन्त होने से, प्राप्त 
इट्‌ का 'सनीति' सूत्र से निषेध, 'इकोझलीति' सूत्र से सन्‌ को कित, फलतः गृण 
निषेध, दवित्वाभ्यास कार्य, बुभूष' धातु संज्ञा, लट्‌, तिप्‌, शप्‌ होकर बुभुषति । शेष 
लकारों के रूप-- बुभुषाञ्चकार, बुभूषिता । बुभूषिष्यति। बुभुषतु । अवुभुषत्‌ । 
बुमुषेत्‌ । बुभृष्यात्‌ । अबुभूषीत्‌ । अब्रुभुषिष्यत्‌ होंगे । 


इति सन्नन्त प्रक्रिया 


२ 


अथ यडन्त प्रक्रिया 


धातोरेकाचो हलादेः क्रिया समभिहारे यङ ।३।१।२२॥ 
पौनः पुन्ये भृशार्थे च द्योत्ये धातोरेकाचो हलादेयंङ, स्यात्‌ । 
गुणोयडः लुकोः ७४।८२॥ 


अभ्यासस्य गुणो यङि यङ लुकि च परतः डिदन्तत्वादात्मने पदम्‌ । पुनः पुन- 
रतिशयेन वा भवति- बोभूयते बोभूयाञ्चक्रे । अबोझूयिप्ट । 


धातोरिति--क्रिया का बार-बार होना और अधिक होना अर्थ प्रकट करने के 
लिए एकाच्‌ हलादि धातु से यङ, प्रत्यय हो । फलतः अनेकाच्‌ और अजादि धातु से 
“यडः नहीं होता ।) 


सनू प्रत्यय के समान यङः भी विकल्प से होता है। अतिशयेन, भृशं वा, 
पुन वा भवति' यह वाक्य भी होगा और इस अर्थ का द्योतक “बोभुयते' का भी 
प्रयोग होगा । । 


यङ प्रत्यय के कारण, डित्‌ होने से यङन्त धातु सभी आत्मने पदी हैं । 
गुण इति--अभ्यास को गुण हो, यड और यङ लुक्‌ परे रहते । 


यड के डित्‌ होने से आत्मने पद का ही प्रयोग होगा । “पुन; पुन रति शयेन 
वा भवति' इस विग्रह में भू धातु से 'धातोः' इति सूत्र से 'यडः”, 'सन्यङो:' सूत्र से 
यङन्त के प्रथम एकाच्‌ 'भू' को द्वित्व, 'गुणो यङ, लुको: सूत्र से अभ्यास उकार को 
'ओ' गृण, 'बोभूय,' इस यङन्त रूप की धातु संज्ञा, लट्‌, त' शप्‌, 'अतो गृणे' सुत्र से 
यड के अकार का शपू के अकार के साथ पररूप, होकर 'बोभूयते'? लिडादि में 
बोभूयाञ्चक्रे, , बोभूयिता, बोभूयिष्यते । बोभूयताम्‌ । अबोभूयत बोभूयेत । बोभूयि- 
षोष्ट । अबोभूयिष्ट अबोभूयिष्यत आदि रूप बनेंगे । 


५१८ 


अथ यङन्त प्रक्रिया ५१९ 


नित्यं कौटिल्ये गतो ।३।१।२३॥ 

गत्यर्थात्‌ कौटिल्ये एव यङ, स्यात्‌ । नतु क्रिया समभिहारे । 

दीर्घोऽकितः ।७।४।८३॥ 

अकितोऽभ्यासस्य दीर्घो यङि यङ लुकि च । कुटिलं ब्रजति वात्रज्यते । 

यस्य हलः ।६।४।४९॥ 

यस्येति संघातग्रहणम्‌ । हलः परस्य य शब्दस्य लोपः आधंधातुके । आदेः परस्य) 
अतो लोप: वाव्रजाञ्चक्रे । वाव्रजिता 

रीगृ दुपधस्य च ।७।४।६०॥ 

ऋदुषधस्थ धातो रभ्यासस्य रीगागमो यङि यडः लुकि च। वरीवृत्यते । 
वरीवृताञ्चक्रे । वरीबृतिता । 


नित्यमिति गत्यर्थक धातुओं से कौटिल्य अर्थ में ही यङ, हो, क्रिया समभिहार 
अर्थात्‌ पुनः पुनः, अतिशयेन वा इस अर्थ में नहीं । 
दीघं इति - अकितू अभ्यास को दीघं हो, यङ्‌ और यङ, लुक्‌ परे रहते । 
“नित्यं कोटिल्ये गतौ' सूत्र से गत्यथक धातुओं से कौटिल्य अर्थ में ही यड 
होता है, अतः “कुटिल ब्रजति’ इस विग्रह में ब्रज गतौ' धातु से यङ “संन्यडो:' द्वित्व 
अभ्यास कार्य "प्रकृत सूत्र से अभ्यास को दीघं, ब्राव्रज्य' इस यडन्त रूप से धातु 
संज्ञा, लट्‌, त, शप, अतो गुणे, होकर वान्नज्यते । 
यस्येति -- हल्‌ से परे य का लोप हो, आर्धधातुक परे रहते । 
'य' यह संघात ग्रहण है । अर्थात्‌ अकार सहित यकार का लोप होता है। 
“आदे: परस्य’ सूत्र के नियम से जो कार्थ पर को विहित होता है, वह उसके 
आदि को होता है, अतः आदि य्‌ का लोप होता है, तब 'अतो लोपः से अकार का 
लोप होता है। 
ङन्त बाब्रज्य धातु से लिट्‌ में आम्‌ का आगम । आम्‌, इस आर्धेधातुक के परे 
रहते 'यस्य हल: सूत्र से 'आदेः परस्य' सूत्र के नियम के अनुसार 'य्‌' का लोप और 
“अतो लोपः से अकार का लोप होकर 'बाब्रज्ाम्‌' से लिट्‌ परक कु का प्रयोग होने पर 
वाव्रजाञ्चक़् ।वाब्रजिता वाद्रजिष्यते । वाब्नज्यताम्‌ अवाब्जज्यत्‌ । वात्रज्येत । 
चाब्नजिषीष्ट । अवाब्रजिष्ट । अवाव्रजिष्यति” रूप होंगे । 
रीगिति-- ऋदुपध धातुओं के अभ्यास को रीक्‌ आगम हो, यङ, और यड, 
लुक्‌ परे रहते । 
पुनः पुनरतिशयेन वा वर्तते” इस विग्रह में वृत' धातु से यड द्वित्वाभ्यास 
कार्य, प्रकृत सूत्र से अभ्यास को रीगागम होकर, 'वरीवृत्य' की धातु संज्ञा, लट्‌ त, 
शपू आदि होकर” वरीवृत्यते, लिट्‌ में पूर्वेवत्‌ य्‌ और अकार का लोप होने पर, 


५२० संस्कृत-व्याकरणे 


क्षुभ्नादिषु च ।८।४।३६॥ ० 
णत्बं न । नरीनृत्यते । जरीगृह्मते । 
इति यङन्त प्रक्रिया 


आम्‌, कृ, का प्रयोग, वरीवृताञ्चक्रं। वरोवृतिता । वरीवृतिष्यते। वरीवृत्यताम्‌ ; 
अवरीवृत्यत । वरीवृत्येत । वरीवृतिषीष्ट । अवरीवतिष्ट । अवरीवतिष्यत । 


क्ष म्नादिषुचेति - क्षुभ्नादिगण पठित शब्दों में णत्व नहीं होता । पुनः पुनरति 
शयेन वा नृत्यति’ इस विग्रह में 'नृत्‌' धातु से यङः, द्वित्वाभ्यास कार्ये, अभ्यास को 
रीगागम, 'नरीनृत्य' की धातु संज्ञा, लट्‌, त, शवादि होकर 'नरीनृत्यते यहाँ पर द्वितीय 
नकार को प्राप्त णत्व का क्षुभ्नादिषु च' सूत्र से निषेध हो जाता है । शेष रूप पूर्ववत्‌ 
यकार लोप होकर आर्धधातुक लकारों में बनेंगे- नरीनृताञ्चक्र, नरीनृतिता । नरी- 
नृतिष्यते । नरीनृत्यताम्‌ । अनरीनृत्यत । नरीनृत्येति । नरीनृत-षीष्ट । अनरीनतिष्ट । 
अनरीनृतिष्यत । 

पुनः पुनरतिशयेन वा 'गृह्हाति' इस विग्रह में ग्रह” धातु से यङ, द्वित्वाभ्यास 
कार्य, अभ्यास को रीगागम, “जहीगृंह्य की धातु संज्ञा, लट्‌, त, शवादि होकर 
'जरीगृह्यते' शेष रूप- जरीगृहाञ्चक्र, जरीगृहिता, जरीगृहिष्यते। जरीगृह्यताम्‌, 
अजरीगृह्यात । जरीगृह्येत । जरीगृहिषीष्ट । अजरीगृहिष्ट । अजरीगृहिष्यत । 


इति यडन्त प्रक्रिया 


अथ यङ्लुक्‌ प्रक्रिया 


यङोऽचि च ।२।४।७४॥ 


यङोऽचि प्रत्यये लुक्‌ स्या च्चकारात्तं विनाऽपि क्वचित्‌ । अनेमित्तकोऽय 
सन्तरङ्गत्वादादौ भवति । ततः प्रत्ययलक्षणेन यडन्तत्वाद्‌ द्वित्वमभ्यासकार्यम्‌ । 
धातुत्वाल्लडादयः । शेषात्‌ कर्तरीति परस्मेपदम्‌ । चर्करीतं चेत्यदादौ पाठाच्छपो 
सुरः 

यडो वा ।७।३।९४h 


यडङोऽचीति--अच्‌ प्रत्यय परे रहते यङ का लोप हो । सूत्र में चकार ग्रहण से, 
अच्‌ के बिना भी कहीं यङ का लोप हो। ; 

अनैमित्तिक इति--अनैमित्तक होने से अर्थात्‌ बिना किसी निमित्त के प्रवृत्त 
होने के कारण (क्योंकि यङ का लोप बिना किसी निमित्त के होता है) अन्तरंग होने 
से यह पहिले होता है अर्थात्‌ सबसे प्रथम यङ लोप होता है । 

तत इति--यङ, का लोप होने पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम्‌” (प्रत्यय का 
लोप होने पर भी प्रत्यय को मानकर कार्य होता है) से धातु को यङन्त मान लिया 
जाता है । फलतः द्वित्व और अभ्यास कार्य होते हैं। तब धातु संज्ञा होकर लट्‌ आदि 
लकार आते हैं । 


शेषादिति--यङः लुक्‌ में शेषात्कतेरि परस्मैपदम्‌’ सूत्र से परस्मैपद के प्रत्यय 
आते हैं, अर्थात्‌ यड, लुक प्रक्रिया के प्रयोग परस्मैपद में ही होते है । 


चर्करीतमिति-चर्करीति यङ लुक्‌ को कहते हैं। इसका अदादि गण में पाठ 
है अतः यङ लुक्‌ में शप्‌ का लोप हो जाता है। 

यडो बेति-यङः लुङत से परे हेलादि पितृ सार्वधातुक को इट्‌ का आगम हो 
विकल्प से । 


१९१ 


५२२ संस्कृत-व्याकरण 


यङ लुगन्तात्परस्य हलादेः पिती: सार्वधातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌ । भ्रुसुवोरिति 
गुणनिषेधो यङ लुकि भाषायां न । बोमुतु तेतिक्त इति छन्दसि निपातनात्‌ । 
बोभवीति, बोभोति, बोभुतः । अदभ्यस्तात्‌ बोभुवति । 


इति यङ लुगन्ताः 


भूसुबोरिति--:भूसुवोस्तिङि' सूत्र से होने वाला गुण निषेध, यङ लुक्‌ में भाषा 
में नहीं होता । क्योंकि 'बोभूतु-तेतिक्त' इस सूत्र में छन्द में 'भू' को यङ लुक्‌ में 
गुण निषेध का निपातन किया गया है । यदि यङ लुक्‌ में उक्त सूत्र से गुण निषेध हो 
जाता तो निपातन की आवश्यकता न होती । अतः इस निपातन से प्रमाणित होता है 
कि भाषा में यङ लुक्‌ में गुण निषेध नहीं होता । 

पुनः पुनरतिशयेन वा भवति’ इस विग्रह में 'भू' धातु से यड प्रत्यय 
'यङोऽति च' सुत्र से उसका लोप, प्रत्यय लक्षण से यडन्त मानकर 'भू' को द्वित्व 
अभ्यास कार्य 'गुणो यङ्लुकोः सूत्र से अभ्यास को गुण, 'बोभू' इस यङन्त की 
धातु संज्ञा लट्‌, परस्मैपद होने से लट्‌, को तिप्‌, तिप्‌ के हलादि पितृ सावधातुक 
होने से 'यडो वा? सूत्र से ईट्‌ का आगम, अभ्यासोत्तर उकार को सावधातुक गुण, 
ईट्‌ पक्ष में अवादेश होकर बोभवीति, ईडभाव पक्ष में शपू के अदादि होने से 
लोप होने के कारण अवादेश नहीं होता, तब बोभोति, ये दो रूप बनते हें । तस्‌ परे 
अपित्‌ अतएव डिद्वत्‌ होने से गुणाभाव 'बोभूतः' झि को 'अदभ्यास्तात्‌' से अत्‌ (द्वित्व 
होने से बोभू' धातु अभ्यस्त है, झि के अपित्‌ सार्वधातुक होने से डिद्वत्‌ होने के 
कारण गुणनिषेध होने पर 'अचिशनु' सूत्र से उवङ होकर 'बोभुवति' रूप बनते हैं। 
लट्‌ के शेष रूप--बोभवीषि बोभोषि, बोभुथः, बोभूथ । बोभवीमि बोभोमि, बोभूवः, 
बोभूमः । लिट्‌ में यङ लुगन्त बोभू के प्रत्ययान्त होने से आमु, कृ का अनुप्रयोग होकर 
बोभवाञ्चकार-बोभवामास । लुट्‌-इट्‌ गुणावादेश बोभविता, बोभविष्यति, बोभवीतु 
बोभोतु बोभूतात्‌, बोभुताम्‌, बोभुवतु बोमुहि, बोभवानि । लङ, में अबोभवीत्‌ अबोभोत्‌, 
अबोभूताम्‌, अबोभवुः। वि० लि० बोभूयात्‌ बोभूयाताम्‌ बोभुयुः। आ० लि० में 
बोभूयात्‌ बोभूयास्ताम्‌ बोभूयासुः । लुङ, में अट्‌, च्लि, सिच्‌, करने पर :गातिस्थेति’ 
सूत्र से सिच्‌ लोप, तब हलादि पित्‌ सार्वधातुक तिपू परे 'यङो वा' से ईट्‌, नित्य होने 
के कारण, सार्वधातुक गुण को बाधकर 'भुवो वुग्‌ लुङलिटोः' से वुक्‌ (व्‌) का 
आगम होकर अबोभूवीत्‌, ईडभाव पक्ष में गुण होने पर अबोभोत्‌, अबोभुताम्‌ अबो भूबुः 
(वुगागम) लङ, में अबोभविष्यत्‌ । 


इति यङलुगन्ताः 


अथ नामधातवः 


सुप आत्मनः क्यच्‌ ।३।१।८॥ 

इषि कर्मणः एषितुः सम्बन्धिनः सुबन्तादिच्छायामर्थं क्यच्‌ प्रत्ययो वा स्यात्‌ । 
सुपो धातु प्रातिपदिकयोः ।२।४।७१॥ 

एतयो रवयवस्य सुपो लुक्‌ । 

क्यचि च ।७।४।३३॥ 

अवर्णस्य ईः । आत्मनः पुत्र मिच्छति-पुत्रोयति । 


सुप इति-- इच्छा के कमं और इच्छा के सम्बन्धी सुवन्त से इच्छा अर्थ में 
क्यच्‌ प्रत्यय विकल्प से हो । 

सुपो धात्विति- धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ का लोप हो । 

क्यचीति- अवर्ण को 'ई' होता है, क्यच्‌ परे रहते । 

“आत्मनः पुत्र मिच्छति’ (अपना पुत्र चाहता है) इस अर्थ में पुत्र अम्‌' इस 
सुवन्त से “सुप आत्मनः? सूत्र से कयच्‌ प्रत्यय होगा; क्योंकि पुत्र इच्छा का कर्म है 
और इच्छा करने वाले का उससे सम्बन्ध है--'परस्य पुत्र मिच्छति’ इस अर्थं में क्यच्‌ 
न होगा । 

क्यच्‌ में केवल 'य' शेष रहता हे । 

(पुत्र अम्‌ य इसकी 'सनाद्यन्ता धातवः' से धातु संज्ञा, तब धातु का अवयव 
होने से सुप्‌-अम्‌ का 'सुपोधात्विति' सूत्र से लोप, (पुत्र य' इस स्थिति में क्यचि च' 
सूत्र से अकार को ईकार 'पूत्रीय इसकी धातु संज्ञा, लट्‌, तिप्‌, शप्‌, अतोगुणे' पररूप 
होकर पुत्रीयति’ । 

'पुत्रीय' धातु के प्रत्ययान्त होते के कारण लिट्‌ में आमु प्रत्यय और लिङन्त 
कु आदि का अनुप्रयोग तथा अनेकाच्‌ होने से वलादि आधधातुक को इटू का आगम 


५२३ 


५२४ संस्कृत-व्याकरण 


नः कये ।१।४।१५॥ 
क्यचि क्यङि च नान्तमेव पदं नान्यत्‌, न लोपः राजीयति । 


नान्तमेवेति किम्‌, वाच्यति। हलि च--जीयेति, पुर्यंति। धातोरित्येव, 
नेह, दिव मिच्छति दिव्यति । 


क्यस्य विभाषा ।६।४।५०॥ 


आदि भी होगा । अतः लिडादि में “पुत्रीयाञचकार, पुत्रीयिता, पुत्रीयिष्यति, पुत्रीयतु, 


अपुत्रीयत्‌, पुत्रीयेत्‌, पुत्रीय्यात्‌ अपुत्रीयीत्‌ अपुत्रीयिष्यत्‌” रूप होंगे । 

इसी प्रकार अन्य सुवन्तों से क्यजन्त रूप बनेंगे। इन धातुओं के मूल नाम 
अर्थात्‌ प्रातिपदिक होते हैं अतएव क्यजाद्यन्त धातुओं को नामधातु कहते हैं । 

नः क्ये इति- कयच्‌ और क्यङ, प्रत्यय परे रहते, नान्त ही पद होता हे अन्य 
नहीं । फलतः नकार से भिन्न वर्ण यदि अन्त में होगा तो पद संज्ञा नहीं होगी । 

राजान मात्मन इच्छति (राजा को अपना चाहता है) इस अर्थ में राजन्‌ 
अम्‌ इस सुवन्त से इच्छार्थ में 'सुप आत्मनः सूत्र से क्यच्‌ प्रत्यय, सनाद्यन्तेति धातु 
संज्ञा होने पर सुपोधात्विति सुप्‌-अम्‌ का लोप, 'राजन्‌ य' इस स्थिति में “न: क्ये' 
नियम से नान्त राजन्‌ की पद संज्ञा, “न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' सूत्र से नकार का 


लोप, 'क्यचि' से अकार को ईकार होकर 'राजीय' की धातु संज्ञा लट्‌ तिप्‌ शवादि 
होकर 'राजीयति’ । 


नान्तमेवेति-नान्त की ही पद संज्ञा होती है इस नियम का फल है-- 
'वाच्यतिः यहाँ 'आत्मनो वाच मिच्छति’ इस विग्रह में वाच्‌ अम्‌ सुवन्त से 'क्यच्‌' 
वाच्‌ शब्द नान्त नहीं है अतः उक्त नियम से पद संज्ञा का निषेध होने से 'चोकुः' से 
कुत्व और 'झलां जशोऽन्ते’ से जशत्व नहीं हुआ, अतः वाच्यति रूप बना । 


'गिर्‌ अम्‌-पुर्‌ अम्‌ वा आत्मन इच्छति’ `इस अर्थ में वयच्‌ प्रत्यय धातु 
संज्ञा, सुप्‌ लोप, 'हलिचेति’ दीर्घ, गीर्यं और पूर्य की पुनः धातु संज्ञा लटू त, शवादि 
होकर गीर्येति और पुर्यति । 

धातोरित्येवेति- रेफ्‌ अथवा व अन्त वाले शब्दों की ही उपधा को दीघं होता 
है जबकि वे रेफ और वकार धातु के ही हों। गू, निगरणे और पृ, पूरणयोः धातु 
से क्विपू और ऋत इद्धातोः से इर्‌ होकर गिर्‌ और पुर्‌ बनते हैं अतः यहाँ तो धातु 
के रेफ होने से दीघ होता है पर दिवमात्मनः इच्छति इस विग्रह में दिव अम्‌ सुवन्त 
से क्यच्‌ होने पर 'हलि च' से दीर्घ नहीं होता क्योंकि यह बकार धातु का नहीं है 
अपितु सुवन्त का है तब 'दिव्यति' । 


क्यस्येति- हल्‌ से पर क्यच्‌ और क्यङ, का विकल्प से लोप हो, आधे धातुक 
परे रहते । 


ss - = 


अथ नामधातवः ५२५ 


हलः परयोः क्यच्‌क्यङोर्लोपो वार्धधातुके । आदेः परस्यः, अतो लोपः, तस्य 
स्थानिवत्त्वाल्लघूपधगुणो न । ससिधिता, समिध्यिता । 

कास्यच्च ।३।१।६॥ 

उत्त विषये काम्यच्‌ स्यात्‌। पुत्रमात्मन इच्छति--पुत्रकास्यति। 
पुत्रकास्यिता । 

उपमानादाचारे ।३।१।१०॥ 

उपमानात्कर्मणः सुवन्तादाचारार्थे क्यच्‌ । पुत्रमिवाचरति-पुत्रीयति छात्रम्‌ । 
दिष्णूयति द्विजम्‌ । 

(वा) सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विब्वा वक्तव्यः । अतो गुणे, कृष्ण इवा- 
चरति - कृष्णति । स्व इवाचरति स्वति । सस्बो । 


समिध मात्मानमिच्छति, इस विग्रह में समिध अम्‌ सुवन्त से क्यच्‌, धातु 
संज्ञा, सुप्‌ लोप, 'समिध्य' इस क्यजन्त से लुट्‌ लकार प्रथम पुरुष एक वचन में 
तास्‌ को इट्‌, 'क्यस्य विभाषा' सुत्र से अत आदेः' के निर्देश से यकार का लोप, 
“अतो लोपः' से अकार का लोप, होकर “समिधिता' यलोपाभाव पक्ष में 'अतो 
लोपः सुत्र से अकार का लोप होकर समिध्यिता' यह द्वितीय रूप बनता है। (हलन्त 
शब्दों से क्यजन्त शब्दों में इसी प्रकार तासादि आर्धधातुक परे यकाराकार का लोप 
होता है) यहाँ अकार के लोप को स्थानिवद्भाव से मानकर लघूपध न मिलने से 
पुगन्तेति सूत्र से गुण नहीं होता । 'अतो लोपः' उक्त दोनों उदाहरणों में अकार लोप 
करता है । 

काम्यच्चेति--इच्छा के कर्म और इच्छा के सम्बन्धी सुवन्त से क्यच्‌ के विषय 
में काम्यच्‌ प्रत्यय भी हो । 

पुत्र मात्मनः इच्छति' इस अर्थ में पुत्र अमु सुवन्त से प्रकृत सूत्र से काम्यच्‌, 
धातु संज्ञा, सुप्‌ लोप, पुत्रकाम्य से धातु संज्ञा, लट्‌ तिप्‌ शबादि होकर “पुत्रकाम्यति” 
तास्‌ परे इट्‌, काम्य के अन्त्याकार का 'अतोलोपः' होकर 'पुत्रकाम्यिता' रूप 
बनता है । 

उपभानादिति--उपमान, कमं सुवन्त से आचार अथे में कयच्‌ प्रत्यय हो । 

“छात्र पुत्र मिवाचरति” इस विग्रह में छात्र अम्‌' इस सुवन्त से प्रकृत सूत्र 
से क्यच्‌ प्रत्यय, शेष कार्य इच्छार्थक कयच्‌ के समान होकर पुत्रीयति छात्रम्‌’ इसी 
प्रकार "द्विजम्‌ विष्णुमिवा चरति’ इस विग्रह में क्यच्‌, धातु संज्ञा, सुप्‌ लोप, “विष्णूय' 
इस स्थिति में 'अकृत्सावेधातुकयोः' सूत्र से दीर्घं 'विष्णूय' की धातु संज्ञा, लट्‌ तिप्‌ 
शबादि होकर 'विष्णूथति’ । 

(वा) सर्वेति- सभी प्रातिपदिकों से क्विप्‌ प्रत्यय विकल्प से हो आचार अर्थ 
में । 'क्विप्‌' का सर्वापहारि लोप होता है । क्विप्‌ का लोप होने पर प्रातिपदिक का 
रूप ही धातु बन जाता हे । 


५२६ संस्कृत-व्याकरण 


अनुनासिकस्य क्विकलोः क्डिति ।६।४।१५॥। 


अनरुनासिकान्तस्योपधाया दीघ: स्थात्‌, क्वौ झलादौ च किङति। इदसिवा- 
चरति इदामति । राजेव राजानति । पन्था इव पथीनति । 


कष्टाय क्रमणे ।३।१।१४॥ 

चतुर्थ्यन्तात्कष्टशब्दादुत्साहेऽर्थे क्यङ्‌ स्यात्‌ । कष्टाय क्रमते-कण्टायते, पापं 
कतु मुत्सहते इत्यरथः । 

शब्दवेरकलहा'भ्रकण्वमेघेम्यः करणे ।३।१।१७॥ 

एभ्यः कर्मभ्यः करोत्यर्थे क्यङ स्यात्‌ । शब्दं करोति शब्दायते । 

तत्करोति तदाचष्टे इति णिच्‌ । 


“कृष्ण इवाचरित' इस विग्रह में कृष्ण” घ्रातिपदिक से क्विप प्रत्यय, क्विप्‌ 
प्रत्यय का सर्वापहारि लोप, 'कृष्ण' की धातु संज्ञा, लट्‌ तिपू आदि होने से “कृष्ण 
अति' इस स्थिति में 'अतोग्ुणे' से अकार का पर रूप होकर 'कृष्णति' स्व इवा 
चरति’ इस विग्रह में क्विप्‌, लोप, धातु संज्ञा, लट्‌ तिप्‌ शप्‌ अकार का पररूप होकर 
स्वति’ । 

क्विप्‌ प्रत्ययान्त 'स्व' धातु से लिट्‌ तिप्‌ गल्‌ होकर 'अचोञ्णिति' वृद्धि, “आत 
और णल? णल को ओ, द्वित्वाभ्यास कार्य, 'औ' के साथ वृद्धि होकर 'सस्वो' रूप 
बनता है। 


अनुनासिकस्येति --अनुनासिकान्त की उपधा को दीर्घ हो क्वि और झलादि 
कित्‌ डितू परे रहते । 
इदम्‌ इवा चरति इस विग्रह में 'इदम्‌' प्रातिपदिक से क्विप्‌ प्रत्यय, प्रकृत 
सूत्र से मकारान्त इदम्‌ की उपधा को दीर्घ, क्विप्‌ का लोप 'इदाम्‌' की धातु संज्ञा, 
लडादि 'इदामति' । 
'राजेवाचरति’ इस विग्रह में राजन्‌ प्रातिपदिक से किविपू, प्रकृत सूत्र से दीघं, 
धातु संज्ञा लडादि 'राजानति' । इसी प्रकार 'पन्था इवा चरति' इस विग्रह में पथिन्‌ 
` आतिपदिक के क्विप्‌, दीघ, आदि होकर “पथीनति' रूप बनता है । 
कष्टायेति--चतुर्थ्य॑न्त कष्ट शब्द से उत्साह अर्थ में क्यङ, प्रत्यय होता है । 
क्यङ्क प्रकृत के डित्‌ होने से आत्मनेपद प्रत्यय आते हैं । 
न प्रत्यय सूत्र में र कष्ट का अर्थ पाप है "कष्टाय क्रमते? पाप करने को उत्साह 
दोघं है । इस अर्थ में प्रकृत सुत्र से क्यङ, प्रत्यय, धातु संज्ञा सुप्‌ लोप्‌, अकृदिति 
' 'कष्टाय' की धातु संज्ञा, लट्‌ त आदि--कष्टायते । 
शब्देति--शब्द, वैर, कलह, अभ्र, कण्व, मेघ इन कर्म कारकों से 'करोति' 


इस अथं में क्यङ, प्रत्यय हो। 


I 


अथ नामधातवः ४ 
(वा) प्रातिपदिकाद्वात्वर्थे वहुलमिष्ठवच्च । 
प्रातिपदिकाद्धात्वर्थे णिच्‌ स्यात्‌ । इष्ठे यथा प्रातिपदिकस्य पु वदभावरभाव- 
टिलोपविन्मतुब्लोपयणादिलोपप्रस्थस्फाद्यादेशभ संज्ञास्तदवण्णावपि स्युः । इत्यल्लोपः । 


घटं करोत्याचष्टे वा-घटयति । 
इति नामधातवः 


‘शब्दम्‌ करोति’ इस विग्रह में शब्द अम्‌' इस करोति के कमे से प्रकृत सूत्र 
से क्यङ प्रत्यय, धातु संज्ञा, सुप्‌ लोप, अकृदिति दीर्घ, 'शब्दाय' की धातु संज्ञा, 
लडादि "शब्दायते' । 

इसी प्रकार वैरायते, कलहायते, अश्वायते, कण्वायते, मेघायते आदि । 

(वा) तत्करोति, तदाचष्टे--''उसे करता है और उसे कहता हे” इन विग्रहों 
में प्रातिपदिक से णिच्‌ प्रत्यय होता है । अर्थात्‌ यह वातिक, करने और कहने अर्थ में 
इनके कर्म से णिच्‌ प्रत्यय करता है। | 

(बा) प्रातिपदिकादिति--प्रातिपदिक से धातु के अर्थ में णिच्‌ प्रत्यय बहुल 
भाव से होता है और यह णिच्‌ इष्ठन्‌ प्रत्यय के समान होता है अर्थात्‌ इष्ठन्‌ प्रत्यय 
परे जो प्रातिपदिक को पुवद्भाव, रभाव, टिलोप, विन और मतुप का लोप, यणादि 
लोप, प्रस्थ आदि आदिदेश, और भसंज्ञा आदि जो कार्य होते हैं, वही कार्य णिच्‌ प्रत्यय 
परे रहते भी होते हैं । 

“घटं करोति’ इस विग्रह में घट अम्‌ इस कर्म से 'करोति” अर्थ में प्रकृत 
वातिक से णिच्‌ प्रत्यय, इष्ठवत्‌ होने से णिच्‌ परे भसंज्ञा यस्येति चेति अक्रार लोप, 
“घटि' की धातु संज्ञा; लट्‌ तिप्‌, शप्‌ गुणायादेश, होकर 'घटयति'। 


इति नामधातवः । 


अथ कण्ड्वादयः 


कण्ड्वादिस्यो यक्‌ ।३।१।२७॥ 

एभ्यो धातुभ्यो नित्यं यक्‌ स्यात्‌ स्वार्थे। कण्डूज गात्र विघर्षणे ॥१॥ 
कण्डूयति, कण्डूयते । इत्यादि । 

इति कण्ड्वादयः 

कण्ड्वादिभ्य इति-कण्डूज, आदि”? धातुओं से नित्य यक्‌ प्रत्यय हो 
स्वार्थं में । 

कण्ड्ञ (कण्डू) धातु का अर्थ है खूजलाना। यह धातु अनेकाच्‌, सेट्‌, एवं 
नित्‌ होने से उभयपदी हे । 

कण्डू धातु से यक्‌ प्रत्यय होने पर पुनः सनाद्यन्ता धातवः से धातु संज्ञा होकर 
लट्‌ तिप्‌ और त तथा शप्‌ आदि होते हैं इस प्रकार कण्ड्यति और कण्ड्यते-ये दो रूप 
होते हैं । 

लिट्‌ में आमु और कृ का अनुप्रयोग होकर कण्ड्याञ्चकार और कण्ड्याञ्चक्रे । 
कण्ड्यितासि, कण्ड्यितासे । कण्ड्यिष्यति, कण्ड्यिष्यते। कण्ड्यतु, कण्ड्यताम्‌, 
अकण्ड्यत्‌, अकण्ड्यत । कण्ड्येत्‌, कण्ड्य्यात्‌, कण्ड्यिषीष्ट । अकण्ड्यीत्‌, अकण्यिष्ट । 
अकण्ड्यिष्यत्‌-त । 


१. प्रकृत सूत्र में कण्ड्ञ आदि धातुओं से यक्‌ प्रत्यय का विधान किया गया है। 
सूत्रवृत्ति में “धातुभ्यः” से तात्पर्यं यह है कि यक्‌ प्रत्यय प्रातिपदिकरों से न हो। 
क्योंकि कण्डू आदि धातु भी हैं और प्रातिपदिक भी। वस्तुतः यह फलितार्थ 
कथन ही है क्योंकि यक्‌ प्रत्यय के कित्‌ होने से गुण निपेधादिफल धातुओं में ही 
संघटित होता है अतः इनका धातुत्व स्वतः सिद्ध होता है । साथ ही कण्डू के दीर्घ 
ऊकारान्त होने से इनका प्रातिपदिकत्व भी सिद्ध होता है, यदि ये धातु ही होते 
तो हस्व रहने पर भी अकृदिति सूत्र से दीघं तो हो ही जाता अतः दीर्घ पाठ से 
इनका प्रातिपदिकत्व भी सिद्ध होता है । 

इति कण्डवादयः 
५२८ 


अथ आत्मनेपद प्रक्रिया 


कतरि कर्मव्यतिहारे ।१।३।१४॥ 

क्रिया विनिमये द्योत्ये कतर्यात्मने पदम्‌ । व्यति लुनीते । अन्यस्य योग्यं लवनं ` 
करोतीत्यर्थः । 

न गति हिसार्थम्यः ।१।३।१५॥ 

व्यति गच्छन्ति । व्यतिघ्नन्ति । 

नेविशः ।१।३।१७॥ 

निवशते । 


कर्तरीति - क्रिया का विनिमय (अदला-बदली) बताने में कर्ता में आत्मने 
पद होता है । 

वि और अति उपसर्गे के योग में क्रिया का विनिमय सूचित होता है, अतः 
क्रिया के साथ इनका प्रयोग किया गया है। लुज छेदने धातु से उक्त उपसगे पूर्वक 
प्रकृत सूत्र से विनिमय अर्थ में 'व्यतिलुनीते' में आत्मने पद होता है। इसका अर्थ है 
कि दूसरे के काटने योग्य लवन को स्वयं कर रहा है अतः यह क्रिया विनिमय हे । 


न गतीति-गति और हिसाथेक धातुओं से क्रिया विनियम अर्थ में आत्मने 
पद न हो। 


वि और अति पूर्वक गम धातु तथा हिसार्थक हन्‌ धातु से क्रिया विनिमय अर्थ 
में भी प्रकृत सूत्र से निषेध होने के कारण आत्मने पद न होने से “व्यतिगच्छन्ति और 
व्यतिध्नन्ति में परस्मैद ही होता है । 

नेविश इति--नि उपसं पूर्वक विश्‌ धातु से आत्मने पद हो । विश (तुदादि) 
धातु परस्मैपदी है, प्रकृत सूत्र द्वारा नि उपसगे पूर्वक विश्‌ से आत्मने पद का विधान 
होने से 'निविशते' होता है । 


३४ ५२६ 


) ५३० संस्कृत-व्याकरण 


परिव्यवेभ्यः क्रियः ।१।३।१८॥ 

परिक्रीणीते । विक्रीणीते । अवक्रीणीते । 

विपराभ्यां जेः ।१।३।१६॥ 

विजयते । पराजयते । 

समवप्रविभ्यः स्थः ।१।३।२१॥ 

संतिष्ठते । अवतिष्ठते । वितिष्ठते । प्रतिष्ठते । 

अपह्नवे ज्ञः ।१।३।४४॥ 

शतमप जानीते-अपलपती त्यर्थः । 

अकर्मकाच्च ।१।३।४५॥ 

` सविषो जानीते । सपिषोपायेन प्रवतंते, इत्यर्थः । 

उदश्चरः सकमंकात्‌ ।१।३।५३॥ 

धर्म मुच्चरते--उल्लङ ध्य गच्छतीत्यर्थः । 

परीति--परि, वि और अव उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से आत्मने पद हो । 
'डुक्रीन्‌ द्रव्य विनिमये' धातु उभयपदी है, कतृ गामी क्रियाफल में तो आत्मने पद 
स्वतः सिद्ध है, पर प्रकृत सूत्र से उक्त उपसर्ग पूर्वक परगामीक्रिया फल में भी आत्मने 
पद का विधान होने से “परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते” में आत्मने पद हुआ । 

विपरेति-वि और पर उपसर्ग पूर्वक 'जि' धातु से आत्मने पद हो। “जि! 
जीतना धातु परस्मैपदी है पर प्रकृत सूत्र से उक्त उपसर्गो के योग में आत्मने पद का 
विधान करने से विजयते और पराजयते प्रयोग होते हैं । 

समवेति--सम्‌, अव, प्र, वि, उपसं पूर्वक स्था धातु से आत्मने पद हो । 

स्था धातु परस्मेपदी है, पर उक्त उपसरो के योग में प्रकृत सूत्र से आत्मने 
पद का विधान करने से संतिष्ठते, वितिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते’ प्रयोग 
होते हैं । 

अपह्ववे-इति छिपाने अर्थ में ज्ञा धातु से आत्मने पद हो । ज्ञा धातु उभय- 
पदी है अतः प्रकृत सूत्र से परगामी क्रियाफल में भी अपल्णव अर्थ में आत्मने पद का 
बिधान करने से “शतम्‌ अपजानीते’ यहाँ आत्मने पद होता है। इसका अर्थ है-सौ 
को छिपाता है । 

अक्मकाच्चेति --अकमंक ज्ञा धातु से आत्मने पद हो । 

'सपिषो जानीते” घी के उपाय से प्रवृत्त होता है । यहाँ ज्ञा' धातु प्रवृत्ति अर्थ 
में अकर्मक है, अतः प्रकृत सूत्र से 'सपिषो जानीते” में आत्मने पद होता हे । 

उदश्चर इति-- उद्‌ उपसर्ग पूर्वक सकर्मक चर्‌ धातु से परस्मैपद हो । चर्‌ धातु 


अथ आत्मनपद प्रक्रिया ५३१ 


समस्तृतीया युक्तात्‌ ।१।३।५४॥ 

रथेन संचरते । 

दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थं ।१।३।५५॥। 

संपुर्वाद दाणस्तृतीयान्तेन युक्ताढुक्त स्यात्‌ तृतीया चेच्चतुर्थ्यर्थे । दास्या । 
संयच्छते कामी । 


परस्मैपदी है, पर प्रकृत सुत्र से उद्‌ उपसर्ग पूर्वक चर्‌ से आत्मने पद का विधान करने 
से “धर्मम्‌ उच्चरते' यह आत्मने पद का प्रयोग होगा । उच्चरते का अर्थ है--उल्लंघन 
कर* चलता है । 

सम इति सम्‌ पूर्वक तृतीयान्त से युक्त चर्‌ धातु से आत्मने पद हो । प्रकृत 
सुत्र से “रथेन” इस तृतीयान्त से युक्त चर्‌ धातु से आत्मने-पद होने से “रथेन संचरते” 
यह प्रयोग होता है । 

दाणइ्चेति--चतुर्थी के अर्थ में प्रयुक्त तृतीयान्त से युक्त सम्‌ पूर्वक दाण्‌ धातु 
से आत्मने पद हो । 


* इस प्रक्रिया में यद्यपि कुछ विशेष उपसर्गो के योग में कुछ परस्मैपदी और उभय 
पदी धातुओं से केवल आत्मने पद का विधान किया गया है; फिर भी इन 
उपसर्गो के योग में केवल आत्मनेपद का ही विधान नहीं है अपितु अर्थ भी 
परिवर्तित हो जाता है, अतः इन सूत्रों द्वारा न केवल आत्मने पद ही होता है, 
अपितु उपसर्गो के योग में धात्वर्थं भी परिवर्तित हो जाता है, कुछ सूत्र तो 
स्पष्टतया अर्थं विशेष का निर्देश भी करते हैं। उदाहरणार्थ-वि और अति 
पूर्वक लुज, धातु का न केवल 'काटना' अपितु बदले में काटना अर्थ होता है। 
'क्रीणीते' का अर्थ है 'खरीदना' पर परित्रीणीते का अर्थ है 'वेतन पर नौकर 
रखना तथा विक्रीणीते का अर्थ बेचना है । जि धातु का अर्थ जीतना है, पर विज- 
यते का अर्थ विजय प्राप्त करना है और पराजयते का अर्थ हराना और हारना 
है । शत्रून्‌ पराजयते, अध्ययनात्‌ पराजयते, पढने से स्वयं हारता' है । इसी प्रकार 
'स्था' का अर्थ ठहरना है, पर संतिष्ठते-अच्छी तरह ठहरता है । प्रतिष्ठते-चल 
पड़ता है । वितिष्ठते-विशेष रूप से रहता है और अवतिष्ठते--रहता है । 
ज्ञा धातु का अर्थ जानना है और वह सकर्मक धातु है पर अपजानीते का अर्थ 
है--छिपाता है। इसी प्रकार सपिषो जानीते में यह अकर्मक हो जाता है और 
इसका अर्थ होता है, प्रवृत्त होना । चर्‌ धातु का अर्थ गति और भक्षण है, पर 
धर्म मुच्चरते का अर्थं है धर्म का उल्लंघन कर सकता है । तृतीयान्त से युक्त होने 
पर ही इससे आत्मने पद होता है अन्यथा सम्‌ पूर्वक भी परस्मंपद ही होता है 
संचरति । इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए । 


५३२ संस्कृत-व्याकरण 


पुर्ववत्सनः ।१।३।६२॥ 

सनः पूर्वो यो धातु स्तेन तुल्यं सत्नन्तादप्यात्मने पदं स्यात्‌ । एदिधिषते । 
हलन्ताच्च ।१।२।१०॥ 

इक्समोपाइ हलः परो झलादिः सन्‌ कित्‌ ।निविविक्षते । 


गन्धनावक्षेपणसेवतसाहसिक्य प्रतियत्तप्रकथनोपयोगेषु कुजः 
।१।३।३२॥ 
गन्धनं सूचनम्‌ । उत्ङरुते-सुचयतीत्यर्थः । अवक्षेपणं भत्सँनम्‌ । श्येनो वतिका 


मुत्कुरुते । भत्संयतीत्यर्थः । हरिमुप कुरुते । सेवत इत्यर्थः । परदारान्‌ प्रकुरुते-तेषु 


दाण धातु परस्मँपदी है पर प्रकृत सूत्र से उक्त दशा में इससे आत्मने पद का 
विधान करने से 'दास्या संयच्छते कामी' यह प्रयोग होता हे । 

वस्तुतः जहाँ “अशिष्ट व्यवहारे दाणः संप्रयोगे चतूर्थ्यर्थे तृतीया” वातिक से 
चतुर्थी के अर्थ में तृतीया होती है वहीं इस सूत्र से आत्मने पद होता है। लट्‌ में दाणू 
धातु के स्थान में 'पाघ्ना' सुत्र से यच्छ आदेश हुआ है । 

पुर्वबदिति सन्‌ से पूर्व जो धातु उसके समान सन्नन्त से भी आत्मने पद हो । 


एधू धातु आत्मने पदी है अतः एघितुमिच्छति इस विग्रह में इससे सन्‌ करने 


पर और इट्‌ होने से 'एधिष्य” में द्वितीयैकाच्‌ को द्वित्व अभ्यास कार्य, एदिधिष्‌ इस 
सन्नन्त की धातु संज्ञा होने पर इससे भी प्रकृत सूत्र से आत्मने पद ही होगा अतः 
एदिधिषते रूप बनेगा । 


हलन्ताच्चेति--इक्‌ के समीप वर्तमान हल से परे झलादि सन्‌ कित्‌ हो । 

“निवेष्ट्रमिच्छति” इस अर्थ में नि पूर्वक विश्‌ धातु से सन्‌ प्रत्यय, इक्‌ समीप 
वर्तमान हल्‌ शकार से परे सन्‌ प्रकृत सूत्र से कित्‌ होगा, फलतः लघूपध गुण का 
निषेध, शकार को ब्रश्चेति से षत्व, षढोः कः सि से ककार, सन्‌ के सकार को षत्व, 
क्षत्व, द्वित्वाभ्यास कार्यं होकर “निविविक्ष', की धातु संज्ञा, पूर्ववत्सनः' सूत्र से आत्मने 
पद, क्योंकि 'नेविशः' सूत्र से नि पूर्वक विश्‌ धातु, सन्‌ से पूर्वं भी आत्मनेपदी है । 

गन्धनेति गन्धन (सूचन या शिकायत करना) (अवक्षेपण) फट करना या 
भत्सँना करना) सेवन, साहसिक्य (सहसा प्रवृत्त होना) प्रति यत्न (गुणों का आधान 
करना) प्रकथन और उपयोग अर्थ में कृ धातु से आत्मने पद हो । 

कृञ, धातु (करना) उभय पदी है पर प्रकृत सूत्र से इन अर्थो में इससे परगामी 
क्रियाफल में भी आत्मने पद होता है । 

उत्‌कुरुते-सूचयतीत्यर्थः यहाँ सूचन अर्थं में उत्‌ पूर्वक कृ धातु से प्रकृत सूत्र 
से आत्मने पद हुआ । 

श्येनो वातिकामुत्क्ुरुते भर्त्सयतीत्यर्थः यहाँ भत्सेन अर्थ में कृ धातु से आत्मने 
पद हुआ है। 


bestest >. > वक. 


अथ आत्मनपद प्रक्रिया | ५२२ 


सहसा प्रवतंते । एधोदकस्योपस्कुरुते--गुण माधत्ते । कथाः प्रकुरुते- कथयतीत्यर्थः । 
' शतं प्रकुरुते- धर्मार्थ विनियुङ क्ते । एषु किम्‌-कटं करोति । भुजो$नवने-- ओदनं 
भुङक्ते । अनवने किम्‌--महीं भुनक्ति । 

इत्यात्मने पद प्रक्रिया 


हरिमुपकुरुते--सेवते इत्यर्थः यहाँ सेवन अर्थं में उत्पूर्वंक कृ धातु से आत्मने 
पद होगा । 

परदारान्‌ प्रकुरुते--तेषु सहसा प्रवतंते। यहाँ सहसा प्रवृत्ति अर्थ में प्रपुर्वक 
कु धातु से आत्मने पद हुआ । 

एधोदकस्योपस्कुरुते-“गुणमाधत्ते' यहाँ गृणाधान अर्थ में उपपूर्वक कृ धातु 
से आत्मने पद हुआ । 

कथाः प्रकुरुते--कथयतीत्यर्थः' यहाँ कथन अर्थ में प्रपुर्वंक क् धातु से आत्मने 
पद होगा । 

शतं प्रकुरुते--धर्मा्थं विनियुङ क्त’ यहाँ विनियोग अर्थ में प्रकृत सूत्र से 
आत्मने पद होगा । 

एषु किमिति- उक्त गन्धनादि अर्थों में ही कृ धातु से आत्मने पद का विधान 
है अतः इनसे भिन्न अर्थो में आत्मने पद.न होगा अतएव “कटं करोति” यहाँ नहीं 
हुआ । 

भुज इति - पूर्वोक्त 'भुजोऽनवने' सूत्र से पालनार्थं से भिन्न अर्थात्‌ खाना अर्थ 
में भुजू धातु से आत्मने पद होता है अतः ओदनं भुक्तङ यहाँ तो आत्मने पद होगा 
पर महीं भुनक्ति यहाँ परस्मैपद ही रहेगा । 


इति आत्मनेपद प्रक्रिया 


अथ परस्सपद प्रक्रिया 


अनुपराभ्यां कुजः ।१।३।७९॥ 

कत्‌ गे च फले गन्धनादी च परस्मेपदं स्यात्‌ । अतुकरोति, पराकरोति । 
अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः ।१।३।८०॥ 

क्षिप्‌ प्रेरणे । स्वरितेत्‌ । अभिक्षिपति । 

प्राहहः ।१।३।८१।। 

प्रवहति । 

परे मृ षः ।१।३।८२॥ परिमृषति । 

व्याङ परिभ्यो रमः ।१।३।८३॥ 

रमु क्रीडायां-विरमति । 

अनुपराभ्यामिति-अनु और परा उपसर्गपूर्वक कृ धातु से कतृ गामी क्रिया- 


फल में भी और गन्धनादि अर्थो में भी परस्मैपद हो । अनुकरोति, पराकरोति, यहाँ 
प्रकृत सूत्र से परस्मैपद हुआ । 


अभीति--अभि, प्रति और अति पूर्वक क्षिप्‌ धातु से परस्मैपद हो । 


क्षिप (फेंकना) धातु उभयपदी है पर इन उपसर्गो के साथ इससे परस्मैपद 
ही होगा । अभिक्षिपति, प्रतिक्षिपति, अतिक्षिपति । 


प्राहह इति--प्रपूवंक वह धातु से परस्मैपद हो । 


वह (उभयपदी) धातु से कतृ गामी क्रियाफल में भी प्रकृत सूत्र से परस्मैपद 
होने से “प्रवहति” प्रयोग होगा । 


परेरिति-परिपूर्वक मृष्‌ धातु से परस्मैपद हो । परिमृषति । 
व्याडिति--वि, आङ, परिपूर्वंक रम्‌ (क्रीडनार्थक) धातु से परस्मैपद हो । 


५३४ 


अथ परस्मैपद-प्रक्रिया ५३५ 
उपाच्च ।१।३।८४॥ 
यज्ञदत्त मुपरमति, उपरमयतीत्यर्थः । अन्तर्भावितण्यर्थोऽयम्‌ । 


इति पद व्यवस्था 


रम धातु आत्मनेपदी है, इन उपसर्गो के योग में इससे परस्मैपद होगा, साथ ही 

उपसर्गवशात्‌ अर्थ परिवर्तन भी होगा । 

विरमति (रुकता है) आरमति (चारों ओर खेलता है) परिरमति (सर्वत्र 
सुख प्राप्त करता है) । 

उपाच्चेति--उप पुर्वक रम धातु से परस्मैपद हो । 

यज्ञदत्तम्‌ उपरमति । यहाँ प्रकृत सूत्र से परस्मँपद हुआ है। उपरमति का 
अर्थ नाश करना है । यहाँ रम्‌ धातु अन्तर्भावित ण्यर्थवाची है अर्थात्‌ णि का प्रेरणा 
अर्थ इसके भीतर छिपा हुआ है। इसीलिए उपरमति का अर्थ उपरमयति किया 


गया है। 


इति परस्मेपद प्रक्रिया 


अथ भावकर्स प्रक्रिया 


भाव कर्मणोः ।१।३।१३॥ 
लस्यात्मनेपदम्‌ । 

सारवंधातुके यक्‌ ।३।१।६७॥ 
धातोर्यक्‌ भावकर्म वाचिनि सार्वधातुके । 


भावः क्रिया, सा च भावार्थकलकारेणानृद्यते । युस्मदस्मद्भ्यां समाना- 
धिकरण्याभावात्‌ प्रथमः पुरुषः । तिङ वाच्य क्रियायाः अद्रव्यरूपत्वेन द्वित्वादय 
प्रतीते नं द्विवचनादि, किन्वेकवचनमेवोत्सर्गतः । त्वया मया अन्येइच भूयते, बभुवे । 


भावकर्मणो रिति--भाव और कर्म में लकारों से आत्मनेपद प्रत्यय हों । 


फलतः भाववाच्य और कमंवाच्य में सभी धातु सदा आत्मनेपद ही होंगे । 

परस्मैपदी धातुओं से इन दोनों वाच्यों में तो आत्मनेपद सभी लकारों में होगा ही, पर 
जो धातु स्वतः आत्मनेपदी हैं उनमें भी आत्मनेपद ही रहेगा, फलतः आत्मनेपदी 
धातुओं से आर्धधातुक लकारों के रूपों में कतृ वाच्य तथा भाव कर्मवाच्य में कोई 
अन्तर न होगा, अन्तर केवल सार्वधातुक लकारों में ही होगा उदाहरणार्थ आत्मने- 
पदी लभ धातु से लृट्‌ लकार में कतृ वाच्य में लप्स्यते बनता है, भाव और कर्म- 
वाच्य में भी लप्स्यते ही रहेगा । परस्मंपदी धातुओं के आर्धधातुक लकारों में भाव 
कर्म में आत्मनेप्रद हो जाने से कतृ वाच्य से स्पष्ट अन्तर प्रतीत होगा। भू धातु से 
लिट्‌ कतृ वाच्य में बभूव होगा पर भावकर्म में बभूबे होगा । 

सार्वेधातुक लकारों में वक्ष्यमाण यक्‌ प्रत्यय होने से सर्वत्र यह अन्तर स्पष्ट 
रहेगा । 


सार्वधातुके इति-_भाव और कर्मवाची सार्वधातुक परे रहते धातु से यक्‌ 
प्रत्यय हो । 


५३६ 


अथ भावकर्म प्रक्रिया ५३७ 


स्य सिचूसीयुट्तासिषु भावकर्मणोरूपदेशेऽज्भनग्रहहशां वा 
चिण्वदिट्‌ च ।६।४।६२। 


भाव इति-भाव का अर्थ है क्रिया । इस क्रिया का भावार्थक लकार से 
अनुवाद किया जाता है । तात्पर्यं यह कि भाववाच्य से लकार भाव में आता है 
और भाव क्रिया को कहते हैं, यह क्रिया धातु का भी अर्थ है। 

इस प्रकार जब धातु से ही क्रिया का अथ ज्ञान हो जाता है तब लकार के 
द्वारा उसी धातु वाच्य क्रिया का अनुवाद मात्र होता है अतः पुनरुक्ति न माननी 
चाहिए, और न भाव में लकार विधान को व्यर्थ ही । 


युष्मदिति--युस्मद्‌ और अस्मद्‌ से समानाधिकरण्य न होने से 'शेषे प्रथमः' 
सूत्र से भाववाच्य में सदा केवल प्रथम पुरुष ही आता है, क्योंकि मध्यमोत्तम पुरुष तो 
केवल वहीं आते हैं जहाँ लकार भी उन्हीं के अर्थ में हो तभी युस्मद्‌ का और अस्मद्‌ 
का लकार के साथ सामानाधिकरण्य भी बनता है। जब भाववाच्य में लकार भाव 
(क्रिया) में होगा तब उसका सामानाधिकरण्य युस्मद्‌ अस्मद्‌ के साथ कैसे बन सकेगा 
अतः सामानाधिकरण्य न बनने से भाव वाच्य में केवल प्रथम पुरुष ही होता है अन्य 
नहीं । ५ 

तिङवाच्येति--तिङ, वाच्य क्रिया के द्रव्य रूप न होने से द्वित्व आदि की 
प्रतीति नहीं होती; इसलिए भाववाच्य में द्वि वचन और बहुवचन भी नहीं आते 
किन्तु एक वचन ही स्वभावतः आता है क्योंकि एक वचन तो संख्या निरपेक्ष होता 
है । फलतः भाववाच्य में एक धातु से एक लकार में केवल प्रथम पुरुषेक वचन में 
एक ही रूप बनता है और वह सदा आत्मनेपद में ही रहता है। 

“त्वया मया अन्यैश्च भूयते” यहाँ अकर्मक भू धातु से भाव में 'लः कर्मणि' 
सूत्र से लट्‌ लकार हुआ और “भावकर्मणोः” सुत्र से लट्‌ के स्थान में आत्मने- 
पद होने से आत्मनेपद का प्रत्यय 'त' हुआ । (पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार भाव 
में औत्सगिक प्रथम पुरुष एक वचन ही होता है) और सार्वधातुके यक्‌, से यक्‌ 
प्रत्यय, कित्‌ होने से गुण निषेध, त की टि को एकार होकर 'भूयते' रूप बना है। 
त्वया, मया अन्यैश्च, इनका प्रयोग कर यह बताया गया है कि भाव में कर्त्ता अनुक्त 
रहता है अतः वह तृतीया विभक्ति में रहेगा, ओत्सगिक एक वचन होने से कर्त्ता में 
कोई भी वचन बना रहे पर क्रिया में सदा एक वचन ही होगा। इसी प्रकार लिङ्ग 
का भी भाववाच्य क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता । तया तैश्च वा भूयते, यही होगा । 


लिट्‌ में प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद का विधान करने से परस्मैपदी भी भू धातु 
से आत्मनेपद का प्रत्यय 'त' और उसको 'एश्‌' होकर “बभूवे' रूप बनेगा । 


स्यसिजिति--उपदेश में जो अच्‌ तदन्त धातु को और इन्‌, ग्रह तथा हश्‌ 


संस्कृत-व्याकरण 


उपदेशे योऽच्‌ तदम्तानां हनादीनां च चिणीवाद्भकार्यं वा स्यात्‌, स्यादिषु 
भावकर्मणोरगेभ्यमानयोः, स्यादीनामिडागसइच । चिण्वद्धाव पक्षेऽयमिद्‌, चिणवऱद्भा- 
वाद्‌ वृद्धिः-- भाविता, भविता । भाविष्यते भविष्यते । भूयताम्‌ । अभुयत। सुयेत। 
भाविषीष्ट, भविषीष्ट । 

चिण्‌ भावकर्मणोः ।३।१।६६॥ 

च्लेश्चिण्‌ स्याऱ्धावक्मंवाचिनि त शब्दे परे । अभावि । अभाविष्यत 
अभविष्यत । अकर्मकोऽप्युपसर्गवशात्‌ सकर्मकः अनुभूयते आनन्दइचंत्रेण त्वया मया 
च । अनुभुयेते, अनुभूयन्ते । त्व मनुभुयसे । अहमनुभूये । अन्वभावि, अन्वभाविषाताम्‌, 
अन्वभविषाताम्‌ । णिलोपः-भाव्यते । भावयाञ्चक्र । भावयाम्बभूवे । 
भावयामासे । 


धातुओं को चिण्‌ के समान अंग कार्य विकल्प से हो, स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ और ताम्‌ परे 


रहते, भाव और कर्मे जब गम्यमान हों और स्य आदिको इट्‌ का आगम भी हो। 
तात्पर्य यह कि प्रस्तुत सूत्र से दो मुख्य कार्य होते हैँ--चिण्वद्धाव और स्य आदि परे 
इडागम । चिणवद्धाव होने से वृद्धि होती है । इडागम चिण्वऱद्भाव पक्ष में ही होता है, 
तदभाव में नहीं । भू धातु से भाववाच्य लुट लकार में चिण्वद्धाव और तास्‌ को इट्‌ 
होने पर, वृद्धि, आवादेश होकर 'भाविता', चिण्वद्धाव के अभाव पक्ष में आर्धेधातु 
कस्येति इट्‌ “भविता? । इसी प्रकार लृट्‌ में “भविष्यते” और भाविष्यते। लोट्‌ 
भूयताम्‌ । लङ अभुयत । वि० लि० भूयेत । आ० लि० भाविषीष्ट और भविषीष्ट । 
2 

चिण्‌ भाव कर्मणोरिति--भावकर्मवाची त शब्द परे रहते च्लि को चिण्‌ 
हो । प्रकृत सूत्र से च्लि को चिणू 'चिणो लुक्‌' सूत्र से 'त' का लुक्‌ इट्‌, वृद्धि, 
आवादेशादि होकर 'अभावि' लुङ में अभाविष्यत, अभविष्यत । 

अकर्मक इलि--अकर्मक भी धातु उपसर्गवशात्‌ भिन्नार्थक हो जाने से सकर्मक 
हो जाता है। भू धातु यद्यपि अकर्मक है तथापि 'अनु' उपसगे पूर्वक अनुभव करने 
अर्थ में सकर्मक हो जाता है, अतः इससे सकर्मक होने के कारण कर्म में लकार आता 
है--अनुभूयते आनन्दः चैत्रेण (चैत्र के द्वारा आनन्द का अनुभव किया जाता है) यहाँ 
कर्म में लटू लकार होकर पूर्ववत्‌ 'अनुभूयते' रूप बना है। कर्म में लकार होने से कमं 
के उक्त हो जाने से आनन्द: में प्रथमा और अनुक्त कर्त्ता चैत्रेण में तृतीया हुई हैं । 
कर्मवाच्य में लकार का अर्थ कर्म होता है, अतः युस्मद अस्मद्‌ के साथ इसका 
सामानाधिकरण्य भी बन जाता है, अतएव कर्मवाच्य में तीनों ही पुरुष होंगे तथा कमं 
के द्रव्य होने से उसका अन्वय संख्या 'बचन' के साथ भी होगा, अतः कर्म वाच्य में 
सभी वचन भी होंगे । त्वया, मया च आनन्दः अनुभूयते? यहाँ युस्मद्‌ अस्मद्‌ के साथ 
समानाधिकरण का प्रयोग किया गया है । अनुभूयेते और अनुभूयन्ते में वचन का 
प्रयोग दिखलाया गया है । ' त्वम्‌ अनुभूयसे, अहमु अनुभुये इन प्रयोगों में कर्म को 


tr 


अथ भावकम प्रक्रिया ५३९ 


चिण्वदिट्‌ भाविता । आभीयत्वेना सिद्धत्व ण्गिलोपः भावयिता । भावयिषीष्ट । 
अभावि, अभाविषाताम्‌ । अभावयिषाताम्‌ । बुभुष्यते । बुभुषाञ्चक़् । बुभूषिता । 
बुभुषिष्यते । बोभूय्यते । बोभूयते । अङ्ृत्सार्वंधातुकयो रिति दीघंः । स्तुयते विष्णुः । 
स्ताविता स्तोता । स्ताविष्यते । स्तोष्यते । अस्तावि, अस्ताविषाताम्‌, अस्तोषाताम्‌ । 


ऋ गतो । गुणोर्तोति गुणः--अर्यते । स्मृ स्मरणे-स्मर्यंते । सस्मरे । उपदेश 
ग्रहणाच्चिण्वदिट्‌-आरिता अर्ता । स्मारिता स्मर्ता । अनिदिता मिति न लोपः स्रस्यते 
इदितस्तु नन्द्यते । संप्रसारणम्‌-इज्यते । 


मध्यम व उत्तम पुरुष में रखकर क्रिया के साथ उसी पुरुष का प्रयोग किया गया है। 
लुङ लकार में अनु+अभावि=अन्वभावि। चिण्वद्धावपक्ष में अन्वभाविषाताम्‌, 
अभाव पक्ष में अन्वभविषाताम्‌ आदि रूप होंगे । 

णिलोप इति--ण्यन्त भू धातु से कर्मवाच्य बनाने में यक्‌ परे णेरनिटि से 
णि लोप होकर 'भाव्यते' रूप बनता है-- भावि-य-त” इस स्थिति में णि लोप होता 
है। लिट्‌ में भावि से आम्‌ और कू, भू, अस्‌ का अनुप्रयोग होने पर भावयाञ्चक्रे, 
भावयाम्बभूवे और भावयामासे रूप बनेंगे । 

ण्यन्त भु-धातु से (भावि) लुट्‌ में 'भवि-ता' इस स्थिति में चिण्वदिट्‌ होने पर, 
इट्‌ के आभीय होने से असिद्ध वदित्राभात्‌' से असिद्ध होने के कारण 'णेरनिटि' से 
णि का लोप होकर भाविता, अभाव पक्ष में वलादि लक्षण इट्‌ होकर, णिलोपाभाव, 
गुणावादेश, भावयिता । इसी प्रकार भविष्यते भावयिष्यते । भाव्यताम्‌, अभाव्यत। 
भाव्येत । भाविषीष्ट भावयिषीष्ट । अभावि, अभाविषाताम्‌, भभावयिषताम्‌ । 
अभाविषत अभावयिषत । लृङ>में अभाविष्यत अभावयिष्यत। सन्नन्त बुभूष' धातु 
से भाववाच्य लट्‌ में बुभूष्यते, बुभूषाञ्चत्रे, बुभूषिता, बुभूषिष्यते, बुभुष्यताम्‌; 
बुभूषिषीष्ट । अबुभूषिष्ट, अबुभूषिष्यत । 

यङन्त (वोभूय) धातु से भाववाच्य लट्‌ में बोभूय्यते (यङ के अकार का 
अतो लोपः से लोप) बोभूयाञ्चक्रे, बोभूयिता । अवोभूयिष्ते । यङ, लुगन्त-भू-धातु से 
बोभूयते, बोभयाञ्चक्रे, अवोभूविष्ट । 'स्तु' धातु से कर्मे वाच्य लट्‌ में अकृदिति दीघे 
होकर 'स्तूयते' कर्मवाच्य में कमं के उक्त होने से विष्णुः में प्रथमा “स्तूयते विष्णु: । 

लिट्‌ तुष्ठुवे, लुट्‌ में 'स्यसिच्‌' सूत्र से चिण्वऱद्भाव और इट्‌, वृद्धि, आवादेश 
स्ताविता, चिण्वदिडभाव पक्ष में स्तोता, स्ताविष्यते और स्तोष्यते, स्तूयताम्‌, स्तावि- 
षीष्ट, स्तोषीष्ट, अस्तावि अस्ताविषताम्‌ अस्तोषाताम्‌, अस्ताविष्यत, अस्तोष्यत । 


ऋ गतौ (जाना) धातु से कर्मवाच्य लट्‌ में 'गुणोति' सूत्र से गुण, अयेते, 
स्मृ (स्मरण करना) धातु से स्मर्यते, लिट्‌ में आरे, सस्मरे । ऋ धातु उपदेश अवस्था 
में अच रूप है, व्यपदेशिवद्धाव से तदन्त 'अर्‌' रूप में गुणोत्तर यह भले ही अजन्त न 
हो पर उपदेश में वह अजन्त माना गया है । अतः 'स्यसिच' सूत्र से चिण्वदिट्‌ होकर 


५४० संस्कृत-व्याकरण 


तनोते यंकि ।६।४।।४४॥ 

आकारान्ता देशो वा स्यात्‌ । तायते तन्यते । 

तपोऽनुतापे च ।३।१।६५॥ 

तपइच्लेश्चिण्‌ न स्यात्‌ कर्मकर्तयनुतापे च । अन्वतप्त पापेन । 
घुमास्थेतीत्वम्‌--दीयते, धीयते, ददे । 

आतो युक्‌ चिण्‌ कृतोः ।७।३।३३॥ 


आदान्तानां युगागमः स्याच्चिणि ञ्णिति कृति च । दायिता दाता । दायिषीष्ट, 
दाषोष्ट । अदायि, अदायिषाताम्‌ । 


'आरिता' अभाव पक्ष में 'अर्ता' इसी प्रकार स्मारिता और स्मर्ता, स्मारिष्यते, 


स्मरिष्यते, स्मरिषीष्ट स्मृषीष्ट, अस्मारि अस्मारिषाताम्‌, अस्मृषातामु, आदि । 
त्रस्‌ धातु से भाव वाच्य लट्‌ में 'अनिदिताम्‌' सूत्र से न लोप होकर स्रस्यते, 
सस्र से, ख़ सिता । 
टुनदि (इदित्‌ होने से इसमें नुम्‌ होता है) धातु से कर्मवाच्य लट्‌ में 
(अनिदितां) सूत्र, से इदित्‌ होने के कारण यहाँ न लोप नहीं होता, नन्द्यते रूप 
बनता है । 
यज्‌ धातु से कर्मवाच्य लट्‌ में यक्‌ के कित्‌ होने से 'वचिस्वपि' सूत्र से संप्र- 
सारण होकर इज्यते, अयाजि, अयक्षातामु, (स्रसादि धातुओं को अजन्त न होने के 
कारण चिण्वदिट्‌ नहीं होता 1) 
तनोतेरिति- तनु धातु को आकार अन्तादेश हो यक्‌ परे विकल्प से । 
तप इति--तप से परे च्लि को चिण्‌ न हो कर्मकतूं और अनुताप-पश्चात्ताप 
अर्थं में । 
तनु धातु से कर्मवाच्य लट्‌ में यक्‌ होने पर तनोतेरिति' सूत्र से आकारान्ता- 
देश होकर तायते, अभाव पक्ष में तन्यते, अनु पूर्वक तप धातु से कर्म या भाववाच्य 
लुङ में 'चिण्भावकमंणो:' सूत्र से प्राप्त च्लि के चिण्‌ का प्रकृत सूत्र से निषेध हो जाने 
पर सिच्‌, और 'झलो झलि' से उसका लोप होकर “अन्वतप्त पापेन” (पाप से दु खी 
हुआ) यह कर्मवाच्य में रूप बनेगा । जब पाप का अर्थ मत्वर्थीय प्रत्यय के द्वारा पापी 
होगा तब यहाँ भाव से लकार समझना चाहिए। दा और धा धातु से कर्मवाच्य लट्‌ 
में यक्‌ होने पर 'घृमास्थेति सूत्र से आकार को ईकार होकर 'दीयते, धीयते' 
बनेंगे। लिट्‌ लकार में केवल आत्मनेपद का रूप 'ददे' होगा । 
आत इति-आकारान्त धातुओं को युक्‌ का आगम हो, चिण्‌, और णित्‌, 
जितू, कितु परे रहते । 


लुट्‌ में प्रकृत सूत्र से युगागम से पूर्व 'स्यसिच्‌' सूत्र से चिण्वदिटू हो जायेगा 


अथ भावकमे प्रक्रिया ५४१ 


भज्यते । 
भञ्जेशच चिणि ।६।४।३३॥ 
न लोपो वा स्यात्‌ । अभाजि, अभञ्जि । लभ्यते । 
विभाषा चिण्णमुलोः ।७।१।६९॥ 
लभे नुमागमो वा स्यात्‌ । अलम्भि, अलाभि । 
इति भावकम प्रक्रिया 


तब युगागम होकर दायिता, अभाव पक्ष में दाता, दायिषीष्ट दासीष्ट, अदायि (च्लि 
को चिण्‌ और युक्‌ त शब्द का लोप) अदायिषापाम्‌-स्थाध्वो रिच्च--अदिषाताम्‌ । 

भञ्ज्‌ (तोड़ना) धातु से कर्मवाच्य लट्‌ में यक्‌ होने पर 'अनादिताम्‌' सूत्र 
से न लोप होकर भज्यते । 

भञ्जेशचेति-भञ्ज धातु के नकार का लोप हो, विकल्प से चिण्‌ परे, भञ्ज्‌ 
धातु से लुङ में 'चिण्‌ भावकर्मणो:” सूत्र से च्लि को चिण्‌ होने पर प्रकृत सूत्र से 
नकार लोप, उपधा वृद्धि, 'त' शब्द का लोप होकर अभाजि, न लोपाभाव पक्ष में 
अभञ्जि । (न लोपाभाव में वृद्धि भी न होगी ।) 


लभ्‌ धातु से कमंवाच्य में यक्‌ होकर लट्‌ में लभ्यते । 

विभाषेति लभ धातु को नुम्‌ का आगम हो विकल्प से चिण और णमल 
परे रहते । vf 

लभ धातु से लुङ लकार में च्लि को चिण्‌, तकार का “चिणो लुक्‌” से लोप 
प्रकृत सूत्र में धातु को नुम्‌ का आगम, अनुस्वार परसवर्ण अलभ्भि', नुम्‌ के अभाव 
पक्ष में उपधा वृद्धि होकर 'अलाभि' रूप बनेगा । 


इति भावकम प्रक्रिया 


अथ कर्मकत्‌ प्रकिया 


यदा कर्मेव कत त्वेन विवक्षितं तदा सकर्मकाणामप्यकर्मकत्वात्‌ कतरि भावे 
च लक्कारः । 


कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः ।३।१।८७॥ 


कमेस्थया क्रियया तुल्य क्रियः कर्ता कमंबत्‌ स्यात्‌ । कार्यातिदेशोऽयम्‌ । ` 
तेन यगात्मनेषदचिण्वदिटः स्युः । पच्यते फलम्‌ । भिद्यते काष्ठम्‌ । अपाचि । अभेदि । 
भावे तु भिद्यते काष्ठेन । 


इति कमं कत्‌ प्रक्रिया 


यदेति--जब कमं को ही कर्ता कहना इष्ट हो, अर्थात्‌ जहाँ प्रसिद्ध कर्त्ता के 
व्यापार की अविवक्षा कर कर्म को ही, अपने व्यापार में स्वतन्त्र होने से, कर्ता बना 
दिया जाय, तब सकर्मक धातुओं के भी अकमंक हो जाने से लकार कर्ता या भाव में 
ही होंगे अर्थात्‌ कमं में लकार न होंगे । 


भाव में धातुरूप भाववाच्य के समान बनते हैं; जैसे 'पच्यते ओदनेन' । कर्ता 


में लकार आने पर कुछ धातुओं के रूप तो कर्मवाच्य जैसे बनते हें और कुछ के 
साधारण कतृ वाच्य के समान, जैसा कि आगे निर्देश किया गया है । 


कर्मेवदिति --कर्मस्था क्रिया से तुल्य क्रिया वाला कर्त्ता कर्मवत्‌ हो । 


यह अतिदेश कार्यातिदेश है, इस कारण कर्मवाच्य के समान यक्‌, आत्मनेपद, 
चिण्वद्भाव, इट्‌ आदि यहाँ भी होंगे । 


जहाँ क्रिया द्वारा होने वाला व्यापार कमं में हो वहाँ क्रिया कर्मस्थ होगी 
जैसे पाक क्रिया (गल जाना) ओदन रूप कर्मे में होती है । “पच्यते फलम्‌ यहाँ 'कालः 
फलं पचति' वाक्य में पहिले “फल कर्म था, अतिशय बताने के लिये 'काल क्या पका 
रहा है, फल स्वयं पक रहा है--कालः कि पचति, फलं स्वयमेव पच्यते -- ऐसी 


५४२ 


अथ कमंकतृ प्रक्रिया ५४३ 


विवक्षा में कर्म रूप फल को कर्ता बना देने पर भाव में लकार आने पर तो 'पच्यते 
फलेन' प्रयोग होगा । पर कर्त्ता में लकार आने पर 'कर्मंवत्‌' सुत्र से कर्मवत्‌ होने 
से यक्‌ और आत्मनेपद होकर 'पच्यते फलम्‌' यह प्रयोग होगा । इसी प्रकार “देव- 
दत्तः काष्ठं भिनक्ति' देवदत्तः कि भिनति, काष्ठं स्वयमेव भिद्यते” इस विवक्षा में 
कर्मे, काष्ठ को कर्ता बनाकर कर्त्ता में लकार, कर्मवत्‌ सुत्र से कर्मवद्धाव' यक्‌ 
आत्मनेपद होकर “भिद्यते काष्ठम्‌’ होगा । पच्‌ और भिद्‌ धातु से कर्मकर्तृ वाच्य में 
लुङ में 'कर्मवत्‌' सुत्र से कर्मवत्‌ होने पर च्लि को चिण्‌ 'त' का लोप, उपधा वृद्धि, 
और गुण होकर अपाचि और अभेदि रूप बनते हैं । भाव में लकार होने पर "भिद्यते 
काष्ठेन” प्रयोग होगा । 


इति कमकत प्रक्रिया 


अथ लकाराथ प्रक्रिया 


अभिज्ञावचने लूद ।३।२।११२॥ 

स्मृतिवोधिन्युषपदे भूतानद्यतने धातो लुट्‌ । लङोऽपवादः । वस निवासे । 
स्मरसि कृष्ण ? गोकुले वत्स्यामः । एवं बुध्यसे 'चेतयसे' इत्यादिध्रयोगेऽपि । 

न यदि ।३।२।११३॥ 

यद्योगे उक्तं न । अभिजानासि कृष्ण ? यद्वने अभुञ्जमहि । 

लट स्मे ।३।२।११३॥ 

लिटोऽपवादः । यजति स्म युधिष्ठिरः । 

अभिन्न ति -स्मरणार्थक धातु उपपद रहते अनद्यतनभुत अर्थ में धातु से लुट्‌ 
लकार हो । (अनद्यतन भूतार्थवाची लङ, का यह सूत्र अपवाद है ।) 

“स्मरसि कृष्ण ? गोकुले वत्स्यामः” कृष्ण ! तुम्हें याद है हम लोग गोकुल 
, में रहते थे। यहाँ स्मरणार्थक--स्मरसि' उपपद रहते 'वस' धातु से प्रकृत सूत्र से 
अनद्यतन भूत अर्थ में लृट्‌ लकार हुआ है। सामान्यतः लुट्‌ का प्रयोग सामान्य 
भविष्यत्‌ में होता है पर यहाँ इस सूत्र से लङ के स्थान में उसका विधान किया 


गया है। इसी प्रकार अन्य स्मरणार्थक जैसे बुध्यसे, चेतयसे आदि के भी उप पद 
रहते प्रकृत सुत्र से लङ, के स्थान में लुट का प्रयोग होगा । 

न यदीति यत्‌ के योग में स्मरणार्थक धातु उपपद रहते धातु के लङ के 
स्थान में लृट्‌ न हो । 

“अभिजानासि कृष्ण ? यर्‌ बने अभुञज्जमहि” यहाँ यत्‌ का प्रयोग होने से 
लृट्‌ न हुआ अपि तु यथाप्राप्त लङ लकार ही हुआ है । 

लट्‌ स्मे इति--स्म के योग में परोक्ष अनद्यतन भूत में लट्‌ लकार हो । इस 
प्रकार यह परोक्षानद्यतन भूतार्थं वाची लिट्‌ का अपवाद है । 


पड 


अथ लकरा प्रक्रिया ५४५ 


वर्तमान सामीप्ये वतेसानवद्वा ।३।३।१३२॥ 

वतंमाने ये प्रत्यया उक्तास्ते वतंमानसामोष्ये भुते भविष्यति च वा स्युः। 
कदागतोऽसि ? अयमागच्छामि, अयमागमं वा । कदा गमिष्यसि? एष गच्छामि, 
गमिष्यामि वा । 


हेतुहेतुमतो लिङ ।३।३।१५६॥ 

वा स्यात्‌ । कृष्णं नमेच्चेत्सुखं यायात्‌ । कृष्णं नंस्यति चेत्‌ सुखं यास्यति। 
भविष्यत्येवेष्यते । नेह--हन्तीति पलायते । विधिनिमन्त्रणेति लिङ, । विधिः प्रेरणं) 
भृत्यादे निकृष्टस्य प्रवर्तनम्‌ । यजेत । निमन्त्रणं नियोगकरण मावइयके श्राद्वभोजनादो 
दौहित्रादेः प्रवतनम्‌ । इह भुञ्जीत । आमन्त्रणं कामचारानुज्ञा, इहासीत । अधीष्टः 
सत्कारपू्ेको व्यापारः, पुत्र मध्यापयेद्‌ भवान्‌ । संप्रइनः संप्रधारणम्‌ । कि वेद मधीनीय 
उत तर्कम्‌ । प्रार्थनं याच्या भो भोजन लभेय । एवं लोट्‌ । 


इति लकाराथ प्रक्रिया 


“यजति स्म युधिष्ठिरः-यहाँ स्म के योग में लट्‌ का प्रयोग हुआ है । 

बतंमानेति --वर्तमान में जो प्रत्यय कहे गये हैं वे वर्तमान के समीपवर्ती भूत 
और भविष्यत्‌ काल में विकल्प से हों । 

कदाऽऽगतोऽसि -यहाँ प्रश्न भूतकाल विषयक हे--कब आये हो-इसके 
उत्तर में वर्तमान में समीपता दिखाने के लिए लट्‌ का प्रयोग किया है “अयमा 
गच्छामि” यह आ रहा हूँ अभाव पक्ष में यथा प्राप्त लङ लकार भी होगा-- 
अयमागमम्‌ । 

कदा गमिष्यसि--(कब जाओगे) भविष्यत्‌ काल विषयक इस प्रश्‍न के उत्तर 
में सामीप्य दिखाने के लिए लट्‌ का प्रयोग किया गया है-- 

एष गच्छामि (यह जाता हूँ) अथवा 'एष गमिष्यामि” भी होगा । 

हेतुहेतुमतोरिति--हेतु और हेतुमान्‌ क्रियाओं से लिङ, हो विकल्प से । 

“कृष्णं नमेच्चेत्‌ सुखं यायात्‌’ यहाँ गमन क्रिया सुख पाना क्रिया का हेतु है। 
प्रकृत सूत्र से दोनों-हेतु और हेतुमानू क्रियाओं से लिङ, लकार हुआ है । अभाव पक्ष 
में 'कृष्णं नंस्यति चेत्‌ सुखं यास्यति’ यहाँ लुट्‌ का भी प्रयोग होगा । 

भविष्यतीति- प्रकृत सूत्र द्वारा भविष्यत्‌ काल में ही लिङ का विधान किया 
गया है, अतः अन्य काल में लिङ, न होगा । हन्तीति पलायते' (वह मारता है, इस 
कारण भागता है) यद्यपि यहाँ हेतु हेतुमद्भाव है, तथापि भविष्यत्‌ काल में न होने के 
कारण यहाँ लिङ, नहीं हुआ । 

“विधि निमन्त्रणेति’ विधि निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना 
में लिङ होता है। 

३५ 


५४६ \ संस्कृत-त्याकरण 


वस्तुतः विधि आदि का अर्थ प्रेरणा ही है पर सूक्ष्म अन्तर भी हे-- 

विधि--वह प्रेरणा है जिसे आज्ञा देना' कहा जाता है, जैसे भृत्यादि निकृष्ट 
जनों को आज्ञा दी जाती है “'भृत्यादे निकृष्टस्य प्रवतेनम्‌”'। यथा--ओदनं 
पच, पचेत्‌ वा । वस्तुतः यह प्रेरणा आज्ञा ही है, इसका उल्लंघन दण्डनीय होता है, 
वेदादि भी इसी प्रकार 'अहरहः संध्या मुपासीत' इत्यादि वचनों से आज्ञा देते हैं अतएव 
उन्हें विधि वाक्य कहा जाता है । 

निमन्त्रण वह प्रेरणा है जो अपने समान बन्धु बान्धव दौहित्रादि को दी 
जाती है । यह विधिवत्‌, अवश्य करणीय नहीं होती और न इसका उल्लंघन ही 
दण्डनीय होता है, यथा--निमन्त्रणं नियोगकरणम्‌, आवश्यके श्रद्धभोजनादौ दोहित्रादेः 
प्रवतेनम्‌ । इस प्रेरणा को आग्रह' कह सकते हैं । 

आमन्त्रण -'आमन्त्रणं कामाचारानुज्ञा' अर्थात्‌ आमन्त्रण की प्रेरणा में काम- 
चार-स्वेच्छा से काम करना--रहता है, आमन्त्रित व्यक्ति का प्रेरणानुसार काम करना 
या न करना उसकी इच्छा के अधीन है। यथा--मित्रवर ! मद्विवाह काले प्रीतिभोजे 
भवान्‌ आगच्छतु आगच्छेत्‌ वा । इसे अनुरोध कह सकते हैं । 

अधीष्ट--इस प्रेरणा में सत्कार की भावना रहती है, अपने से पूज्य जनों के 
लिए इसका प्रयोग होता है, यथा--भवानु मम पुत्र मध्यापयतु अध्यापयेद्‌ वा । 

संप्रइन--इस प्रेरणा में परामर्श का भाव रहता है, यथा कि भो 'वेदमधीयीय 
उत तर्कम्‌' “मैं वेद पढ़े, या न्यायशास्त्र' । 

प्रायेना--ग्रह प्रेरणा बड़ों से की जाती है, यथा “पुस्तकं लभे लभेय वा” मुझे 
पुस्तक मिल जाय । 

इन्हीं अर्थो में लोटू लकार का भी प्रयोग होता है, जैसे कि उक्त उदाह्रणों 
में दिखाया गया है । 


इति लकारा प्रक्रिया 


अथ स्त्रीप्रत्ययाः 


स्त्रियास्‌ ।४।१।३॥ 
अधिक्षारोऽयं 'समर्थानाम्‌'--इति यावत्‌ । 
अजाद्यतष्टाप्‌ ।४।१।४॥ 


अजादीनामकारान्तस्य च वाच्यं यत्‌ स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप्‌ । स्यात्‌ । अजा । 
एड़का । अशवा चटका । मूषिका । वाला । वत्सा । होडा । मन्दा । विलाता । इत्यादि 
अजादिगणः । सर्वा । 


स्त्रियामिति--यह अधिकार सूत्र है, समर्थानां प्रथमाद्वा’ इस सूत्र तक इसका 
अधिकार है, अर्थात्‌ इसके पूर्वे के सूत्रों में 'स्त्रियाम्‌' यह पद उपस्थित होता है । फलतः 
उन सूत्रों से स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय होते हैं । 


अजाद्येति -अज आदि और अकारान्त शब्दों से स्त्रीत्व-विवक्षा में टापू 
प्रत्यय हो । 


टापू प्रत्यय में टकार और पकार इत्संज्ञक हुँ, अतः केवल 'आ' शेष 
रहता है । 

अजा - उक्त अजादिगण का प्रथम शब्द 'अज' है इससे स्त्रीत्व बोधनार्थ 
प्रकृत सूत्र से टाप्‌ (आ) प्रत्यय होता है । अजादि प्रत्यय परे होने से पूर्व की 'भ' 
संज्ञा, फलतः “यस्येति च' से अकारलोप होकर 'अजा' यह स्त्री प्रत्ययान्त शब्द बनता 
है । टापू प्रत्ययान्त सभी शब्दों के आबन्त होने के कारण इनसे 'सु' आदि की उत्पत्ति 
होती है और 'सु' का लोप होकर अजा आदि शब्द बनते हैं । 


सु आदि की उत्पत्ति के लिए दूसरा पक्ष यह भी है कि जहाँ प्रातिपदिक का 
सामान्यतः या विशेष रूप से ग्रहण किया जाता है वहाँ लिंग विशिष्ट का भी उसी 


५४७ 


ए४८ संस्कृत व्याकरण 


उगितश्च ॥४॥१॥६॥ 
उगिदन्तात प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप स्यात्‌ । भवन्ती । पचन्ती । दीव्यन्ती । 


से ग्रहण हो जाता है । “प्रातिपदिक ग्रहणे लिग विशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌ । इस परिभाषा 
वल से भी सु आदि की उत्पत्ति हो सकती है ।* 


इसी प्रकार अजादिगण पठित शब्दों से स्त्रीत्व विवक्षा में टापू प्रत्यय करके 
एडक (भेंड) से एडका, अश्व से अइवा (घोड़ी) चटक से चटका (चिड़िया) मूषक से 
मुविका, (चृहिया) वाल से बाला, वत्स से वत्सा, होड से होडा, मन्द से मन्दा, और 
- विलात से विलाता शब्द बनते हैं अन्तिम पाँच शब्द कुमार अर्थपरक है । अजादिगण 
पठित शब्दों के अतिरिक्त अकारान्त का उदाहरण है- सवै से सर्वा । 


उग्ितङ्चेति-उगितु प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व विवक्षा में ङीपू प्रत्यय 
हो । 


शतु प्रत्ययान्त एवं ईयसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्द उगिदन्त प्रातिपदिक होते हैं । 
शतृ प्रत्यय का ऋकार एवं ईयसुन्‌ का “उ” इत्संज्ञक हैं, अतः ये प्रत्यय जिनके अन्त में 
होते हैं वे शब्द उगिदन्त कहलाते हैं, ऐसे शब्दों से डीप्‌ प्रत्यय होता है। डीपू का ङ 
और प्‌ इत्संज्ञक हैं, केवल 'ई' शेष रहता है । 


भवन्ती--(होती हुई) शतृ प्रत्ययान्त उगिदन्त भवत्‌ शब्द से प्रकृत सूत्र से 
डीप्‌ (ई) प्रत्यय होने पर 'शपश्यनो नित्यम्‌’ सूत्र से नुम्‌ होकर भवन्ती शब्द बनता 
है। परन्तु जब 'भा' धातु से डवतु प्रत्यय करके उगिदन्त भवत्‌ (आप) शब्द बनता 
है तब उगिदन्त होने के कारण स्त्रीत्व विवक्षा में प्रकृत सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय होकर 
भवती (आप) स्त्रीलिंग शब्द बनता है यहाँ नुम्‌ नहीं होता । 


आबन्त और डीबन्त शब्दों से प्रथमा एक वचन में जो सु प्रत्यय आता है 
उसका 'हल्‌ ङ्याब्म्यो दीर्धात्‌ सुतिस्य पृक्त हल्‌’ सूत्र से लोप हो जाता है । 


शतु प्रत्ययान्त पचत्‌ और दीव्यत्‌ शब्द से प्रकृत सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय, तदनन्तर ` 
नुम्‌ करने पर पचन्ती (पकाती हुई) दीव्यन्ती . (खेलती हुई) शब्द बनते हें । ईयसुन्‌ 
प्रत्ययान्त श्रेयस्‌, पटीयस्‌ नेदीयस्‌ शब्दों से प्रकृत सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय करने पर क्रमश 
श्रेयसी (कल्याणकारिणी), पटीयसी (अति चतुरा) और नेदीयसी (निकटस्थिता) रूप 
बनते हैं । 


* पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः अर्थात्‌ स्वार्थ द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक ये पाँच 
प्रातिपदिक के अर्थ हैं ऐसा मानने वालों के मत से तो लिग के प्रातिपादिकार्थ 
होने से प्रत्यय केवल उसके द्योतक मात्र होंगे और लिंग को प्रातिपदिकार्थ न 
मानने वालों के मत में प्रत्यय वाचक रहते हैं । 


स्त्रीप्रत्ययाः ५४६ 


टिड्ढाणञ्द्वयसज्दघ्नञ्मात्रच्तयप्ठकृठडकज कवरपः ।४।१।१५॥ 

अनुप सज्जन यट्टिदादि तदन्तं यददन्तं प्रातिपदिकं ततः स्त्रियां डीप्‌ स्यात्‌ । 
कुरुचरी । नदट्‌-नदी । देवट्‌-देवी । सौपर्णयी । ऐन्द्री । औत्सी । उरुद्ययसी । ऊरुदध्नी । 
उरुमात्री । पञ्चतयी । 


टिड्ढेति-- अनुपसर्जन (प्रधान भूत-जो गौण न हो) अकारान्त टिडन्त, तथा 
ढ, अणू, अजब, द्वयसच्‌, दध्नच्‌, मात्रच्‌, तयप्‌, ठक्‌, ठञ्‌ कब, और क्वरपू प्रत्ययान्त 
शब्दों से स्त्रीलिङ्ग में डीपू प्रत्यय होता है । 

देवट्‌, नदट्‌ शब्द तथा कृदन्त के टू टक्‌ प्रत्ययान्त शब्द टित्‌ हैं। ढ आदि 
११ प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हैं । इन सभी से ङीपू प्रत्यय होता है । 


कुरुचरी - कुरुषु चरति स्त्री कुर्चरी-कुरु देश में चलने वाली स्त्री । कुरु 
उपपद चर्‌ धातु से “चरेष्ट: सूत्र से ट प्रत्यय करने पर कुरुचर शब्द बनता है। ट 
प्रत्यय का 'अ' शेष रहता है, अतः टिदन्त कुरुचर शब्द से स्त्रीत्व विवक्षा में प्रकृत 
सूत्र से डीप (ई) प्रत्यय होकर भ संज्ञा और 'यस्येति च' से अकार लोप होकर प्रथ 
मैक वचन में कुरुचरी शब्द बनता है । 


नदी--टित्‌ प्रातिपदिक नदट्‌ से डीपू प्रत्यय, 'यस्येति च' अकार लोप होकर 
नदी शब्द बनता है । ॥ / 
देवी -- देवट्‌ से पुर्ववत्‌ देवी शब्द सिद्ध होता है । 
सोपर्णेयी - (सुपर्णी की कन्या) यहाँ सुपर्णी शब्द से अपत्याथ में स्त्रीभ्यो 
ढक्‌' सूत्र से ढक्‌ प्रत्यय और उसको एय आदेश, 'यस्येति च' से ईकार लोप, आदि 
वृद्धि होकर सौपर्णेय शब्द बनता है । इस ढ प्रत्ययान्त शब्द से प्रकृत सुत्र से डीप्‌ और 
अकारलोप करने पर 'सौपर्णयी' शब्द बनता है । 


ऐन्द्री -- इन्द्र: देवता अस्याः अथवा इन्द्रस्य इयम्‌’ इस अर्थ में इन्द्र शब्द से 
'साऽस्य देवता अथवा तस्येदम्‌, सुत्र से अण्‌ प्रत्यय, अकारलोप, आदिवृद्धि होकर 
'ऐन्द्र' यह अण्‌ प्रत्ययान्त शब्द बनता है। इससे डीप्‌ प्रत्यय, अकारलोप होने पर 
'ऐन्द्री' शब्द बनता है । 

ओत्सी -उत्स-ऋषि विशेष अथवा झरना। उत्स सम्बन्धिनी-इस अर्थ में 
'उत्सादिभ्योऽञ्‌ ' सूत्र से उत्स शब्द से अन्‌ प्रत्यय, अकारलोप, आदिवृद्धि होकर 
निष्पन्न अन, प्रत्ययान्त औत्स शब्द से प्रकृत सुत्र से डीप्‌ प्रत्यय, अकारलोप होकर 
'औत्सी' बनता है । 

उरुद्यय्ती आदि- तीन शब्दों में 'उरु प्रमाणमस्याः इस अर्थ में उर्‌ शब्द 
से “प्रमाणे द्वयसच्‌ दध्नच्‌ मात्रचः' सूत्र से क्रमशः द्रयसच्‌ दध्नच्‌ मात्रच्‌ प्रत्यय 
होने पर उरुद्रयस, उरुदध्त और उरुमांत्र शब्द निष्पन्न होते है । इनसे प्रकत सूत्र 


पप्‌० संस्कृत-व्याकरण 


आक्षिकी । प्रास्थिको । लावणिकी । याट्टशी । इत्वरी । 


(वा) नञ्स्नजीकक्ख्यु स्तरुणतलुनाना सुपसंख्यानस्‌ । स्त्रं णो । पोंस्नी । 
शाक्तीकी । आढ्यङ्करणी । तरुणी । तलुनी । 


से डीप्‌ प्रत्यय और अकार लोप होकर उरुद्रयसी, उरुदघ्नी और उरुमात्री शब्द बनते 


हैं जिनका अर्थ है— उरुप्रमाण जल वाली तलैया या छोटा तालाब । 

पञुचतयी-- पाँच अवयवों वाली-पञ्च अवयवा अस्य, इस अर्थ में पञ्चन्‌ 
शब्द से "संख्याया अवयवे तयपू' सूत्र से तयपू प्रत्यय एवं नकार का लोप होकर 
पञ्चतय प्रातिपदिक बनता है । इससे प्रकृत सुत्र से डीप्‌ और अकारलोप होकर 
पञ्चतयी शब्द निष्पन्न होता है । 

आक्षिकी - पाँसों से खेलने वाली-अक्ष दीव्यति, इस अर्थ में अक्ष शब्द से 'तेन 
दीव्यति खनति जयति जितम्‌ सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय, ठकार को इक आदेश, अकारलोप, 
आदिवृद्धि होकर निष्पन्न आक्षिक शब्द से स्त्रीलिङ्ग में प्रकृत सूत्र से डीप्‌ और 
अकारलोप होने पर 'आक्षिकी' शब्द बनता है । 


प्रास्थिकी--एक प्रस्थ से खरीदी हुई प्रस्थेन क्रीता, इस अर्थ में प्रस्थ शब्द 
से तिन क्रीतम्‌” सूत्र से ठन प्रत्यय, ठकार को इक आदेश, अकारलोप, वृद्धि होकर 
निष्पन्न प्रास्थिक शब्द से प्रकृत सूत्र से डीप्‌, अकारलोप होकर “प्रास्थिकी बनता है । 


लावणिकी--नमक बेचने वाली-लवणं पण्यम्‌ अस्याः, इस अर्थं में लवण शब्द 
से 'लवणाट्‌ ठन, सूत्र से ठन, प्रत्यय, इक आदेश, अकारलोप, वृद्धि आदि होकर 
निष्पन्न हुए लावणिक शब्द से डीप्‌ एवं अकारलोप होकर 'लावणिकी' शब्द बनता है। 


यादृशी-- (जैसी) यतु शब्द उपपद रहते हश्‌ धातु से “त्यदादिषु दृशोऽना- 
लोचने कन्‌ च” सूत्र से कञ प्रत्यय होने पर 'आसर्वेनाम्नः' सूत्र से यत्‌ शब्द को 
अकारान्तादेश, सवर्ण दीर्घ होकर निष्पन्न याहश शब्द से डीपू प्रत्यय और अकारलोप 
होकर 'याहशी' शब्द बनता है। 


इत्वरी- (व्यभिचारिणी) यहाँ इणू गतौ धातु से 'इणू नशि जिसतिभ्यः क्वरप्‌’ 
सुत्र से क्वरपू प्रत्यय, तथा 'ह्वस्वस्य पिति क्ृति-तुक्‌' सूत्र से तुगागम होकर निष्पन्न 
हुए इत्वर शब्द से ङीपू और अन्त्याकारलोप होकर 'इत्वरी' बनता है । 


नञस्ननिति-नज,, स्न्‌ ईकक्‌ ख्युन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों से तथा तरुण और 
तलुन शब्दों से स्त्रीत्व विवक्षा में डीप्‌ प्रत्यय होता है। 

सत्रं णी - स्त्री सम्बन्धिनी । यहाँ स्त्री शब्द से स्त्री पु'साभ्यां नन स्नजौ 
भवनातू' सूत्र से नज प्रत्यय, आदिवृद्धि, प्रत्यय के नकार को णकारादेश होकर 
निष्पन्न स्त्रेण शब्द से प्रकृत वातिक से ङीपू प्रत्यय, अन्त्याकारलोप होकर स्त्रैणी” 


9 


स्त्रीप्रत्यया: ५५१ 


यनइच ॥४१॥१६॥ 
यनन्तात्‌ स्त्रियां डीप्‌ स्यात्‌ । अकार लोपे कृते-- 


हलस्तद्धितस्य ।६।४।१५०॥ ` 
हल; परस्य तद्धित यकारस्योपधा भुतस्य लोप ईकारे परे । गार्गो । 


एवं पुस्‌ शब्द से उक्त सूत्र से सनन प्रत्यय, आदिवृद्धि होकर निष्पन्न पौंस्त शब्द से 
डीपू प्रत्यय होकर 'पोौंस्ती' शब्द बनते हैं । 


शाक्तीकी- शक्ति नामक आयुध विशेष जिस स्त्री का हथियार हो । शक्तिः 
प्रहरणम्‌ अस्या:---इस अर्थ में शक्ति शब्द से 'शक्तियष्टयोरीकक्‌, सुत्र से ईकक्‌ प्रत्यय 
आदिवृद्धि, अन्त्यइकारलोप होकर निष्पन्न हुए शाक्तीक शब्द से प्रकृत वातिक से 
ङीप्‌, होने पर अन्त्याकारलोप होकर 'शाक्तीको' शब्द बनता है । 


आढ्यङ्करणी निर्धन को धनवान्‌ बनाने वाली- अनाढ्यः आढ्यः क्रियते 
अनया इस अर्थ में आढ्य उपपद कृ धातु से 'आढ्य सुभग-- सूत्र से ख्युन्‌ प्रत्यय 
होकर, यु को अन आदेश, खिदब्ते परे मुमागम, गुण, णत्व आदि होकर निष्पन्न कृदन्त 
ख्युनु प्रत्ययान्त आढ्यङ्करण शब्द से प्रकृत वातिक से डीप्‌ होने पर अकारलोप होकर 
'आळ्यङ्कुरणी' रूप बनता है । 


तरुणी-तलुनी--(युवती) तरुण और तलुन शब्द से प्रकृत वातिक से डीप्‌ 
प्रत्यय और अकारलोप होकर तरुणी और तलुनी बनते हैं। 


यञइचेति-यन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों से स्त्रीत्व विवक्षा में डीपू प्रत्यय हो । डीप्‌ 
प्रत्यय होने पर यम प्रत्ययान्त शब्द के अन्त्य अकार के 'यस्येति च' सूत्र से लोप 
हो जाने पर-- 


हल इति--हल्‌ से परे तद्धित के उपधाभूत यकार का लोप हो ईकार परे 
रहते । 

गार्गी--(गग गोत्र की स्त्री) गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌-इस अर्थं में गर्ग शब्द से 
‘गर्गादिभ्यो यज्‌ सूत्र से यञ, प्रयत्य होता है। तदनन्तर यकारादि प्रत्यय परे होने 
पर यस्येति च सूत्र से गकार के अन्त्य अकार का लोप तथा वृद्धि होकर यमन्त गाग्ये 
शब्द बनता है, इससे स्त्रीत्व विवक्षा में 'यनश्च' सूत्र से डीपू प्रत्यय और 'यस्येति च' 


१. टापू, ङीपू डीष्‌, डीन्‌ आदि स्त्री प्रत्यय अजादि है, अतः इनके आगे रहने पर 
पुवे की भ संज्ञा होकर सवंत्र अकार और .इकार का यस्येति च, से लोप हो 
जाता है । 


५५२ संस्कृत-व्याकरण 


प्राचां षफ तड्धितः ।४। १।१७॥ 

यजन्तात्‌ ष्फो वा स्यात्‌, स च तद्धितः । 

षिद्‌ गौरादिभ्यश्च ।४।१।४१॥ 

षिदृभ्यो गौरादिभ्यश्च डीषु स्यात्‌ । गार्ग्यायणी । नर्तकी । गौरी । 

(बा) आमनड्हः स्त्रियां वा । अनड्वाही । अनडुही । आकृतिगणोऽयम्‌ । 


से अकारलोप होने पर 'हलस्तद्धितस्य' सुत्र से यकार का लोप होता हे । इस प्रकार 


गार्गी शब्द बनता है। 

प्राचामिति--यज, प्रत्ययान्त के ष्फ* प्रत्यय हो स्त्रीत्व विवक्षा में, और वह 
तद्धित संज्ञक हो । 

षिदिति--षित्‌ और गौर आदि शब्दों से डीष्‌ प्रत्यय हो । 

गाग्यायणी- गर्ग की अपत्य स्त्री गर्गस्या पत्यं स्त्री-इस अर्थ में गर्ग शब्द 
से यज, प्रत्यय तथा वृद्धि और अकार लोप होकर यजन्त गाग्य शब्द बनता है, इससे 
'प्राचामिति' सुत्र ष्फ प्रत्यय तथा फकार को .आयन आदेश, यस्येति च से यकारोत्तर 
अकार का लोप और णत्व होकर निष्पन्न गार्ग्यायण शब्द से षितु होने के कारण, 
स्वीत्व विवक्षा में प्रकृत सूत्र से डीष्‌* प्रत्यय होता है और 'यस्येति च' से अकार 
लोप होने पर गाग्यायणी रूप बनता है। 


नतंकी--(नाचने वाली) नृत्‌ धातु से "शिल्पिनि ष्बुन्‌’ सूत्र से ष्बुत प्रत्यय 
होने पर वु का अक आदेश होकर “नतंक' शब्द बनता है, इससे षित्‌ होने के कारण 
प्रकृत सुत्र से ङीष्‌ होने पर अन्त्याकार लोप होकर 'नतेकी' बनता हे । 
[ गौरी- (गौर वर्ण स्त्री) गौरादि गण के प्रथम शब्द गौर से प्रकृत सूत्र से 
डीष्‌, अकार लोप होकर गौरी निष्पन्न होता है । 

आमनडुह इति--स्त्रीलि द्भ में अनडुह शब्द को आमु विकल्प से हो। 

अनड्वाही- (गौ) यहाँ गौरादि गण पठित अनडुह शब्द से स्त्रीलिङ्ग में 
उक्त सूत्र से डीष्‌ प्रत्यय, प्रकृत वातिक से आमागम, उकौर को यण्‌ होकर 'अनड्- 
वाही', आम्‌ के न होने पर ङीष्‌ होकर अनडुही, ये दो रूप होते हैं । 

गौरादि आकृति गण है, अतः इसी प्रकार के अन्य शब्दों को इसी के अन्तर्गत 
समझना चाहिए । 


१, ष्फ प्रत्यय के षकार की 'षः प्रत्ययस्य’ से इत्संज्ञा हो जाती है और फकार को 
'आयनेयी-इत्यादि सूत्र से आयन्‌ आदेश होता है । 

२. डीपू, डीषू दोनों में ही (ई) शेष रहता है, पर डीपू में अनुदात्त और डीघ्‌ में 
उदात्त स्वर होता है । 


mm छडा 


स्त्रीप्रत्ययाः ५५३ 


वयसि प्रथमे ।४।१।२०॥ 

प्रथमवयो वाचिनोऽदन्तात्‌ स्त्रियां डीप्‌ स्यात्‌ । कुमारी । 

हिगोः ।४।१।२१॥ 

अदन्तात्‌ हिगो ङीप्‌ स्यात्‌ । त्रिलोकी । अजादित्वात्‌-त्रिफला त्र्यनीका-सेना । 
वर्णादनुदात्तात्‌ तोपधात्‌ तो नः ।४।१।३8॥ 


वर्ण वाची योऽनुदात्तान्तस्तोपधस्तदन्तादनुपसजेनात्‌ प्रातिपादिकात्‌ वा ङीष्‌ 
तकारस्य नकारादेशइच । एनी एता । रोहिणी रोहिता । 


वयसीति--प्रथमावस्था वाचक अदन्त शब्द से स्त्रीलिङ्ग में डीष्‌ प्रत्यय हो। 

कुमारी (अविवाहिता) यहाँ प्रथमावस्था वाचक) कुमार शब्द से ङीष्‌ 
प्रत्यय होने पर अकार लोप होकर “कुमारी” बनता है । 

द्विगोरिति- अदन्त द्विगु समासान्त शब्द से डीष प्रत्यय हो । 

त्रिलोकी- तीन लोकों का समूह-त्रयाणां लोकानां समाहारः इस विग्रह में 
द्विगु समास तथा 'अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रिया मिष्टः' इस नियम से त्रिलोक इस 


अकारान्त द्विग से प्रकृत सुत्र से डीष्‌ प्रत्यय होने पर अन्त्याकार लोप होकर त्रिलोकी 


बनता है । 

त्रिफला--तीन फलों---आंवला, हरडा बहेड़ा, का समुदाय-त्रयाणां फलानां 
समाहारः इस विग्रह में द्विगु समास होकर निष्पन्न त्रिफल शब्द से अकारान्त होने 
पर भी प्रकृत सूत्र से डीषु न होगा, अपितु टाप्‌ प्रत्यय होगा, क्योंकि इस शब्द का 
अजादिगण में पाठ है। 

ञ्यनीका - त्रयाणामनीकानां समाहरः। यहाँ पर भी पूर्ववत्‌ त्र्यनीक शब्द के 
अजादिगण पठित होने से ङीष्‌ न होकर टाप्‌ प्रत्यय ही होगा । 

वर्णादिति--वण वाचक जो अनुदात्तान्त शब्द, तदन्त अनुपसर्जन प्रातिपदिक 
से विकल्प से डीष्‌ प्रत्यय और तकार को नकार आदेश भी हो । 


एनी-एता--(चितकवरी) यहाँ 'एत' शब्द वर्णवाचक भी है और अनुदात्तान्त 


१. वस्तुतः प्रथमावस्था से यहाँ तो तात्पर्यं केवल कुमारावस्था से ही है, परन्तु 
कौमार यौवन और वार्धक्य इन अवस्थाओं में से अन्तिम वार्धक्य अवस्था से ही 
ङीष्‌ नहीं होता, यौवनावस्था वाचक शब्दों से तो डीष्‌ होता ही है। जैसा कि 
'वयस्यचरमे' इस वातिक से सिद्ध होता है। इस वातिक से यौवनावस्था वाचक 
वधूट और चिरण्ट शब्दों से डीष्‌ प्रत्यय होकर वधूटी चिरण्टी शब्द बनते हैं। 
तात्पर्यं यह्‌ कि अन्तिम अवस्था वाचक शब्दों से ही डीष्‌ का निषेध हे, शेष दो 
से नहीं । 


प्पट संस्कृत व्याकरण 


वोतो गुणवचनात्‌ ।४।१।४४॥ 

उदन्ताद्‌ गुणवाचिनो वा डीष्‌ स्यात्‌ । मृद्वी । मृदुः । 
वह वादिभ्यइच ।४।१।४५॥ 

एभ्यो वा ङीष्‌ स्यात्‌ । बह्वी । बहुः । 

(ग० सु०) कृदिकारादक्तिनः । रात्रिः, रात्री । 

(ग० सु०) सबंतोऽक्तिन्नर्थादित्येके । शकटिः । शकटी । 


भी, क्योंकि “वर्णानां तणतिनितान्तानाम्‌' इस फिट्‌ सुट्‌ से तकारान्त वर्णवाचक शब्द 


का आदि उदात्त होता है और अन्त्य अकार अनुदात्त होता है। यह शब्द तोपध भी 
है और किसी के प्रति गौण न होने से भनुपसर्जन भी । अतः इस शब्द से डीप्‌ प्रत्यय 
और तकार को नकार होकर 'एनी' विकल्प होने से इसके अभाव पक्ष में टाप्‌ होकर 
'एता' रूप बनता है । 
रोहिणी रोहिता-- (रक्त वर्ण वाली) यहाँ भी पूर्ववत वर्णवाची अनुदात्तान्त 
रोहित शब्द से डीषू और तकार को नकार होकर रोहिणी और अभाव पक्ष में टाप्‌ 
होकर “रोहिता' रूप बनते हैं। 
वोत इति- उकारान्त गृणवाची शब्दों से स्वीलिङ्ग में ङीष्‌ प्रत्यय हो 
विकल्प से । 
मृद्वी-सृदुः- (कोमल) गुणवाचक और उकारान्त मृदु शब्द से ङीष्‌ प्रत्यय 
और उकार को यण्‌ होकर मृदवी, अभाव पक्ष में मृदुः रूप बनते हैं । 
वह्वादिभ्यइचेतिः--वह्वादि गण पठित शब्दों से ङीष प्रत्यय हो । विकल्प से। 
वह्ली-वहु:-- बहु शब्द से ङीष्‌ प्रत्यय होने पर उकार को यण्‌ होकर वह्नी 
तथा अभाव पक्ष में बहुः रूप बनते हैं । 
कृदिकारादिति--कृत्‌ प्रत्यय का जो इकार, तदन्त प्रातिपदिक से विकल्प से 
डीप्‌ प्रत्यय हो' पर क्तिनू प्रत्ययान्त से न न हो । 
 _ रात्रीररात्रिः-- यहाँ रा धातु से उणादि सूत्र 'राणादिभ्यस्त्रप्‌' से त्रिप्‌ प्रत्यय 
होकर रात्रि शब्द बनता है । यहाँ इकारान्त कृत प्रत्ययान्त रात्रि शब्द ये ङीष्‌ प्रत्यय 
होने पर 'यस्येति च' सूत्र से इकार लोप होकर रात्री और डीषभावपक्ष में रात्रि: रूप 
बनते हैं । - 
सर्वेत इति-- कुछ आचाय ऐसा मानते हैं कि क्तिन्‌ प्रत्यय के अर्थ में विहित 
जो प्रत्यय, तदन्त से भिन्न, इकारान्त. मात्र से डीषू प्रत्यय विकल्प हो, अर्थात्‌ कृत्‌ 
अथवा अकृत इकारान्त से डीष्‌ प्रत्यय होता है विकल्प से। पर यह डीष्‌ प्रत्यय उन 
i शब्दों से नहीं होगा जो क्तिन प्रत्यय के अर्थ में विहित प्रत्ययों से युक्त 
| 


ह 


स्त्री प्रत्ययाः ५९१५९ 


पु'योगादाख्यायास्‌ ॥४॥१॥४८॥ 

या पुमाख्या पु योगात्‌ स्त्रियां वतते ततो डीष्‌ । गोपस्य स्त्री गोपी । 

(वा) पालकान्तान्न । गोपालिका । अइवपालिका । 

प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पुर्वस्यात्‌ इदाप्यसुपः ।७।३।४४॥ 

प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पुरवेस्याकारस्येकारः स्यादापि, स आप्‌ सूपः परो न चेत्‌ । 
सावका । कारिका । अतः किम्‌-नोका । प्रत्ययस्थात्‌ किम्‌-शक्नोतीति शका । असुपः 
किम्‌-बहुपरिद्राजका नगरी । 


शकटी-शकटिः-- (छोटी गाड़ी) यहाँ शकटि शब्द इकारान्त है अतः प्रकृत 
वातिक से ङीष्‌ होने पर इकार का लोप होकर शकटी, तथा ङीषभाव पक्ष में शकटिः 
होगा । 

पु योगादिति--पुरुष के अर्थ में प्रसिद्ध शब्द, यदि पुरुष के सम्बन्ध से स्त्री 
के लिए (लक्षण आदि के बल से) प्रयुक्त हो तो ऐसे शब्द से डीष्‌ प्रत्यय हो । तात्पर्य 
यह कि जो शब्द पुल्लिंग हो पर पति-पत्नी भाव रूप सम्बन्ध से यदि उसका प्रयोग 
स्त्री के लिए भी किया जाने लगा हो तो उससे डीष्‌ हो। लोक में प्रायः ऐसे शब्दों 
का प्रयोग होता है, पण्डित की स्त्री, भले ही मूर्खा ही क्यों न हो पर पण्डिताइन कहीं 
जाती है। 
गोपी-- (गोपस्य स्त्री) यहाँ गोप शब्द पुल्लिङ्ग है, पर पति-पत्नी भाव रूप 
सम्बन्ध के द्वारा इसका उसकी स्त्री के लिए भी प्रयोग हुआ है अतः प्रकृत सूत्र से 
डीष्‌ प्रत्यय और अन्त्याकार लोप होकर गोपी शब्द बनता है। भले ही गोपी में 
गोपालनत्व न हो इसी प्रकार शुद्र की स्त्री शूद्री होगी चाहे वह स्वयं शूद्र न हो। 

पालकान्तान्नेति--पालकान्त शब्द से पु योग होने पर डीष्‌ नहीं होता । 

गोपालिका-- (गोपालकस्य स्त्री-गोपालन करने वाली की स्त्री) यहाँ पु योग 
होने पर भी, पालकान्त होने के कारण, प्रकृत वातिक से डीषु का निषेध होकर, 
अकारान्त होने के कारण टापू प्रत्यय हुआ है । 

अइवपालिका--(अश्वपालकस्य स्त्री) यहाँ पर भी पूर्ववत्‌ डीष्‌ न होकर टाप 
प्रत्यय हुआ है । 

्रत्ययस्यादिति-प्रत्ययस्थ ककार से पूर्वे अकार को इकार आदेश होता 
है, आपू परे रहते, यदि वह आपू प्रत्यय सुप्‌ से परे न हो । पूर्वोक्त गोपालिका और 
अश्वपालिका में प्रत्ययस्थ ककार से पूर्वं अकार को इकार इसी सूत्र से हुआ है, क्योंकि 
उसके आगे टापू-(आपू प्रत्यय) है। 

सबिका--सवं शब्द से 'अव्यय सर्वनाम्ना मकच्‌ प्राक्टे” सूत्र से टि के पुव 


५५६ संस्कृत-व्याकरण 


(वा) सूर्याद्‌ देवतायां चाप्वाच्या । सूर्यस्य स्त्री देवता-सुर्या । देवतायां 
किम्‌ । 


(बा) सूर्यागस्त्ययोइछे च झ.यां च य लोपः । सूरी कुन्ती । मान्रुषीयम्‌ । 


अकच्‌ प्रत्यय होगा, सर्वक शब्द से स्त्रीत्व विवक्षा में टाप्‌ प्रत्यय, होता है, अतः आप 


आगे रहने पर अकार को इकार होकर सविका रूप बनता है । 
कारिका--यहां भी कृ धातु से ण्वुल्‌ प्रत्ययान्त कारक शब्द से टाप्‌ होकर 
अकार को इस सूत्र से इकार होता है और इस प्रकार कारिका रूप बनता है । 
अत इति--प्रकृत सुत्र द्वारा अकार को ही इकार होता है, अत एव “नौका? 
यहाँ पर आप्‌ परे रहते, कारक से पूर्वं औ” को इकार नहीं हुआ । यहाँ 'नौ' शब्द से 
स्वार्थिक क प्रत्यय है । 
प्रत्ययस्थादिति---प्रत्ययस्थ ही ककार से पूर्वे अकार को इकार होता है, अतः 
'शका' में ककार पूर्व अकार को इकार नहीं हुआ क्योंकि यहाँ ककार प्रत्यय का न 
होकर धातु का है । शक्‌ धातु से 'पचाद्यच्‌' और टाप्‌ होकर 'शका” बनता है । 
असुप इति- आपु को सुप से परे न होना चाहिए, अत एव “बहुपरित्राजका? 
में इकार नहीं हुआ, क्योंकि परिपूर्वक ब्रज धातु से ण्वुल्‌ करके परिव्राजक बनता हे 
उसका बहु के साथ बहुब्रीहि समास हुआ है और समास होने पर सुपू का लोप हुआ 
है। अतः यहाँ अन्तर्वतिनी विभक्ति अर्थात्‌ लुप्त सुप्‌ से परे आप्‌ के होने के कारण 
अकार को इकार नहीं होता । 
सूर्यादिति--पुयोग में और देवता रूप स्त्री के अर्थ में वर्तमान सूर्य शब्द से 
चापू प्रत्यय होता है । 
“पु योदाख्यायाम्‌' सूत्र का यह अपवाद है । अतः ङीष्‌ का बाधक है। चापू में 
भी आ' शेष रहता है। 
सुर्या—- (सूर्यस्य स्त्री देवता) यहाँ पुयोग से स्त्री के अर्थ में वर्तमान सूर्य शब्द 
से प्रकृत वातिक से चापू प्रत्यय होने पर अकार लोप होकर सूर्या बनता है । 
_ चापू प्रत्यय देवता अर्थ में ही होता है अतः यदि स्त्री मनुष्य जाति की होगी 
ता चाप्‌ न होगा, वहाँ सामान्यतः पु योगादाख्यायाम्‌ से डीप्‌ ही होगा । 
० सूरी-- (सूर्यस्य स्त्री मानुषी-कुन्ती) यहाँ पुयोग के द्वारा मानवी स्त्री के अर्थ 
में वर्तमान सूर्य शब्द से डीष्‌ प्रत्यय होने पर अन्त्याकार का लोप होकर--- 
सुर्यागस्त्ययोरिति--छ और डी प्रत्यय परे रहते सूर्यं और अगस्त्य शब्दों के 
यकार को लोप हो । 


सूर्य--ई इस स्थिति में प्रकृत वातिक से यकार का “सूरी” शब्द 
बनता है । | लोप होकर “सुर 


— [1 थि 


कक जिल 


स्त्रीप्रत्ययाः ५५७ द्‌ 


इन्द्र वरुणभवशर्वरुद्रमु डहिमारण्ययवयवनभातुलाचार्याणामानुक्‌ 
।४।१।४९॥ | 
एषामानुगागमः स्यात्‌ ङीष्‌ च । इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणी । वरुणानी । भवानी । 
शर्वाणी । रुद्राणी । मृडानी । 
(वा) हिमारण्ययो मंहत्वे । महद्धिमं हिमानी । महदरण्यं अरण्यानी । 
(वा) यवाद्‌ दोषे । दुष्टो यवो यवानी । 
(वा) यब्षनाल्लिष्याप्‌ । यवनानां लिपिः यवनानी । | 


इन्द्र ति-- इन्द्र, वरुण, भव, शवे, रुद्र मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल 
और आचार्य शब्दों से डीष्‌ प्रत्यय और आनुक्‌ का आगम हो। (आनुक्‌ में आनु शेष 
“रहता है और कितु होने से शब्दों के अन्त में होता है !) 

इन्द्रादि छः शब्दों तथा मातुल और आचारय शब्दों से तो पुयोग के कारण 

सामान्य सूत्र से ही डीष सिद्ध है, प्रकृत सूत्र द्वारा केवल आनुक्‌ होता है, शेष शब्दों 
में दोनों ही कार्य होते हैं । 

इन्द्राणी - इन्द्रस्य स्त्री । इन्द्र शब्द से पुयोग में प्रकृत सूत्र से ङीष्‌ और 
आनुक्‌ होकर इन्द्र आन्‌ +-ई इस स्थिति में सवर्ण दीघं एवं णत्व होकर इन्द्राणी 
बनता है । | 

वरुणानी- (वरुणस्य स्त्री) यहाँ भी पूर्ववत्‌ ङीष्‌, आनुक्‌ होकर वरुणानी 
रूप बनेगा । 


भवानो--(भवस्य स्त्री) भव, शवे, रुद्र, मृड ये शिव के नाम हैं, इन सब से 
पुयोग में ङीष्‌ और आनुक्‌ होकर भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी, मृडानी रूप पूर्ववत्‌ 
बनते हैं । 

हिमारण्ययोरिति--हिम और अरण्य शब्दों से डीषु और आनुक्‌ महत्त्व अर्थात्‌ 
आधिक्य अर्थ में हों । 

हिमानो--(महद्‌ हिमम्‌ इति हिमानी) यहाँ हिम शब्द से महत्त्व अथे में डीष्‌ 
और आनुक्‌ होकर हिमानी बनता है । इसी प्रकार 

अरण्यानो--महद अरण्यम्‌ इति अरण्यानी, यहाँ भी पूर्ववत्‌ डीष्‌ और आनुक्‌ 
होकर अरण्यानी बनेगा । 

यवादिति--दोष युक्त अर्थं में यव शब्द से डीषू और आनुक्‌ का आगम हो । 

यवानी--(दुष्टो यवः यवानी) यहाँ दोष युक्त अर्थ में यव शब्द से डीष्‌ और 
आनुक्‌ होकर यवानी बनता है । 

यवनादिति - लिपि अर्थ में वतमान यवन शब्द से ङीष्‌ और आनुक्‌ हों। . 


५५८ संस्कृत-व्याकरण 


(वा) मातुलोपध्याययोरानुग्वा । मातुलानी मातुली । उपाध्यायानी 
उपाध्यायी । 

(वा) आचार्यादणत्बं च । आचार्यस्य स्त्री आचार्यानी । 

(वा) अर्यक्षत्रियास्यां वा स्वार्थे । अर्याणी अर्या, क्षत्रियाणी क्षत्रिया । 

क्रीतात्‌ करण पूर्वात्‌ ।४।१।५०॥ 


यवनानी--यवनानां लिपिः यवनानी । यहाँ लिपि अर्थ में यवन शब्द से ङीष्‌ 
और आनुक्‌ होकर यवनानी बनेगा । 

मातुलेति!--मातुल और उपाध्याय शब्दों से आनुक्‌ विकल्प से हो। 

मातुलानी - (मातुलस्य स्त्री) यहाँ मातुल शब्द से पुयोग में प्रकृत वार्तिक 
से डीषु और विकल्प से आनुक्‌ होकर मातुलानी और आनुक्‌ के अभाव पक्ष में डीष्‌ 
होकर मातुली रूप बनेगा । 

उपाध्यायानी -- (उपाध्यायस्य स्त्री) यहाँ भी पुयोग में प्रकृत-वातिक से 
उपाध्याय शब्द से डीषु और आनुक्‌, होकर उपाध्यायानी बनता है, आनुगभाव पक्ष 
में सामान्य डीष होकर उपाध्यायी खूप बनता है । 

आचार्यादिति--आचार्यं शब्द से पयोग में ङीष्‌ और आनुक्‌ हों तथा नकार 
के णत्व का निषेध भी हो । 

आचार्यानी --आचार्यस्य स्त्री । यहाँ आचार्य शब्द से प्रकृत वातिक से डीष्‌ 
और आनुक्‌ होने पर णत्व का निषेध होकर आचार्यानी बनता है । 

अर्येति- अर्य और क्षत्रिय शब्दों से स्वार्थ में डीष्‌ और आनुक्‌ विकल्प से 
हों। (स्वार्थ में विधान करने के कारण यहाँ डीष्‌ पु योग में नहीं होगा । अतएव 
ङीष्‌ भौर आनुक्‌ के अभाव पक्ष में टापू प्रत्यय होता है । 

अर्याणी--(वैश्य कुल की स्त्री) यहाँ स्वार्थं में अर्य शब्द से प्रकृत वातिक से 
ङीष्‌ और आनुक होने पर अर्याणी और डीष्‌ तथा आनुक्‌ के अभाव में टापू होकर 
अर्या रूप बनते हैं । 

क्षत्रियाणी -- (क्षत्रिय कुल की स्त्री) यहाँ भी पूर्ववत्‌ और आनुक्‌ से पक्ष 
में क्षत्रियाणी तथा तदभाव पक्ष में क्षत्रिया रूप बनते हैं। यदि क्षत्रियस्य स्त्री ऐसी 
विवक्षा हो तब तो पु योग में सामान्य डीषु होकर 'क्षत्रियी' होगा । 

क्रीतादिति-करण कारक पूर्वक क्रीतान्त अदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व विवक्षा 
में डीष्‌ प्रत्यय हो । 


१. डीष्‌ तो दोनों ही शब्दों में पुयोग में सामान्य सूत्र से प्राप्त ही है, और मातुल 
से आनुक्‌ भी प्राप्त है पर उपाध्याय से नहीं । प्रकृत वातिक दोनों में विकल्प 
से विधान करता है अतः यह प्राप्ताप्राप्त विभाषा है । 


HY कै 


स्त्रीप्रत्ययाः ५५९ 


क्ीताददन्तात्‌ करणादेः स्त्रियां डीष्‌ स्यात्‌ । वस्त्रक्रीती । क्वचिन्न-धनक्रीता । 

स्व ङ्काच्चोपसर्जनाद्‌ असंयोगोपधात्‌ ।४।१।५४॥ 

असंयोगोपध सुपसजेनं यत्‌ स्वाद्भः तदन्ताददन्तात्‌ डीष्‌ वा स्यात्‌ । केशानति 
क्रान्ता-अतिकेशी, अति केशा । 


चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा । असंयोगोपधात्‌ किम्‌-सुगुल्फा । उपसर्जनात्‌ किम्‌- 
शिखा । 


वस्त्रक्रीती--(वस्त्र से खरीदी हुई) यहाँ “गतिकारकोपपदानां कृल्िः समास 
वचनं प्राक्‌ सुवुत्पत्ते इस परिभाषा के बल से सुवृत्पत्ति के पूवं ही करण कारक 
उपपद क्रीत शब्द के साथ 'उपपदमतिड्‌' सूत्र से समास होकर वस्त्रक्रीत प्राति- 
पदिक से प्रकृत सूत्र से डीष्‌ प्रत्यय होता है, यह शब्द करणादि और क्रीतान्त अदन्त 
है । इस प्रकार वस्त्रक्रीती बनता है । 

क्वचिन्नेति - कहीं यह्‌ डोष्‌ प्रत्यय नहीं होता है, यथा :-- 

धनक्रीता - (धनेन क्रीता--धन से खरीदी हुई) यहाँ पूर्वोक्त परिभाषा की 
प्रवृत्ति न होने से सुप्‌ होने पर समास होगा, फलतः सुप के पूर्वे लिग बोधक प्रत्यय 
टाप्‌ होकर धनक्रीता बनेगा । 


स्वाद्भादिति\--उपसर्जन (गोण) स्वाङ्ग वाचक जो शब्द, जिसकी उपधा में 
संयोग न हो, तदन्द अदन्त प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय विकल्प से हो । 

अतिकेशी --(केशान तिक्रान्ता--केशों का अतिक्रमण करने वाली) इस विग्रह 
में 'अत्यादयःक्रन्ताद्यर्थे द्वितीयया' से तत्पुरुष समास होने के कारण केश शब्द उप- 
सर्जेन-गौण-है, तथा केश शब्द प्राणी में स्थित एवं साकार होने से स्वाङ्गवाची भी है 
और इसकी उपधा में संयोग भी नहीं हें । अतः असंयोगोपध उपसजन केशान्त अदन्त 
स्वाङ्गवाची अतिकेश शब्द से प्रकृत सूत्र से वैकल्पिक डीष होकर अतिकेशी और 
अभाव पक्ष में अदन्त होने के कारण टाप्‌ होकर अतिकेशा रूप बनते हैं। 

चन्द्रमुखी (चन्द्र इव मुखं यस्याः चन्द्र के समान मुख वाली) यहाँ बहुब्रीहि 
समास है, इसमें अन्य पदार्थ के प्रधान होने से मुख उपसर्जन है। प्राणिस्थ और 
साकार होने से स्वाङ्गवाची भी है तथा असंयोगोपध भी, तदन्त अदन्त चन्द्रमुख 
प्रातिपदिक से प्रकृत सूत्र से डीष्‌ प्रत्यय होने पर चन्द्रमुखी भोर तदभाव पक्ष में अदन्त 
लक्षण टाप्‌ होकर चन्द्रमुखा बनता है । 


१. स्वाङ्ग से तात्पर्यं केवल अपना अंग ही नहीं है, अपितु यहाँ निम्नलिखित विविध 
स्वाङ्ग का ग्रहण है-- 
'अद्रवं (जो तरल न हो) मूर्तिमत्‌ (साकार) स्वाङ्ग, प्राणिस्थमविकारजम्‌ । 
अतस्थ तत्र हष्टं च, तेन चेत्तत्तथायुतम्‌ । 


५६० संस्कृत-व्याकरण 


न क्रोडादि वह वचः ।४।१।५६॥ 

कोडादेवंह्वचइच स्वाङ्कान्नडीष्‌ । कल्याण कोडा । आकृतिगणो$्यम्‌ । सुजघना । 

नखमुखात्‌ संज्ञायाम्‌ ।४।१।५८॥ 

न ङीष्‌ । गौरमुखा । संज्ञायां किम्‌-तास्रमुखी कन्या । 

असंयोगोपषघात किम्‌--संयोग उपधा में न हो, ऐसा कहने से “सुगुल्फा” में 
ङीष्‌ न होगा । शोभनौ गुल्फो यस्याः इस विग्रह में बहुब्रीहि समास होने से यह शब्द 
उपसर्जन एवं स्वाद्ग वाचक भी है तदन्त अदन्त सुगुल्फ शब्द से ङीष्‌ होना चाहिए 
था पर यह संयोगोपध है अतः डीषु न होकर अदन्तलक्षण टापू प्रत्यय ही होगा । 


उपसर्जेनादिति--उपसर्जन भूत अदन्त प्रातिपदिक से ही डीष्‌ होता है । ऐसा 
कहने से शिखा से डीष्‌ न होगा। यद्यपि शिखाशब्द असंयोगोपध स्वाङ्ग वाचक 
अदन्त है तथापि यह उपसर्जन नहीं है अतः डीष्‌ न होकर केवल अदन्त लक्षण 
टापू प्रत्यय होगा । शीन धातु से “शीन: खो ह्वस्वश्च' इस उणादि सूत्र से ख प्रत्यय 
और हस्व करने पर शिखा शब्द बनता है । 


न क्रोडेति-क्रोडादि गण से और वह्वच्‌ स्वाङ्ग बाचक प्रातिपदिक से डीष्‌ 
प्रत्यय न हो । 

कल्याण क्रोडा--(कल्याणी क्रोडा यस्या:--वह घोड़ी जिस पर कल्याण सूचक 
चिल्ल हों) क्रोडा शब्द यहाँ बहुब्रीहि समास का अवयव होने के कारण उपसर्जन है 
स्वाङ्ग वाचक और असंयोगोपध अदन्त भी है अतः तदन्त प्रातिपदिक कल्याणक्रोड शब्द 
से डीष्‌ प्राप्त था उसका प्रकृत सूत्र से निषेध होने पर अदन्त लक्षण टाप्‌ होकर 
कल्याणक्रोडा बनता है । क्रोडादि आकृतिगण है । 

सुजघना--(शोभनं जघनं यस्याः सुन्दर जघन स्थल वाली) यहाँ बहुत अचों 
वाले जघन शब्द के असंयोगोपध उससर्जन स्वांगवाचक एवं अदन्त होने से प्राप्त ङीष्‌ 
का निषेध होकर टापू हुआ है । 

नखमुखादिति - संज्ञा में नख, मुख स्वांगवाची शब्दों से ङीष्‌ न हो । 


अर्थात्‌ एक प्रकार का स्वांग तो अद्रव साकार प्राणिस्थ एवं अविकारज 
होता है, इस प्रकार का स्वांग अतिकेशी एवं चन्द्रमुखी में हे । दूसरे प्रकार का 
स्वांग वह होता है जो 'अतस्थं तत्र हृष्टं च' अर्थात्‌ जो प्राणी में स्थित तो न 
हों पर वहाँ देखा गया हो, जैसे अन्यत्र कटे पड़े हुए शिर के बाल। तीसरे 
प्रकार का स्वांग वह होता है जो “तेन चेतु तत्‌ तथा युतम्‌” अर्थात्‌ जैसा वह 
प्राणी में होता है वैसा ही अन्यत्र भी रहे जैसे मूर्तियों में वतमान अंग भी प्राणी 
में स्थित अंग के समान होने से स्वांग कहलाते हैं । 


स्त्री प्रत्यया: ५६१ 


पूर्वपदात्‌ संज्ञाया मगः ।८।४।३॥ 

पूर्व पदस्थान्निमित्तात्‌ परस्य नस्य णः स्यात्‌ संज्ञायां न तु गकारव्यवधाने । 
शुर्पेणखा । 

जातेरस्त्रो बिषयादयोपधात्‌ ।४।१।६३॥ 


जाति चाचि यन्न च स्त्रयां नियत मयोपधम्‌, ततः स्त्रयां ङीष्‌ स्यात्‌ । तटी । 
वृषली । कठी । वह्‌ वची । जातेः किम्‌-मुण्डा । अस्त्री विषयात्‌ किम्‌-- 


गौर मुखा- (गौरं मुखं यस्याः गौर मुख वाली) यह भी किसी की संज्ञा है, 
अतः स्वांग वाचक होने से प्राप्त डीषु का पूर्ववत निषेध होकर अदन्त लक्षण टापू 
हुआ है । ॅ 

संज्ञायां किमिति--संज्ञा में ही डीष्‌ का निषेध हो, ऐसा कहने से 'ताम्रमुखी 
कन्या? यहाँ डीष्‌ का निषेध न होकर स्वांगवाची ताम्रमुख शब्द से डीष हो जायेगा, 
क्योंकि ताम्रमुखी यह किसी का नाम नहीं है । 'ताम्रमुखी वाली कन्या कोई भी हो 
सकती है । 

पुवे पदादिति--पूर्वपद स्थित निमित्त से परे नकार को णकार हो, पर गकार 
के व्यवधान में न हो । 

शुपंणखा--(शूर्पाणीव नखानि यस्याः सूप जैसे नखों वाली) यह एक राक्षसी 
की संज्ञा है। अतः यहाँ स्वांगवाची नखान्त अदन्त शुपेनख शब्द से प्राप्त डौष्‌ का 
“नखमुखादिति' सूत्र से निषेध होकर अदन्त लक्षण टापू प्रत्यय हुआ और पूर्वे पद 
अर्थात्‌ शूर्पं स्थित निमित रेफ से पर नकार को प्रकृत सूत्र से णकार होकर शूर्पणखा 
बना है । १ 
जातेरिति--जो शब्द जाति वाचक* हो, पर नित्य स्त्रीलिंग न हो, और 
उसकी उपधा में यकार न हो, इस प्रकार के अदन्त प्रातिपादिक से डीष प्रत्यय हो । 

तटी--तट शब्द जाति वाचक है, नित्य स्त्रीलिग भी नहीं है तथा योपध भी 
नहीं है अतः इससे प्रकृत सूत्र से डीष्‌ होकर 'तटी' बना है। 

वृषली - (वृषल जाति की स्त्री) यह वृषल एक जाति है, अतः जाति वाचक 
होने से डीष्‌ होकर वृषली बना है । 

कठी - (कठेन प्रोक्त मधीयाना स्त्री--कठ शाला का अध्ययन करने वाली) 
कठ शब्द के शाखावाचक होने से इस वेद शाखा का अध्ययन करने वाली स्त्री 


* सूत्र में जाति से तात्पर्य न केवल ब्राह्मणादि जाति से ही है, अपितु वेद शाखाओं 
के अध्येताओ तथा अपत्य प्रत्ययान्त शब्दो से भी है, इन दोनों को भी जाति 
वाचक ही माना गया है, सूत्र में क्रमशः इनके उदाहरण हैं। 

३६ 


संस्कृत-व्याकरण 


वलाका । अयोपधात्‌ किम्‌ - क्षत्रिया । 

(वा) योपध प्रतिषेधे हयगवय मुकयमनुष्यमत्स्यानामप्रतिषेधः । हयो । 
गवयी । मुकयी । हलस्तद्धितस्येति यलोपः मनुषी । 

(वा) मत्स्यस्य ङ याम्‌ । यलोषः। मत्सी । 


जातिवाचक शब्दों के अन्तर्गत मानी जायेगी, फलतः जाति लक्षण डीष्‌ होकर कठी 
बनेगा । 

वह वृची--यह भी एक वेद शाखा है अतः वह्व,च शब्द से ङीष्‌ होकर वह्व,ची 
बनेगा । (वह्ू.च शाखा मधीयाना स्त्री) वह्व.ची । 

जातेः किम्‌-- जाति वाचक से ही ङीष्‌ होता है, ऐसा कहने से “मुण्डा' यहाँ 
जाति लक्षण ङीष्‌ न होकर टाप्‌ होगा, क्योंकि मुण्डा (मुड़ी हुई स्त्री) कोई जाति 
नहीं है । 

अस्त्री विषयादिति--उन्हीं शब्दों से जाति लक्षण ङीष्‌ होगा जो नित्य स्त्री 
लिग न हों, इस कथन से “वलाका' यहाँ ङीष्‌ न होगा, क्योंकि वलाका (पक्षि विशेष) 
नित्य स्त्री लिग शब्द है । अतः यहाँ टापू प्रत्यय ही होगा । 

अयोपधात्‌ किमिति-_जो शब्द यकारोपध न हों उन्हीं से जाति लक्षण डीष्‌ 
हो, ऐसा कहने से 'क्षत्रिया' यहाँ जाति लक्षण ङीष्‌ न होकर टापू ही होगा, क्योंकि 
क्षत्रिया (क्षत्रिय जाति की स्त्री) योपध है । 

योपधेति--यकारोपध्च शब्दों के निषेध में हय, गवय, मुकय, मनुष्य और 
मत्स्य को वर्जित कर देना चाहिए अर्थात्‌ इन शब्दों के योपध होने पर भी इनसे डीष्‌ 
हो जाय, पर इन योपधों के अतिरिक्त अन्य योपधों से न हो । 

हयी--घोड़ी, गवयी (गवय-गो सहश पशु विशेष की मादा) मुकयी (मुकय 
नाम पशु विशेष की मादा) ये शब्द यद्यपि योपध है, तथापि प्रकृत वार्तिक के नियमा- 
नुसार इनसे ङीष्‌ होता है । 

मनुषी--(मनुष्य जाति की स्त्री) योपध होने पर भी प्रकृत वातिक से ङीष्‌ 
प्रत्यय होने पर 'यस्येति चेति’ अकारलोप होकर 'हलस्तद्धितस्य' सुत्र से यकार लोप 
हुआ है अतः 'मनुषी' रूप बना है । 

मत्सी -- (मछली) मत्स्य शब्द के योपध होने पर भी प्रकृत वातिक के बल 


जाति लक्षण डीष्‌ विधायक सूत्र में .अपत्य प्रत्यथान्त जाति वाचक शब्दों के उदा- 
हरण नहीं दिये हैं, अतः इसके उदाहरण 'औपगवी' आदि समझने चाहिए “उप- 
गोरपत्यं स्त्री” यहाँ अण प्रत्ययान्त औपगव शब्द से टिड्ढेति सूत्र से प्राप्त 
डीपू को बाध कर जाति लक्षण ङीष्‌ होता है। डीप और डीषु में स्वर भेद 


है । 


स्त्री प्रत्ययाः ५६३ 


इतो मनुष्य जातेः ।४।१।६५॥ 

ङीष्‌ । दाक्षी । 

ऊडङ उतः ।४।१।६६॥। 

उदन्तादयोपधान्मनुष्य जाति वाचिनः स्त्रिया मुङ स्यात्‌ । कुरुः । अयोपधात्‌ 
किम्‌ -- अध्वंयुः ब्राह्मणी । 


से यहाँ ङीष्‌ प्रत्यय होता है, अन्त्याकार लोप होने पर “मत्स्यस्य ङ याम्‌” (डी परे 
रहते मत्स्य शब्द के यकार का लोप हो) वातिक से यकार का लोप होकर मत्सी 
बनता है । 

इत इति- मनुष्य जाति वाचक इकारान्त प्रातिपदिक से डीष्‌ प्रत्यय हो । 
(जाति लक्षण डीष्‌ केवल अदन्त शब्दों से होता हैं, पर प्रकृत सूत्र से इकारान्त से भी 
उसका विधान किया गया है ।) 

दाक्षी--(दक्षस्या पत्यं स्त्री) यहाँ अपत्यार्थं में दक्ष शब्द से अत इज! सूत्र से 
इज, प्रत्यय और वृद्धि दोकर निष्पन्न दाक्षि इस इकारान्त प्रातिपदिक से प्रकृत सूत्र से 
डीष्‌ प्रत्यय होकर 'यस्येति चेति’ इकार लोप होने पर दाक्षी बनता है । 

ऊडः इति--उकारान्त अयोपध मनुष्य जाति वाची प्रातिपदिक से ऊड_१ 
प्रत्यय हो । 

कुरु--(कुरु जातेः स्त्री) संज्ञा होने के कारण यहाँ कुरु शब्द जातिवाचक है 
और अयोपध भी है अतः इस मनुष्य जाति वाचक कुरु, शब्द से प्रकृत सूत्र से ऊड 
(ऊ) प्रत्यय तथा सवर्ण दीं होकर 'कुरु' बनता है । 


अयोपधात्‌ किम्‌--यकारोपध शब्दों से ऊड_ प्रत्यय नहीं होता, ऐसा कहने से 
“अध्वयुः' (अध्वयु शाखा का अध्ययन करने वाली ब्राह्मणी) में योपध होने के कारण 
उङ, नहीं होगा । 


^ ऊडः प्रत्ययान्त शब्दों से सु आदि की उत्पत्ति लिंग विशिष्ट परिभाषा के ही बल 

से होती है क्योंकि प्रत्ययान्त होने के कारण इनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो 

सकती और न ये शब्द ड्यन्त आवन्त ही होते हैं। इसलिए लिग विशिष्ट परि. 

भाषा से ही प्रातिपदिक मानकर सु आदि की उत्पत्ति होती है। 'ड याप 

प्रातिपदिकात्‌' सूत्र ड.यन्त आवन्त और प्रातिपदिक से स्वादि का विधान करता 

है पर ऊड, प्रत्ययान्त से नहीं, अतः जब कि ऊब, प्रत्ययान्त शब्दों से सुवृत्पत्ति 

के लिए लिग विशिष्ट परिभाषा को मानना ही पड़ता है तब उक्त सूत्र भे ड याप 

ग्रहण भी व्यर्थ ही है, क्योंकि लिंग विशिष्ट परिभाषा से डयन्त आवन्त के भी 
प्रातिपदिक होने से सुवुत्पत्ति हो जायेगी । 


५६४ संस्क्ृत-व्याकरण 


पङ्गोइच ।४।१।६८॥ 

पद्ध: || 

(वा) इवशुरस्यो काराकार लोपइच । इवश्नूः । 

ऊरुत्तर पदादीपम्ये ।४।१।६६॥ 

उपमान वाचि पुर्वेपद मुरुत्तर पदं यत्प्रातिपदिकं तस्मा दूड_ स्यात । कर- 


संहित शफ लक्षण वामादेश्च ।४।१।७०।। 
अनोषम्यार्थ सुत्रम्‌ । संहितोरः शफोरुः लक्षणोरुः । वामोदः । 


पङ्गोरिति-शंगु शब्द से स्त्रीत्व विवक्षा में ऊड, प्रत्यय हो । पंगु-- 
लंगड़ी) पंगु शब्द जाति वाचक नहीं है अतः यहाँ पूर्वे सूत्र से ऊडः प्राप्त नहीं 
था, इसलिए प्रकृत सूत्र से यहाँ ऊडः प्रत्यय हुआ है, सवर्ण दीर्घं होकर 'पंगूः' 
बनता है । 

इबशुरस्येति--(शवशुर की स्त्री सास) यहाँ श्वशुर शब्द से प्रकृत वातिक 
से ऊड प्रत्यय तथा शकार से परे उकार का और रेफ से परे अकार का लोप होकर 
एवश्रू: बनता है । यद्यपि यहाँ 'पुयोगादाख्यायाम्‌' से पु योग लक्षण डीष्‌ प्राप्त था 
तथापि प्रकृत वातिक उसे वाध कर यहाँ ऊड_ विधान करता है । 

ऊरुत्तेति--जिस शब्द का पूर्वपद तो उपमान वाची हो और उत्तर पद ऊरू 
शब्द हो, ऐसे शब्द से स्त्रीलिंग में अङ प्रत्यय हो । 

करभोरः--करभौ अरु यस्याः हथेली के छोर के सदृश ऊरु वाली स्त्री । यहाँ 
'करभ' उपमान वाची पूर्वपद है और उत्तरपद ऊरु है, अतः करुभोरु शब्द से प्रकृत 
सूत्र से ऊडः प्रत्यय और सवर्ण दीर्घ होकर करभोरू शब्द सिद्ध होता है । 


संहितेति--संहित, शफ, लक्षण, वाम पूर्वपद वाले तथा ऊरु अन्त वाले 
प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग में ऊङ प्रत्यय हो । 

अनोपम्याथे मिति--यह सूत्र अनौपम्य अर्थात्‌ अनुपमान के लिए है । अर्थात्‌ 
जबकि पूर्वपद उपमान न हो, पूर्व सूत्र उपमान पूर्वपद वाले शब्दों में ऊड विधान 
करता है । इस सूत्र के संहित आदि पद उपमान नहीं हैं अतः इस सूत्र की आवश्यकता 
हुईँ। | 

संहितोरू --(संहितो संश्लिष्टौ ऊरू यस्याः मिले हुए ऊरुओं वाली) इसी 
प्रकार 'शफोरू' (शफी ऊरु यस्याः मिले हुए ऊरुओं वाली) 'लक्षणोरू' (लक्षणौ 


१ “मणिवन्धादा कनिष्ठं करभो करयो वहिः” कलाई से लेकर छोटी अंगुली तक 
हथेली का निचला कोमल भाग 'करभ' कहा जाता है । 


स्त्री प्रत्ययाः पद्ध 


शाङ्गेरबाद्यजो ङीन्‌ ।४।१।७३॥ 

शार्क रवादेः, अजो योऽकार स्तदन्ताच्च जातिवाचिनो डीन्‌ स्यात । . 
शाङ्ग रवी । वेदी, ब्राह्मणी । 

(ग० नुनरयो व्‌ द्धिश्च । नारी । 

यूनस्तिः ॥४॥७॥७७॥ 


उरुः यस्याः अच्छे लक्षणों वाले ऊरुओं वाली) “वामोरु:” वामौ ऊरु यस्याः शुन्दर 
ऊरुओं वाली) इन सभी संहितोरु, शफोरू, लक्षणोरु और वामोरु शब्दों में ऊड, और 
दीर्घं होकर ये शब्द सिद्ध होते हैं । 

शाङ्ग रवेति--शाद्ध रव आदि शब्दों से अज का जो अकार तदन्त जातिवाची 
शब्दों से डीन्‌ प्रत्यय हो । 

शाङ्ग रवी - (शृङ्गरो रपत्यं स्त्री-शृङ्गरु ऋषि की स्त्री सन्तान) यहाँ अपत्या- 
थक अण्‌ प्रत्यय होकर शाङ्ग रव बनता है--यह अपत्य प्रत्ययान्त होने के कारण 
जातिवाचक भी है अतः शाङ्गरव शब्द से डीन (ई) होकर शाङ्ग रवी बनता है ।' 

वैदी--(विदस्यापत्यं स्त्री-विद की स्त्री सन्तान) यहाँ 'गर्गादिविदादिभ्योऽञ्‌ 
सूत्र से अन्‌, प्रत्यय और वृद्धि होकर निष्पन्न वैद शब्द से प्रकृत सूत्र से डीवू प्रत्यय 
होकर वैदी बनता हे । 

ब्राह्मणी - (ब्राह्मण जातीय स्त्री) यहाँ जातिवाचक ब्राह्मण शब्द से जाति 
लक्षण प्राप्त डीष्‌ को बाँध कर प्रकृत सूत्र से डीवू प्रत्यय हुआ है, इस प्रकार 
'ब्वाह्मणी' बना है । १ 

नुनरयोरिति--नु और नर शब्द से स्त्रीलिङ्ग में डीन प्रत्यय हो और वृद्धि 
भी हो। 

ऋकारान्त होने के कारण नृ शब्द से यद्यपि यहाँ 'क्रन्नेभ्यो डीप्‌' से डीप्‌ 
प्रत्यय प्राप्त था, और नर शब्द से जाति लक्षण डीष्‌ प्राप्त था तथापि प्रकृत गण सूत्र 
से यहाँ डीन्‌ प्रत्यय ही होता है । 

नारी--न्‌ शब्द से डीन्‌ और ऋकार को आर्‌ वृद्धि करके नारी रूप बनता 
है, इसी प्रकार नर शब्द से डीन करके और अकार को वृद्धि तथा अन्त्याकार लोप 
करके भी नारी ही रूप बनता है । 

युन इति--युवन्‌ शब्द से स्वीलिङ्क में ति प्रत्यय हो । 


on 


१. डीप्‌, डीप्‌, डीन्‌ तीनों में 'ई' शेष रहता है, तीनों में स्वर का ही अन्तर है । 


डीन्‌ प्रत्ययान्त के नित्‌ होने के कारण आद्युदात्त होता है । 


PES २ 


५६६ संस्कृत-व्याकरण 


युवन्‌ शध्दात्‌ स्त्रियां ति प्रत्ययः स्यात्‌ । युवतिः । 
इति स्त्री प्रत्ययाः 


युवतिः१--(युवावस्था वाली स्त्री) युवन्‌ शब्द से स्त्रीलिंग में प्रकृत सूत्र से 
ति प्रत्यय हुआ तब 'स्वादिष्विति' सूत्र से पूर्वे की पद संज्ञा होने पर “न लोपः' सूत्र से 
नकार का लोप होकर युवतिः शब्द बना हे । 


इति स्त्रीप्रत्ययाः 
इति 


१. यहाँ भी लिङ्ग विशिष्ट परिभाषा बल से ही सु आदि की उत्पत्ति होगी । दीर्घ 


युबती शब्द 'सवेतोऽक्तिन्नर्थात्‌' इस वह्वादिगण सूत्र से वैकल्पिक डीष्‌ के द्वारा . 


अथवा शत्रन्त शब्द से 'उगितश्च' सूत्र से डीपू प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न 


होता है । 


en EES” जाता 


